महासमर 


खण्ड एक 
वन्ध्‌न्‌ 
खण्ड दो 
अधिकार 
खण्ड तीन 
खण्ड चार 
धर्म 
खण्ड पाँच 
अच्तराल 
खण्ड छः 
प्रच्छच्न 
खण्ड सात 
प्रत्यक्ष 
खण्ड आठ 


निर्वन्ध 


वाणी प्रकाशन 


नयी दिल्‍्ली-0002 


धर्म 


महासमर-4 


नरेन्द्र कोहली 


580 8-7055-3 90-8 


वाणी प्रकाशन 

2-ए, दरियागंज, नयी दिल्‍ली-0002 
द्वारा प्रकाशित 

प्रथम संस्करण : 999 

द्वितीय संस्करण : । 994 

तृतीय संस्करण : 996 

चतुर्थ संस्करण : 998 

पंचम संस्करण : 2000 

९७ लेखकाधीन 

शब्द-संयोजक 

विनायक कप्प्यूटसं, शाहदरा, दिन्ली-॥0032 


मेहरा ऑफसेट प्रेस, नयी दिल्ली-] 00029 
ज्++_तह0हत__ बयर्म मुद्रित 

छात3290/४५ 

(445.॥)27-4) 

9) एलापव छा 


मूल्य : 225.00 


चित्रा और 
अवधनारायण युद्यल के लिए 
स्नेह 


धर्म 


महासमर-4 


भीम ने हाथ उठाकर अपने पीछे आने वाले सारे लोगों को रुकने का संकेत किया। 
रुकने की आज्ञा प्रचारित होती गई और गज, अश्व तथा रथ रुकते चले गये। 

“भैया! खांडवप्रस्थ सामने दिखाई दे रहा है।” भीम अपने हाथी से उतरकर युधिष्ठिर 
के रध के पास आ गया, “आपकी आज्ञा हो तो यहीं शिविर स्थापित कर दिया जाए। 
यहाँ शिविरों तथा रसोई की व्यवस्था हो और हम लोग आस-पास का क्षेत्र देख आएँ |" 

“देखने को है ही क्या ?” युधिष्ठिर के कुछ कहने से पहले ही नकूल बोला, “चारों 
ओर वन-ही-वन हैं। जहाँ वन नहीं हैं, वहाँ पथरीली पहाड़ियाँ हैं, जिन पर तृण भी नहीं 
उगता |” 

“नहीं ! ऐसी बात नहीं होनी चाहिए ।” युधिष्ठिर की वाणी आश्वस्त थी, “कौरवों 
की प्राचीन राजधानी है। पुरुखा, आयु, नहुष तथा ययाति ने यहीं से शासन किया था। 
22009 प्राचीन प्रासाद है। उससे लगा खांडवप्रस्थ नगर है, जहाँ हमारी प्रजा निवास 
करती है।! 

“मुझे त्तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा !” भीम ने अपनी आँखों पर हथेली 
की छाया करते हुए दूर तक देखने का अभिनय किया। 

“महाराज ! यहाँ शिविर स्थापित करने का तो आदेश दे ही दीजिए |” कृष्ण ने 
कहा, “आसपास कुछ दर्शनीय है या नहीं, इससे क्‍या अन्तर पड़ता है|? 

"हाँ !” अर्जुन बोला, “प्रासाद है तो ठीक है, नहीं तो हमें बनाना है। नगर है तो 
उसका पुनरुद्धार करना है, नहीं है तो बसाना है। अब रहना तो यहीं है न। महाराज 
धृतराष्ट्र ने हमें जो राज्य और राजधानी दी है, उसका हम अपमान तो नहीं कर सकते !” 

“अर्जुन ! तुम्हारी वाणी में पितृव्य के प्रति कट्ठुता है'" ।” 

“मेरे मन में तो उनके प्रति घृणा है।” भीम ने युधिष्ठिर की बात काट दी,"मेरी 
समझ में नहीं आता कि आपके मन में उनके व्यवहार की कोई प्रतिक्रिया होती क्‍यों 
नहीं। उन्होंने हमारे विरुद्ध कौन-सा षड्यन्त्र नहीं रचा और त्तव भी आप चाहते हैं कि 
अर्जुन की वाणी में पितृव्य के लिए कठुता त्क न आए | आप मनुष्य नहीं हैं क्या ?? 

“ज्येष्ठ, मनुष्य तो हैं ही मध्यम ! किन्तु धर्मराज भी हैं। वे अकारण ही धर्मराज 
नहीं कहलाते ।” कृष्ण का स्वर इस समय परिहास शून्य ही नहीं पर्याप्त गम्भीर भी था, 
“उन्होंने अपने 'स्व' को जीत लिया है। जिस मन में सर्वभूताय प्रेमरूपी ईश्वर होना 
चाहिए, उसमें वे घृणा को स्थान दें““केवल इसलिए, क्योंकि कुरुराज धृतराष्ट्र के मन 


धर्म/9 


में अपने भ्रातुष्पुत्रों के प्रति प्रेम नहीं है। यह तो वैसा ही हुआ कि एक व्यक्ति ने अपने 
घर में मल भर लिया है और वह मल यदा-कदा दूसरों पर फेंकता रहता है, इसलिए 
आप भी अपने घर में मल भर लें, ताकि आप भी अपनी सुविधानुसार उस पर मत्र 
फेंक सकें [7 

“प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वाभाविक तो यही है।” भीम ने उत्तर दिया। 

“किसी एक का स्वभाव ही तो मानव का धर्म नहीं है | धर्म तो प्रकृति का अतिक्रमण 
कर आत्मस्थ होकर ही सिद्ध होगा ।” कृष्ण ने उत्तर दिया, “साधारण मनुष्य प्रकृति के 
नियमों का दास होता है मध्यम ! किन्तु असाधारण व्यक्ति का सारा अपक्रम उन नियमों 
का स्वामी बनने के प्रयल में है ।” कृष्ण ने रुककर भीम को देखा, “अब तुम महाराज 
की ओर से शिविर स्थापित करने की घोषणा प्रचारित कर दो और चलो हमारे साथ | 
मैं तुम्हें तुम्हारा वह प्रासाद और नगर दिखाता हूँ।" 

“तुम इस क्षेत्र से परिचित हो माधव ?” अर्जुन ने कुछ आश्चर्य से पूछा 

कृष्ण के चेहरे पर सम्मोहनपूर्ण मुस्कान उभरी, “धनंजय ! यह क्षेत्र चाहे कौरवों 
के राज्य के अन्तर्गत माना जाता है, किन्तु है यह यमुना के तट पर, गंगा-तट पर नहीं । 
यमुना हमारी नदी है। मथुरा, वृन्दावन, गोकुल"'कुछ भी तो यहाँ से दूर नहीं है।” 

वे सब लोग कृष्ण के पीछे-पीछे चल रहे थे | अर्जुन, कृष्ण के सबसे अधिक निकट 
था। युधिष्ठिर, भीम तथा बलराम उनके पीछे थे और इस प्रयत्न में थे कि कुंती और 
द्रौपदी भी उनके साथ-साथ चल सकें | नकुल और सहदेव सबके पीछे थे और खांडवप्रस्थ 
सम्बन्धित अपनी जानकारी को लेकर विवादों में उलझे हुए थे। 

झाड़ियों के बीच से बनी घुँधली पगडंडियों पर कृष्ण के पग बढ़ते जा रहे थे ।“यह 
तो स्पष्ट ही था कि मनुष्य के चरण इन मार्गों पर पड़ते रहते हैं। नहीं तो इन पगडंडियों 
का अस्तित्व ही न होता। किन्तु, यहाँ न पथ थे, न राजपथ | यहाँ रथों का आवागमन 
नहीं हो सकता था| दस-दस अश्वों की पंक्तियाँ साथ-साथ नहीं चल सकती थीं, यदि 
पांडवों को यहाँ रहना है तो उन्हें पथ और राजपथों का निर्माण करना होगा। भवनों, 
हवेलियों, अद्ालिकाओं और प्रासादों का निर्माण करना होगा। जब मनुष्य रहने लगेंगे 
तो उनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए क्‍या नहीं बनाना पड़ता"“जब यादव 
कुशस्थली पहुँचे थे, तो वहाँ कया था ? यादवों ने भी तो द्वारका जैसे वैभवशाली नगर 
का निर्माण किया। प्रत्येक नगर की कोई-न-कोई राजा बसाता ही है, तो पांडव अपने 
लिए एक नया नगर नहीं बसा सकते क्या ?'“ 

कृष्ण के पग रुक गए। उन्होंने सामने संकेत किया, “वह है तुम्हारे दुर्ग की प्राचीर! 
उसके भीतर ही कौरवों का प्राचीन प्रासाद भी है।” 

सबकी दृष्टि उस लक्ष्य पर टिक गई, किन्तु नयनों के वे सारे युगल प्रसन्नता के 
स्थान पर आश्चर्य से भर गए थे। उस आश्चर्य में, अपनी अपेक्षा से बहुत कम पाने 
का विषाद भी था। 

“यह प्राचीर !” भीम ने निकट जाकर उस दीवार पर अपने पैर से प्रह्मर किया, 
“प्राचीर है यह और वह भी कौरवों के प्राचीन दुर्ग की प्राचीर !” 

प्रहार से दीवार का एक भाग भरभराकर गिर गया। उसमें ढेर सारी मिट्टी थी और 


पाल 


पत्थर के नाम पर कुछ छोटे-मोटे कंकर-रोड़े। 

“क्या कर रहे हो मध्यम !” कृष्ण ने टोका, “तुम अपने दुर्ग की प्राचीर स्वयं ही 
ढा दोगे तो रहोगे कहाँ ?” 

“इसमें रहने से अच्छा है कि हम अपने शिविर में ही रहें। वस्त्रों का बना मंडप 
इससे कहीं सुखद होगा ।” भीम के स्वर में आक्रोश था। 

“भीम ! यह प्राचीन दुर्ग है।” युधिष्ठिर का स्वर नम्न॒ और सहज था, सम्भव 
है उस समय बाहरी प्राचीर ऐसी ही बनाई जाती हो। सम्भव है उन लोगों को इससे 
दृढ़ प्राचीर की आवश्यकता ही न होती हो | यह कौरव सम्राटों का दुर्ग है । उसकी सीमारंभ 
का संकेत ही पर्याप्त है। यह भय तो उन्हें कभी रहा ही नहीं होगा कि कोई उनके दुर्ग 
के भीतर आकर उन पर आक्रमण करेगा |” 

“यह भी तो सम्भव है कि उनके काल में यह प्राचीर इस रूप में रही ही न हो |” 
सहदेव ने अपना विचार प्रकट किया, “यह तो किसी खंडहर की प्राचीर लगती है|” 

“ठीक है ! ठीक है।” भीम जोर से हँसा, “खंडहर की प्राचीर तो देख ली, अब 
खंडहर को भी देख लेते हैं। चलो कृष्ण ! आगे बढ़ो ।” 

कृष्ण और अर्जुन आगे बढ़ गए तो शेष लोग भी चल पड़े। 


युधिष्ठिर अब भी पहले के ही समान शांत और निर्दन्द्र दिखाई पड़ रहे थे, किन्तु भीम 
के चेहरे पर अब परिहास की एक रेखा भी नहीं थी। उसकी गम्भीरता कुछ अवसन्न 
भी दिखाई दे रही थी। वह थोड़ी देर तो आत्मलीन-सा चलता रहा, किन्तु अधिक समय 
तक आत्मदमन करना उसके लिए सम्भव नहीं था। 

"माँ ! तुम चलते-चलते थक तो नहीं गईं ?” 

कुन्ती ने चकित दृष्टि से भीम को देखा, इस प्रश्न की आवश्यकता ही कहाँ थी। 
४ थोड़ी देर पहले तक तो वह रथ में यात्रा कर रही थी। वह चली ही कितनी दूर 

? बन 

हीं पुत्र ! अभी से धक जाऊँगी तो”“।” 

“नहीं | धूप बड़ी कष्टदायक है न !” भीम को भी अपने प्रश्न की निरर्धकता 
समझ में आ गई थी, “आज सूर्य बहुत प्रखर है। सूर्य नहीं, तपन है यह तो |” 

कुन्ती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह भीम को जानती थी। कुछ और ही था जो 
उसके मन में उधल-पुथल मचाकर उसे व्याकुल किए हुए था | यह प्रश्न तो उस व्याकुलता 
को छिपाने के लिए एक आवरण मात्र था। वह यह भी जानती थी कि भीम अपने भावों 
को अधिक देर तक छिपा नहीं पाएगा। अभी थोड़ी ही देर में वह मन में छिपी प्रत्येक 
बात उगल देगा।” कुन्ती को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। 

भीम ने दो-तीन वार द्रौपदी पर उचटती हुई दृष्टि डाली और फिर वह उसके निकट 
चला गया। 

“यदि खांडवप्रस्थ का यह प्राचीन प्रासाद सचमुच ही खंडहर निकला अथवा वह 
उतना भव्य न हुआ जैसे कि कांपिल्य और हस्तिनापुर के प्रासाद हैं तो क्या तुम्हें बहुत 


धर्म॥] 


कष्ट होगा ?” उसने बहुत धीरे-से पूछा। । 

भीम ने याहे धीरे-से ही पूछा था, किन्तु उसका स्वर अब भी इतना ऊँचा तो था 
ही कि कुन्ती उसका एक-एक शब्द स्पष्ट सुन सकती।” तो यह चिंता है भीम की। 
कुन्ती ने मन-ही-मन सोचा, 'पली की भावना को लेकर कितना चिन्तित है उसका 
पुत्र /“किन्तु कुन्ती को अच्छा लगा”चाहे भीम के प्रश्न में उसका काम” भी झलक 
रहा था, किन्तु उसे अपनी पत्नी की सुविधा-असुविधा का ध्यान तो था।” 

बने जिसके गले में वर-माला डाली थी, वह न तो राजा था आर्यपुत्र | और न 
ही उसके पास कोई प्रासाद था |” द्रौपदी ने सहज भाव से कहा, “मैंने तो एक भिक्षोपजीची 
तपस्वी का वरण किया था।” 

“ओह हाँ !” भीम के मुख से अनायास ही निकल गया, “वह तो मैं भूल ही गया 
था 

कुन्ती यह देख नहीं पाई कि भीम द्रौपदी के उत्तर पर मुग्ध हुआ या नहीं, किन्तु 
वह स्वयं अपनी पुत्रवधू के इस उत्तर पर मुग्ध हो उठी : सचमुच द्वुपद-कन्या बहुत 
ही समझदार थी। अपनी राजधानी में आकर वह प्रफुल्लित थी, किन्तु उस राजधानी 
के स्थान पर एक वन पाकर भी वह हताश नहीं थी। वह जीवन के उतार-चढ़ाव का 
सामना सहज ढंग से कर पाएगी। वह प्रत्येक स्थिति में, जीवन के प्रत्येक सुख-दुःख 
में, अपने पतियों का साथ निभा पाएगी। 

भीम के मन की आशंका मिट गई | वह फिर से अपनी सहज प्रफुल्लित मनःस्थिति 
में लौट आया था। 

'तो देवि ! तुम अपने उस पति का, जिसका तुमने वरण किया था, इसलिए तो 
तिरस्कार नहीं कर दोगी कि अब वह भिक्षोपजीवी तपस्वी नहीं रहा ?” भीम ने पुनः 
द्रौपदी से पूछा । 

“उन्नति और विकास फा अधिकार त्तो सबको है आर्यपुत्र ? द्रौपदी भी जैसे 
क्रीड़ामय बालिका हो गई थी, “निर्धन तपस्वी कभी-कभी समृद्ध राज्य का स्वामी भी 
हो जाता है, जैसे आचार्य द्रोण हो गए हैं।” 

भीम चौंका : यह द्रौपदी का परिहास था या उपालंभ ! आचार्य द्रोण को एक 
समृद्ध राज्य का स्वामी बनाने के लिए तो पांडव ही निमित्त बने थे।“किन्तु द्रौपदी 
के चेहरे के भावों से उसके मन की बात जान लेना भीम के लिए सरल नहीं था। वह 
अपनी सहज उल्लसित मुद्रा में उसकी ओर देखकर जैसे पूछ रही थी, 'आर्यपुत्र ! आप 
मेरे उत्तर से संतुष्ट हुए न।' 

भीम के मन में एक नया भाव उदित हो रहा था।” उसके जीवन में अब तक 
बहुत कम नारियाँ आई थीं। सबसे पहले उसने अपनी माँ को जाना था, किन्तु माँ को 
सदा माँ के रूप में ही देखा था, नारी के रूप में नहीं। माँ को भीम ने कभी अपने 
अस्तित्व से पृथक्‌ नहीं माना । माँ को प्रसन्‍न करने के लिए, उसका मन जीतने के लिए, 
उसे स्वयं पर मुग्ध करने के लिए कभी कोई विशिष्ट प्रयल करने की इच्छा उसके मन 
में नहीं जागी थी। माँ और उसकी प्रसन्नता कभी भी पृथक नहीं रही । पत्ता नहीं वह 
मो का अंग था अथवा माँ उसका अंग थी, पर यह तो स्पष्ट ही था कि वे एक-दूसरे 


2/महासमर-4 


से बाहर नहीं थे, इसलिए एक-दूसरे को पा लेने के भाव का कोई अस्तित्व ही नहीं था। 
माँ से वंचित हो जाने के भय से उसका कभी परिचय ही नहीं हुआ।'” 

वह कुछ समय हिडिंबा के साथ भी रहा था। हिडिंबा उसके लिए मात्र एक स्त्री 
थी। समय-समय पर उसने उसको सराहा, उससे लगाव का अनुभव किया, उसकी कामना 
भी की, वह उसके लिए चरम सुख का कारण भी बनी, किन्तु उससे वंचित हो जाने 
के भय ने उसे कभी नहीं सताया। हिडिंवा स्वयं ही उस पर इतनी मुग्ध थी कि भीम 
ने कभी यह सोचा ही नहीं कि उसे मुग्ध करने के लिए भीम को कोई प्रयत्न भी करना 
है।“किन्तु यह पांचाली“ | इसने भीम के मन को कई नए सत्यों और नई परिस्थितियों 
का साक्षात्कार कराया था।“भीम स्वयं समझ नहीं पा रहा था कि बार-बार क्यों उसके 
मन में कामना उठती थी कि वह कुछ ऐसा करे कि पांचाली उस पर प्रसन्न हो जाए ? 
वह क्‍यों चाहता है कि पांचाली उससे उदासीन न रहे ? क्‍यों रह-रह कर उसे यह भय * 
व्याप जाता है कि कहीं वह उससे रुष्ट न हो जाए ? क्‍यों वह उसके लिए इतनी कमनीय 
है और क्‍यों उसकी अनुकूलता भीम को अपने लिए उपलब्धि लगने लगती है ?*” 

वे लोग एक द्वार के पास जाकर रुक गए। यह दुर्ग का भीतरी द्वार था और यहीं 
से मार्ग प्रासाद तक जाता था। | 

सबकी दृष्टि द्वार की ओर उठी। द्वार असाधारण रूप से ऊँचा धा। इतना कि 
दीर्घाकार गज भी अपने सुसज्जित हौदे के साथ उसमें से आ-जा सके। कपाट किसी 
साधारण-सी पुरानी लकड़ी के बने हुए थे, और न तो वे असाधारण रूप से दृढ़ दिखाई 
पड़ते थे, न ही उनमें कला अथवा सौन्दर्य का कोई आकर्षण था। राजद्धार तो वह 
एकदम नहीं लग रहा था। 

युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा कुन्ती और द्रौपदी के चेहरों पर उड़ती-सी एक 
दृष्टि डाली । उनके चेहरे पर आई हताशा की मलिनता किसी से छुपी नहीं थी। निश्चित 
रूप से, प्राचीर के समान ही प्रासाद के इस मुख्य-द्वार ने भी सवको निराश ही किया 
था। 

उसने आगे वढ़कर कपाट खोल दिए, किन्तु द्वार में प्रवेश करने के स्थान पर 
वह एक ओर हटकर खड़ा हो गया, “बलराम भैया ! सबसे पहले आप कृष्ण के साथ 
भीतर प्रवेश करें|” 

बलराम शायद सहज भाव से आगे बढ़कर द्वार में प्रवेश कर ही जाते कि कृष्ण 
ने उनका हाथ थाम तिया, “भैया ! प्रासाद में सबसे पहले बुआ के चरण पड़ने चाहिए ।” 

बलराम ठिठककर खड़े रह गए ।पता नहीं क्यों हर वार औचित्य का ध्यान कृष्ण 
को ही आता है 

- कुन्ती ने सवसे पहले भीतर प्रवेश किया और उसके पश्चात्‌ युविष्ठिर तथा द्रीपदी 

ने। कृष्ण तथा वलराम शेष पांडवों के साथ भीतर आए। अब सब स्वतंत्र रूप से उस 
'प्राप्ताद' को निरख-परख रहे थे। कोई किसी से कुछ भी कह नहीं रहा था किन्तु यह 
भाव सवके ही मन में था कि यह राजाओं के रहने योग्य प्रासाद नहीं था।“ 

“यह प्रासाद तो लगता ही नहीं है।" अंततः भीम ने कह ही दिया, “अधिक से 
अधिक, यह किसी भूस्वामी की पुरानी हवेली भर हो सकती है।” 


धर्म॥3 


“मुझे भी लगता है कि यह मूल प्रासाद है ही नहीं ।” कृष्ण ने जैसे आत्मलीनता 
की स्थिति में कहा, “कौरवों द्वारा राजधानी का त्याग कर दिए जाने पर प्रासाद को देखने 
वाला कोई नहीं रहा होगा | उसे कुछ वर्षा, धूप और वायु ने नष्ट किया होगा और कुछ 
यमुना के जल ने । यह भवन तो बाद के किसी राजपुरुष अथवा कौरवों द्वारा नियुक्त 
किसी प्रशासक भूस्वामी ने ही बनवाया होगा।* 

“किन्तु केशव (कहीं-न-कहीं उस प्रासाद के ध्वंसावशेष तो होंगे ।” अर्जुन ने प्रतिकार 
किया। 

“संभव है कि खोजने पर कुछ मिल जाए ।” कृष्ण ने उत्तर दिया, “किन्तु मुझे विश्वास 
है कि आस-पास के ग्रामों तथा बस्तियों में रहने वाले लोगों ने कोई रक्षक न देखकर 
उस प्रासाद की ईट-ईंट निकालकर अपने घरों में लगा ली होगी |” 

“हारी प्रजा चोर है क्या ?” नकुल्न के स्वर में हल्का-सा आक्रोश था। 

“चोर भी हैं ही।” कृष्ण ने कहा, “किन्तु सामान्य प्रजा तो उसे व्यर्थ का पड़ा मलवा 
समझकर उठा ले गई होगी। उन्होंने मान लिया होगा कि वे उस वस्तु का उपयोग कर 
रहे हैं, जिसे राजा व्यर्थ ही नष्ट कर रहा था 

“तुम लोग किन विवादों में उलझ गए हो ।” सहसा कुन्ती ने कहा, “पहले तो यह 
निश्चय करो कि हमें ठहरना कहाँ है- शिविर में अथवा यहा-इस प्रासाद अथवा हवेली 
में, जो कुछ भी यह है?” 

“हाँ ! माँ ठीक कह रही हैं ।” युधिष्ठिर ने कहा, “यात्रा से माँ भी थक गई होंगी 
और पांचाली भी। हमें पहले ठहरने की व्यवस्था करनी चाहिए ।” 

“मैं शिविर की अपेक्षा यहाँ “इस भवन में ठहरना अधिक श्रेयस्कर समझूँगी ।” द्रीपदी 
ने कहा, “अब यह हमारा घर है, जैसा भी है। घर के होते हुए, हमें शिविर में ठहरने 
की क्या आवश्यकता है 

“पर यह भवन तुम्हारे रहने योग्य नहीं है पांचाली !” भीम बोला। 

“तो क्‍या जब तक मेरे रहने योग्य भवन नहीं बनेगा, हम शिविरों में ही रहते 
रहेंगे ?” द्रौपदी ने पूछा। 

*कृष्णा ठीक कह रही है।” कृष्ण ने द्रौपदी का पक्ष लिया, “भवन को घर त्तो 
चही वनाएगी, भवन चाहे जैसा भी हो। अभी तो हमें कृष्णा की इच्छा को देखते हुए 
इसी भवन को सुविधानुसार अपना आवास बना लेना चाहिए, बाद में चाहे मध्यम हस्तिनापुर 
नगर के बरावर का एक प्रासाद बनवाकर पांचाली को भेंट कर दें ।” 

“प्रासाद ही क्‍यों, मेरी इच्छा तो एक पूरा नगर बसाने की है, जिसके चारों ओर 
हमारा साम्राज्य विकसित होगा। कौरवों का साम्राज्य नहीं, महाराज युधिष्ठिर का साम्राज्य, 
पांडवों का साम्राज्य भीम को न जाने क्‍यों इस समय हिडिंबा याद आ गई कैसे चे 
दोनों किसी नदी अथवा झील के तट पर बैठे-बैठे एक सुन्दर नगर बसाने की योजनाएँ 
बनाया करते थे और वह हिडिंबा को चन छोड़कर उस नगर में बस जाने के लिए प्रेरित 
किया करता था। 

सहसा भीम ने स्वयं को रोका'“किस ओर वह रही है उसके विचारों की धारा'"“यदि 
पांचाली को रंचमात्र भी आभास हो गया कि भीम को किसी अन्य स्त्री की स्मृति का 


4/महासमर-4 


झोंका भी आया है तो उसकी ईर्ष्याग्नि भड़क उठेगी, चाहे वह स्त्री हिडिंवा ही क्‍यों न 
हो ।“उसने ढकी दृष्टि से द्रौपदी की ओर देखा"'नहीं पांचाली को किसी प्रकार का कोई 
संदेह नहीं हुआ था'“वह तो अपनी सहज मुद्रा में मुस्करा रही थी। 

भीम का मन कुछ शांत हुआ। 

“यदि अपना प्रासाद भली प्रकार देख लिया हो तो आइए अपनी राजधानी भी 
देख लीजिए |” कृष्ण ने मुस्कराकर कहा, “फिर सैनिकों, कर्मचारियों और राजपुरुषों को 
सारे आदेश एक साथ ही दे दीजिएगा।” 

“अब नगर देखने जाने की क्या आवश्यकता है|" बलराम ने पहली वार मुँह खोला, 
“प्रजाजन को जब मालूम होगा कि महाराज युधिष्ठिर खांडवप्रस्थ में आ गए हैं, तो वे 
स्वयं ही दर्शन करने आ जाएँगे |" न 

'मैं महाराज युधिष्ठिर के दर्शनों के विषय में कुछ नहीं कह रहा भैया ।' कृष्ण 
ने उत्तर दिया, “मैं तो सुरक्षा की दृष्टि से नगर और नगरवासियों को जान लेने की 
चर्चा कर रहा था।” 

“कृष्ण का ही विचार उत्तम है। यदि हम चाहते हैं कि प्रजा हमारे अनुकूल रहे, 
तो हमें भी प्रजा के अनुकूल रहना चाहिए।” युधिष्ठिर ने कहा, “वैसे भी हम क्षत्रिय 
राजा हैं। प्रजा का पालन-पेषण हमारा धर्म है हमारे मन में प्रजा की उपेक्षा का हल्का-सा 
भाव भी नहीं रहना चाहिए।' 

“तो आप जाइए, प्रजा का पालन-पोषण कर आइए |" द्रौपदी मुस्कराई, “मैं यहाँ 
रसोई जमाती हूँ और आप लोगों के पालन-पीषण का प्रबंध करती हूँ।” 

“यह तो बहुत बड़ा प्रलोभन है कृष्णा !” कृष्ण ने उत्तर दिया, “किन्तु अभी हमें 
०33 इस लोभ का संवरण करना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर जाने के पक्ष 

| नहीं हूँ।" 

“क्यों ? मैं यहाँ अपने प्रासाद में हूँ“अपने घर में |" 

“नहीं | अभी तो तुम इस प्रासाद को जानती भी नहीं हो। जाने किस कोठरी में 
किस जीव ने अपना प्रासाद वना रखा हो | कृष्ण का स्वर दृढ़ एवं निर्णयात्मक था, 
“जब तक इस प्रासाद की रक्षा व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती, तब तक राजरानी को 
इस प्रकार अकेली छोड़कर जाना मैं उचित नहीं मानता।'" 

“तो मेरी रक्षा के लिए कुछ प्रहरी छोड़ जाइए |” द्रौपदी पुनः मुस्कराई, “वे लोग 
देखते रहेंगे कि बाहर से आकर कोई मेरे वर्तन न चुरा ले।" 

“यह परिहास का विषय नहीं है सखि !” कृष्ण का स्वर गम्भीर था, “हम एक 
नए स्थान पर अभी-अभी आए हैं, वह स्थान हमें चाहे हमारी राजधानी के रूप में ही 
क्‍यों न सौंपा गया हो। हम नहीं जानते कि वह स्थान कैसा है, यहाँ आस-पास कैसे 
लोग वसते हैं, उनके मन में हमारे प्रति कैसा भाव है |" कृष्ण ने थमकर युधिष्ठिर की 
ओर देखा, “महाराज ! आपको यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि आपको यहाँ आपके 
उन्हीं पितृव्य ने भेजा है, जिन्होंने आपको वारणावत भेजा था। तव उन्होंने आपको शिव 
भवन' के रूप में एक अत्यन्त सुन्दर तथा कलात्मक निवास स्थान दिया था। इस वार 
उन्होंने आपको आपके वश की प्राचीन राजधानी प्रदान की है, जहाँ कुरु राजवंश का 


धर्म/5 


कोई व्यक्ति पीढ़ियों से नहीं रहा |“” 

कृष्ण ने रुककर सब पर एक दृष्टि डाली, उसकी बात का समुचित प्रभाव हुआ 
था | अब द्रौपदी के चेहरे पर भी वह क्रीड़ाशील हास्य नहीं था । भीम की मुद्रा भी सागर-तट 
पर सीपियाँ बटोरने वाले उन्मुक्त वालक के समान न रहकर दायित्वपूर्ण सैनिक की-सी 
हो गई थी। 

“तुम लोग माधव की बात्त क्यों नहीं मानते |” कुन्ती ने कुछ चिन्तित आग्रह के 
साथ कहा, “वह वयस्‌ में तुमसे छोटा होने पर भी अधिक अनुभवी है। वह कंस और 
जरासंध के षड़यन्त्रों से निपटता रहा है।” 

“ठीक है माँ ।” अर्जुन धीरे-से बोला, “हममें से कृष्ण के परामर्श की अवज्ञा तो 
किसी ने भी नहीं की ।” थ 

“तो फिर चलो, पहले हम अपनी राज-नगरी देख आएँ और प्रजाजन से मित्र 
आएँ ।” युधिष्ठिर ने अपना निर्णय सुना दिया। 


कृष्ण और बलराम आगे-आगे चलते हुए पहाड़ी की दूसरी ओर नीचे उतर गए, जैसे 
वे इस क्षेत्र से भती-भाँति परिचित हों | दुर्ग की प्राचीर के साथ लगते हुए, मकानों जैसे 
मनुष्यों के कुछ आवास थे, किन्तु उस बस्ती का क्षेत्रफल तथा मकानों की संख्या तो 
पांडवों के लिए और भी निराशाजनक थी। कहाँ हस्तिनापुर जैसा सुविशाल, विस्तृत, 
समृद्ध तथा सघन नगर और कहाँ वनवासियों के दस-पाँच घरों जैसा आवासीय क्षेत्र'“यह 
उनके पूर्वजों की कीर्ति कहने वाली, एक साम्राज्य की राजधानी थी ?"“ 

पर किसी ने भी कुछ कहा नहीं । वे लोग चुपचाप आगे बढ़ते चले गए। 

वे लोग बस्ती के निकट पहुँचे तो विभिन्‍न मकानों से कुछ घबराए हुए स्त्री-पुरुष 
बाहर निकल आए। उन्होंने अपने बच्चों को अपने साथ इस प्रकार चिपका रखा था, 
जैसे उन्हें भय हो कि कहीं कोई उनके बच्चों को उनसे छीन ही न ले।“ 

भीम शेष लोगों से आगे बढ़ आया और उच्च स्वर में पुकारकर बोला, “पांडु-पुत्र, 
महाराज युधिष्ठिर अपने प्रजा-जन को अभय-दान करते हैं। वे अपनी प्रजा से मिलने 
तथा उनका कुशल-क्षैम पूछने आये हैं। और जो लोग अपने घरों में हों, उन्हें भी बुला 
लो | तुम्हें कोई असुविधा हो, राजपुरुषों के व्यवहार में कोई अनुचित बात हो तो निर्भय 
होकर अपने राजा से कहो। वे तुम्हारी रक्षा करेंगे।” 

युधिष्ठिर ने स्पष्ट देखा कि भीम की घोषणा से उपस्थित लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता 
के स्थान पर आश्चर्य का भाव उभरा था। 

“पर महाराज ! यहाँ तो न कोई शासन है, न राजपुरुष ।' एक वृद्ध ने हताश-भाव 
से कहा, “यह तो मैं अपने जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ कि हम किसी राजा की 
प्रजा हैं । हाँ ! यह मैंने अपने पिता और पितामह से अवश्य सुना था कि कभी यहाँ 
कौरवों का राज्य हुआ करता था | राजा और राजपुरुष थे, प्रासाद और सभाएँ थीं ।“किन्तु 
मैंने तो अपने जीवन में दस्यु ही देखे हैं, राजपुरुष तो कभी कोई आया ही नहीं।” 

“क्या यहाँ दस्यु बहुत आते हैं ?” युधिष्ठिर ने पूछा। 


6/महासमर-4 


'वे ही आते हैं महाराज।” वृद्ध बोला, “जहाँ न कृषि हो, न व्यापार, न कोई 
उद्योग”जहाँ कोई आजीविका ही न हो, वहाँ प्रजा से कर उगाहने के लिए कोई राजपुरुष 
भी आएगा, तो दस्यु का ही रूप धारण करेगा। जो कोई भी ग्राम में आता है, चाहे 
वह राजपुरुष हो, दस्यु हो, कोई तपस्वी हो अथवा यात्री” उसके ठहरने और खाने-पीने 
की व्यवस्था तो ग्रामवासियों को करनी ही पड़ती है। इतना भी न कर पाओ तो कोई 
शाप देता है, कोई कशा फटकारने लगता है, त्तो कोई लूट-पाट मचाने लगता है। उसमें 
बाधा दो तो चह खड़्ग निकाल लेता है। कुछ नहीं मिलता तो स्त्री-धन और गोधन को 
ही हॉकने लगता है'” |” 

तो फिर लोग यहाँ कैसे रहते हैं ?” अर्जुन ने पूछा। 

“रहते ही कितने लोग हैं ।” वृद्ध ने उत्तर दिया, “एक-एक कर सब लोग खांडवप्रस्थ 
का त्याग करते जा रहे हैं। कोई नया घर बसता तो है नहीं, वस पुराने उजड़ रहे हैं |” 

“घर छोड़कर लोग कहाँ जाते हैं ?? 

“जिसके पग जिधर उठ जाते हैं, वह उधर ही चल देता है।" वृद्ध बोला, “कोई 
दस्युओं से बचने के लिए वन में भाग गया है और कोई दस्यु बनने के लिए वन में 
चला गया है।” 

“पर लोग कोई काम क्‍यों नहीं करते ?” नकुल ने आगे बढ़कर पूछा, “यमुना का 
तट है। जल का अभाव नहीं है। अच्छी खेती हो सकती है। जल-परिवहन का विकास 
हो सकता है। यात्रियों के लिए सुविधाएँ जुटाई जाएँ तो व्यापार भी हो सकता है'" |" 

“आप ठीक कहते हैं राजकुमार !” वृद्ध ने समर्थन की ओट में विरोध किया, “जहाँ 
सुशासन नहीं होता, वहाँ उर्वर से उर्वर भूमि बंजर हो जाती है और विशाल से विशाल 
नदी का जल सूख जाता है।” उसने अपनी आँखों पर हथेली की ओट देकर अपने सामने 
खड़े लोगों को ध्यान से देखा, “लोग कहते हैं कि इन्द्र वर्षा करता है, सूर्य अन्न को 
पकाता है, पवन नदी के जल को वेग देता है, पर यदि मेरे कथन को छोय मुँह बड़ी 
बात न माना जाए तो कहना चाहूँगा कि कोई कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है, सुशासन 
ही करता है। देश में सुशासन न हो, तो न समय से वर्षा होती है, न धूप में प्रखरता 
जाती है, न नदी का जल वहता है और न उस पर नौका तैरती है।” 

*आप ठीक कहते हैं आर्य ।” कृष्ण ने उसका समर्थन किया, “सुशासन न हो तो 
वर्षा जल-प्लावन बन जाती है, गोरस बच्चों के उदर में जाने के स्थान पर रानियों के 
स्नान-सरोवर में पहुँच जाता है, और अन्न पककर प्रजा का खाद्य बनने के स्थान पर 
पकने से पहले ही पशुओं का चारा बन जाता है |" कृष्ण ने रुककर उसे देखा, “इसीलिए 
अब महाराज युधिष्ठिर और उनके भाई, ये पांडव राजकुमार यहाँ आए हैं कि यहाँ की 
अराजकता को दूर कर यहाँ सुशासन स्थापित करें। आप निश्चिन्त रहें आर्य | अब इस 
क्षेत्र में धर्म-राज्य स्थापित होगा ।” 

वृद्ध कुछ कहता, उसे पूर्व ही युधिष्ठिर ने कहा, “आप सबसे कह दें कि जो प्रजा-जन 
धर्म-राज्य के अधीन रहना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व हमारा है। हम प्रजा की 
रक्षा ही नहीं, उसका पालन भी करेंगे। जो कृषि करना चाहेगा, उसकी भूमि तथा उपज 
की रक्षा की जाएगी, पशुपालकों के गोधन की पूरी रक्षा होगी, व्यापारियों को निष्क॑ंटक 


धर्म॥7 


मार्ग प्रदान किए जाएँगे। श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक दिलाया जाएगा तथा धन के 
विनिमय इत्यादि में वचन का पालन करवाया जाएगा |” 

“यह सब आप कैसे करेंगे महाराज !” वृद्ध कुछ व्यग्रता से बोला, “कोई दस्यु 
आपकी सभा में तो उपस्थित होगा नहीं। आपके दंडधर उन्हें उनकी गुफाओं, कंदराओं, 
सघन-वनाश्रयों तथा नदी के कछारों से पकड़कर लाने से रहे। और जिस किसी एकाध 
को आप पकड़ मंगवाएँगे, वह या तो स्वयं किसी बड़े आदमी के कुल-गोत्र का व्यक्ति 
निकल आएगा, या फिर उसकी रक्षा के लिए कोई राजा, महापुरुष, सेनापति अथवा देवता 
आ खड़ा होगा | किसी अपराधी को किसी महापुरुष का संरक्षण प्राप्त है, किसी को किसी 
का। समर्थ लोगों ने अपने-अपने दस्यु पाल रखे हैं। हमारा नगर तो अपराधी सेनाओं 
की छावनी बन गया है महाराज | इन सबसे कैसे निबटेंगे आप ?” 

वृद्ध की चिन्ताओं ने युधिष्ठिर के मर्म को प्रभावित किया : अराजकता से 
जन-सामान्य कितना कष्ट उठाता है“और यह सब हो रहा है उस क्षेत्र में, जिसे कौरवों 
का साम्राज्य कहा जाता है ।“एक ओर युधिष्ठिर का मन पीड़ित हुआ और दूसरी ओर 
जैसे वह धृतराष्ट्र का कृतज्ञ हो उठा'“पितृव्य ने अपनी ओर से पांडवों को यह निष्कासन 
न दिया होता, तो युधिष्ठिर कैसे जान पाता कि उसकी अपनी नाक तले क्या-क्या हो 
रहा है।“ 

“आप निश्चिन्त रहें आर्य |” युधिष्ठिर के स्वर में संकल्प की दृढ़ता थी, “यहाँ 
पा स्थापित होगा और दुष्टों का दलन होगा। दुष्ट-दलन क्षत्रिय राजी का प्रथम 

| ड् 

“वह तो ठीक है महाराज !” वृद्ध अपने स्थान पर अडिग रहा, “किन्तु वे दुष्ट 
कोई साधारण जन तो हैं नहीं। बड़े-बड़े लोग हैं|" 

“कौन लोग हैं ?” 

“नहीं बता सकता। एक बार उन्हें पता चल गया कि मैंने किसी का नाम लिया 
है तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा |” वृद्ध धीरे-से बोला, “अब तक जो कुछ कह गया, 
वही पर्याप्त है। अब और बाध्य न करें ।” 

बृद्ध ने हाथ जोड़कर माथे से लगाए और चल पड़ा। युधिष्ठिर समझ नहीं पाए 
कि वह उसका अभिवादन था, अथवा वितृष्णा-प्रदर्शन | उनकी आँखें वृद्ध का पीछा करती 
रहीं, किन्तु वृद्ध ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। जब वह कुछ दूर निकल गया 
तो ग्राम के अन्य लोग भी चुपचाप उसके पीछे चले गए। 

“चलिए महाराज !” कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, “नगर आप देख चुके, प्रजा का 
साक्षात्कार हो चुका। अब आप समझ गए होंगे कि आपके पितृव्य ने आपको कौरवों 
की प्राचीन राजधानी क्यों प्रदान की है|" 

“तुम्हें यह सब पहले से ही ज्ञात था माधव ?” अर्जुन के स्वर में जिज्ञासा भी 
थी और प्रतिवाद भी। 

“ज्ञात तो नहीं था, किन्तु आभास था!” कृष्ण ने स्वीकार किया। 

“तो फिर तुमने इसका विरोध क्‍यों नहीं किया ?” 

“प्रजा के हित में |” कृष्ण के चेहरे पर लीलामयी मुस्कान थी, “पांडव यहाँ न आते 


8/महासमर-4 


तो इन लोगों का हित कैसे होता ?” 

“इनका हित तो हम हस्तिनापुर में बैठे भी साध सकते थे।” भीम बोला, “एक 
सैनिक अभियान में ये सारे चोर और दस्यु समाप्त कर दिए जाते ।” 

“सिंहासन पर बैठे-बैठे कोई राजा प्रजा का हित नहीं साध,सकता मध्यम ४” कृष्ण 
के स्वर में एक असाधारण अनुगूँज थी, “उसके लिए राजा को प्रजा के दुःख-सुख में 
उसके साथ जीना और मरना पड़ता है।" 


०80 अभी भोजन समाप्त ही किया था कि उन्हें समाचार मिला कि महर्षि वेदव्यास 
पधारे हैं। 

युधिष्ठिर के मन में उत्साह का ज्वार जैसा उठ आया। उसने किसी से कहा नहीं 
था, किन्तु उसके मन में बार-बार यह बात कौंध रही थी कि वे लोग सदा के लिए हस्तिनापुर 
छोड़ आए हैं। शब्दों में किसी ने भी अभिव्यक्त नहीं किया, किन्तु कोई भी स्पष्ट देख 
सकता था कि राज्य का ही बँटवारा नहीं हुआ था, परिवार का भी बँटवारा हो गया 
था, और इस बंटवारे में परिवार के सारे ही वृद्ध-जन दुर्योधन के भाग में आए थे। धृतराष्ट्र 
और गान्धारी को तो दुर्योधन के पास रहना ही था, किन्तु पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, 
विद्ुुर काका, कृपाचार्य, पितामह बाहलीक, सोमदत्त“सब लोग हस्तिनापुर में ही रह रहे 
थे।वैसे वे लोग इस बीहड़ चन में आकर करते भी क्या ?"“अपने स्नेहवश अथवा 
युधिष्ठिर के आग्रहवश यदि उनमें से कोई पांडवों के साथ आ ही जाता तो युधिष्ठिर 
उनके सुख से रहने के लिए कौन-सी सुविधाएँ जुटा सकते थे ? उसके पास था ही 
क्या ?”पर क्या ये सम्बन्ध प्रेम के नहीं, सुख-सुविधाओं के ही हैं ? जिसके पास 
सुख-सुविधाएँ नहीं हैं, उसके परिवार का कोई वृद्ध उससे कोई सम्बन्ध ही नहीं रखेगा ? 
पांडवों के साथ केवल उनकी माँ आई हैं। इसका अर्थ हुआ कि केवल वे ही उनकी 
अपनी हैं ।“विदुर काका के विषय में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता"“किन्तु वे भी नहीं 
आए" 

सहसा युधिष्ठिर सजग हो उठे : वे यह सब क्या सोच रहे हैं ? महर्षि के आने 
पर उनका स्वागत करने के स्थान पर वे अन्य कुल-वृद्धों के प्रति अपने मन में आक्रोश 
संचित कर रहे हैं ।“यदि पितामह, आचार्य अथवा विदुर काका स्वयं ही उनके साथ आने 
का प्रस्ताव रखते तो कया वे उनके प्रस्ताव का स्वागत करते ?“नहीं | कदाचित्‌ वे स्वयं 
ही उन्हें इस विचार से विरत करने का प्रयल करते आज प्रातः जब वे लोग यहाँ 
पहुँचे हैं, तो यह निर्णय करना भी कठिन हो रहा था कि वे इस तथाकथित प्रासाद में 
वास करें अथवा वन में ही अस्थायी शिविर स्थापित करें | अब तो यह भवन कुछ स्वच्छ 
लग रहा है, किन्तु प्रातः क्या धा इसमें ? मकड़े, छिपकलियाँ, चूहे और चमगादड़। ऐसे 
में कुल-वृद्धों को वे कहाँ ठहराते। अपनी माँ के प्रति तो उनका भाव ही कुछ और है। 
उन्हें वे स्वयं से पृथक्‌ कर देखते ही नहीं। जब से युधिष्ठिर को स्मरण है*”माँ उनके 
साथ हो रही हैं। पर्वतों पर, वन में, हस्तिनापुर के उस पुरातन खंडहर में, वारणावत 
के शिव-भवन में, हिडिंव वन में. एकचक्रा में ब्राह्मण के घर में, कांपिल्य में कुम्मकार 


धर्म/89 


के घर में “माँ को तो उनके साथ रहना ही है”वे जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें ।“कृष्णा 
के विषय में थोड़ी-सी चिन्ता थी युधिष्ठिर को, किन्तु उसने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया 
था कि उसने तो भिक्षोपजीवी तपस्वी के कंठ में जयमाला डाली थी। उसने स्वयंवर के 
पश्चात्‌ पहली रात कुम्भकार के घर में भूमि पर उनके चरणों की ओर सोकर व्यतीत 
की थी॥“कृष्ण और बलराम उनके साथ आए थे, किन्तु उनकी सुविधा का ध्यान युधिष्ठिर 
क्या रखते, वे तो स्वयं ही युधिष्ठिर के लिए सुविधाओं का प्रवन्ध करने में लगे हुए 


थे। 

सबको आशीर्वाद देकर महर्षि बैठे तो युधिष्ठिर से रहा नहीं गया। उसने पूछ 
ही लिया, “हस्तिनापुर में सव कुशल तो हैं न ?” 

महर्षि ने निर्विकोर ढंग से युधिष्ठिर की ओर देखा और फिर मुस्करा पड़े, “जिस 
प्रकार बुद्धि और विवेक को निष्कासित कर कोई व्यक्ति, तथा धर्म और न्याय को 
निष्कासित कर कोई समाज सुखी नहीं हो सकता, उसी प्रकार तुम्हें निष्कासित कर कोई 
परिवार, समाज अथवा राज्य सकुशल नहीं रह सकता!" 

“महर्षि !” युधिष्ठिर का स्वर अतिरिक्त रूप से गम्भीर था, “जिनकी कुशलता का 
ध्यान रखने के लिए पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और काका विदुर हस्तिनापुर 
में बैठे हैं“उनकी कुशलता में किसी को कया सन्देह हो सकता है ?” 

तुमने ठीक कहा वत्स !” व्यास बोले, “किन्तु तुम भूल गये कि वासुदेव कृष्ण 
उनके साथ नहीं हैं।” 

“पितामह ! क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रकार की सारी बातें मात्र वौद्धिक 
विलास है।” भीम का स्वर पर्याप्त उग्र था, “हमें हस्तिनापुर से निष्कासित कर दुर्योधन 
को क्या हानि हुई ? उसे राज्य मिला, धन-सम्पत्ति मिली | सुख-भोग, वैभव-विलास मित्रा। 
सुख कया इन सबके बाहर है। मुझे तो कभी-कभी लगता है कि व्यक्ति पाप से ही सुखी 
हो सकता है, क्योंकि जीवन की सफलता तथा धन-सम्पत्ति अधर्मपूर्वक अधिक सरलता 
से प्राप्त होती है, और सुख और सफलता का सम्बन्ध धन-सम्पत्ति से ही है।” 

“अधिकांश लोग तुम्हारे ही समान सोचते हैं भीम ।” महर्षि ने सहज भाव से उत्तर 
दिया, “कदाचित्‌ कहना यह चाहिए कि शायद सामान्य मानव की सोचने की स्वाभाविक 
पद्धति यही है। * 

“तो इसमें अनुचित ही क्‍या है ?” भीम ने तत्काल पूछा। 

“इसमें अनुचित कुछ नहीं है।” व्यास मुस्कराए, “यह मात्र भ्रम है, जैसे जल में 
प्रतिबिम्ब देखकर बालक सोच लेता है कि चन्द्रमा उस जल के भीतर है| यह बालक 
का सत्य है पुत्र ! जब तक उसका यह भ्रम टूटता नहीं, तव तक वही उसका सत्य है |” 

“किन्तु जो कुछ मैंने कहा, उसमें भ्रम क्या है ?” भीम बोला, “वह घोर यथार्थ 
है। उसे आप भी देख रहे हैं और में भी ।” 

व्यास कुछ देर तक भीम को चुपचाप देखते रहे और फिर धीरे-से बोले, “जीवन 
में अधिक सफल मैं हूँ या दुर्योधन ?” 

“आप हैं पितामह !” 

“अधिक विकास मेरा हुआ है या दुर्योधन का ?” 


20/महासमर-4 


“आपका |” 

“अधिक सुखी मैं हूँ या दुर्योधन ?” 

आप हैं!” 

पर न तो मेरे पास धन-सम्पत्ति है, न वैभव-विलास, न राज्य है न सेना । व्यास 
मुस्कराए। उनकी दृष्टि भीम पर टिकी रही, किन्तु भीम ने कोई उत्तर नहीं दिया | व्यास 
धीरे-से बोले, “जीवन में प्राप्तव्य केवल एक है'“मन की शुद्धता, आत्मा की निरवरणता 
और भौतिक बन्धनों से मुक्ति। सारा विकास, सारा सुख और सारी उपलब्धियाँ इसी 
में हैं ? दुर्योधन ने जो कुछ किया है, क्या उससे उसका मन पहले की तुलना में कुछ 
अधिक शुद्ध हुआ है ? क्या उसकी आत्मा पहले की तुलना में अधिक तमसाच्छन्न नहीं 
हुई ? क्‍या वह सांसारिकता के बन्धनों में और अधिक नहीं बैँधा है ?” व्यास ने क्षण 
भर रुककर सबको देखा, “प्रकृति के नियम बड़े विचित्र हैं पुत्र ! वह भ्रम को प्रोत्साहित 
करती है, माया का प्रपंच रचती है। मनुष्य सोचता है कि वह अपने लिए सुख संचित 
कर रहा है, जवकि वह अपने लिए अनन्त यातना का सृजन कर रहा होता है |” वे निमिष 
भर रुके, “आकाश से वर्षा के रूप में जल की जो बूँद टपकती है, वह जल का शुद्धतम 
रूप है | पृथ्वी पर वह अपनी यात्रा में पुष्प की पखुड़ी पर टपककर, वहीं से अपने शुद्धतम 
रूप में सूर्य की किरणों के सहारे आकाश की ओर लौट सकती है किन्तु वह पृथ्वी 
के विभिन्‍न प्रकार के मलों को अपने भीतर संचित कर यह कल्पना भी कर सकती है 
कि वह अत्यन्त समृद्ध है, अपनी इच्छानुसार सम्पत्ति एकत्रित करने से उसे कोई नहीं 
रोक रहा। उसे यह स्मरण नहीं रहता कि उसे आकाश में लौटना भी है, और यह तब 
तक सम्भव नहीं होगा, जब तक वह पुनः अपने उसी मौलिक शुद्ध रूप को प्राप्त न 
कर ले, जब तक वह अपने भीतर समाए मल के अंतिम कण तक को निष्कासित न 
कर ले। जब तक वह अपने आपको अपनी मूल प्रकृति के समान शुद्ध नहीं कर लेगी, 
उसे इसी प्रकार पृथ्वी के मल के बीच भटकना होगा ।“'वही स्थिति आत्मा की है पुत्र | 
आसक्ति से अधर्म की वृद्धि होती है और अर्जन से आसक्ति बढ़ती है। उपलब्धियों 
से अहंकार की वृद्धि होती है। अधर्म हो, आसक्ति हो अथवा अहंकार हो”'ये सब तो 
सुख के साधन नहीं हो सकते पुत्र ! क्योंकि ये तुम्हें शांति नहीं दे सकते।” व्यास 
ने रुककर सब पर एक दृष्टि डाली, “तुम सुद्धी हो, क्योंकि तुमने अधर्म का पक्ष नहीं 
लिया, तुम सुखी हो क्योंकि तुममें आसक्ति नहीं है, अन्यथा प्राण रहते, तुम लोग हस्तिनापुर 
नहीं छोड़ सकते थे। तुम्हारा मन निर्मल और शान्त है क्‍योंकि उसमें अहंकार का ताप 
नहीं है। इसलिए यह मत सोचो कि दुर्योधन अधर्म करके भी सुखी है। उसने अपने 
लिए जाने कितने यातनामय एवं पश्चात्तापपूर्ण भावी जन्मों की नियति रच डाली है। 
और इस जीवन में हस्तिनापुर की सारी सम्पत्ति लेकर भी वह सुखी नहीं होगा। वह 
तुम्हारी उन्नति देखकर ईष्याग्नि में जलता रहेगा। उसकी स्थिति उस व्यक्ति की-सी है, 
जो अपने सामने भोजन से भरे धाल को लिए बैठा रहेगा, किन्तु उसे खाकर तृप्त होने 
के स्थान पर, वह दूसरे व्यक्ति को भोजन करते देख यह सोच-सोचकर पीड़ित होता 
रहेगा, कि उस व्यक्ति को भोजन मिला ही क्यों !” महर्षि ने अपनी आँखें बन्द कर लीं, 
“सुख अर्जन में नहीं विसर्जन में है पुत्र | भोग में नहीं त्याग में है, विनाश में नहीं 


घर्म/2 


निर्माण में है। तुम लोग यहाँ पहले एक नगरी का निर्माण करो, जो तुम्हारी राजधानी 
हो | ध्यान रहे कि तुम्हारी इस नगरी का निर्माण निर्धनों और असहायों के रक्त से नहीं, 
उनके रक्षण से हो | तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा |” व्यास रुके जैसे 
सब कुछ कह चुके हों, किन्तु क्षण भर में ही पुनः बोले, “और पुत्र ! इस निर्माण से 
तुम्हारा अहंकार न जागे | नगरी का नाम अपने नाम पर मत रखना, किसी भी मनुष्य 
के नाम पर मत रखो। इसे देवताओं को समर्पित कर दो । चाहो तो देवराज के नाम 
पर ही इसका नाम इन्द्रप्रस्थ रख लो। ” 

युधिष्ठिर की दृष्टि कृष्ण की ओर उठी, कृष्ण के चेहरे पर सहज हास और स्वीकृति 
का भाव था। ह 

“ठीक है पितामह ! जैसी आपकी इच्छा |” युधिष्ठिर बोले। 

“क्यों ? इन्द्र के नाम पर क्‍यों ?” भीम बोला, “इन्द्र ने क्या किया है हमारे लिए, 

कि हम अपने बसाए नगर का नाम इन्द्र के नाम पर रख दें ?” 

महर्षि ने भीम के विरोधपूर्ण मुख को निहारा जैसे उसे बहलाते हुए बोले, “जो 
अतीत में काम नहीं आया, वह भविष्य में भी काम नहीं आएगा, ऐसा क्‍यों सोचते हो 
पुत्र। जो तुम्हारा मित्र नहीं रहा, वह मित्र होगा भी नहीं'“ऐसा नहीं मानना चाहिए।' 
महर्षि उठ खड़े हुए, “मैं वन में एकान्तवास करूंगा, मेरी चिन्ता मत करना। तुम लोग 
अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध करो और भोजन की व्यवस्था ।” उनकी दृष्टि घूमकर कृष्ण 
पर टिक गई, “गोविन्द तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें चिन्ता किस बात की ?” 

महर्षि चले गए | 

“मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता,” भीम भुनभुनाया, “बैठे-बैठाए अपने नगर 
का नाम हम इन्द्र के नाम पर क्यों रख दें।” 

“मध्यम ! कोई-न-कोई कारण अवश्य होगा,” सहदेव बोला, “अन्यथा न तो महर्षि 
ऐसा आदेश देते और न ही कृष्ण उसे सहज ही स्वीकार कर लेते |” 

भीम मौन हो गया ।“शायद सहदेव ठीक ही कह रहा था। कृष्ण कभी भी इन्द्र 
का प्रशंसक नहीं रहा, और अकारण ही कोई बात कृष्ण मानता भी नहीं। 

रात्रि से पहले पांडवों ने कच्ची प्राचीर के भीतर का सारा भाग स्वच्छ एवं व्यवस्थित 
कर लिया। उनके साथ का प्रत्येक व्यक्ति उस प्राचीर के भीतर आ गया | जिनके लिए 
भवन में स्थान नहीं था, उनके लिए खुले स्थान में कुछ अस्थायी मंडप बना लिए गए 
थे | सैनिकों और कर्मचारियों को भी भीम ने उस प्राचीर के बाहर नहीं रहने दिया था। 
चारों ओर 27 वन था और यह तो वे जान ही चुके थे कि दस्यु तथा साहसिक लोगों 
की टोलियाँ इस सारे क्षेत्र में बहुत सक्रिय थीं, ऐसे में व्यर्थ ही सैनिकों को संकट में 
धकेलने का क्या लाभ। वैसे भी दिन-भर की गतिविधि से सब लोग काफी थक चुके 
थे। ऐसे में प्रहही लोग बहुत सजग-सचेत होकर रात-भर चौकसी नहीं कर पाएँगे। अच्छा 
राम सबको विश्राम करने दिया जाए। सैनिक आक्रमण का तो अभी कोई भय था 
नहीं। 


4 


रात क॑ तीसरे प्रहर भीम की नींद उचट गई। उसे आश्चर्य हुआ कि अपनी गहरी नींद 
के लिए प्रसिद्ध, वह असमय ही कैसे जाग गया।” उसने स्वयं अपने अनुभव से ही 
जाना था कि निश्चिंतता में वह चाहे कितनी ही गहरी नींद क्यों न सोता हो, किंतु संकट 
के आशंकापूर्ण काल में उसके भीतर कोई अज्ञात चेतना सक्रिय हो उठती थी, जो नींद 
में भी उसे सदा सावधान रखती थी। कुछ भी अस्वाभाविक होने पर वह उसे झंझोड़ 
कर जगा देती थी। 

उसने आँखें खोल, पूर्णतः चैतन्य होकर इधर-उधर देखा। सब लोग निश्चित सो 
रहे थे। बहुत संभव है कि प्राचीर के साथ लगे बैठे प्रहही भी सो गए हों। कहीं किसी 
गतिविधि का कोई आभास नहीं था। वे न सोते तो कदाचित्‌ भीम को आश्चर्य होता । 
वे भी तो अन्य लोगों के ही समान बहुत थके हुए थे।'” 

भीम को लगा कि उसने एक हल्की-सी सरसराहट सुनी है। यह सरसराहट उसके 
कानों ने नहीं, उसके भीतर जगी बैठी उस असाधारण चेतना ने ही सुनी थी। बहुत संभव 
है कि वह इस सरसराहट से ही जागा हो” यह नहीं कि वहाँ कोई ध्वनि नहीं थी | ध्वनियाँ 
तो वहाँ अनेक थीं और निरन्तर प्रवहमान थीं। आसपास इतना बड़ा वनप्रांतर था तो 
क्या रात के इस सनन्‍्नाटे में ध्वनियाँ नहीं होंगी। ध्वनियाँ तो थीं, किंतु वे वनस्पति तथा 
इतर प्राणियों के जगत्‌ की सामान्य ध्वनियाँ थीं। उन सारी ध्वनियों से न तो भीम के 
कानों को कोई असुविधा होती थी न उसकी उस अंतरंग चेतना को" किंतु यह सरसराहट 
कुछ विचित्र थी। उसका प्रकृति से कोई सामंजस्य नहीं धा*” वह अत्यन्त धीमी तथा 
प्रायः अश्रव्य थी, किंतु उसमे वैषम्य था” 

भीम धीरे से उठा और प्राचीर के साथ-साथ चलता हुआ काफी दूर निकल गया।"* 
सरसराहट की वह ध्वनि निकटता के कारण प्रबल नहीं हुई थी, किंतु अब वह कर्ण-गोचर 
हो गई थी और उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में सुविधा हो गयी थी। 

भीम रुक गया। प्राचीर के भीतर कुछ नहीं था, किंतु उसके कान कह रहे थे 
कि यही वह स्थल था, जहाँ बाहर से कोई व्यक्ति प्राचीर में से भीतर घुसने के 
लिए मार्ग बना रहा था ।“भीम वहीं बैठ गया।हाँ ! कोई व्यक्ति कुछ प्रयल कर तो 
रहा था किन्तु वह कुदाल, गेंहती अथवा सब्बल का प्रयोग नहीं कर रहा था। 
उसके पास कोई बहुत छोटा-सा उपकरण था, जिससे वह प्राचीर को तोड़ नहीं, कुरेद 
रहा था। 

पहले तो भीम की इच्छा हुई कि वह द्वार से बाहर जाकर देखे कि वह कौन व्यक्ति 
है और क्या कर रहा है, किन्तु तत्काल उसके विवेक ने उसे रोक लिया"। वह यहाँ 
से प्राचीर के द्वार तक चलकर जाएगा और फिर प्राचीर के बाहर से उतना ही चलकर 
फिर वापस इसी स्थल पर पहुँचेगा, तो इतने समय में काफी कुछ घटित हो चुका 
होगा।“उसके चलने-फिरने से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होंगी, सम्भव है उनसे वह व्यक्ति 
सावधान हो जाए और पकड़ में ही न आए।“यह भी तो सम्भव था कि वह व्यक्ति 


धर्म/23 


अकेला न हो। उसके संगी-साथी, इधर-उधर बिखर कर चौकसी कर रहे हों।'* 

भीम उसी स्थल पर बैठ गया भीतर की ओर ग्राचीर से लगकर भीम बैठा था 
और बाहर से वह व्यक्ति ग्राचीर को कुरेद रहा था। इसका अर्थ था कि उसे भीम के 
यहाँ उपस्थित होने का कोई आभास नहीं था, अन्यथा वह अपना कार्य इस प्रकार चलाए 
न रखता। 

भीम ने प्राचीर पर अपनी हथेली रख दी और अनुभव करने का प्रयत्न किया 
कि ठीक-ठीक किस स्थान पर उसका उपकरण कार्य कर रहा था। वह अपनी हथेली 
को थोड़ी-थोड़ी देर में अनुमान के अनुसार आगे-पीछे चलाता रहा | सहसा उसने अनुभव 
किया कि सरसराहट की अनुभूति उसकी हथेली पर उतर ही नहीं आई है, उसके सारे 
शरीर पर जैसे कोई छोटा-सा कीट रेंगने लगा है 

भीम रुक गया। यही वह स्थल था, जिस पर उस व्यक्ति का उपकरण प्रहार कर 
रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस स्थल को अब उसका उपकरण छील रहा है 

भीम ने अपने खड़्ग से, ठीक उसी स्थान पर भीतर से मिट्टी छीलनी आरम्भ कर 
दी, जैसे बाहर से होने वाले यन्त्र के उस प्रहार से भीतर की ओर भी मिट्टी गिरने लगी 
हो “भीम को लगा कि उस व्यक्ति की गतिविधि पहले से कुछ तीद्रतर हो गई थी। 
अपनी सफलता का संकेत मिलते ही उसका उत्साह दुगुना हो गया था। 

थोड़ी ही देर में वहाँ एक छोटा-सा छिद्र वन गया | छिद्र इतना छोटा था कि मनुष्य 
तो दूर, कोई छोटा जीव भी उसमें से प्रवेश नहीं कर सकता था | हाँ, बाहर वाला व्यक्ति 
उस छिद्र में से भीतर झाँक सकता था। भीम को सावधान हो जाना चाहिए था। यदि 
उसने देख लिया कि उसी स्थान पर भीतर कोई और बैठ है, ती वह एक क्षण भी वहाँ 
नहीं टिकेगा और भीम का यह सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। 

भीम सरक कर एक ओर हो गया और चुपचाप उस व्यक्ति के प्रयलल की सफलता 
की प्रतीक्षा करता रहा। निश्चय ही वह व्यक्ति न तो साधारण चोर था न सेंधमार ! 
वह तो किसी कलाकार की तन्मयता से, जैसे कोई मूर्ति गढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में 
भीम को उसका उपकरण भी दिखाई पड़ने लगा। वह तो लेपक की करनी थी। जिस 
करनी से प्राचीरों का निर्माण होता था, वह उसी से एक प्राचीर में सेंध लगाने का प्रयल 
कर रहा था ।किन्तु उसकी कार्य-पद्धति एक फूहड़ सेंधमार की नहीं थी, वह तो किसी 
दक्ष लेपक के समान बड़ी कलात्मकता से करनी चला रहा था। जितनी भी मिट्टी ढीली 
होती थी, उसे बड़े प्रयल से हटाकर छिद्र को गोलाई में आकार देकर उसे स़ाफ-सुथरा 
कर, फिर से छेद को बड़ा करने का प्रयतल करता |” उसे इस प्रकार काम करते देखकर 
भीम को सन्देह होने लगा था कि वह भीतर प्रवेश करने के लिए मार्ग बना रहा था 
अथवा प्राचीर में एक सुन्दर, कलात्मक गोल छिद्र बनाने का प्रयल कर रहा था। 

काम करने की उसकी शैली से इतना तो स्पष्ट ही था कि वह सर्वथा अकेला 
धा। इतनी देर में न तो कोई हाथ उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा धा, न किसी 
ने उससे वारततालाप करने का कोई प्रयल किया था, न किसी ने काम जल्दी समाप्त करने 


का निर्देश दिया था। वह अकेला ही जैसे आत्म-सन्तोष के लिए धीरे-धीरे अपना कार्य 
करता जा रहा था। 


2: 'मिहासमर-4 


भीम ने अपना थिर्य नहीं छोड़ा। 

उस व्यक्ति ने जब अपनी इच्छानुसार प्रवेश-स्थान बना लिया, अपने हाथों से 
टटोलकर उसके सौन्दर्य और उपयोगिता की ओर से अपना सनन्‍्तोष कर लिया, तो धीरे 
से उसने गर्दन तक अपना सिर भीतर डालकर चारों ओर देखा। 

उसी समय भीम ने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ कर उसे भीतर घसीट लिया। 

भीम का स्पर्श उसके लिए सर्ववा आकस्मिक और अनपेक्षित था। वह न केवल 
उससे चौंक उठा था, वरन्‌ उसका सास साहस ही उसका साथ छोड़ गया था| उसने अपने 
हाभ्र-पैर ढीले छोड़ दिए थे और मरे हुए केंचुए के समान लटक गया था | उसके हाथ से | 
करनी छूट कर गिर गई थी और भीम को लगा कि उसकी चेतना भी लुप्त हो रही थी। 

“रो नहीं।” भीम ने बहुत धीरे से कहा, "मैं तुम्हारा शत्रु नही हूँ। हाँ ! इतना 
दा है कि तुम मेरी इच्छा और अनुमति के अभाव में अपना मनोवांछित नहीं कर 
पाओगे ।” 

उस व्यक्ति में कुछ चेतना का संचार हुआ। उसने अपनी ग्रीवा उठाई और धीरे 
से भीम के चेहरे की ओर देखा, “कौन हो तुम ?” 

"मैं कोई भी हूँ, किन्तु तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ।” भीम ने कहा, “वैसे तुम्हारा परिचय 
पाए बिना मैं अपने विषय में कुछ भी नहीं बताऊँगा। 

“मेरा क्या परिचय |” वह व्यक्ति कुछ-कुछ सहज हो चला था, “मैं तो एक साधारण 
लेपक हूँ। भवननिर्माण का कार्य किया करता था।” 

तुम्हारा नाम भी तो कुछ होगा।” 

“अक्षय ! अक्षय लेपक !' उसने कहा। 

“तुम्हें यहाँ किसने भेजा ?” भीम ने पूछा। 

भूख ने | 

भीम को आश्चर्य हुआ, "तुमने कहा कि तुम लेपक हो। भवन-निर्माण का कार्य 
करते हो। तो फिर तुम भूखे क्‍यों हो ? क्या तुम्हें इतना भी पारिश्रमिक नहीं मिलता 
कि अपना पेट पाल सको ?” 

“भवन-निर्माण का काम अब है ही कहाँ ।” वह निष्य्राण स्वर में बोला, “कौन बनवाता 
है यहाँ भवन ! न यहाँ राजा है, न राजपुरुष। न व्यापारी, न श्रीमान | अब तो कृषक 
भी अपनी भूमि छोड़कर वनों में भाग गए हैं ।“जर दस्यु जो कार्य कराते हैं, उसका 
कोई पारिश्रमिक नहीं देते | उनका पारिश्रमिक है'“प्राण-दान | वे प्राण नहीं हर लेते, ग्रही 
उनका पारिश्रमिक है।' 

“तो इतना बड़ा वन पड़ा है चारों ओर, उसके कंद-मूल खाकर जीवन-यापन कर 
सकते हो। चोरी करने का अपराध क्‍यों कर रहे हो ?* 

“यह वन है, फलों की वाटिका तो है नहीं, फिर भी इतने दिनों से जैसे-तैसे कंद-मूल 
ही खा रहा था, किन्तु आज जब यहाँ इतने लोग आ गए। उन्होंने कितने कंदु लगाए 
और फिर गेहूं की रोटी की सोंधी-सोंधी गंध आने लगी तो मुझे ज्ञात हुआ कि मनुष्य 
अन्न का ही कीड़ा है। सारा दिन मन व्याकुल रहा। सामने आने का साहस नहीं हुआ। 
मैं न भिक्षुक हूं न ब्राह्मण | हाथ फैला कर अन्न कैसे माँगता। प्राचीर के भीतर रोटियाँ 


धर्म/25 


बनती रहीं और मैं प्राचीर के बाहर मँडराता फिरा | सास दिन ऐसे ही काट दिया मैंने। 
सत को सोने लगा तो लगा जैसे वर्षों से भूखा हूँ, इतना भूखा कि यदि गेहूँ की रोथे 
नहीं खाई तो मुझे नींद नहीं आयेगी (“अपने आपको बहुत रोका मैंने, बहुत टला, बहुत 
समझाया, बहुत बहकाया, किन्तु मन ऐसा पापी है कि रुका ही नहीं। अंततः मैंने अपनी 
करनी उठा ली कि ग्राचीर में सेंध लगाऊँगा और गेहूँ, गेहूँ का आटा, गेहूँ की रोटी''जो 
कुछ भी मिले, मैं उसकी चोरी करूँगा! 

शतुम्हरे साथ और कोई नहीं है ?” भीम ने पूछा। 

“नहीं ।” । 

“तुम मुद्राएँ, स्वर्ण, आभूषण अथवा माणिक्य चुराने की बात सोच कर क्यों नहीं 
आए। रोटी ही चुराने की बात क्‍यों सोची तुमने ?” 

अक्षय थोड़ी देर तक मौन खड़ा आश्चर्य से भीम को देखता रहा, और फिर बोला, 
“एक तो मुझे ज्ञात ही नहीं था कि जो लोग यहाँ आकर रुके हैं, वे कौन लोग हैं, इसलिए 
मैं यह जानता ही नहीं था कि उनके पास मुद्राएँ, स्वर्ण, आभूषण अथवा माणिक्य हैं 
भी या नहीं।” वह थोड़ी देर थमकर जल्दी से बोला, “दूसरे, मेरे लिए उन वस्तुओं का 
कोई महत्व ही नहीं है।' 

“क्यों ?” भीम चकित था, “तुम एक स्वर्ण-मुद्रा से कितनी ही रोटियाँ क्रय कर 
सकते हो |” 

“नहीं!” अक्षय के चेहरे पर असहायता की मुस्कान उभरी, “यदि मैं स्वर्ण मुद्रा 
ले जाकर, किसी हाट को खोजकर कुछ क्रय करने का प्रयल करूँगा तो वह स्वर्ण मुद्रा 
मुझसे कोई भी छीन लेगा, और” 

“और क्‍या ?? 

“बहुत सम्भव है कि और स्वर्ण पाने के लोभ में वह मेरी हत्या ही कर दे ।” 

<६ुँ।” भीम चिन्तित मुद्रा में खड़ा रह गया। 

“अब बताओ, तुम कौन हो ?” अक्षय ने धीरे से कुछ आत्मीयतापूर्ण स्वर में पूछा, 
“तुमने कहा था, तुम मेरे शत्रु नहीं हो।” 

“हाँ ! मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ।” भीम ने कुछ अन्यमनस्क भाव से कहा, “पर क्या 
तुम सचमुच नहीं जानते कि जिन लोगों ने आज प्रातः यहाँ आकर शिविर स्थापित किया 
है, वे कौन हैं ?” 

, “नहीं ! कैसे जानूँगा मैं ।" उसने कहा, वैसे दस्युओं का कोई बड़ा दल लगता 
है। उनके पास गज और र॒थ हैं, जो सामान्य दस्युओं के पास नहीं होते, किन्तु खांडवप्रस्थ 
में तो ऐसे दस्यु भी हैं, जिनकी अपनी सेनाएँ हैं। यदि कभी हस्तिनापुर से सेना आ 
जाए और धृतराष्ट्र यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयलल करे, तो ये दस्यु 
उससे युद्ध करने में भी समर्थ हैं। वे लोग अत्यन्त संगठित हैं और उन्हें महाशक्तियों 
का संरक्षण प्राप्त है। उनमें से कुछ तो देवराज इन्द्र की जय बोलते हैं, कुछ अग्निदेव 
की, कुछ नागराज वासुकि की और कुछ दस्युराज शंबर की ।” उसने रुककर भीम की 
ओर देखा, “पर तुम कौन हो ?” 


“हम लोग हस्तिनापुर से आए हैं। हम दस्युओं का आधिपत्य समाप्त कर यहाँ 


“६-4 


महाराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित करेंगे !” भीम ने धीरे से कहा, “मैं महाराज युधिष्ठिर 
का छोटा भाई युवराज भीम हूँ।” 

अक्षय का सारा शरीर कॉप गया, “पर तुमने तो कहा था कि तुम मेरे शत्नु नहीं 
हो ।” 

“हाँ ! मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, क्योंकि मैं दस्युओं से तुम्हारी रक्षा करूँगा।” भीम 
बोला, “मैं तुम्हारा शुभचिन्तक हूँ, इसलिए चही करूँगा, जिसमें तुम्हारा हित हो |" 

“पर मैंने तुम्हारे दुर्ग की प्राचीर में सेंध लगाई है।” अक्षय बोला, मैं यहाँ चोरी 
के प्रयोजन से आया था।” 

“उस अपराध के लिए मैं तुम्हें महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख उपस्थित करूँगा।! 
भीम ने उत्तर दिया, “किन्तु मुझे विश्वास है कि वे तुम्हारी भूख को अपराधी मानकर 
तुम्हें क्षमा कर देंगे।" 

“और यदि उन्होंने मुझे क्षमा नहीं किया तो ?” अक्षय अब भी भय से काँप रहा 
धा। 

"नहीं ! वे अवश्य ही तुम्हें क्षमा कर देंगे। धर्मराज अत्यन्त दयालु हैं। वे तुम्हें 
अपराधी नहीं मानेंगे |” 

“तो फिर आप ही क्‍यों मुझे क्षमा नहीं कर देते ?” अक्षय के स्वर में विनय भी 
थी और आग्रह भी। 

“मैं अपने कर्तव्य के हाथों बैँधा हुआ हूँ।” भीम ने कहा, “मैं राजा की इच्छा के 
बिना उनके अपराधी को मुक्त नहीं कर सकता |” 

“कहीं वे भी राजधर्म में बैँंधकर मुझे कारावास का दण्ड दे दें तो ?” 

“मैं तुम्हें अपने बन्दी के रूप में उनसे माँग लूँगा, और वचन देता हूँ कि तुम्हें 
सुरक्षित मुक्त कर दूँगा।” 

अक्षय की आँखों में कुछ आश्वस्ति दिखाई दी। 


प्रातः भीम ने अक्षय को अभियेग सहित युधिष्ठिर के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया | युधिष्ठिर 
ने अभियोग सुना और मौन रह गए। 

धोड़ी देर में उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई और अक्षय से सम्बोधित हुए, “मनुष्य 
को विधाता ने उच्चतर चेतना दी है | श्रम मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। श्रम कर धर्मपूर्वक 
आजीविका कमाना उसकी प्रकृति के अधिक अनुकूल है। पशु इस चेतना से वंचित है, 
इसलिए उससे अपनी इच्छानुसार कार्य करवाने के लिए मनुष्य उसे लोभ त्तथा त्रास के 
माध्यम से कर्मशील बनाता है | जब विधाता ने तुम्हें मनुष्य बनाया है, तो तुम प्रयलपूर्वक 
पशु धरातल पर क्यों जीना चाहते हो ?” 

अक्षय को राजा से इस प्रकार के प्रश्न की तनिक भी आशा नहीं थी। वस्तुतः 
युधिष्ठिर के सम्मुख उपस्थित किए जाने तक तो वह भीम का वचन भी पूर्णतः भूल 
चुका था और यह मान बैठा था कि या तो उसे कारावास का दण्ड दिया जाएगा या 
राजा बहुत दयातु हुआ तो मिन-गिन कर कशा लगाए जाएँगे*“किन्तु यह प्रश्न” 


धर्म/27 


हाराज !” उसका भय कुछ कम हो गया था, "जिस प्रकार कल मैं गेहूँ की रोटी 
की सोंधी गंध सूँध-सूँघकर उसे पाने के लिए तड़पता रहा हूँ और भय के कारण सम्मुख 
आने से स्वयं को विरत करता रहा हूँ, उससे मैं अपनी दृष्टि में भी पशु ही हो चुका 
हूँ“लोभी कुत्ता, जिसे अपनी इन्द्रियों पर तनिक भी अधिकार नहीं है'* किन्तु महाराज ! 
यदि मुझे अभय दें तो इतना तो कहना ही चाहूँगा, कि मुझे मनुष्य से पशु बनाने का 
अपराधी स्वयं शासन है। यदि यहाँ सुशासन होता तो मेरे ही समान यहाँ सहसों मनुष्यों 
की ऐसी दुर्गति क्यों होती ?” मु 

अक्षय ने कह तो दिया, किन्तु कहकर जैसे उसकी आत्मा काँप उठी : कहीं राजा 
ने कृपित होकर उसकी त्वचा उसके माँस से पृथक्‌ करवा दी तो ?"" 

दिन्तु युधिष्ठिर के चेहरे पर तनिक भी रोष नहीं झलका | वे पहले के ही समान 
अत्यन्त शान्त भाव से बोले, “मैं स्वीकार करता हूँ कि शासन का प्रथम कर्तव्य है, 
दुष्ट-दलन । यहाँ शासन था ही नहीं, अतः दुष्ट-दलन नहीं हुआ और उन दुष्टों के कारण, 
तुम्हें मनुष्य से पशु बनना पड़ा | किन्तु अब यहाँ धर्म-राज्य स्थापित होगा | यह शुभ-कार्य, 
हम तुमसे आरम्भ करते हैं। 

युधिष्ठिर रुक गये | अक्षय ने उसकी ओर आतुर दृष्टि से देखा : जाने महाराज 
ने क्या निश्चय किया है] 

“तुम्हारे साथ भवन-निर्माण का कार्य करने वाले अन्य लेपक भी होंगे।" 

“हमारा पूरा समूह इसी वन-प्रान्तर में मारा-मारा फिर रहा है महाराज |” 

“उन सबको ले आओ और हमारे लिए नगरी का निर्माण करो |” 

“पारिश्रमिक मिलेगा महाराज ?” अक्षय के मुख से जैसे अनायास ही निकल गया। 

युधिष्ठिर के चेहरे पर मधुर मुस्कान फैल गई, “यदि एक दिन के कार्य के पश्चात्‌ 
हम तुम्हें पारिश्रमिक नहीं देंगे तो तुम अगले दिन कार्य कैसे करोगे “और उससे भी 
महत्वपूर्ण प्रश्न यह है अक्षय कि तब तुम पशु से मनुष्य कैसे वनोगे ?” 

“जी महाराज !” अक्षय बोला, किन्तु” ? 

“किन्तु क्या लेपक ?? 

“आप भूख से हमारी रक्षा कर भी लें, तो दस्युओं से हमारी रक्षा कौन करेगा ?? 
वह बोला, “आप हमें जो भी पारिश्रमिक देंगे, वे लोग उसे हमसे छीन लेंगे।” 

“उनसे भी तुम्हारी रक्षा की जाएगी |” युधिष्ठिर बोले, “तुम्हारी ही क्यों, इस क्षण 
से हम अपने प्रत्येक प्रजाजन की रक्षा के लिए कर्तव्य-बाध्य हैं|" 

“पर कैसे करेंगे आप हमारी रक्षा!” अक्षय जैसे अपने ही रोष में रो पड़ा, “आप 
कितने सैनिक भेजेंगे। यहाँ तो इतने दस्यु हैं, जितने खांडव-वन में वृक्ष नहीं हैं। 

“चिन्ता मत करो !” युधिष्ठिर के स्वर में सांत्वना थी, “हम तुम्हें अपने इस अवरोध 
के भीतर आवास देंगे।” 

“प्रत्येक लेपक को ?” उसने आश्चर्य से पूछा। 

“प्रत्येक लेपक को | प्रत्येक श्रमिक को ।” युधिष्ठिर बोले, “वरन्‌ तुम लोग इस नए 
प्रस्तावित नगर की सीमाएँ ही श्रमिकों के आवास़ों के निर्माण से आरम्भ करो) बाहर 
की ओर से वह प्राचीर हो और भीतर से वे श्रमिकों के आवास हों। मेरा विश्वास करो 


28/महासमर-4 


वे तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुँचा सकेंगे |” 

किन्तु अक्षय के चेहरे की प्रसन्‍नता अधिक देर स्थिर नहीं रह सकी, "ऐसे में वे 
और भी दुष्टता करेंगे। हम दिन-भर में जितना निर्माण करेंगे, वे रात के अन्धकार में 
उसे नष्ट कर जाएँगे।? 

“उसकी चिन्ता तुम्हें नहीं करनी है।” युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, “दुष्ट-दलन हमारा 
धर्म है और आत्मरक्षा हमारी आवश्यकता ।वैसे तुम लोग जितनी देर काम करोगे, उसका 
पारिश्रमिक तुम्हें दिया जाएगा, चाहे वह निर्माण रहे अथवा दस्युओं द्वारा भंग कर दिया 
जाए।! 

“तो ठीक है महाराज ! आप मुझे मुक्त कर दें, मैं अपनी बस्ती में जाकर अपनी 
श्रेणी के लोगों को सूचित कर दूँगा | जो लोग आना चाहेंगे, वे कल से काम पर आा 
जाएँगे। जो नहीं आना चाहेंगे, उनकी इच्छा |” 

*ठीक है |” युधिष्ठिर की दृष्टि उसके चेहरे पर टिक गई, “कहीं ऐसा तो नहीं 
कि तुम्हारा मन्तव्य जानकर कोई तुम्हें यहाँ आने से रोके ?” 

अक्षय को जैसे कुछ स्मरण हो आया, “आपने ठीक ही कहा है महाराज ! यदि 
उन्हें कहीं यह सूचना मिल गई कि मैं यहाँ धर्मपूर्वक्फ अपनी आजीविका कमा कर भी 
सुरक्षित रहूँगा और वे लोग मेरा रक्त नहीं पी सकेंगे, तो बहुत सम्भव है कि वे लोग 
मुझे यहाँ आने ही न दें ! ” पर अगले ही क्षण जैसे उसे कोई समाधान सूझ गया, “किन्तु 
कोई बात नहीं महाराज ! मैं उनके सम्मुख झूठ बोल दूँगा। मैं कह दूँगा कि मैं तो यहाँ 
चोरी की टोह में काम कर रहा हूँ। जैसे ही अवसर मिलेगा, चोरी करके भाग जाऊँगा। 
पर महाराज | ऐसे में यह न हो कि कुछ दस्यु ही मेरे साथ लग जाएँ और श्रमिकों के 
रूप में यहाँ आ जाएँ।' 

“तुम उनकी चिन्ता मत करो। यहाँ आने वाला प्रत्येक दस्यु या तो अपनी वृत्ति 
छोड़ेगा या फिर अपने प्राणों से हाथ धोयेगा |” युधिष्ठिर ने कहा, “किन्तु तुम मिध्या-माषण 
करो, यह तो उचित नहीं है।” 

“मिथ्या-भाषण ! इसमें मिथ्या क्या है ?” अक्षय बोला, “अपने रहस्य को 
अनुद्घाटित रखने के लिए मिथ्या-भाष्ण तो करना ही पड़ता है।” 

“जब तक हम अधर्म को जीवन की अनिवार्यता मानते रहेंगे, तब तक हमें उससे 
मुक्ति नहीं मिलेगी अक्षय !” युधिष्ठिर का स्वर एक विचित्र प्रकार की आत्मीयता लिए 
हुए था, “यदि स्वच्छतापूर्वक जीना है तो हमें निश्वय करना होगा कि हम अधर्म से 
मिल्री कोई भी सुविधा स्वीकार नहीं करेंगे।” 

“महाराज सत्य कह रहे हैं।" अक्षय धीरे से बोला, “शायद आपकी शरण में हमें 
भी स्वच्छ जीवन मिल सके |" 


धर्म/29 


3 


अगले दिन प्रातः ही अपने वचनानुसार अक्षय भीम के पास आ उपस्थित हुआ। जाने क्यों 
उसे युधिष्ठिर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पास जाना सुविधाजनक नहीं लग रहा था| 
यध्पि भीम ने उसे प्राचीर में सेंध-लगाते हुए पकड़ा था, किंतु फिर भी उसे भीम ही अधिक 
सुलभ और आत्मीय लगता था। अक्षय को लगता था कि भीम के पास राजकीय अधिकार 
तो सारे थे, किंतु उसके आस-पास राजसी महिमा का कोई अवरोध नहीं था। 

“अकेले ही आए हो ?” भीम ने कुछ चकित होकर पूछा। 

“अभी तो अकेला ही आया हूँ।" वह इस प्रकार बोला, जैसे उसे स्वयं भी अपनी 
बात पर विश्वास न हो, “अन्य लोगों ने बाद में आने के लिए कहा है।” 

“बाद में का क्‍या अर्थ ?” भीम के स्वर में हल्की-सी खीझ थी, “निर्माणकार्य तो 
प्रातः ही आरम्भ होता है वैसे भी इस ऋतु में दिन चढ़ते ही सूर्य इतना प्रखर हो जाएगा 
कि काम हो नहीं पाएगा | सबकी इच्छा होगी कि यमुना के जल में डुबकियाँ लगाते रहें ।” 

“मुझे लगता है राजकुमार ! कि उनकी अपनी इच्छा तो है कि वे काम कर श्रम 
से अपनी आजीविका चलाएँ, किंतु वे भयभीत हैं।" 

“ओह-हो ।" भीम कुछ खीझ उठा, “क्यों भयभीत हैं ? हमने जब कहा है कि उनकी 
रक्षा का दायित्व हमारा है त्तो उनके भय का कारण ही कहाँ है|” 

“आप बहुत भोले हैं राजकुमार !” अक्षय बहुत साहस करके बोला, “आपके कहने 
से ही कोई आपका विश्वास कैसे कर लेगा। कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए न!” 

“क्या अभिप्राय है तुम्हारा ?” भीम ने उसे घूरकर देखा। उसकी आँखों के सामने 
अपने और अर्जुन के पराक्रम के सारे दृश्य घूम गए।“ऐसे-ऐसे विकट कार्य किए हैं 
उन्होंने और यह मूर्ख कहता है कि कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए। 

अक्षय कुछ सहम गया : वह जिसके भरोसे खांडवप्रस्थ की सारी छोटी-बड़ी दस्यु 
28 को अंगूठा दिखाने की बात सोच कर आया था, वह ही उससे रुष्ट हो गया 

? 

भीम तत्काल अपनी भूल समझ गया : उसे अपने पक्ष में आए किसी व्यक्ति को 
8९% नहीं करना था, अन्यथा वह उसकी गणना भी एक नए दस्यु के रूप में करने 
लगेगा। 

“कैसा प्रमाण चाहिए, तुम्हारे मित्रों को ?" वह सायास मुस्कराया, “जो कहो, वही 
प्रमाण उपस्थित कर दें।" 

अक्षय इस बार कुछ सावधान होकर बोला, “मुझे तो कोई प्रमाण नहीं चाहिए 
युवराज ! देखिए, मैं तो आपके विश्वास पर यहाँ आ ही गया हूँ!” उसका स्वर लगभग 
वैसा ही था, जैसा निर्भवता का अभिनय करने वाले किसी भयभीत बालक का होता है,“वे 
लोग शायद रुक कर देखना चाहते हैं कि कोई दस्यु-दल आपसे भयभीत होकर आपका 
मित्र बनता है या नहीं'या फिर इंद्र अथवा अग्नि में से कोई आपका सहायक हो जाए"! 

“इंद्र यहाँ आया हुआ है क्या ?” भीम ने कुछ आतुर और उत्सुक स्वर में पूछा) 


ज््व 


“इंद्र यहाँ कब आते हैं।” अक्षय बोला, “यहाँ तो इंद्र वही है जो इंद्र की जय 
बोलकर उत्पात करनेवाले दल का नेता है।” 

यह ठीक कह रहा है मध्यम !” 

कृष्ण का स्वर सुनकर भीम चौंक कर मुड़ा, “तुम कब आए ।” 

यह ठीक कह रहा है।' कृष्ण ने दुहराया, “पांडवों के पराक्रम की न यहाँ किसी 
को सूचना है, न उसका ज्ञान | तो फिर उनकी बात का विश्वास कोई कैसे कर सकता 
है। और इन लोगों के भय की यह सीमा है कि वे यह विश्वास किए बैठे हैं कि यहाँ 
निर्माण-कार्य आरंभ होते ही दस्युओं के अनेक दल हम पर टूट पड़ेंगे और सब कुछ 
नष्ट-भ्रष्ट हो जाएगा।" 

"तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ ?” भीम ने पूछा। 

“मैं और अर्जुन आज प्रातः से ही इस क्षेत्र में घूम रहे हैं।” कृष्ण के चेहरे पर 
मधुर मुस्कान थी, “हमने बहुत कुछ नया जाना और सीखा है मध्यम ! यहाँ के निवासियों 
के मन में एक आशंका यह भी है कि जाने हमारे पास निर्माण के लिए धन भी है या 
नहीं, और यदि धन भी है तो हम उन्हें पारिश्रामिक देंगे भी या नहीं।” 

हाँ ! हाँ ! !” अक्षय कुछ उत्साहित होकर बोला, “मेरी श्रेणी के अनेक लोग यही 
बात कह रहे थे।” 

“इसलिए जब तक हम उनका विश्वास नहीं जीत लेते, हमारा काम गति नहीं पकड़ 
सकता !” सहसा कृष्ण ने अक्षय की ओर मुड़ कर कहा, “यदि तुम्हारी श्रेणी का कोई 
हा नहीं आता तो कया तुम अकेले ही प्राचीर निर्माण का कार्य आंरभ कर सकते 

? ह् 

“मुझे उसमें क्या आपत्ति हो सकती है।” अक्षय कह तो गया, किंतु उसके मन 
का असमंजस उसके चेहरे पर अंकित था, “पर उसमें कितना समय लग जाएगा। कब 
पूरी होगी वह |” 

“उसमें तुम्हरे लिए कोई कठिनाई नहीं है” कृष्ण ने कहा, “एक दीर्घकाल के 
लिए तुम्हारी आजीविका का प्रबंध हो जाएगा। बस ! तुम्हें यह भय न व्यापे कि तुम 
अपनी श्रेणी के लोगों से पृथक, अकेले होकर कोई ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हारी 
श्रेणी के अन्य लोग नहीं करना चाहते । तुम्हें यह न लगे कि तुम्हारी श्रेणी के लोग तुम्हारे 
विरोधी हैं। तुम्हें यह न लगे कि तुम असुरक्षित हो।” 

अक्षय चुपचाप खड़ा भूमि को घूरता रहा। 

“वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी ।” कृष्ण 
ने कहा, “यदि तुम पूरा एक दिन भी निष्कम्प रहकर कार्य करते रहोगे, तो तुम्हारी श्रेणी 
के लोग अगले दिन से तुम्हारे साथ काम करने के लिए आ जाएँगे !” 

“क्या यह संभव है ?” अक्षय को विश्वास नहीं हो रहा था। 

“मैं चाहता हूँ कि तुम केवल एक दिन बिना किसी प्रमाण के हमारा विश्वास करो |” 
कृष्ण की दृष्टि और मुस्कान ने सम्मोहन की सृष्टि की, “दूसरे दिन तुम अपनी इच्छानुसार ' 
कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो।” 

“मैं प्रस्तुत हूँ।" अक्षय किसी भी प्रकार के प्रतिरोध के लिए जैसे सक्षम ही नहीं 


- धर्म/3 


रह गया था। 
“तो फिर कार्य आरंभ करो |” कृष्ण ने उसे आदेश दिया। 


अक्षय निर्माण-स्थल पर चला गया और भीम कृष्ण के साथ युधिष्ठिर के मंडप में आ 
गया। वहाँ सारे पांडव एकत्रित थे और नगर-निर्माण के विषय में ही चर्चा कर रहे थे। 

नलगर-निर्माण से पहले हमें यहाँ एक छोटा-मोटा अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा ।” 
कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, “अन्यथा हमें न तो उपयुक्त संख्या में श्रमिक मिल पायेंगे, 
न लेपक न वास्तुकार।” 

“कैसा अश्वमेध यज्ञ ?” युधिष्ठिर ने किंचित आश्चर्य से पूछा। 

कृष्ण ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। वे कुछ इस प्रकार आत्मलीन रहे, जैसे 
युधिष्ठिर ने उनसे कुछ पूछा ही न हो | स्वयं को एक आसन पर आरामपूर्वक स्थापित 
कर वे निर्श्ित भाव से बोले, “यहाँ दस्यु-दमन किए बिना, प्रजा के मन से उनका भय 
नहीं जाएगा। लगता है कि यहाँ के सारे दस्यु-दल नगर-निर्माण के विरोधी हैं। बहुत 
संभव है कि उन्हें लगता हो कि नगर-निर्माण से यहाँ व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी 
और अराजकता समाप्त हो जाएगी।' 

"तो क्या हुआ ?' भीम बोला, “कौन है जिसे व्यवस्था नहीं, अराजकता चाहिए ?* 

“बड़े भोले हो मध्यम !” कृष्ण के स्वर में ताड़ना भी थी और स्नेह भी, “व्यवस्था 
में दुष्ट-दलन होता है, इसलिए दस्यु अराजकता चाहता है। अशासन अथवा दुर्बल शासन 
सदा ही दुष्टों का सहायक होता है।" 

“अश्वमेध यज्ञ से क्‍या त्तालर्य है आपका ?” नकुल ने पूछा। 

“भई ! लेपक को निर्माण-कार्य पर लगा दिया जाए चाहे वह अकेला ही क्‍यों न 
हो और हमारे सारे योद्धा, दस्यु-दलों से उसकी रक्षा करें। यदि हम उसे किसी प्रकार 
की क्षति नहीं पहुँचने देते और उसका कार्य निर्विष्न चलता रहता है, तो खांडवप्रस्थ 
में हमारा आधिपत्य प्रमाणित होता है और धर्मराज के शासन की घोषणा हो जाती है [" 

“तो इसमें कठिनाई ही क्या है |” भीम पूर्ण उत्साह में बोला,“एक लेपक तो हमारे 
पास है ही। महाराज उसे कार्यरिंग का आदेश दें और मैं अपनी गदा लेकर उसकी रक्षा 
के लिए खड़ा हो जाता हूँ।? 

“मेरे विचार से यह उचित रण-नीति नहीं है।” अर्जुन धीरे से बोला, “हमें लेपक 
अक्षय की भी रक्षा करनी है और अपने पूरे शिविर तथा इस भवन की भी। संभावित 
आक्रमणकारियों को इतनी स्वतंत्रता भी नहीं देनी है कि वे जब चाहें अपनी सुविधा 
और अपनी योजना के अनुसार हम पर आक्रमण करें।” 

“ठीक है, हमें प्रतिरक्षात्मक ही नहीं आक्रामक युद्ध भी करना है।” कृष्ण ने कहा, 
"किंतु निर्माण-कार्य आरंभ कराना भी तो एक प्रकार का आक्रमण ही है। यह उनके 
लिए चुनौती भी है और एक प्रकार का चक्रव्यूह भी |!" 

4वह तो ठीक है।" अर्जुन ने उत्तर दिया, “किंतु यदि केवल उसकी ही रक्षा की 
गयी और उसकी रक्षा के लिए केवल मध्यम को ही नियुक्त किया तो हमारी सफलता 


#शगर-4 


पूर्णतः निश्चित नहीं है।” 

“क्यों निश्चित नहीं है ?” भीम का स्वर कुछ उखड़ा हुआ था, क्या भीम की 
सफतता में कुछ संदेह है तुम्हें /” 

“नहीं मध्यम ! यह बात नहीं है।” अर्जुन ने स्पष्ट किया, “आप वहाँ अक्षय की 
रक्षा कर रहे हों। तभी एक या एक से अधिक दस्यु दल, शिविर पर अथवा अन्य कुछ 
स्थानों पर आक्रमण कर दें | आपको आक्रमण-स्थल पर जाना पड़ जाए और पीछे अक्षय 
असुरक्षित रह जाए तो ?” 

“मेरा विचार है कि हम धोड़ा शक्ति-प्रदर्शन भी करें और थोड़ा वैभव-प्रदर्शन भी |. 
कृष्ण ने धीरे से कहा, वैभव-प्रदर्शन से लेपक-श्रेणी तथा श्रमिकों को यह आश्वासन 
मिलेगा कि हमारे पास धन है और हम उनका पारिश्रामिक देने में समर्थ हैं। दस्यु-दलों 
के लिए वह आकर्षण भी होगा और चुनौती भी।” 

“तो फिर निर्माण-कार्य आंरभ कराओ |! युधिष्ठिर ने कहा, “भीम अक्षय की रक्षा 
पर नियुक्त रहे। नकुल और सहदेव इस भवन की सुरक्षा का प्रबन्ध करें। कृष्ण और 
अर्जुन शिविर की रक्षा का दायित्व लें। बलराम भैया यहां मेरे साथ रहें। हम 
आवश्यकतानुसार सहायता के लिए पहुँचते रहेंगे।” 


अक्षय ने हाथ में करनी ली, तो उसका हाथ कॉँप रहा था, जाने उसका यह निश्चय 
उचित था या नहीं | उसकी श्रेणी का कोई आदमी उसके साथ नहीं आया था। वे काम 
करना चाहते थे | निर्माण-कार्य से उनका कोई विरोध नहीं था॥'” पर वे दस्युओं से इतने 
भयभीत थे कि यहाँ आने का साहस ही नहीं कर पा रहे थे। यदि इन राजकुमारों का 
विश्वास कर, वे मान भी लें कि यहाँ वे लोग सुरक्षित हैं, तो उनके परिवार तो बस्ती 
में थे। वे तो सुरक्षित नहीं थे।“ 

तभी उसके मन में एक दूसरा विचार कौंधा"” वह बस्ती में रहने वाले परिवारों 
की बात सोच रहा है'” किन्तु क्या वह स्वयं सुरक्षित है ? उसके साथ काम करने के 
लिए उसकी श्रेणी के जो अन्य लोग यहाँ आएंगे, वे सुरक्षित हैं ?'“यह मोटा राजकुमार 
हाथ में गदा लिए, बहुत आश्वस्त होकर यहाँ खड़ा है, वह दस्युओं द्वारा दूर से चलाए 
गए बाणों से उसकी रक्षा कर लेगा ? वे जो जलते हुए अग्निकाष्ठ फेंकेंगे, उन्हें यह 
अपनी गदा से रोक लेगा ?"” वे आक्रमण कर यहाँ इस प्रतीक्षा में खड़े रहेंगे, कि यह 
अपनी गदा से उन्हें पीटे ? वे जब स्फूर्ति से भागेंगे, तो यह उनके पीछे दौड़ भी पाएगा ? 
इसे अश्वारोहण का अभ्यास भी है कि घोड़े पर चढ़ने के प्रयल में यह बार-बार धरती 
पर ही गिरता रहेगा ? और यदि यह अश्वारूढ़ हो भी गया तो क्‍या भरोसा है कि 
यह फिसल कर गिर नहीं पड़ेगा, अधवा इसके बोझ से दबकर घोड़ा ही बैठ नहीं जाएगा ?"“ 

अक्षय को जगा, जैसे वर्षो के पश्चात्‌ उसने एक हास्यपूर्ण स्थिति की कल्पना 
की है, अर्थात्‌ वह कुछ त्तो निश्चित हुआ ही है, अन्यथा भय से निरंतर सूखता हुआ 
मनुष्य ऐसी मनोरंजक कल्पना कर ही कैसे सकता है ?““पर तत्काल ही उसका मन जैसे 
सहम कर खड़ा हो गया"” यदि उसे अपनी सुरक्षा का विश्वास नहीं है तो वह यहाँ क्या 


घर्म/33 


कर रहा है ? क्यों वह इन आगंतुकों की बात मान कर उन दस्युओं को अपना चिस-शत्रु 
बना रहा है ? जाने ये लोग यहाँ रह भी पाएँगे अथवा नहीं, रहना चाहेंगे या नहीं, उसे 
तो फिर इन्हीं दस्युओं की दया पर जीना होगा"” पर वह अपनी इच्छा से काम करने 
या न करने के लिए स्वतंत्र कहाँ था ? वह तो रात को चोरी के आरोप मैं बंदी बनाया 
गया था। यह तो उसका भाग्य अच्छा था कि इस मोटे ने उस पर अपनी गदा से प्रहार 
नहीं किया, नहीं तो रात को ही उसके प्राण निकल गए होते और अब तक उसके शव 
को वन के भूखे पशु खा गेए होते |” उन लोगों ने उस पर दया की, उसे न केवल 
जीवित छोड़ दिया, वरन्‌ स्नेह और सम्मान का व्यवहार किया। वे उससे निःशुल्क काम 
नहीं करवा रहे, पारिश्रामिक देने का वचन दिया है, वह भी गेहूँ की रोटी के रूप में | 
उस मोर-मुकुट वाले ने तो यह भी कहा है कि एक दिन के पश्चातू वह चाहे तो काम 
छोड़ कर जाने के लिए भी स्वतंत्र है।* कैसी मोहिनी मुस्कान है उसकी | सामने वाले 
व्यक्ति का हाथ पकड़ कर रोक ही नहीं लेती, सहमत हो जाने के लिए मनुहार भी करने 
लगती है। बेड़ियाँ बनकर पैरों को जकड़ लेती है और अनायास ही जिहवा से सहमति 
उगलवा लेती है” कैसे भले हैं ये लोग ! अवसर मिलने पर भी अब वह दस्युओं के 
भय के मारे यदि इनका साथ नहीं देगा, तो कैसे मुक्त हो पाएगा दस्युओं के अत्याचार 
से ?"“आज वह इनका आश्वासन पाकर भी सशंक है, और कल यह आश्वासन भी 
नहीं रहा तो ?”“ 

अक्षय ने अपनी करनी से मसाला डाला और उस पर पत्थर जमा दिया। उसके 
हाथ ने अपनी पूरी दक्षता से पत्थर को जमाया और मन ने कहा, देख ! तनिक भी 
प्रमाद न हो। काम अच्छा और दृढ़ हो ऐसा काम, जो इन आगंतुकों का मन मोह ले, 
ताकि वे यहाँ न भी रहें, तो भी उसे अपने साथ ले जाएँ। इनके साथ रहेगा, तो सुरक्षित 
भी रहेगा, भूखा भी नहीं मरेगा, और अपमानजनक जीवन भी नहीं जीना पड़ेगा | उसके 
8, ने ही जैसे इन आगंतुकों को यहाँ भेजा है। ऐसे स्वामी उसे फिर कहाँ मिल 
पा ् ७३४ 

उसने पूरी दक्षता से आठ-दस पत्थर जमा कर ही अपनी दृष्टि ऊपर उठाई और 
उसकी दृष्टि जैसे क्षितिज पर ही जम गई। दूर वहाँ, दूहों, ढीलों और वृक्षों के पीछे 
कौन छिपा बैठा था ? नहीं। वह उसकी आँखों का भ्रम नहीं था*” निश्चित रूप से वहाँ 
कुछ लोग छिपे हुए थे। वह उनमें से किसी का सिर, किसी की भुजा और किसी की 
टाँग स्पष्ट रूप से देख पा रहा था" नहीं। वे पूरी तरह से छिपे हुए भी नहीं थे। यदि 
स्वयं को पूर्णतः अदृश्य ही रखना चाहते तो इतने असावधान नहीं रहते। वे तो जैसे 
अपने-आपको प्रदर्शित करने के लिए ही इस प्रकार आ बैठे थे** 

अक्षय ने अपनी रीढ़ की हड्डी पर भय की सिहरन का अनुभव किया” फिर 
जैसे आश्वासन पाने के लिए उसने दूर खड़े सैनिकों और उनके शस्त्रों की ओर देखा |" 
ये सैनिक आगे क्‍यों नहीं बढ़ रहे थे। वे आदेश की प्रतीक्षा में थे, अथवा उन्हें वे छिपे 
हुए लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे ? है 

उसकी दृष्टि पुनः जाकर उन अध-छिपे लोगों पर टिक गई। 

भीम ने भी अक्षय की दृष्टि का अनुसरण करके देखा। 


चासमर-4 


“कौन है वे लोग ?” 

“कह नहीं सकता राजकुमार।" अक्षय का असमंजस बहुत स्पष्ट था, “बस्ती के 
साधारण लोग भी हो सकते हैं, जो अपनी उत्सुकतावश यह देखने के लिए यहाँ आ 
बैठे हों कि यहाँ क्या हो रहा है।* और दस्यु भी हो सकते हैं, जो आक्रमण करने की 
ताक में हों'* और यह भी संभव है कि किसी योद्धा के सैन्ये-शिविर के लोग हों, जो 
अपने स्वामी के लिए सूचनाएँ एकत्रित कर रहे हों" ।” 

भीम ने उसे प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा, “तुम इतना सोच-समझ लेते हो, विश्लेषण 
कर लेते हो, तो तुम्हें कोई उच्चतर कार्य करना चाहिए, जिसमें मात्र शारीरिक श्रम ही 
न हो, कुछ बौद्धिक कार्य और दायित्व भी जुड़ा हो!” 

“मैं अपनी श्रेणी कैसे बदल सकता हूँ ?* 

क्यों ?” 

“मेरे पिता लेपक थे। मैं लेपक परिवार में उत्पन्न हुआ हूँ।! 

भीम ने जोर का ठहाका लगाया, “मानसिक विकास और वृत्ति-परिवर्तन से श्रेणियाँ 
और वर्ण तो अपने-आप परिवर्तित हो जाते हैं। कौन अपना विकास नहीं चाहता ?” 

“कभी किसी की श्रेणी भी बदली है ?” अक्षय ने आश्चर्य से पूछा! 

“क्यों नहीं ? विश्वामित्र क्षत्रिय राजा होते हुए ऋषि बने, नहुष क्षत्रिय होते हुए 
सर्प हुए, हस्तिनापुर में कर्ण सूत होते हुए, क्षत्रिय हो गया, और संजय सूत होने पर 
भी मुझे लगता है कि ब्राह्मण हो जाएगा। उसकी प्रवृत्ति वही है।अच्छा छोड़ो इसे। 
हे हा में फिर बात कर लेंगे। पहले देखें कि वे लोग हैं कौन और वहाँ क्या कर 
रहे हैं ?” 

अक्षय का ध्यान पहली बार इस ओर गया कि यह मोटा राजकुमार उन छिपे हुए 
लोगों से तनिक भी भयभीत नहीं था और बड़े सहज ढंग से हाथ हिला कर उन्हें अपने 
निकट आने के लिए कह रहा था। उसने अपने सैनिकों को बुलाने का तनिक भी प्रयत्न 
नहीं किया था। 

उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे लोग भी उसके संकेत पर कुछ इस प्रकार 
अपने छिपने “के स्थानों से बाहर निकल उनकी ओर बढ़ने लगे, जैसे वहाँ छिपे वुलाए 
जाने की ही प्रतीक्षा कर रहे हों।पर वे थे कौन ? उनके हाथों में शस्त्र भी नहीं थे 
कि चह मान लेता कि वे लोगं इस मोटे राजकुमार को घेरकर उस पर आक्रमण करने 
के लिए आगे बढ़ रहे थे | और यह राजकुमार त्तो इतना आश्वस्त था, जैसे वह अपने 
आत्मीय जनों के बीच घिरा हुआ था। उसके मन में न भय था न अविश्वास'“या वह 
अपने आत्मविश्वास के हाथों छल्ना जा रहा था ? क्या वह नहीं जानता था कि इस 
खांडवप्रस्थ में पिता और पुत्र भी एक-दूसरे से इस प्रकार आश्वस्त नहीं रहते थे ? 

वे लोग निकट आए तो अक्षय ने पहचाना”वे सव तो उसी की श्रेणी के लोग 
थे*” उनमें से कुछ के हाथों में करनी या भवन-निर्माण का कोई अन्य उपकरण था*“वे 
लोग तो इस प्रकार तैयार होकर आए लगते थे, जैसे अच्छे दिनों में कोई आजीविका. 
अर्जन करने के लिए जाता है' 

वे राजकुमार से कुछ दूरी पर ही खड़े हो गए, जैसे अब और आगे बढ़ने का 


धर्म/35 


साहस न हो रहा हो। ॥॒ 

“हें हस्तिनापुर के स्वर्गीय सम्राट पांडु का द्वितीय पुत्र तथा खांडवप्रस्थ के महाराज 
युधिष्ठिर का छोटा भाई भीम हूँ। तुम लोग कौन हो और यहाँ. क्या करने आए हो ?' 
भीम ने उच्च स्वर में पूछा। 

उन लोगों ने पहले भीम की ओर देखा और फिर परस्पर एक-दूसरे को देखने 
लगे।“उनमें से कोई स्पष्ट रूप में कुछ नहीं बोला, किंतु एक हल्के, गुनगुनाते, अस्पष्ट 
स्वर में सब लोग ही कुछ-न-कुछ कह रहे थे। भीम के चेहरे पर अधैर्य की कुछ हल्की 
रेखाएं उभरीं और फिर उसने अपने साथ खड़े अक्षय की ओर देखा। 

ये सब तो मेरी ही श्रेणी के लोग हैं राजकुमार |” अक्षय धीरे से बोला, “लगता 
है, काम करने आए हैं।” 

भीम कुछ आश्वस्त होकर उन लोगों की ओर मुड़ा, “तुम लोग लेपक हो ?” 

“हाँ !” एक सामूहिक किंतु उल्लसित स्वर आया। 

“तुम लोग यहाँ निर्माण-कार्य के लिए आए हो ?” भीम ने पुनः पूछा। 

“हाँ !" फिर उसी प्रकार सामूहिक उत्तर आया। 

“तो आओ | तुम सबका स्वागत है | निर्माण आरंभ करो / भीम के स्वर में प्रसन्‍नता 
स्पष्ट झलक रही थी। 

किंतु उनमें से एक भी आगे नहीं बढ़ा। 

भीम के मन में खीझ जन्मी। ये कैसे लोग हैं, जो निर्माण के लिए आए हैं, और 
फिर आगे नहीं बढ़ रहे। ये निश्चित रूप से उस प्रकार के लोग थे, जो भोजन करने 
के लिए आसन पर बैठ भी जाते हैं और फिर सामने रखे थाल की ओर हाथ नहीं बढ़ाते | 
आग्रह पर आग्रह की प्रतीक्षा करते रहते हैं। 

“क्या बात है ?” भीम ने पूछा, “तुम लोग कार्य आरंभ क्‍यों नहीं कर रहे ? क्या 
तुम लोग नहीं जानते कि समय कम है और काम बहुत अधिक है ?? 

“जानते हैं !” एक अस्पष्ट सा उत्तर आया। 

“तो फिर काम क्‍यों आरंभ नहीं करते ?? 

इस बार एक वृद्ध कुछ आगे बढ़ आया, “बात यह है राजकुमार ! कि हम लोग 
काम आरंभ करने से पहले, अपने पारिश्रामिक के विषय में आश्वस्त हो जाना चाहते 
हैं। कार्य पूरा हो जाने के पश्चात्‌ पता नहीं पारिश्रमिक मिले, न मिले !” 

.  “पारिश्रमिक तुम्हें मिलेगा।” भीम उन्हें आश्वस्त करता हुआ बोला, “क्या तुम्हें 
मेरा विश्वास नहीं है ?? 

“विश्वास तो है |” वृद्ध बोला, “पर इतना अधिक भी नहीं है कि हम उस विश्वास 
के सहारे सारा दिन काम कर सकें। यदि पारिश्रमिक पहले ही मिल्र जाता तो हमें कार्य 
करने में सुविधा होती” ।” 

“ओह !' भीम के चेहरे पर पहली बार वक्रता उभरी, “शस्त्रबल से हमें लूटने में 
स्वयं को असमर्थ पाकर अब तुमने यह युक्ति निकाली है।” भीम की दृष्टि उन सबके 
चेहरे परख गई, “जब तुमने हमारा कोई कार्य किया ही नहीं, तो तुम्हें हम पारिश्रमिक 
किस बात का दे दें ।“और यदि मैं तुम लोगों को पहले पारिश्रमिक दे दूँ, और तुम लोग 


36/महासमर-4 


बिना कोई काम किए, यहाँ से उठकर चल दो, तो मैं क्या करूँगा ?” 

“आपके पास पर्याप्त शस्त्र-बल है राजकुमार !” वृद्ध बोला, “आप चाहें तो कोड़े 
मार-मार कर हमसे निःशुल्क कार्य करवा सकते हैं, और शुल्क देकर तो आपका हम 
पर पूरा अधिकार ही बन जाता है। हम निर्बल और असहाय लोग हैं | आपसे पारिश्रमिक 
लेकर बिना काम किए हम अपने घर तक सुरक्षित पहुँच ही कैसे सकते हैं ?” 

भीम ने कुछ विचार किया, “ठीक है ।” वह बोला, “तुम लोगों के मन में अविश्वास 
का भाव बहुत सघन हो गया लगता है। किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते तुम 
लोग।” उसने उन लोगों की ओर देखा, “तुम कार्य आरंभ करो। मैं पारिश्रमिक के लिए 
धन लाए जाने की व्यवस्था करवाता हूँ।' 

किंतु उनमें से एक व्यक्ति भी अपने स्थान से नहीं हिला। 

“अब क्या है ?” हे 

“राजकुमार ! हमें धन नहीं चाहिए ।” वही वृद्ध बोला, “हमें तो पारिश्रमिक के रूप 
में गेहूँ चाहिए।! 

गेहूँ ?? 

“हाँ, राजकुमार !” वृद्ध ने उत्तर दिया, “तुम्हारी मुद्राएँ, यहाँ खांडवप्रस्थ में लुटने 
के काम तो आ सकती हैं, हम जैसे निर्धन और असहाय लोगों का पेट भरने के लिए 
नहीं। हमें तो गेहूँ ही चाहिए।” 

भीम चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसके अधरों पर एक हल्की विनोदपूर्ण मुस्कान 
खेल रही थी। 

“क्यों ? नहीं दोगे न गेहूँ ?” वृद्ध का अविश्वास अत्यन्त मुखर हो आया था। 

भीम खुलकर हँस पड़ा, “मैं तुम्हें दोष नहीं देता काका ! कि तुम उन लोगों का 
अविश्वास कर रहे हो, जिनके मुख से निकला शब्द कर्म का प्रमाण होता है, और जो 
स्वयं भूखे रहकर भी द्वार पर आए भूखे व्यक्ति को भोजन किए बिना नहीं जाने देंगे। 
तुम्हारा कोई दोष नहीं है । तुमने आज तक शायद वे ही लोग देखे हैं, जिनके लिए शब्द 
अपने झूठ को छिपाने के लिए आवरण मात्र है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता” ।" 

“दोष मैं माँग भी नहीं रहा राजकुमार !” वृद्ध कुछ अधीर होकर बोला, “गेहूँ दे 
रहे हो या नहीं ?? 

“ओह !” भीम पुनः हँसा, “मैं तुम्हारे पारिश्रमिक की गेहूँ की बोरियाँ मँगवा कर 
तुम्हरे निकट यहीं रखवा देता हूँ, तुम लोग काम आरंभ करो |” वह रुका, “या पहले 
तुम गेहूँ अपने घर पहुँचा कर आओगे और तब काम करोगे ?” 

“नहीं ! नहीं ! | इतना ही पर्याप्त है।” वृद्ध बोला और वह अपने साथियों की 
ओर मुड़ा, “आओ भाइयो |" 


धर्म/37 


4 


लेपक आशंकित थे कि उनके काम आरंभ करते ही, भूमि पर पड़े उन पत्थरों अथवा 
इधर-उधर उगे हुए वृक्षों के पत्तों में से दस्युओं के दल अथवा विरोधी सैनिक प्रकट 
हो जाएँगे और उन पर शस्त्रास्त्रों की मार पड़नी आरंभ हो जाएगी।“किंतु ऐसा कुछ 
नहीं हुआ था। काम निर्विष्न चलता रहा और क्रमशः उनका संदेह, संकोच तथा भय, 
हल्के कोहरे के समान विलीन होता चला गया |उन्होंने यह भी देखा कि कुछ सैनिक 
खच्चरों पर लाद कर गेहूँ की बोरियाँ वहाँ ला रहे हैं और एक ओर रखते जा रहे हैं |उनका 
उत्साह और उल्लास बढ़ता जा रहा था। किसी के मन में यदि कोई भय था तो यही, 
कि कहीं यह निर्माण-कार्य शीघ्र समाप्त न हो जाए। 

भोजन का समय हुआ तो पुनः एक संशय-सा उनके ऊपर आकाश में आ टेँगा। 

वृद्ध लेपक हरदत्त अपनी करनी प्राचीर पर टिका धीरे-धीरे अक्षय के पास आया, 
“भोजन का क्या करना है ?” 

“क्यों ?” अक्षय जैसे पूर्णतः परिहास की मुद्रा में था, “ठुमने मँगवा तो रखी हैं 
गेहूँ की बोरियाँ। मुट्ठी भर-भर गेहूँ लो और चबाओ।* 

“पागल मत बन ।” हरदत्त पुनः धीरे से बोला, “भोजन के लिए अवकाश मिलेगा 
या रात तक ऐसे ही खटते रहना होगा |” 

“जाकर पूछ क्‍यों नहीं लेते उस राजकुमार से |” अक्षय ने उत्तर दिया। 

“उससे पूछना होता, तो तेरे पास क्यों आता |" हरदत्त बोला, “तूने अपने भोजन 
के विषय में क्या सोचा है ?” 

“मैंने ?” अक्षय मुस्क़राया, “मैं भोजन के विषय में सोचता ही नहीं। मैं तो अपने 
उस कुटीर के विषय में सोचता रहा हूँ, जो इस प्राचीर के भीतर बनेगा और खांडवप्रस्थ 
के उन दुष्टों से सुरक्षित होगा।” 

हरदत्त ने अक्षय को ऐसे देखा, जैपे वह पागल हो गया हो, “अरे, जीवित रहेगा 
तो उस कुटीर में निवास करेगा। भोजन के बिना कोई जीवित रह सका है क्या ?? 

“मेरा काम है श्रम करना और राजा का काम है मेरी आवश्यकत्ताओं की पूर्ति ।” 
अक्षय बोला, “भोजन के विषय में सोचना, मेरा नहीं, राजकुमार का काम है।” 

“वह अपने भोजन के विषय में सोच रहा होगा। सोच क्यों रहा होगा, कहीं बैठा 
भोजन का आस्वाद ले रहा होगा।” हरदत्त ने इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई; “तू अपनी बात 
करा 

“अच्छा !” अक्षय जैसे उसे चिढ़ाते हुए बोला, “मुझे खिलाए बिना वह स्वयं बैठा 
भोजन कर रहा होगा” 

हरदत्त को लगा कि कहीं वह खीझ कर इस मूर्ख अक्षय पर हाथ ही न छोड़ बैठे'“यह 
उन लोगों से कुछ पहले यहाँ क्या आ गया, अपनी स्थिति ही भूल गया । कैसी बहकी-बहकी 
बातें कर रहा है ।“हरदत्त निराश होकर मुड़ा'“पर वह अपने स्थान पर पहुँचा नहीं | उसकी 
आँखें उन सैनिकों पर जम गई थीं, जो भोजन लेकर उन लोगों की ओर आ रहे थे 


हाक्षन 


और उसके पैर अपने स्थान से उठना भूल गए थे" 
“चलो ! सब लोग अपना-अपना भोजन ले लो । सैनिक ने उच्च स्वर में पुकार 
कर कहा। 


भोजन के पश्चात्‌ उन लोगों ने धोड़ा विश्राम किया और फिर से कार्य आरंभ हो गया। 
वे लोग आज इतने प्रसन्न थे, जैसे प्रातः से श्रम न कर रहे हों, किसी अत्यन्त सुखद 
परिवेश में छुट्टी मना रहे हों। 

“इन पांडदों ने खांड्वप्रस्थ आने में इतना दिलंद क्‍यों किया ?” एक कह रहा 
धा, "पहले आ जाते तो इनका क्या बिगड़ जाता। पर क्यों आते ? आ जाते तो हम 
इतने निर्वल और असहाय नहीं रहते। हम इतना कष्ट नहीं झेलते। हम पहले ही पीड़ा 
और भय से मुक्त न हो जाते'”।" 

“मुझे तो अब भय लग रहा है।“” दूसरे ने कहा। 

“अब ? अब काहे का भय ?” पहले ने पूछा। 

अरे ये लोग राजा-राजकुमार हैं। जाने कब इनके मन में समा जाए कि यह 
स्थान रहने योग्य नहीं है। इनका क्‍या है, ये लोग अपना सामान समेट कर चल 
देंगे और हम फिर उसी पुराने अंधकार में डूब जाने को यहीं रह जाएँगे" ॥ दूसरे ने 
कहा। 

“मुझे इसका भय तो नहीं है।" तीसरा बोता, “पर हो ! यह भय अवश्य है कि 
यह प्राचीर बन गयी तो हमारा काम समाप्त हो जाएगा। फिर हम कहाँ जाएँगे ?” 

“क्या व्यर्थ की बातें सोच रहे हो तुम लोग |” अक्षय ने उनकी बातों में हस्तक्षेप 
किया, “ये पांडु-पुञत्न किसी एक भवन का निर्माण करवाने वाले न्यायप्रिय और दयालु 
स्वामी मात्र नहीं हैं, कि अपने भवन का निर्माण करवा कर ये तुम लोगों को हाथ जोड़ 
कर विदा कर देंगे। ये लोग खांडवप्रस्थ के राजा हैं। यहाँ आए हैं, रहने के लिए। यहाँ 
रहेंगे तो चारों ओर शांति स्थापित करेंगे। पूरा नगर बसेगा। लेपक श्रेणी के लोगों के 
साथ, अन्य भी वीसियों प्रकार के तोग आकर बसेंगे । सबको भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, 
आवास मिलेगा, आजीविका मिलेगी, सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, न्याय मिलेगा। सव 
लोग सुख से रह सकेंगे।” 

“अच्छा। तूने इतना कैसे जाना ?” वृद्ध हरदत्त ने पूछा। 

“प्रातः से तुम लोग देख नहीं रहे उनका व्यवहार ?” अक्षय बोला, “मैंने उन लोगों 
की 29०88 हैं, उनको देखा-परखा है। मुझे लगता है कि अब हमारे भी अच्छे दिन 
आ रहे हैं।'* 


अंधकार घिरने लगा तो भीम ने आकर दिन का काम समाप्त होने की घोषणा की और 
कहा कि वे लोग अपने-अपने भाग का गेहूँ ले जाएँ। 
“गेहूँ का वितरण कौन करेगा राजकुमार ?” हरदत्त से पूछे बिना नहीं रहा गया। 


धर्म/39 


“क्यों ? वे सैनिक खड़े हैं। वे ही वितरित करेंगे।” 

कया वे हमसे अपना भाग नहीं माँगेंगे ?” हरदत्त धीरे से वोला, “आप स्वयं वॉट 
देते तो“” और सहसा वह सहम कर चुप हो गया, कहीं वह अपनी मर्यादा का उल्लंघन 
तो नहीं कर बैठा ?”* कहीं राजकुमार भी लेपकों को गेहूँ वितरित करते हैं ?** राजकुमार 
रुष्ट हो गया तो ?* 

पर भीम रुष्ट नहीं हुआ। वह हँस पड़ा, “अपना भय त्यागो हरदत्त काका ! यहाँ 
कोई तुमसे अपना भाग नहीं माँगेगा। उन्हें महाराज युधिष्ठिर की ओर से पर्याप्त अन्न 
मिलता है। फिर भी यदि कोई तुमसे माँगे अथवा छीने तो निस्संकोच मुझे बताओ। यह 
मेरे हाथ में गदा है न। यह भ्रष्ट और अत्याचारियों की काल है“ ।” भीम ने रुक कर 
उसकी बाँह थाम ली, “मुझे तो केवल यह बताओ कि तुम लोग कल काम पर आ रहे 
होन?? 

“निश्चित रूप से | इसमें संदेह की क्या बात है राजकुमार ?” हरदत्त बोला, “इतने 
दिनों के पश्चात्‌ तो ऐसा काम मिला है, जिसका पारिश्रमिक भी दिया जाता है। हमारा 
विश्वास कीजिए, जितने लोगों ने आज काम किया है, वे तो कल आएँगे ही, बहुत संभव 
है कि कुछ और भी आना चाहेंगे। क्या आप उन्हें भी काम देंगे ?” 

“महाराज युधिष्ठिर के राज्य में हर हाथ को काम मिलेगा |” भीम बोला, “श्रम 
मनुष्य की सहज एवं नैसर्गिक वृत्ति है, और आजीविका उसका अधिकार है।” फिर 
हरदत्त काका ! यह तो निर्माण की घड़ी है । चारों ओर काम ही काम है। निर्माण करने 
वाले जितने हाथ मिलें, श्रम के इच्छुक जितने मन मिलें" उन सबको ले आओ।' 

हरदत्त ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपना पारिश्रमिक लेने के लिए आगे 
बढ़ गया। 

गेहूँ को अच्छी तरह अपने अंगोछे में बाध लेने के पश्चात्‌ उसने दृष्टि उठाई त्तो 
उसे अक्षय अपने सामने खड़ा दिखाई दिया। 

“कल काम पर अवश्य आना काका!” वह बोला। 

“अवश्य आऊँगा। मैं क्या बावला हूँ कि ऐसे अच्छे काम और ऐसे अच्छे स्वामियों 
को छोड़ निठल्ला घर बैठा रहूँ।” हरदत्त बोला, “पर तू इस प्रकार क्‍यों बोल रहा है, 
जैसे यहीं से हमें विदा कर रहा हो। तू हमारे साथ घर नहीं चल रहा क्या ?* 

“नहीं काका। मैं यहीं रहूँगा। पांडवों के इस शिविर में ।” वह बोला, “वहाँ क्या 
ड है ? हमें कल भी रहने के लिए यहीं आना है, तो फिर आज ही से क्यों न रहने 
लगें ?? 

“तेरी इच्छा है भाई" हरदत्त ने उत्तर दिया, “तू यहाँ अकेला ही रहना चाहे तो 
तुझे कौन रोक सकता है। मैंने तो इसलिए कहा था, कि बस्ती में हम सब इकट्ठे रहते 
आए हैं। फिर वहाँ तेरा घर है।"” 

“अब तो यहीं घर बनाऊँगा काका |” 

“अच्छा भाई। कल भेंट होगी।' हरदत्त के मन में सहसा ही घर जाने की जल्दी 
मच गई थी। 

हरदत के जाने के बाद सहसा अक्षय जैसे स्वयं ही अपने इस निश्चय पर संदेह 


40/महासमर-4 


करने लगा : क्‍यों रुक गया, वह पीछे ? कौन बैठा है उसका अपना यहाँ ?"“ अपना 
और पराया ?“अक्षय के मन में जैसे प्रश्नों के सैकड़ों बिच्छू दंश मार रहे थे'” कौन 
होता है अपना ? और कौन होता है पराया ? इन सब शब्दों का कोई अर्थ भी है ? 
इससे पहले कब मिला था वह भीम से ? क्‍या संबंध था उसका इस मोटे राजकुमार 
से ? वह तो यहाँ चोरी करने आया था'” पकड़ा भी गया था” फिर भी भीम ने न 
स्वयं उसे दंडित किया और न महाराज युधिष्ठिर से दंड दिलवाया |“कहीं भीम 
अपना-पराया.सोचने बैठता तो कहाँ होता अक्षय इस समय ! बेड़ियों में बँधा कहीं सैनिकों 
के कोड़े झेल रहा होता” या क्या पता है कि मृत्यु-लोक में ही पहुँच गया होता ! भीम 
ने न केवल यह सब होने दिया, वरन्‌! उसकी सारी आवश्यकताओं की देख-भाल की ।'“उसे 
भीम अच्छा लगने लगा था, अपना लगने लगा था"“शायद इसीलिए अक्षय यहाँ रुक 
गया था कि वह उस मोटे राजकुमार भीम के साथ कुछ और समय व्यतीत कर सके। 
उसकी बातें सुन सके। उसने कहा था कि विकास का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। 
विकास से क्या तात्पर्य था उसका ? अधिक सुविधाएँ ? समृद्धि ? अधिक ज्ञान ? स्वच्छ 
जीवन ? निर्मल मन ?““ क्‍या है विकास ?”” और उनके साथ वह यादव राजकुमार 
भी तो हैकृष्ण | कृष्ण ने कहा था न कि वह एक दिन बिना प्रमाण के उसका विश्वास 
करे “बस एक दिन ! और एक ही दिन में क्या कुछ हो गया।"कैसा मनमोहन रूप 
है कृष्ण का" और उसकी वाणी"“किसी अत्यन्त मधुर वेणु की टेर जैसी ! कितनी प्रिय 
लगती है कानों को | 


प्रातः भीम निर्माण-स्थल पर आया तो सब कुछ शांत और सहज था। कुछ भी असामान्य 
दिखाई नहीं दे रहा था। 

“कैसे हो नायक ?” भीम ने पूछा। 

“आपकी कृपा है राजकुमार ।” 

+रात की कोई घटना ?? 

“नहीं ! सब ओर शांति रही !” नायक ने उत्तर दिया। 

“तुम किस समय से यहाँ हो ?? 

“मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आया हूँ राजकुमार ! किंतु मैंने रात के प्रहरियों से सारी 
जानकारी ले ली थी। कोई उत्पात नहीं हुआ!” 

और सहसा भीम की दृष्टि प्राचीर के पास अकेले खड़े अक्षय पर जाकर ठहर 
गई, “अभी तुम्हारी श्रेणी के लोग नहीं आए ?? 

“नहीं राजकुमार !” अक्षय का स्वर कुछ आशंकित था, "मैं भी यही सोच रहा 
था। लगता है कि कहीं कोई उत्तात हुआ है, नहीं तो अब तक उन लोगों को आ जाना 
चाहिए था।” 

“नायक ने बताया है कि कहीं कोई उत्पात नहीं हुआ !” भीम बोला, “तुम्हारे मन 
में यह आशंका क्यों है ?” 

“मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा राजकुमार !” अक्षय बोला, “मुझे भय है कि रात 


धर्म/4 


को बस्ती में कुछ-न-कुछ ऐसा अवश्य हुआ है, जिसके कारण वे लोग अभी तक यहाँ 
आए नहीं हैं “मेरा विचार है कि थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए। तब भी न आएँ, 
तो आपको कुछ सैनिक बस्ती में भेजने चाहिए | 

श्तो थोड़ी प्रतीक्षा क्यों ?? भीम ने उसकी ओर देखा, “हम अभी चलकर देखते 
हैं कि बस्ती में सचमुच कुछ हुआ है क्या।” 

* #म! से क्‍या तात्पर्य है आपका ?” अक्षय का स्वर डरा हुआ था। 

“तुम और मैं ! भीम ने उसकी भुजा पकड़ ली, “चलो ।” 

“कुछ तो अपनी मर्यादा का विचार कीजिए राजकुमार !” अक्षय जैसे प्रतिरोध करता 
हुआ बोला, “आप जाएँगे वहाँ ! किन्हीं सैनिकों को भेजिए, जाकर पता लगा आएँगे।“ 
वैसे भी राजकुमार ! सैनिकों के बिना वहाँ जाने में जान का जोखिम हैं।' 

“आओ |” भीम ने उसे अपनी ओर खींचा, “यदि वहाँ जाने में सचमुच जोखिम 
है, तो अपने सैनिकों को मैं उस संकट में क्यों धकेलूँ। मुझे स्वयं ही वहाँ जाना चाहिए। 
देखना मेरी यह गदा जोखिम का कैसे चूर्ण बनाती है।” 

भीम ने अक्षय को कुछ भी कहने-सुनने का अवसर नहीं दिया। उसे रथारूढ़ करा 
कर ही उसने उसका हाथ छोड़ा। 

मार्ग में उन्हें कहीं कोई व्यक्ति नहीं मिला। इतना सूना मार्ग अक्षय ने पहले कभी 
नहीं देखा था : जैसे बस्ती और आस-पास के ग्रामों के लोग ही नहीं वन के निकट 
तथा वन में रहने वाले सारे के सारे लोग कहीं चले गए हों |“ ' 

“क्या बात है ?” उसे चिंतित और परेशान देखकर भीम ने पूछा। 

“कितना सन्नाटा है यहाँ।” अक्षय धीरे से बोला। 

“अभी लोग घरों से निकले नहीं होंगे।” भीम ने निश्चित भाव से कहा, “तुम्हारी 
बस्ती के लोग बड़े आलसी प्रतीत होते हैं।? 

“नहीं । ऐसी बात नहीं है।” अक्षय ने त्वरित ढंग से उत्तर दिया, “आज मुझे सब 
कुछ असामान्य-सा लग रहा है।” 

भीम ने और कुछ नहीं पूछा | उसका ध्यान अपने घोड़ों की ओर चला गया | यहाँ 
न तो मार्ग ही बहुत साफ था और न रथों का आवागमन ही होता दिखाई देता था। 
पर्याप्त स्थान न होने के कारण कहीं रथ किसी अड़ियल वृक्ष से टकरा ही न जाए। 
पता नहीं यहाँ कोई ऐसा सूत-परिवार भी था या नहीं जो अश्वों और रथों के विषय 
में ठीक-ठीक जानता हो" 

अक्षय ने रुकने का संकेत किया। 

“क्या बात है ?” भीम ने उसकी ओर मुड़कर निश्चित भाव से पूछा, “अभी तो 
तुम्हारी बस्ती दूर है।” 

“बस्ती तो अभी दूर है,” अक्षय असमंजस की स्थिति में बोला, “किन्तु मेरा मन 
कहता है कि आज कुछ-न-कुछ असाधारण घटित हुआ है। हमें इस प्रकार असावधानी 
में 2928 नहीं चले जाना चाहिए। ऐसा न हो कि वहाँ जाकर हम किसी संकट में 
फँस जाएँ 

भीम ठठकर हँस पड़ा और अक्षय के प्राण जैसे उसके कंठ में आ फैँसे'“यह मोय 


42/महासमर-4 


राजकुमार कुछ समझता तो है नहीं। इस प्रकार ठठाकर हँस रहा है कि सबको पता लग 
जाए कि कोई आ रहा है। गोपनीयता की इसे -तनिक भी चिंता नहीं है ।उसने अपने 
अधरों पर अँगुली रख भीम को मौन होने का संकेत किया। 

भीम ने उसी सहज भाव से जोखिम से सर्ववा अनजान बालक के रूप में उसकी 
ओर देखा, क्या बात है ?? 

अक्षय ने घबराकर कहा, “हमें इस प्रकार प्रकट रूप से बस्ती की ओर नहीं जाना 
चाहिए राजकुमार ! और कोई ध्वनि तो करनी ही नहीं चाहिए।” 

“क्यों ?” भीम ने इस बार कुछ उद्दंडता से पूछा। 

“वे लोग यहीं कहीं छिपे होंगे ।" अक्षय ने यथासंभव अपने स्वर को दवा कर कहा । 

"कौन ?! 

“हमारे शन्नु । उन्हें तनिक-सी भी भनक मिल गई तो वे हम पर आक्रमण कर देंगे |” 

भीम पुनः ठठाकर हँसा, “यही तो चाहता हूँ मैं । वे हम पर आक्रमण करें तो सही। 
यहाँ जिसे भी देखा वह आक्रमण की धमकी देता रहता है, पर आक्रमण करता ही नहीं। 
पता तो चले कि हमारा शत्रु है कौन | यहाँ शत्राओं की चर्चा बहुत है पर उसका साक्षात्कार 
नहीं होता।” 

अक्षय असहाय दृष्टि से उसकी ओर देखता रह गया, अब ऐसे आदमी को समझाया 
भी क्या जा सकता था। न वह संकट को समझता है, न संकट से बचने के परामर्श 
को। पर अक्षय इस प्रकार जानते-बूझते इस मोटे राजकुमार के अज्ञान के कारण अपने 
प्राण नहीं दे सकता। यदि इसे अपने प्राणों का मोह नहीं है तो न हो, पर अक्षय को 
तो अपने प्राण प्यारे हैं। वह इस त्तरह जानवूझ कर मरना नहीं चाहता, “आप भूततते 
हैं राजकुमार ! कि आपकी सेना इस समय आपके साथ नहीं है।” 

भीम इतनी जोर से हँसा कि आसपास के वृक्षों पर स्तब्ध बैठे पक्षी उड़ गए और 
एक अल्पकालीन कोलाहल उठकर शांत हो गया। अक्षय ने अपने आपको इतना असहाय 
शायद पहले कभी नहीं पाया था| वह चुपचाप भीम की ओर देखता रहा और मन-ही-मन 
उस घड़ी को कोसता रहा, जिस समय वह भीम के साथ बस्ती में आने के लिए चल 
पड़ा धा। निश्चय ही वह कोई अत्यंत ही अशुभ घड़ी रही होगी, अन्यथा कोई व्यक्ति 
जानते-बूझते इस प्रकार की मूर्खता नहीं कर सकता'" 

भीम ने उसकी ओर देखा और बोला, “तुम उन छोटे-मोटे सैनिकों को सेना कहते 
हो ? मेरी सेना है मेरी यह गदा | यदि यह मेरे साथ है तो मुझे किसी सेना की आवश्यकता 
नहीं है। पर तुम इतना डरते क्यों हो ? तुम्हारी रक्षा का दायित्व मुझ पर है। मेरे जीते-जी 
तुम्हें हाथ लगाना तो दूर कोई तुम्हारी ओर वक्र दृष्टि से देख भी नहीं सकता।” 

अक्षय ने फिर भीम को एक असहाय दृष्टि से देखा और मौन रह गया। भीम 
ने न केवल उसकी भंगिमा को देखा वरन्‌ वह उसके अभिप्राय को भी भली-भाँति समझ 
गया। बोला, “तुम कहोगे कि मेरे जीते-जी तो ऐसा नहीं होगा, किंतु मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ 
तो हो ही सकता है। और शायद तुम यह भी समझते हो कि मुझे यमलोक पहुँचाने 
में तुम्हारे इन दस्युओं को देर ही कितनी लगेगी। है न ?” 

अक्षय स्वीकृति में सिर हिलाना चाहता था, किंतु भीम का डील-डौल उसे इतना 


धर्म/43 


जआतंकित कर रहा था कि यदि वह चाहता भी तो उसका सिर हिलने से इंकार कर देता। 
वह फटी-फटी आँखों से भीम की ओर देखता भर रहा। 

श्वलो। अच्छा है। इसी बहाने तुम देख लो कि भीम को यमलोक भिजवाने के 
लिए इन छोटे-मोटे दस्युओं और सेनानायकों की टुकड़ियाँ सक्षम नहीं हैं। इन सबके 
लिए तो मैं अकेला ही पर्याप्त से भी बहुत अधिक हूँ।” * 

वे लोग बस्ती के निकट आ पहुँचे। भीम ने पुनः मुड़कर अक्षय की ओर देखा, 
“किसके द्वार पर रोकूँ ?” 

अक्षय ने एक द्वार की ओर संकेत किया और उसके कंठ से फटा-फटा स्वर फूटा, 
“हरदत्त के घर के सामने |” 

भीम ने वल्गा खींच ली। अश्व ठहर गए। भीम अभी सोच ही रहा था कि वह 
स्वयं उतरकर द्वार खखखटाए या अक्षय से पुकारने के लिए कहे, कि वह द्वार भीतर 
से किसी ने धीरे से खोल दिया, जैसे कोई द्वार से लगा ही बैठा हो । भीम को उसे पहचानने 
में त्निक भी कठिनाई नहीं हुई। वह स्वयं हरदत्त ही था। वह अधरों पर अँगुली रखे 
उसे भीतर आने का संकेत कर रहा था। 

भीम रथ से उतरकर नीचे आया और बिना अपने स्वर को मंद किए सहज भाव 
से बोला, “मुझे तुम्हारे घर में प्रवेश करने में कोई आपति नहीं है, वरन्‌ तुम्हारा आतिथ्य 
स्वीकार कर मुझे प्रसन्‍नता ही होगी, पर तुम लोग इतने भयभीत क्‍यों हो ? मैं डरे हुए 
चूहे के समान अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारे संकेत पर इस प्रकार घर में प्रवेश, नहीं 
कर सकता | तुम बाहर निकलो और मुझे स्पष्ट रूप से निःसंकोच बताओ कि तुम लोग 
अभी तक कार्य करने के लिए वहाँ क्यों नहीं आए ?” « 

हरदत्त ने मुख से एक भी शब्द नहीं कहा | उसने दोनों हाथ जोड़ दिए और उन 
जुड़े हुए हाथों से भीम को भीतर आने का विनीत अनुरोध किया। अब भीम स्वयं को 
रोक नहीं पाया। वह लम्बे-लम्बे डग भरता हुआ उसके कुटीर में प्रवेश कर गया। भीम 
और अक्षय के भीतर आते ही हरदत्त ने कपाट बंद कर लिए। भीम थैर्यपूर्वक उसकी 
ओर देखता रहा । हरदत्त नें भीतर से सॉँकल लगाया और उसके बाद भी दीवार से अपनी 
पीठ संटाकर खड़ा हो गया जैसे बाहर से, द्वार खोलने का प्रयत्न करने पर वह उसे अपनी 
पीठ के बल से रोक लेगा।” 

हा बम ! हम लोग बहुत संकट में फँस गए हैं। आपके लिए भी कम जोखिम 

न '>बक ४ 

भीम को लगा कि अब वह और घैर्य धारण नहीं कर सकता | बोला, "हरदत्त ! 
मुझे शीघ्र और ठीक-ठीक बताओ कि ऐसा कौन-सा संकट है जिसके लिए तुम लोग 
इतने परेशान हो। अपने अधिर्य में मैं कहीं तुम पर ही हाथ न उग बैढ़ूँ।” 

हरदत्त की आँखों की रही-सही ज्योति भी बुझ गई, “मुझे यही भय था |” वह जैसे 
अपने आपसे बोला, “हमारे लिए तो एक ओर कुआं है, दूसरी ओर खाई । हमें तो कोई 
भी सबल जब चाहे पीस सकता है। आपकी बात मानें तो वे लोग हमें मार डालेंगे, और 
उनकी बात मानें तो आप हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। निर्बल और असहाय लोगों के लिए 
तो मृत्यु ही एकमात्र उपाय है।” 


/* मिहासमर-4 


भीम ने अपने दाँत पीस लिए किंतु अपने क्रोध को नियंत्रित करता हुआ बोला, 
"ऐसी कोई बात नहीं है। बात केवल यह है कि तुम मूर्ख हो, इसलिए हमारी किसी बात 
का विश्वास नहीं करते । हम चाहें तो तुमसे बलात्‌ भी काम करवा सकते हैं, किंतु हमारी 
ऐसी कोई इच्छा नहीं है | तुम हमारे जोखिम की चिंता मत करो | मुझे केवल यह बताओ 
कि तुम्हारा संकट कया है” और मेरा नहीं तो धर्मराज युधिष्ठिर के नाम का विश्वास 
करो | मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम लोग यदि हमारे लिए निर्माण कार्य नहीं भी करोगे 
तो भी हम तुम्हारा संकट दूर करने का प्रयत ही नहीं करेंगे, हम तुम्हारा संकट दूर करके 
रहेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे राजा हैं और राजा का धर्म अपनी प्रजा का संतान के 
समान पालन करना है। हम अपने उसी धर्म का निवहि करेंगे। बोलो, कैसा संकट है ?” 

हरदत्त के अधरों पर एक फीकी-सी मुस्कान आई और वह अपने संपूर्ण आत्मबत 
को संचित कर बोला, “आज प्रातः वे आए थे। बस्ती के सारे लोगों को उन्होंने घरों 
से निकाल कर, बाहर मैदान में एकत्रित कर लिया था। कृपा यही की कि वन में नहीं 

गए। हमारे प्रत्येक बच्चे के कंठ पर उन्होंने शूल रख दिया, और कहा कि यह केवल 
चेतावनी थी | यदि हम आपके तिए प्राचीर-निर्माण का काम करेंगे तो वे शूल हमारे बच्चों 
के कंठ में प्रवेश ही नहीं करेंगे, वे उसके आरपार हो जाएँगे |” उसने एक निरीह दृष्टि 
भीम पर डाली और बोला, “आप ही बताइए राजकुमार ! अब ऐसे में कौन पिता गेहूँ 
की रोटी खाने के लिए प्राचीर-निर्माण का काम करने जाएगा ?! 

“तुम सूचना देने के लिए हमारे पास क्यों नहीं आए ?” भीम का स्वर हल्की-सी 
220 लिए हुए था, “क्या तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं है कि हम तुम्हारी रक्षा कर 
सकते हैं ?” 

“यदि हम यह विश्वास कर भी लें कि आप हमारी रक्षा कर लेंगे, तो पीछे, यहाँ 
बस्ती में हमारे बच्चों की रक्षा कौन करेगा ?” हरदत्त बोला, “और बात विश्वास अथवा 
अविश्वास की नहीं है। हम आपके सैनिकों के अवरोध में नहीं रह सकते। न आपके 
पास इतने सैनिक हैं, कि प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा के लिए आप सैनिकों के एक-एक गुल्म 
को नियुक्त करते रहें | आपके सामर्थ्य और आश्वासन के बावजूद हम प्रत्येक क्षण उनकी 
दया पर ही जीवित हैं। जब भी उनकी इच्छा होगी, वे हम में से जिसकी चाहे हत्या 
कर सकते हैं।” 

“किसी की हत्या तो कोई कठिन काम नहीं है।” भीम बोला, “हत्या तो हम भी 
कर सकते हैं। अभी मेरे सैनिक आकर तुम्हारे बच्चों के कंठ में अपने शूल चुभोने लगेंगे, 
तो तुम निर्माण-कार्य के लिए चलोगे, या नहीं ?” 

यही तो हमारी असहायता है |” हरदत्त बोला, “हम किसी से भी तो अपनी रक्षा 
करने में समर्थ नहीं हैं। 

इस लिए तो कह रहा हूँ कि तुम्हारी रक्षा हम करेंगे ।" भीम रुका, “तुम मुझे बताओ 
दस्युओं का कौन-सा दल था वह ?“अथवा उससे क्‍्या”कोई भी दल रहा हो, होगा 
तो खांडव-वन में ही ! मैं अभी जाकर, अपनी गदा से उन सबको नष्ट करता हूँ। तुम 
लोग शांति से अपने घर में बैठे रहो |” 

भीम हरदत्त को हटा, कपाट खोल अपने रथ की ओर चल पड़ा। 


धर्म/45 


हरदत्त ने असहाय दृष्टि से एक बार भीम के उस विराट डील-डील को देखा, 
उसके कंधे पर रखी, उस भारी गदा को परखा, और उसकी आँखें जाकर अक्षय पर 
ठहर गईं। अक्षय ने जैसे नयनों ही नयनों में उसे कोई संदेश दिया, दोनों में कोई मूक 
संधि हुई और वे दोनों भाग कर भीम के सामने ही नहीं पहुँचे, घुटनों के बल उसके 
मार्ग में बैठ गए। 

“हम पर दया करें राजकुमार !” वे बोले, “आप उन पर आक्रमण करेंगे, तो वे 
लोग यही समझेंगे कि उसके लिए हमने ही आपसे प्रार्थना की है। वे हमसे और भी 
रुष्ट होंगे और हमें पीड़ित करने के लिए नए से नए साधन खोज निकालेंगे। आप उनके 
एक व्यक्ति का वध करेंगे, वे हममें से दस की हत्या कर जाएँगे।? 

“आज मेरी समझ में आया कि उनकी रक्षा कौन कर रहा है।” भीम बोला, “तुम 
न तो उनसे स्वयं लड़ोगे, न किसी को लड़ने दोगे। तुम उनके रक्षा-कवच हो |” 

“हाँ राजकुमार !” हरदत्त बोला, “अब सबल निर्बलों की रक्षा नहीं करते, निर्बत 
ही सबलों के रक्षा-कवच बन गए हैं।” 

“पर मुझे यह स्थिति स्वीकार नहीं है।” भीम का स्वर कुछ दृढ़ हो गया, “तुम 
बाड़े के पशुओं के समान जीवित रहना चाहते हो तो रहो। मुझे यह स्वीकार नहीं है 
कि महाराज युधिष्ठिर की प्रजा बाड़े के पशु के समान जिए। मुझे तो उन दस्युओं को 
५ करना ही होगा। तुम मुझे यह बताओ कि वे कौन थे और उनका ठिकाना कहाँ 

| 


हरदत्त कुछ नहीं बोला। अपना सिर झुकाए, दाहिने पैर के अंगूठे से भूमि कुरेदता 
रहा। 

“बोलो !” भीम का आक्रोश मुखर होता जा रहा था। उसके चेहरे से प्रकट था 
कि अब वह अपने क्रोध को अधिक देर नियंत्रित नहीं रख पाएगा, “यह न हो कि मैं 
हम कुछ कर बैढूँ और बाद में तुम कहो कि तुम्हें धमकाने वाले लोग कोई 

र्‌ | १.५ 

हरदत्त ने भी जैसे अपने आवेश में अपना झुका हुआ मस्तक उठाया और बोला, 
“वे साधारण दस्यु नहीं थे, कि मैं आपको नाम बता दूँ और आप उन्हें घसीटते हुए 
ले आएँ। वे देवराज इंद्र के सैनिक थे। उनका नायक स्वयं उनके साथ आया था |” 

भीम के लिए भी जैसे क्षणभर में सारा ब्रह्मांड घूम गया" इंद्र के सैनिक |“उनका 
नायक।४ - 

अगले ही क्षण उसका मन पुनः स्थिर होकर अपनी लीक पर चल पड़ा“इंद्र के 
सैनिक हैं तो क्या हुआ ?-“ जो दस्यु का कार्य करे, वह दस्यु है ! अपनी प्रजा को पीड़ित 
करने वाले इन दस्युओं को दंड देना भीम का धर्म है। उन दस्युओं का नाम चाहे कुछ 
भी हो 


उपयुक्त रथ और शस्त्रास्त्र भी ले लेगा, और एक बार ही सदा के लिए इस झंझट को 
समाप्त कर देगा” 

उसने पलट कर अक्षय की ओर देखा, “मेरे साथ चलोगे, या अब तुम भी यहीं 
रहोगे ?” 

निमिष भर के लिए अक्षय की आँखों में असमंजस झलका, किंतु तत्काल ही उसके 
निश्चय ने जैसे आकार ले लिया, “मेरा निर्णय हो चुका राजकुमार ! मैं अब सदा के 
लिए आपके साथ हूँ।' 

भीम की इच्छा हुई कि आगे बढ़कर उसे अपनी बाँहों में समेट ले, किंतु यदि वह 
अपने आवेश को इस प्रकार अभिव्यक्त करता तो संभवतः अक्षय के लिए श्वास लेना 
भी दूभर हो जाता। उसने वहीं से संकेत किया, “आओ।! 

रथ चल पड़ा तो हरदत्त ने जैसे अपने-आपसे कहा, इंद्र का नाम सुनते ही सारे 
रथ, विपरीत दिशा में मुड़ जाते हैं। 


“मेरा तो विचार है कि हमें अपनी रणनीति बदल देनी चाहिए |” कृष्ण ने कहा, “हमें 
अब युद्ध के स्थान पर शांति-वार्ता आरंभ करनी चाहिए।” 

सबने ही चकित दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा, किंतु भीम तो जैसे क्षुब्ध ही हो 
रा मै ? क्‍यों रणनीति बदल देनी चाहिए ? अपने शत्रुओं से शांति-वार्ता का क्या 
उ्‌ 7 

उसे लग रहा था कि उसने हरदत्त के घर से चलते समय निश्चय करने में भूल 
की थी। उसे उसी समय खांडव-वन की ओर चल पड़ना चाहिए था | वह इंद्र के सैनिकों 
का वध कर, उनका स्कंधावार उजाड़ कर अपने शिविर में लौटता तो इस प्रकार की 
स्थिति ही उत्पन्न न होती। उसे क्या पता था कि कृष्ण भी युद्ध के स्थान पर शांतिनवार्ता 
का पक्ष लेगा ।“उसका आवेश बढ़ता ही जा रहा था।“इससे पूर्व कि कोई उसके प्रश्न 
का उत्तर देता, वह पुनः बोला, “चार व्यक्ति हमारे राज्य में मनमाना उत्पात करें और 
हम उनसे मैत्री-वार्ता करने चल दें, केवल इसलिए, क्‍योंकि वे लोग स्वयं को इंद्र के 
सैनिक कहते हैं| हम, जो सम्नाटों की सेनाओं से नहीं डरते, एक नाम से डर जाएँ, एक 
शब्द से ? इंद्र है क्या ? वह आए और अपने वज्ञ को मेरी इस गदा से टकरा कर 
देखे, तो पता चले कि वह क्या है और मैं क्या हूँ।" 

“मध्यम !* कृष्ण की वाणी में तनिक भी विकार नहीं आया था, “मैं न इंद्र से 
डरता हूँ, न ही तुम्हें उससे दुर्बल मानता हूँ।” 

“तो फिर युद्ध से घबराते क्यों हो ?” 

“युद्ध से घबराता भी नहीं, किंतु युद्ध तो अंतिम साधन है !” कृष्ण ने मुस्करा कर 
कहा, “मैं तो केवल यह सोच रहा हूँ कि हमें अपनी राजधानी का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र 
- करना है। कब तक हम अपने सैनिकों के साथ इस प्रकार शिविर में पड़े रहेंगे।* 

“मैं भी त्तो वही प्रयल कर रहा हूँ।” भीम तड़प कर बोला, “और वे उसी इंद्र 
के सैनिक हैं, जो हमारे निर्माण में आड़े आ रहे हैं। यदि उसके सैनिक इन लेपकों और 


धर्म/47 


श्रमिकों को इसी प्रकार धमकाते रहेंगे, तो कौन करेगा निर्माण-कार्य ? कैसे बनेगा हमारा 
नगर ?” 

“उसी का एक मार्ग दिखाई दे रहा है मुझे ।” कृष्ण ने उत्तर दिया, “जब तक इन 
लेपकों और श्रमिकों के मन में तनिक भी भय है, तब तक वे हमारे नगर का निर्माण 
नहीं करेंगे, और जब तक हम निर्माण नहीं करेंगे, तव तक हम अपनी प्रजा को रहने 
के लिए सुरक्षित स्थान नहीं दे पाएँगे। जब तक उनके लिए सुरक्षित स्थान नहीं होगा, 
वे निर्भय नहीं हो सकते” 

तो ?” भीम ने पूछा। 

शतो हमें पहले निर्माण करना चाहिए, युद्ध की बात बाद में करनी चाहिए।' 

“मैं भी तो युद्ध इसीलिए चाहता हूँ कि निर्माण हो सके, अन्यथा न ये लोग विण 
डालना छोड़ेंगे, न लेपक आएँगे और न निर्माण होगा।” भीम ने बलपूर्वक कहा। 

रेरा विचार है कि हम स्वयं इंद्र से निर्माण के लिए सहायता माँगें। यदि वह 
हमारी बात मान कर हमें सहायता देता है तो उसके ये नायक और सैनिक निर्माण में 
बाधा डालने का साहस कभी नहीं कर पाएँगे। जब इंद्र के सैनिक बाधा नहीं डालेंगे 
तो शेष छोटे-मोटे दस्यु भी इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि इसका विरोध एक प्रकार 
से इंद्र का ही विरोध माना जाएगा। यदि इंद्र के सैनिक तथा अन्य छोटे-बड़े दस्यु बाधा 
नहीं डालेंगे तो लेपकों का भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। और हमें निर्माण में 
किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। क्यों मध्यम ?” कृष्ण ने भीम की ओर देखा। 

तुम लोग मुझे मूर्ख समझते हो क्‍या जो मैं शांति से होने वाले काम में टॉग 
अड़ाऊँगा, पर ऐसा हो तब न।” भीम बोला, “तुम तो यह माने बैठे हो कि तुमने संदेश 
भेजा और इंद्र अपने विश्वकर्मा के साथ यहाँ उपस्थित हो जाएगा। यदि इंद्र तुम्हारी 
सहायता करने के लिए इतना ही उत्सुक होता तो उसके सैनिक यहाँ इस प्रकार उत्पात 
क्यों करते ?” 

“किंतु कृष्ण की योजना के अनुसार इंद्र से संपर्क करने में हानि ही क्या है ?” 
युधिष्ठिर ने पूछा। 

“हानि केवल यह है कि इंद्र सहायता तो नहीं भेजेगा, इसे हमारी दुर्बलता मान 
कर, वह अपनी निर्माण विरोधी गतिविधि और भी दृढ़ कर देगा।” भीम ने कहा, “यदि 
हम उसके स्कंधावार पर आक्रमण कर उसकी सेना को नष्ट कर देते हैं, इस सरे क्षेत्र 
में उसकी सैनिक क्षमता समाप्त कर देते हैं, तो हमारी शक्ति को देखते हुए वह स्वयं 
हमारी मित्रता चाहेगा। उस समय कृष्ण चाहे तो उससे मैत्री कर ले |” 

“वाह मध्यम !” कृष्ण ने हँसकर कहा, “यह विवाद तो बहुत ही अच्छा है'” युद्ध 
से पहले शांति या युद्ध के पश्चात्‌ शांति | मैं सदा से मानता आया हूँ कि युद्ध अंतिम 
उपाय है। जब तक शांति के लिए कोई भी मार्ग खुला हो, तब तक युद्ध की बात नहीं 
सोचनी चाहिए। हि यह नहीं कहता कि हमारा प्रस्ताव मान कर इंद्र हमारी सहायता करने 
आ ही जाएगा, किंतु यदि हम युद्ध की बात सोचते हैं तो हमें इतने निश्चिंत नहीं होना 
चाहिए कि हम इंद्र की सेना की इन कुछ टुकड़ियों को पराजित कर अपना लक्ष्य प्राप्त 
करने में सफल हो ही जाएँगे। यह भी संभव है कि हम इस क्षेत्र में इंद्र की शक्ति ध्वस्त 


48/महासमर-4 


कर दें, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उससे इस क्षेत्र की अन्य शक्तियाँ तथा छोटे-बड़े 
दस्यु समाप्त हो जाएँगे। बहुत संभव है कि इंद्र की शक्ति समाप्त होने पर, वे लोग 
और भी प्रबल हो उठें और हमारे लिए एक स्थायी समस्या बन जाएँ। और फिर इंद्र 
ही कहाँ शांत रहने वाला है। वह और सैनिक ला सकता है। हमारे शत्रुओं से मित्रता 
कर सकता है। अवसर की प्रतीक्षा कर हमारे लिए किसी भी समय भयंकर शत्रु सिद्ध 
हो सकता है।"” 

यदि वह इतना ही धूर्त है, तो यह सब तो तुम्हारी शांति-वार्ता के बाद भी हो 
सकता है।” भीम बोला। 

यदि हमारी शांति-वार्ता के बाद भी वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो अंततः 
हमें शस्त्र उठाने से कौन रोक सकता है।” कृष्ण ने उत्तर दिया। 

“मुझे तो कृष्ण की योजना ही ठीक लगती है।” युधिष्ठिर ने कहा, “अब मेरी समझ 
में आ रहा है कि भगवान वेदव्यास ने आरंभ में ही क्‍यों इंद्र की सहायता लेने के लिए 
कहा था।! 

“मैं कृष्ण की सी वाक-चातुरी कहाँ से लाऊँ ?” भीम ने जैसे हथियार डाल दिए, 
“आप सबको तो उसकी ही योजनाएँ पसंद आएँगी | वह न शस्त्र उठाएगा, न युद्ध करेगा, 
फिर भी सबको पराजित कर देगा।” 

“और नहीं तो क्‍्या।” बलराम ने अपने भारी स्वर में कहा, “वह काल यवन से 
लड़ता नहीं । युद्ध छोड़कर भाग जाता है'” और काल-यवन उसके भ्रम में मुचकुंद से 
जा टकराता है और नष्ट हो जाता है!” 

“हाँ ! दूसरों से तो लड़ता नहीं, और जब देखो, मेरे विरोध में जम जाता है|” 
भीम रुष्ट दिखने का अभिनय कर रहा था, किंतु उसके स्वर में क्रोध का कण भी नहीं 
धथा। 

“नहीं मध्यम ! मेरा तुमसे कोई विरोध नहीं है।” कृष्ण ने हँसकर कहा, “बात केवल 
क्रम की है। इंद्र के पास पहले शांति-दूत भेजा जाए या तुम्हारे साथ सेना। बहुत संभव 
है कि इस संधि के पश्चात्‌ भी हमें तुम्हारी योजना की आवश्यकता हो!” 

“ऐसा ही है तो क्रम उलट दो। पहले मुझे सैनिकों के साथ जाने दो और यदि 
मैं इंद्र का उचित प्रबंध करने में असफल रहा, तो फिर शांति-वार्ता कर लेना ।” भीम 
ने अंतिम प्रयल किया। 

“शांति-वार्ता के असफल होने पर युद्ध करना अपमानजनक नहीं है, किंतु युद्ध 
में पराजित होकर संधि का प्रस्ताव भेजना अपमानजनक होगा ।! 

“मध्यम ! कृष्ण सचमुच तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा। तुम युद्ध की तैयारी 
रखो। सेना को प्रशिक्षित करो। मेरा विचार है कि इस अवधि का लाभ उठाकर तुम 
बलरान भैया से गदा-युद्ध का सघन प्रशिक्षण लो और हमारे शांति-संदेश के उत्तर में 
यदि इंद्र अपना व्यवहार नहीं बदलता तो हम सब तुम्हारे साथ जाएँगे युद्ध करने ।” अर्जुन 
ने अनुनय के से स्वर में कहा। 

“मैं तुम लोगों के साथ तो जाना चाहता ही नहीं था।” भीम हँस पड़ा, “मैं तो 
अकेला ही मोर्चा मार लेना चाहता धा। चलो, तुम लोग कहते हो तो थोड़ी प्रतीक्षा कर 


धर्म/49 


लेता हूँ, किंतु इतना याद रखो कि नगर का निर्माण शीघ्र आरंभ होना चाहिए। विल्वंद 
प्रत्येक प्रकार से हमारे लिए घातक है। इस प्रकार शिविर में पड़े रहेंगे तो बाहर से भी 
हम पर आक्रमण होंगे। असुविधाओं के कारण हमारे साथ आए लोग हमें छोड़-छोड़ 
कर चले जाएँगे। और मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं होगा कि दुर्योधन भी हमें असुरक्षित 
और असहाय पाकर किसी-न-किसी बहाने हम पर आक्रमण कर दे।” 

“श्ीम ठीक कह रहा है।” बलराम ने पहली बार अपनी राय दी, “हमें किसी भी 
शत्नु को दुर्बल नहीं समझना चाहिए ।* 

“तो ठीक है," युधिष्ठिर बोले, “कृष्ण ही इंद्र से संपर्क करे। जिस किसी प्रकार” 
उचित और सम्मानपूर्ण संधि हो सके, संधि कर ले और यधाशीघ्र निर्माण कार्य आंरभ 
हो |" 


के 


“आइए देव विश्वकर्मा ! युधिष्ठिर ने स्नेह और सम्मानपूर्वक कहा, “अपने प्रासाद में 
पा स्वागत कर मुझे अधिक प्रसन्नता होती, किंतु विधि ने हमें यह अवसर ही नहीं 
या। 

“आपको इस प्रकार संकुचित होने की कोई आवश्यकता नहीं महाराज !” विश्वकर्मा 
का स्वर भी अत्यन्त विनीत था, “यह विधान मेरे लिए ही है, कि मेरा स्वागत सपाट 
धरती पर हो और प्रासादों का निर्माण हो जाए तो मुझे आग्रहपूर्वक विदा कर दिया 
जाए। जिनके प्रासाद बन जाते हैं, उन्हें मेरी स्मृति परेशान नहीं करती।" 

“बेघरों को घर देने का पुण्य विधाता ने आपके ही भाग्य में डाला है देव ! तो 
आपका स्मरण ही नहीं स्वागत भी हम जैसे लोग ही तो करेंगे, जो अपने सिर पर एक 
छत की प्रतीक्षा में आकाश के नीचे पड़े हैं।” युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ कर स्वागत किया, 
“आप पधारिए, और हमें सनाथ कीजिए (” 

“विश्वकर्मन्‌ !” वेदव्यास ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, “आपको यहाँ भेज कर 
देवराज इंद्र ने हम सब पर बहुत कृपा की है। वैसे तो एक प्राचीन हवेली इन पांडवों 
के पूर्वजों के प्रताप से यहाँ सुरक्षित है, जिसमें ये सतोगुणी, तपस्वी राजकुमार निवास 
कर सकते हैं और उससे संतुष्ट भी रह सकते हैं [किंतु देव ! वह राजाओं के निवास 
के लिए उपयुक्त नहीं है | राजप्रासाद मात्र राजा का निवास ही नहीं है, वह राज-व्यवस्था 
का केन्द्र भी है। इसलिए उसे राजा के गौरव के अनुकूल होना चाहिए। यही कारण 
है कि हमने देवराज इंद्र से उसके निर्माण के लिए सहायता माँगी थी। देवराज ने आपको 
भेजकर हम पर कृपा की है। हम उसके लिए उनके और आपके आभारी हैं। अब यह 
आपकी कृपा पर निर्मर है कि आप कब तक इन राजकुमारों के लिए उपयुक्त प्रासाद 


>* 5$(]/पशासपमिर.2( 


और सैनिकों और नागरिकों के लिए एक सुंदर, सुरक्षित और सुविधाजनक नगर का 
निर्माण कर देते हैं।' 

विश्वकर्मा गंभीर हो गए | लगा कि कुछ बोलने से पहले उन्हें भावों को सुव्यवस्थित 
करने अथवा शब्दों के चयन की आवश्यकता आ पड़ी है। वे बोले तो उनका स्वर मंथर 
तथा सावधान धा, “महाराज ! यदि देवराज कोई कूटनीतिक संदेश भेजना चाहते तो 
निश्चित रूप से उन्होंने अपना कोई विशेष दूत भेजा होता । उन्होंने मुझे आने का आदेश 
दिया है, इसका कहीं यह अभिप्राय है कि वे कूटनीति को बीच में आने देना नहीं चाहते। 
मैं कलाकार हूँ, अतः सत्य को सजा-सँवार तो सकता हूँ किन्तु उसे छुपाने में सहायक 
नहीं हो सकता अतः देवराज की इच्छा को यदि मैं स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष कह दूँ, तो आप 
उसे मेरी असावधानी तो नहीं मानेंगे |” 

“नहीं ! देव विश्वकर्मा ! आप स्पष्ट शब्दों में देवराज की इच्छा हमें बता दें। हमारे 
लिए तो यह और भी सुगम हो जाएगा ।” युधिष्ठिर ने कहा, “सत्य सदा ही छद॒म से 
अधिक स्पृहणीय है, चाहे वह कितना ही अनलंकृत क्‍यों न हो |” 

*देवराज इंद्र ने कहा है कि खांडवप्रस्थ पर कुरु के वंशज के रूप में युधिष्ठिर 
का अधिकार स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु यदि महाराज युधिष्ठिर 
देवराज का स्नेह और सौहार्द चाहत्ते हैं तो वे खांडव-चन को यथाचत रहने दें, अपने 
नगर की सीमाएँ खांडव-वन से दूर ही रखें। उनके पूर्चज भी यही करते आए हैं।' 

“हमने इंद्र से महाराज युधिष्ठिर के राज्य की मान्यता माँगी थी क्‍या ?” भीम 
उठ खड़ा हुआ, "यहाँ सदा से कौरवों का राज्य रहा है। अब भी है। यह कौरवों की 
प्राचीन राजधानी है, और इसे इसी रूप में स्वीकार कर हम यहाँ वास करने के लिए 
आए हैं। निर्माण-कार्य में सहायता के बहाने यह राजनीतिक वार्ता क्‍यों ?? 

“इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे सत्य को उसके अनावृत और अनलंकृत रूप में 
कहने की अनुमति दी जाए ।* विश्वकर्मा ने अब भी कोमल स्वर में कहा। 

“आप अपनी बात कहें, देव विश्वकर्मा !” कृष्ण ने भी उतने ही विनीत और कोमल 
स्वर में उत्तर दिया, “उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, किंतु युवराज भीमसेन 
ने यदि अपना सत्य उतने ही सरल भाव से अनावृत और अनलंकृत रूप में कह दिया 
तो आपको भी विचलित नहीं होना चाहिए।” 

“नहीं ! मैं विचलित नहीं हूँ।" विश्वकर्मा हंस पड़े, “देवराज ने मुझे आदेश दिया 
है कि मैं जिस नगर का निर्माण करूँ, वह खांडव-वन को न छुए। खांडव-वन का इसी 
प्रकार बने रहना उनके लिए बहुत आवश्यक है।” 

“अर्थात महाराज युधिष्ठिर के राज्य के भीतर एक टुकड़े में वे अपना राज्य बनाए 
रखना चाहते हैं।” कृष्ण के अधरों पर अद्भुत मुस्कान थी।” 

“नहीं। राज्य तो महाराज युधिष्ठिर का ही रहेगा, उस पर आधिपत्य भी उन्हीं 
का रहेगा, बस देवराज की इच्छा का सम्मान करते हुए, वे उसे ध्वस्त न करें” 

“उसे ध्वस्त करने का हमें कोई लाभ नहीं है।” युधिष्ठिर ने कहा, “नगर के निकट 
वन रहेगा, तो हमें तकड़ी, पत्तों तथा वनज-फलों तथा अन्य चस्तुओं की सुविधा भी 
रहेगी। चायुमंडल शुद्ध रहेगा । वर्षा अच्छी होगी | पशुओं के लिए गोचर भूमि तथा वनस्पति 


5 ऋूज 


की सुविधा रहेगी ।नहीं | हमें खांडव-वन को नष्ट करने का कोई लाभ नहीं है। यह 
न होता तो कदाचित्‌ हमें अपने नगर के निकट एक वन उगाना पड़ता। हम खांडव-वन 
को इसी प्रकार बनाए रखेंगे।” 

“खांडव-वन को बनाए रखने का महत्व मेरी समझ में आता है।” सहसता अर्जुन 
बोला, “किंतु इंद्र के लिए वह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि वे उसके लिए अन्य राजा 
के राज्य में भी हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं करते ?” 

“अपने मन की तो इंद्र स्वयं ही जानें ।” विश्वकर्मा ने उत्तर दिया, “किंतु उन्होंने 
कहा है कि पहले इसी खांडव-वन में भयंकर असुरों, दैत्यों और राक्षसों का निवास था। 
देवराज ने उन पर विजय पाई थी। यह उनका विजय-स्मारक है। इसलिए देवराज यह 
नहीं चाहते कि यह विजय-स्मारक नष्ट हो अथवा किसी अन्य के आधिपत्य में चला 
जाए।! 

“अर्थात इसे वे अपनी संपत्ति मानते हैं ?” भीम ने पूछा। 

“नहीं ! संपत्ति तो वह आपकी ही है। बस ! देवराज के प्रति अपनी मैत्री का 
ध्यान रखते हुए, उनकी भावना के सम्मान में आप इस वन को नष्ट करने का प्रयल 
न करें!” 

“देव विश्वकर्मा ! महाराज युधिष्ठिर के वचन के पश्चात्‌ आपको किसी और 
आश्वस्ति की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए,” कृष्ण ने अपनी संगीतमयी वाणी में 
कहा, “किंतु मैं भी सारे पांडवों की ओर से आपको वचन देता हूँ कि खांडव-वन को 
हमारी ओर से तब तक कोई हानि नहीं होगी, जब तक वह स्वयं ही हमारी क्षति न 
करने लग जाए |” और यह कहना तो आवश्यक नहीं है कि खांडव-वन हमें क्षति पहुँचाएगा 
नहीं, इसलिए हम उसको ध्वस्त नहीं करेंगे |” 

विश्वकर्मा को समझने में तनिक भी विलंब नहीं हुआ कि कृष्ण ने अपने एक 
वाक्य से चतुराईपूर्वक इंद्र के आदेश को एक राजनीतिक संधि में बदल दिया है। इससे 
उनकी स्थिति इंद्र के अधीन नहीं, उसके समकक्ष हो जाती है ।“पर विश्वकर्मा को उससे 
क्या ? वे पांडवों को इंद्र के मांडलिक राजाओं के रूप में मान्यता देने तो आए नहीं 
थे।“और फिर यह अधीनता और स्वामित्व तो राजनीतिक अहंकार का पाखंड मात्र है, 
इससे विश्वकर्मा को क्‍या लेना-देना। वे तो आए हैं कि यदि पांडव देवराज की योजना 
के अनुसार अपना नगर बनवाना चाहें, तो विश्वकर्मा वैसे नगर का निर्माण कर दें" 

“तो फिर ठीक है।” विश्वकर्मा ने कहा, “मैं नगर का निर्माण आंरभ करता हूँ। 
मैं पहले प्राचीर नहीं बनाऊँगा। उससे श्रमिकों, लेपकों तथा वास्तुकारों के आवागमन 
तथा निर्माण-सामग्री लाने में बाधा होती है। वैसे भी जितना समय प्राचीर और उसके 
द्वारों के निर्माण में व्यय होगा, उतना ही आपके प्रासाद के निर्माण में विलंब होगा”मैं 
सबसे पहले आपके लिए प्रासाद का निर्माण कर देता हूँ, ताकि आपको निवास की कठिनाई 
न हो। बाद में अन्य भवनों, पथों, मार्गों, वाटिकाओं, तड़ागों इत्यादि का निर्माण होगा, 
और अंत में प्राचीर तथा नगर द्वार बनाए जाएँगे।” 

“ठीक है !” युधिष्ठिर सहमत हो गए, 'वैसे प्राचीर बन जाती तो हमारा शिविर 
अपेक्षाकृत सुरक्षित हो जाता, बाहरी आक्रमणों को हम अपनी सैनिक शक्ति से रोक 


न्ञ्थे 


सकते *”, साथ ही, आस-पास की बस्तियों और प्राचीन नगर के अवशेषों में जो लोग 
निवास कर रहे हैं, उन्हें हम सुरक्षित उस प्राचीर के भीतर बसा सकते, और आस-पास 
के दस्युओं अथवा अन्य सैनिक शक्तियों से उनकी रक्षा कर पाते।”” 

“देवराज ने कहा है, उसकी आप चिंता न करें|” विश्वकर्मा ने उत्तर दिया, “मेरी, 
मेरे सहयोगियों की तथा हमारे निर्माण की रक्षा का दायित्व इंद्र-सेना का है। हम अपना 
निर्माण-कार्य इंद्र-ध्वज के अधीन करेंगे, इसलिए एक तो कोई हम पर आक्रमण करने 
का साहस ही नहीं करेगा और यदि कोई ऐसा करेगा, तो इंद्र-सेना हमारी रक्षा कर लेगी |? 

भीम अब स्पष्ट देख पा रहा था कि वासुदेव कृष्ण तथा महर्षि व्यास ने इंद्र से 
निर्माण-कार्य में सहायता लेने का परामर्श क्यों दिया था। विरोधी बन जो उन पर आक्रमण 
कर रहे थे, अब वे ही उनके रक्षक हो गए थे। इससे सुविधा तो हुई थी, किंतु पांडवों 
के पराक्रम और प्रतिष्ठा को धक्का लगा था। भीम को इससे कहीं अधिक प्रसन्नता 
होती यदि उसे इंद्र-सेना पर आक्रमण करने की अनुमति दी गई होती और उसके संरक्षण 
में उनकी अपनी राजधानी का निर्माण होता"” 

“मेरा विचार है कि हमारे प्रस्ताव के इस अंग से देवराज को अवश्य प्रसन्नता 
हुई होगी, कि हम खांडवप्रस्थ का नाम अब इंद्रप्रस्थ रखना चाहते हैं ।” व्यास बोले, “हमारे 
2 को के पश्चात्‌ देवराज को अपने मन में किसी प्रकार शंका नहीं रखनी 
चाहिए |” है 

“नहीं ! देवराज के मन में आपकी ओर से कोई आशंका नहीं है।” विश्वकर्मा 
पूर्णतः आश्वस्त लग रहे थे, “हम कल प्रातः से ही नगर के निर्माण का कार्य आरंभ 
करते हैं। मै इंद्रप्रस्थ का निर्माण सामान्य रूप से एक अत्यन्त सुंदर नगर के रूप में 
कर दूँगा, किंतु यदि आपके मन में किसी विशेष प्रकार के भवन, क्षेत्र अथवा स्थान 
की कल्पना हो, तो मुझे बता दें, ताकि मैं उसका भी प्रावधान कर लूँ।” 

कुछ देर त्तक वहाँ पूर्ण मौन छा गया। किसी ने अपनी कोई इच्छा प्रकट नहीं की। 

“क्या आप लोगों के मन में अपने प्रासाद, अपने भवन और अपने नगर की कोई 
परिकल्पना नहीं है ?” विश्वकर्मा ने कुछ आश्चर्य से पूछा। 

"परिकल्पना क्‍यों नहीं है !” द्रौपदी बोली, “मेरे मन में अब भी कांपिल्य बसा 
हुआ है। गंगा-तट का वह प्रासाद ! जैसे देव-सरिता गंगा हमारे घर के आँगन में ही 
बहती हो। आँगन से गंगा-दर्शन, कक्षों के गवाक्षों से गंगा-दर्शन, अयारियों से 
गंगा-दर्शन'” |” 

“मैं भी सोचता हूँ कि देव विश्वकर्मा ! यमुना-तट पर एक विहार-भूमि अवश्य 
बनाई जाए । उसमें क्रीड़ा भवन भी हों“ अनेक क्रीड़ा-मवन ! कुछ ऐसी व्यवस्था हो 
कि हम जत्-क्रीड़ा भी कर सकें, वन-क्रीड़ा भी कर सकें और भवनों में भी क्रीड़ा की 
व्यवस्था हो।? 

भीम को स्मरण हो आया, वह हिडिंब वन में भी सालकटंकटी के साथ बैठकर 
अपनी कल्पना के नगर बसाया करता था*कृषि के लिए बैल्ञों की आवश्यकता होगी, 
इसलिए हम गोशालाएँ बनाएँगे। गोशालाओं के निकट गोपालों की बस्तियाँ बसाएँगे। 
हम कंदराओं और गुफाओं में नहीं रहेंगे। अपने रहने के लिए भवन बनाएँगे, प्रासाद 


धर्म/53 


बनाएँगे। उनके निर्माण के लिए हम वास्तुकारों को बसाएँगे। भवन-निर्माण की सामग्री 
तैयार करने वाले श्रमिकों की भी हमें आवश्यकता होगी | उनके रहने की व्यवस्था करनी 
होगी। इतने सारे लोग होंगे, तो उनकी आवश्यकताओं के लिए हाट भी बनेगा । व्यापारी 
भी आएँगे। आने-जाने के लिए मार्ग भी बनेंगे।“यात्रा के लिए रथ और जश्वों की 
आवश्यकता भी होगी। फिर जब इतने लोग एकसाथ रहेंगे, तो उनकी सुरक्षा के लिए 
प्रहही और सैनिक भी होंगे। शिष्य और गुरु भी होंगे, दुष्ट दलन और न्याय-पालन के 
लिए न्यायाधिकरण भी होंगे और न्यायपाल भी |” किंतु आज तो उसने इसमें से कोई 
एक बात भी नहीं कही थी”“वह नगर हिडिंवा के लिए था'* और यह द्रौपदी के लिए। 
दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं। द्रौपदी कांपिल्य जैसे नगर की रहने वाली थी, और 
हिडिंबा हिडिंब वन से कभी बाहर नहीं निकली थी*' वह द्रीपदी के लिए हिडिंवा के 
अनुकूल नगर कैसे बसा सकता था”” ; 

“ठीक है। वह हो जाएगा |” विश्वकर्मा ने भीम की ओर देखा, “मेरा अपना विचार 
है कि यमुना के जल के ही समान यमुना-तट का लाभ भी इंद्रप्रस्थ के नागरिकों को 
खूब मिलना चाहिए “वैसे भी यदि सरिता-तट का अपने मनोनुकूल विकास न कर लिया 
जाए, तो प्रवासी या अवांछनीय लोग अनियंत्रित तथा अव्यवस्थित रूप में जहाँ-तहाँ 
बस जाते हैं और नगरवासियों को न तो सम्यक्‌ रूप से पेयजल मिल पाता है, न उनके 
नहाने के लिए उचित घाट बन पाते हैं*“ विहार-भूमि और क्रीड़ा-मवनों क॑ लिए तो स्थान 
बचता ही नहीं है'“।” 

“मेरी इच्छा है देव विश्वकर्मा !” युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, “यदि आपके लिए बहुत 
असुविधाजनक न हो, तो किसी एकांत स्थान पर एक गुरुकुल तथा उससे लगती हुई 
तपोभूमि की व्यवस्था अवश्य करें। धौम्य मुनि का आश्रम बन जाएगा तो समझिए कि 
भावी पीढ़ियों का विकास भी सुनिश्चित हो जाएगा | तपोभूमि के अभाव में इंद्रप्रस्थ कहीं 
भोग-भूमि ही न हो जाए |” 

“आवश्यकता तो एक युद्धशाला की भी है।” अर्जुन ने धीरे से कहा, “किंतु मैं 
चाहता हूँ कि मुनि धौम्य के आश्रम तथा महाराज युधिष्ठिर की तपोभूमि के अंग के 
रूप में ही यह युद्धशाला भी विकसित हो | शस्त्राभ्यास को भी साधना के रूप में स्वीकार 
किया जाए और वह धर्मपूर्ण आचरण से तनिक भी भिन्‍न न हो ।”किंतु ये बातें तो 
बाद की हैं। इस समय तो देव विश्वकर्मा इन स्थानों और उनके लिए उपयुक्त भवनों 
का निर्माण कर दें।” 

“समझ गया !” विश्वकर्मा ने कहा, 'मैं आपकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं 
के अनुरूप नगर का निर्माण कराता हूँ । मेरे सहयोगी वास्तुशिल्पी अपना कार्य पूरी दक्षता 
से करेंगे, किंतु यदि आप अपनी ओर से कुछ लेपकों तथा श्रमिकों का प्रबन्ध कर दें 
तो कार्य में गति आ जाएगी। और नगर शीघ्र तैयार हो जायगा |” एक बात और है |” 
विश्वकर्मा ने युधिष्ठिर की ओर देखा। 

“आप निस्संकोच कहें देव !” युधिष्ठिर बोले। 

सन “निर्माण-सामग्री का अभाव न हो, इसकी व्यवस्था आप कर दें। धन के अभाव 
में भी कार्य यदि रुकता है तो वास्तुकारों और वास्तु-शिल्पियों का ही नहीं लेपकों और 


54/महासमर-4 


श्रमिकों का भी उत्साह भंग होता है । 

“इसकी आप चिंता न करें ।” कृष्ण का हास्य सारे परिवेश को गुँजा गया, “यह 
चेतावनी आप अपनी ओर से दे रहे हैं अधवा देवराज ने ही ऐसी कोई आशंका प्रकट 
की थी” ?' कृष्ण ने रुककर विश्वकर्मा की ओर देखा, किंतु उन्हें बोलने का अवसर 
नहीं दिया गया, “मै आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य करना नहीं चाहता। 
मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। इसलिए मैं अपनी ओर से आपको 
आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि महाराज युधिष्ठिर के पास अपना पर्याप्त धन है, उन्हें 
पंचालराज द्वुपद का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त है” और फिर यादवों का सारा धन किसके 
लिए है। आप इंद्रप्रस्थ का निर्माण आरंभ करें, आपको न सामग्री का अभाव होगा, न 
धन का। 

“में आश्वस्त हुआ वासुदेव ! अब मुझे किसी प्रकार का संशय नहीं है !” विश्वकर्मा 
बोले, “देवलोक में कहा जाता है कि आपका वचन लक्ष्मीपति विष्णु से किसी भी प्रकार 
कम विश्वसनीय नहीं है।” 


संध्या समय युधिष्ठिर जब महर्षि वेदव्यास से मिलने के लिए गए, तो महर्षि अकेले 
बैठे जैसे उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। 

“आओ धर्मराज !” 

युधिष्ठिर उनके चरणस्पर्श कर बैठ गए। 

'तुम्हारा नगर अब ब्रन जाएगा युधिष्ठिर |” महर्षि बोले,“किंतु तुम्हारे जीवन का 
लक्ष्य नगर-निर्माण नहीं, धर्मराज्य की स्थापना करना है। इसलिए पुत्र ! तुम यह मानकर 
चलो कि यह नगर तुम्हारी या पांडवों के राज्य की राजधानी नहीं, इस भारतवर्ष में धर्मराज्य 
की राजधानी है।" 

“आप आदेश दें महर्षि ! मैं प्रयत्त करूँगा कि आपकी अपेक्षाओं पर पूरा उतर 
सकूँ।' युधिष्ठिर अत्यन्त विनीत भाव से बोले। 

“युधिष्ठिर (धर्म वहीं है, जहाँ न्याय है | न्याय का अर्थ है, प्रत्येक मनुष्य को अपने 
विकास के लिए पूर्ण अवसर का प्राप्त होना।" वेदव्यास बोले, “आगे बढ़ने का मार्ग 
तो सबके लिए प्रशस्त हो, किंतु किसी को भी अन्य लोगों का मार्ग रोककर अपने लिए 
कुछ अधिक प्राप्त करने का विशेषाधिकार न हो। तुम्हारी प्रजा के एक भी व्यक्ति को 
यह न लगे कि क्षमता होने पर भी वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सका। उसको कभी 
यह न लगे कि उससे कम क्षमतावान व्यक्ति उसके प्रति अन्याय कर जीवन में उससे 
आगे बढ़ गया है। इसका अर्थ है कि शासन का विधान बहुत सोच-समझ कर बनाया 
जाए और उस विधान को उसकी भावना सहित पूर्णरूपेण, बिना किप्ती अपवाद के, प्रजा 
पर लागू किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुकूल कार्य 
मिले, जो उसकी आजीविका का साधन हो । किसी को अपना कार्य बोझ न लगे । ब्राह्मप-पुत्र 
को बिना उसके आचरण पर ध्यान दिए, यदि ब्राह्मण मान लोगो और उससे ब्राह्मण-कर्म 
करवाओगे, तो उस सम्मान के लोभ में चाहे वह ब्राह्मण-वेश धारण कर, ब्राह्मण की 


धर्म/55 


दिनचर्या का पाखण्ड रचाएगा, किंतु न उसकी अपनी आत्मा का विकास हो पाएगा, और 
न ही वह तुम्हारी प्रजा का हित कर पाएगा। अनधिकारी का सम्मान और अधिकारी 
की अवमानना"“दोनों ही समान कोटि के पाप हैं धर्मराज | इसलिए क्षत्रिय के रूप में 
शस्त्र धारण का अधिकार उसी को देना, जो उसके दायित्व के रूप में न्याय के लिए 
शस्त्र-धारण करना अपना धर्म मानता हो | जिसके लिए न्याय के पक्ष में, असहाय और 
दुर्बल लोगों की रक्षा करते हुए अपने प्राण देना जीवन की चरम उपलब्धि हो। उन्हें 
क्षत्रियों का अधिकार कभी मत देना, जिन्हें प्रजा के धन से पालित-पोषित हो, जीवन 
के सारे भोग, भोगकर न्याय-युद्ध के समय अपने प्राण ही सबसे प्रिय हो जाएँ" और 
वे पूछने लगें कि वे अन्य लोगों की रक्षा करते हुए अपने प्राण क्यों दें। जिन्हें अपने 
प्राणों का मोह होता है, अथवा जिन्हें न्याय से अपना स्वार्थ अधिक प्रिय होता है ।“वे 
क्षत्रिय नहीं हैं, चाहे वे किसी परमवीर क्षत्रिय की ही संतान क्‍यों न हों। अन्यायी तथा 
स्वार्थी लोगों का क्षत्रियत्व मात्र राक्षसत्व होता है। उनके हाथ में शस्त्र देकर अपने राज्य 
में दस्युओं का निर्माण मत करना।"” 

“और वैश्य कौन हैं महर्षि !" युधिष्ठिर ने पूछा। 

“जिनकी जन्मजात वृत्ति धर्मपूर्वक धन अर्जित करने की है वे वैश्य हैं | वे उत्पादन 
करते हैं, चाहे कृषि से करें अथवा उद्योग से। वे व्यापार भी करते हैं। किंतु धर्म का 
त्याग कर, न्याय की उपेक्षा कर, प्रजा को धोखा देकर, अथवा षड्यंत्र रच कर अन्य 
लोगों का अहित कर जो धन एकत्रित करता है, वह दस्यु है, वैश्य नहीं | व्यवसाय के 
नाम पर जन-विरोधी द्रव्यों का उत्पादन तथा व्यापार, व्यवसाय नहीं है | विषम परिस्थितियों 
में किसी की वाध्यता का लाभ उठाकर उसे लूटना भी व्यवसाय नहीं है । चस्तुतः जिसके 
उत्पादन, उद्योग तथा व्यवसाय से धर्म की हानि किए बिना, समाज में समृद्धि आती 
है, वह वैश्य है। समाज को वंचित कर अपने लिए धन संचित करने वाला व्यक्ति 
वैश्य नहीं, अपराधी है। राजा के लिए उचित है कि वह उसे दंडित करे |” और पुत्र ! 
जिसकी अपनी किसी वृत्ति, योग्यता तथा क्षमता का विकास नहीं हुआ है, दूसरों के 
निर्देशानुसार वह क्षुद्र काम करने वाला व्यक्ति शूद्र माना जाना चाहिए। यह मनुष्य 
की अविकसित स्थिति है। इसलिए इसमें व्यक्ति कदाचित अपने तथा अपने समाज के 
लिए चिंतन नहीं कर सकता, केवल अपने शरीर-श्रम के आधार पर समाज के लिए उपयोगी 
हो सकता है। राजा के रूप में तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम इनमें से किसी की 
भी उपेक्षा मत करो। किसी भी व्यक्ति को न शोषण करने दो, न शोषित होने दो । तुम्हारी 
सभा में इन सारे वर्णो, वर्गों तथा श्रेणियों के प्रतिनिधि हों | उन सबके परामर्श से शासन 
करो | तुम्हारी प्रजा का समस्त अनासक्त बुद्धि-वैभव समाज के लिए चिंतन करे, समस्त 
न्याय-स्फूर्त शौर्य दुष्ट-दलन कर प्रजा की बाहरी और भीतरी शत्रुओं से रक्षा करे, समस्त 
भौतिक ज्ञान और सांसारिक बुद्धि समाज-हित में उत्पादन और अर्जन करे और समस्त 
शरीर-श्रम निर्लोभ मन से निर्माण-कार्य में लगे। इस बात का ध्यान रखना पुत्र ! कि 
इन सबके कार्य समाज के लिए उपयोगी हैं। संकीर्ण स्वार्थ के कारण लोग उनका महत्व 
कम और अधिक आंकेंगे'* अनुपात में अतंर हो भी सकता है, किंतु किसी के पास 
इतना कम न हो कि वह अपमान और भूख का जीवन जिए, अथवा मृत्यु के वरण को 


_56/पहासमर-4 


बाध्य हो” और किसी के पास इतना अधिक न हो कि उसकी समृद्धि समाज के लिए 
दुष्ट शक्ति के रूप में स्थापित हो जाए। ईश्वर अपने विधान के अनुसार किसी को 
कम और किसी को अधिक क्षमता देता है, दे | वह पूर्ण न्यायी तथा समदर्शी है। उसके 
न्याय पर हम संदेह नहीं कर सकते ।” किंतु तुम पृज्य-पूजन करते हुए भी किसी का 
उसकी अक्षमता, दुर्बलता अथवा अज्ञान के लिए अपमान मत करना !” महर्षि क्षण भर 
मौन रहे और पुनः बोले, “तुम्हारा नगर भोग और अत्याचार का केन्द्र न बने, वह न्याय 
और सौहार्द की राजधानी हो |” 


“ग॒ज़कुमार !” अक्षय हाथ जोड़कर भीम के सम्मुख खड़ा हो गया, “अब आपके नगर 
का निर्माण देव विश्वकर्मा और उनके वास्तुशिल्पी करेंगे, तो मेरी और मेरी श्रेणी के 
लोगों की तो आपको आवश्यकता ही नहीं रही ।” उसकी वाणी कुछ अधिक हताश हो 
गई, “आप कह सकते हैं कि जिस समय प्राचीर-निर्माण का कार्य आपने मेरी श्रेणी के 
लोगों को सौंपा था, उस समय त्तो वे लोग अपने प्राणों के भय से आए ही नहीं, तो 
अब आपको उपालंभ देने का मुझे क्या अधिकार है ?” 

“तुम तो बहुत वाचाल हो गए हो भाई !” भीम ने हँसकर उसकी ओर देखा, “तुमने 
स्वयं ही देखा, स्वयं ही विश्लेषण किया और स्वयं ही अनेक निष्कर्षो तक भी पहुँच 
गए।”पर अपने सत्य को इतना महत्व मत दो। संभव है, वह तुम्हारा भ्रम ही हो |" 

“मैं समझा नहीं राजकुमार !” अक्षय चकित खड़ा था। 

“जिन परिस्थितियों का तुमने यह विश्लेषण किया है, उन्हीं का विश्लेषण मैंने भी 
हा ढंग से किया है।” भीम बोला, “किंतु मेरे निष्कर्ष, तुम्हारे निष्कर्षो से मेल नहीं 
खाते । 

“कैसे राजकुमार ?” 

“देखो ! तुम एक साधारण लेपक मात्र हो, किंतु इतने जड़ अभी नहीं हुए हो 
कि कुछ नया सीख न सको ।” भीम बोला, “विश्वकर्मा के साथ अनेक वास्तुशिल्पी आए 
हैं और वे लोग अपने कार्य में अत्यन्त दक्ष हैं| वे इंद्रप्रस्थ का निर्माण करेंगे और देवलोक 
लौट जाएँगे।” भीम ने रुककर उसकी ओर देखा, “ऐसा तो नहीं है कि उसके पश्चात्‌ 
हमारे नगर में फिर कभी भवनों का निर्माण नहीं होगा, अथवा हमें अन्य नगरों के निर्माण 
की आवश्यकता नहीं होगी “अब हर बार तो न तो विश्वकर्मा आएँगे, और न ही देवहोक 
से वास्तुशिल्पी। तब हमारे नगरों और भवनों का निर्माण कौन करेगा ? 

“कौन करेगा ?” अक्षय ने बिना सोचे-समझे पूछा। 

“तुम करोगे ” भीम बोला, “और लेपक के रूप में नहीं, वास्तुकार के रूप में! 

“वास्तुकार के रूप में ? किंतु वास्तुकार तो ब्राह्मण होता है।” अक्षय ने चकित 
होकर कहा। 

“तुम वास्तुकला का अध्ययन करो। वास्तुकार बन जाओगे तो ब्राह्मण भी हो, 
जाओगे। तुम्हारा आचरण वैसे भी शुद्ध है। अपने शिक्षण के पश्चात्‌ तुम्हेरे आचरण 
में और भी सुधार होगा ।” भीम बोला, “ध्षुद्र बातों से मन हटा लोगो और उदात्ततर विषयों 


धर्म/57 


का चिंतन करोगे, सामाजिक हित को अपने स्वार्थ से श्रेष्ठतर मानोगे, तो तुम्हें ब्राह्मण 
होने से कौन रोक सकेगा।” 

पर यह सब मुझे सिखाएगा कौन ?” अक्षय की परेशानी तनिक भी कम नहीं 
हो रही थी। | 

व्क्यों ? वास्तुकला तो तुम देव विश्वकर्मा से सीखोगे और आचरण की शुद्धता 
धौम्य मुनि से” भीम बोला, “विश्वकर्मा ने अपने वास्तुशिल्पियों के दल के साथ कार्य 
करने के लिए हमसे लेपक और श्रमिक माँगे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें लेपक के 
रूप में नहीं, प्रशिक्षणार्थी के रूप में विश्वकर्मा को सौंप दूँ। सीखने की क्षमत्ता तुममें 
है। श्रम करोगे, तो वास्तुकार बनते तुम्हें देर नहीं लगेगी।” 

“ओह राजकुमार !” अनायास ही अक्षय के हाथ जुड़ गए, उसे लगा कि-यदि उसने 
अब कुछ बोलने का प्रयल किया तो शायद उसके कंठ से वाणी न फूटे, आँखों से अश्रु 
चाहे निकल आएँ। 


6 


“नगर का निर्माण हो गया तो महाराज युधिष्ठिर ने महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास को अपने 
आगे रख इसी द्वार से नगर में प्रवेश किया था!” सहदेव ने बताया, “इस द्वार का नाम 
भी हस्तिनापुर के प्रमुख द्वार के नाम के ही समान <4र्द्धमान' रखा गया है।" 

“श्रीकृष्ण यहाँ नगर का निर्माण होने तक रुके रहे ?” नारद ने पूछा। 

सहदेव ने ध्यान दिया कि अवस्था में बहुत बड़े होने पर भी कृष्ण को देवर्षि नारद 
बहुत सम्मान से याद करते हैं। पांडवों के लिए कृष्ण मातुल-पुत्र थे, सखा और सहायक 
थे,-किंतु देवर्षि तो उन्हें महान्‌ विभूति मानते थे” 

“हाँ कृष्ण और बलभद्र भैया, नगर का निर्माण पूरा करवा, हमें नगर में प्रवेश 
करवाकर ही द्वारका लौटे ” सहदेव बोला, “हमारी इच्छा थी कि वे यहाँ रहें, किंतु वे 
और रुक नहीं सकते थे।”” 

“तुम लोगों को हस्तिनापुर की स्मृति तो आती होगी।" नारद धीरे से बोले, “हर 
समय मन में इंद्रप्रर्थ और हस्तिनापुर की तुलना होती रहती होगी । इच्छा होती होगी 
कि किसी प्रकार इंद्रप्रस्थ में हस्तिनापुर को ही पुनर्जीवित कर लें |” 

“स्मृति तो आती ही है। सबसे पहली बात तो यह है कि यमुना गंगा के समान 
नहीं है, फिर भी हम जानते हैं कि अब यमुना ही हमारी है।" सहदेव बोला, “वैसे तुलना 
की बात तो यह है कि पांचाली इंद्रप्रस्थ की तुलना कांपिल्य से करती है, हम हस्तिनापुर 
से करते हैं, माँ कभी भोजपुर को और कभी मधुरा अथवा हस्तिनापुर को याद कर लेती 
हैंजौर जब तक कृष्ण और बलराम भैया यहाँ थे, वे इसकी तुलना द्वारका से करते 


58/महासमर-4 


रहते थे ।” सहदेव ने रुककर नारद की ओर देखा, “किंतु देवर्षि ! हमें हस्तिनापुर से 
इतना प्रेम कभी नहीं था कि हम इंद्रप्रस्थ के रूपः में हस्तिनापुर को ही पुनर्जीवित करना 
चाहें | यह हमारा सौभाग्य ही था कि इंद्रप्रस्थ के निर्माण से पूर्व हम कई और नगरों 
से भी भली प्रकार परिचित हो चुके थे |” और इसके निर्माण के लिए हमें देव विश्वकर्मा 
जैसे वास्तुकार का सहयोग प्राप्त हुआ था | ऐसे में यदि हम हस्तिनापुर जैसे एक प्राचीन 
नगर का ही पुनर्निर्माण करते तो यह कोई समझदारी नहीं होती।” 

“वह तो ठीक है सहदेव |” नारद ने स्नेहपूर्वक उसके कंधे पर हाथ रखा, “मेरा 
तात्पर्य तो केवल इतना ही था, कि हमारे मोह इतनी जल्दी छूटते नहीं। जिसे हम नवीन 
कहते हैं, वह प्राय: प्राचीन का ही नव-सृजन होता है ।और फिर हस्तिनापुर कोई साधारण 
नगर नहीं है!” 

उनका रथ नगर-द्वार से भीतर प्रवेश कर चुका था और इंद्रप्रस्थ के नव-निर्मित 
प्रशस्त मार्गों पर दौड़ रहा था ।“देवर्षि नारद जब से इंद्रप्रसय आए थे, पांडव उन्हें अपने 
नगर का चप्पा-चप्पा दिखा रहे थे। सहदेव यह भी देख रहा था कि देवर्षि को न तो 
इंद्रप्रस्थ के तीन ओर खोदी गई खाइयों में कोई रुचि थी, न उसकी भव्य प्राचीर में, 
जो सजग प्रहरी के समान इंद्रप्रस्थ की रक्षा कर रही थी। उन्हें उन सुन्दर घाटों में भी 
कोई आकर्षण दिखाई नहीं पड़ा था, जो पांडवों ने अत्यन्त चाव से बनवाए थे । इंद्रप्रस्थ 
की सुरक्षा-व्यवस्था की ओर तो उन्होंने देखा भी नहीं था ।'“ सहदेव इस विषय में जितना 
सोचता था, उसे यह उतना ही स्वाभाविक लगता था। देवर्षि अद्भुत परिभ्रामक थे। 
सृष्टि को जितनी निकट से उन्होंने देखा था, शायद ही किसी और ने देखा हो ।तो 
फिर उन्हें कोई एक नगर प्रिय हो भी कैसे सकता था। वैसे भी प्रकृति के सौन्दर्य की 
स्पर्धा मनुष्य का निर्माण तो कर नहीं सकता । नगर का तो अर्थ ही था प्रकृति का स्थानापन्न | 
यद्यपि उन लोगों ने इंद्रप्रस्थ में सायास प्रकृति को यथासंभव बनाए रखा था, फिर भी 
लगता था कि नगर बनाने के लिए प्रकृति को वहाँ से सर्वथा हटा दिया गया था। जहाँ 
प्रकृति जैसा कुछ दिखाई पड़ता भी था, वह कृत्रिम था।” 

“सहदेव !” देवर्षि बोले, “तुम्हें क्या लगता है, इंद्रप्रस्थ के निर्माण में तुम लोगों 
की सहायता किस-किसने की |” 

“बहुत सारे लोगों ने सहायता की है देवर्षि । 

“फिर भी, तुम्हें नाम गिनाने को कहूँ तो प्रमुखता से किन के नाम लोगे ?” 

“कृष्ण, बलराम भैया, महर्षि वेदव्यास तथा विश्वकर्मा के माध्यम से इंद्र ने।” 

“नगर-निर्माण के पश्चात्‌ वे सब लोग विदा हो गए ? उनमें से किसी ने भी इंद्रप्रस्थ 
में निवास करने की इच्छा प्रकट नहीं की ?” नारद ने पूछा | 

सहदेव हँस पड़ा, “उनमें से कौन यहाँ निवास करता ? महर्षि वेदव्यास नगरों में 
नहीं रहते। विश्वकर्मा का निवास सदा ही निर्माण-स्थल पर रहता है।'” और वैसे भी 
वे देवलोक के वासी हैं। कृष्ण और बलराम भैया को द्वारका पहुँचना था। वे द्वारका 
छोड़कर स्थायी रूप से इंद्रप्रस्थ में कैसे रह सकते हैं ?” 

सहदेव को लगा कि नारद ने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी, या शायद सुनी 
ही नहीं।” वे तो अपनी ही किसी उधेड़बुन में मग्न लग रहे थे। तो फिर वे ऐसे प्रश्न 


धर्म/59 


पूछ ही क्यों रहे थे ?*“ 

“अच्छा सहदेव !” नारद पुनः बोले, “क्या तुम लोगों ने कभी इस विषय में विचार 
किया है कि तुम्हारे कुल-बृद्धों में से कोई भी हस्तिनापुर छोड़कर तुम्हारे साथ इंद्रप्रस्थ 
में रहने के लिए क्‍यों नहीं आया ? क्या उन्हें दुर्योधन और उसके भाई तुम लोगों से 
अधिक प्रिय हैं ?” नारद ने रुककर उसकी ओर देखा, “युधिष्ठिर शायद इस बात को 
स्वीकार न करे, किंतु मुझे विश्वास है कि धृतराष्ट्र के मन में पक्षपात है और दुर्योधन 
के मन में तुम लोगों के लिए विरोध है। मैं यह भी मानता हूँ कि यह कुरुओं के साम्राज्य 
का निर्विरोध विभाजन नहीं है। अतः किसी-न-किसी समय धार्तराष्ट्रों और पांडवों में 
विरोध होना अनिवार्य है। ऐसे समय में कुल-वृद्धों को दोनों में से किसी एक का पक्ष 
लेना पड़ेगा । आज यदि भीष्म, वाहलीक, सोमदत्त, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर इत्यादि लोगों 
ने हस्तिनापुर में ही रहने का निर्णय किया है, तो क्या उन्होंने धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों 
का पक्ष चुन तिया है ?” | 

सहदेव गंभीर दृष्टि से देवर्षि को देखता रहा। 

“देवर्षि ! मैंने इस विषय में सोचा नहीं है, किंतु आपकी यह बात मानने को मेगा 
मन तनिक भी सहमत नहीं है कि हमारे कुल-वृद्धों ने दुर्योधन का पक्ष चुन लिया है। 
हमारे पास ऐसा स्थान ही कहाँ था कि हम उनमें से किसी को अपने साथ रहने के लिए 
आमंत्रित करते। अपने कुल वृद्धों को वनवास के लिए आमंत्रित करना तो उनके प्रति 
अन्याय है।” 

“क्यों ? अब तो नगर बन गया है। अब निमंत्रण भेजकर देख लो |” नारद मुस्करा 
रहे थे, “कोई तर्क अथवा प्रमाण भी है, तुम्हारे पास, या वस यूँ ही तुम लोग यह माने 
बैठे हो कि पांडव सब लोगों को इतने प्रिय हैं कि कोई धृतराष्ट्र अथवा दुर्योधन का 
पक्ष ले ही नहीं सकता ?” 

“नहीं ! ऐसा कुछ तो मेरे मन में नहीं है ।” सहदेव बोला, “किंतु हम लोग अपने 
कुल-बृद्धों को इतने अप्रिय भी नहीं हैं कि वे लोग हमारे साथ रहना ही न चाहें।” 

“तो क्‍यों नहीं आए वे तुम्हारे साथ ?” 

“महाराज युधिष्ठिर का खांडवप्रस्थ के राजा के रूप में राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए 
उन्हें तो यहाँ आना ही था। उनकी माता और भाइयों को भी उनके साथ आना ही 
था। इसलिए हम लोग चले आए |” सहदेव बोला, “गंगा-तट का अपना प्रासाद छोड़कर 
पित्तामह इस वय में इस वन में हमारे साथ क्या करने के लिए आते ?” 
हि “बस ? और कोई कारण नहीं हो सकता ?” नारद के अधरों पर वक्रता आ गई 

“हाँ। आप कह सकते हैं कि हस्तिनापुर से निष्कासित हम किए गए थे, पितामह 
नहीं। तो फिर वे हस्तिनापुर क्यों छोड़ते ?” 

“क्या तुम यह मानना नहीं चाहते सहदेव ! कि युधिष्ठिर की महारानी, द्रपुद-पुत्री 
कृष्णा है। द्रपद और भीष्म में कभी सौहार्द नहीं रहा | द्रुपद-पुत्र शिखंडी भीष्म के वध 
की प्रतिज्ञा किए बैठा है। माना यही जाता है कि द्वुपद ने भीष्म के वध के लिए शिखंडी 
को नियुक्त कर रखा है।” नारद ने सहदेव की ओर देखा, “जिस घर की स्वामिनी द्वुपद 


60/महासमर-4 


की पुन्नी और शिखंडी की बहन हो, भीष्म उस घर में कैसे रह सकते हैं ? यही बात 
आचार्य द्रोण के साथ भी है।"” 

सहदेव ने उनकी ओर देखा भर, कहा कुछ भी नहीं। 

“द्रोण की मान्यता है कि द्वुपद ने उसका अपमान किया, और प्रतिहिंसा में द्रोण 
ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब द्वुपद की पुत्री के घर में द्रोण का स्वागत कैसे हो सकता 
है ?“” नारद बोले। ; 

“किंतु हमारे मन में तो आचार्य के लिए कोई विरोध नहीं है।” सहदेव बोला, “न 
ही पांचाली ने कभी ऐसा कोई भाव प्रकट किया है।” 

“जिस कृष्णा ने अपने भाई धुृष्टद्युम्न के साथ द्रोण के वध के लिए जन्म लिया 
है, उसके मन में द्रोण के लिए कोई विरोध नहीं होगा, यह मैं कैसे स्वीकार कर सकता 
हूँ" नारद मुस्करा रहे थे, “हाँ ! कृष्णा में इतना संयम अवश्य है कि वह उस विरोध 
के वर्तमान रहते हुए भी, अपने पतियों के आचार्य का अपने घर में स्वागत करे, किंतु 
द्रोण स्थायी रूप से इंद्रप्रस्थ में रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता ।” 

“क्या आप विदुर काका के विषय में भी कोई ऐसी ही वात सोचते हैं ?” न 
चाहते हुए भी सहदेव के मुख से अनायास ही निकल गया। 

“नहीं। दुर्योधन की अपेक्षा युधिष्ठिर के सान्निध्य में विदुर कहीं अधिक सुखी 
रह सकता है।” नारद बोले, “किंतु मेरा अनुमान है कि धृतराष्ट्र से पर्याप्त विरोध होते 
हुए भी विदुर के मन में उसके प्रति साहचर्य से उत्पन्न स्नेह है। वह उसका हित चाहता 
है। उसे त्याग नहीं सकता, इसलिए वह हस्तिनापुर से दूर रह भी नहीं सकता। वैसे'"” 
नारद चुप हो गए। 

“वैसे क्या देवर्षि ?” 

“वैसे, तुम लोगों के भी हित में यही है कि धृतराष्ट्र की समा में तुम्हारे पक्ष का 
कोई व्यक्ति रहे, ताकि वह धृतराष्ट्र को तुम लोगों की ओर प्रवृत्त करता रहे। दुर्योधन 
के विष को काटता रहे और हस्तिनापुर राज्य को धर्म के मार्ग की ओर प्रेरित करता रहे ।*” 

“क्या पितामह भीष्म के हस्तिनापुर में रहते हुए भी इसकी आवश्यकता है ?” सहदेव 
ने कुछ चकित होकर पूछा। 

“भीष्म मध्यस्थ है। वह तुम्हारा पक्ष कभी नहीं लेगा। वह धर्म की बात कहेगा, 
न्याय की चर्चा करेगा” बहुत होगा तो कौरवों के हित्त की बात करेगा। यह तो संभव 
है कि मतभेद होने पर विदुर इंद्रप्रस्थ में तुम्हारे पास आ जाए, किंतु भीष्म या तो विरक्‍्त 
हो जाएगा, अन्यथा प्राण दे देगा। वह उनके विरुद्ध तुम्हारे पक्ष में नहीं आएगा ।” 

"तो क्या पितामह हमारे विरोधी हैं ?” सहदेव जैसे तड़पकर बोला । 

"नहीं । वह न तुम्हारा विरोधी है, न उनका। मैंने कहा न कि भीष्म मध्यस्थ है |" 
नारद ने सहसा विषय बदल दिया, “अच्छा यह बताओ कि तुम्हारे नगर का किस-किस 
दिशा में विकास हुआ है ?” 

“विकास ! हाँ | विकास तो बहुत हुआ है ।" सहदेव ने उत्तर दिया, “नगर की जनसंख्या 
बहुत बढ़ गई है। व्यापार में भी वृद्धि हुई है। आजीविका की खोज में प्रतिदिन अनेक 
श्रमिक, सैनिक, कृषक, कलाकार, व्यापारी और उद्यमी"“बहुत प्रकार के लोग आ रहे 


धर्म/6 


है | उनके लिए निरंतर भवन और मार्ग बन रहे हैं। हाट और आगार बन रहे हैं। गतिविधि 
बढ़ रही हैं और हमें निरंतर सावधान रहना पड़ता है कि आजीविका की खोज में आए 
इन लोगों की ओट में कहीं दुष्ट और साहसिक लोग भी नगर में न आ जाएँ। वैसे 
ही इस क्षेत्र में साधारण चोरों से लेकर दस्युओं और साहसिकों की कमी नहीं है। मुझे 
लगता है कि अराजकता के कारण यहाँ के पूर्व निवासियों में अपराध-कर्म ही स्वीकृत 
जीवन-पद्धति हो गया था | वे लोग अब भी धर्मपूर्वक आजीविका अर्जित करने के विश्वाती 
नहीं हैं।” 

"तो प्रजा की सुरक्षा के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो ?” नारद ने पूछा। 

श्यूद्यप्रि हमने भी आचार्य द्रोण से शस्त्रास्त्रों की शिक्षा पाई है, फिर भी अनेक 
बार लगता है कि इन साहसिकों के पास बड़े विकसित और परिष्कृत शस्त्रास््र हैं। दे 
हमारे प्रहरियों, दंडधरों यहाँ तक कि साधारण सैनिकों पर भी भारी पड़ते हैं। इसलिए 
यह आदेश प्रचारित कर दिया गया है कि ऐसे अवसरों पर, लोग अपने प्राण संकट में 
न डालें। इन घटनाओं की सूचना तत्काल महाराज अथवा उनके प्रतिनिधियों-को दी 


जाए।! है हे 3) (५ 
और शस्त्र शक्ति ?” 2-) ७ 5 


“धनंजय निरंतर नए और अधिक सक्षम दिव्यास्त्रों के आविष्कार और निर्माण 
में लगे रहते हैं। सेनानायकों को निरंतर नए शस्त्रों के व्यवहार में प्रशिक्षित किया जा 
रहा है।“हम जानते हैं कि यदि हम अपनी प्रजा की समुचित रक्षा नहीं कर पाए तो 
जैसे प्रजा का इंद्रप्रस्थ में प्रवेश हुआ है, वैसे ही उनका निष्क्रमण भी आरंभ हो जाएगा'”।! 

उनका रथ युधिष्ठिर के भवन के सम्मुख आकर रुक गया | अनेक सैनिक-असैनिक 
कर्मचारियों एवं ब्राह्मणों के साथ नकुल उनकी अग॒वानी के लिए रथ के निकट आ गया। 
वे लोग कुछ समय पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 

“नगर-भ्रमण कर आए देवर्षि ?” प्रणाम करने के पश्चात्‌ नकुल ने पूछा। 

“कर आए (” नारद बोले, “विश्वकर्मा ने सुंदर नगर बनाया है, तुम्हारे लिए |युधिष्ठिर 
इससे संतुष्ट है क्या ?” 
का तो खांडवप्रस्थ से भी संतुष्ट थे ।” नकूल हँसा, “फिर इंद्रप्रस्थ से क्यों संतुष्ट 
ने होंगे।! 

“भैया के साथ-साथ हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं देवर्षि | आइए पधारिए।' 

“कैसा लगा आपको हमारा इंद्रप्रस्थ ?” नारद को आसन पर ससम्मान बैठा कर 
युधिष्ठिर ने पूछा, “कोई दोष हो तो कहने में तनिक भी संकोच न करें।” 

धवत्स सा | वस्तुतः मेरा मन तुम्हारे नगर की तुलना में कहीं अधिक तुम्हारे 
परिवार के संबंधों में यात्रा करता रहा है। यद्यपि तुम्हारा नगर बहुत सुंदर है और चूँकि 
इसका निर्माण अपने ही राज्य में तुमने स्वयं करवाया है, इसलिए तुम्हें इससे मोह भी 
कुछ अधिक ही होगा। उसमें मेरा अधिक रुचि न लेना कदाचित तुम्हें अच्छा भी न लगे, 
किंतु मेरे लिए सदा ही नगरों की अपेक्षा मानवीय-संबंध अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। मेरा 
मन उनके सौंदर्य पर ऊधिक मुग्ध होता है। यही कारण है कि मार्ग में भी मैं सहदेव 
से नगर के विषय में कम, तुम्हारे पारिवारिक संबंधों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त 


62/महासमर-4 


करता रहा हूँ ।” 

“यह तो हमारा सौभाग्य है देवर्षि ! कि आपको हमारे परिवार और परिवारजनों 
के पारस्परिक संबंधों में इतनी रुचि है | मैं इसे आपकी आत्मीयता ही मानता हूँ |" युधिष्ठिर 
ने कहा। 

तो युधिष्ठिर ! मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ।” नारद बोले, “मैं जानता हूँ 
कि तुम असत्य भाषण कभी नहीं करते, इसलिए झूठ नहीं बोलोगे, किंतु इसे मेरी ओर 
से मर्यादा का अतिक्रमण भी मत मानना | वस्तुतः मेरे मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे 
व्यग्र तो नहीं कर रहे, किंतु वे स्वतः शांत भी नहीं हो रहे ।” 

शयूछिए देवर्षि ! संकोच की तो कोई बात ही नहीं है।” 

“जहाँ तक मैं जानता हूँ युधिष्ठिर !” नारद ने बात आरंभ की, “दुर्योधन में कितने 
भी अवगुण हों किंतु वह अपने पिता की आज्ञा की अवज्ञा नहीं करता। उस परिवार 
में सहस्नों न्रुटियाँ हों किंतु दुर्योधन के भाई उसका विरोध नहीं करते। वे सब एक हैं 
और संगठन उनकी शक्ति है।” नारद ने रुककर युधिष्ठिर की ओर देखा, "क्या तुम 
भी अपने भाइयों के विषय में यही बात कह सकते हो ?? 

युधिष्ठिर ने नारद की ओर देखा तो उनकी आँखों में पूर्ण शांति थी, “महर्षि ! 
मैंने तो अपने भाइयों में परस्पर मतभेद की बात कभी स्वप्न में भी नहीं सोची। मुझे 
याद नहीं पड़ता कि हम में कभी कोई विरोध हुआ हो | छोटे-मोटे मतभेद तो हममें होते 
ही रहते हैं, उनके विषय में हम लोग परस्पर चर्चा भी कर लेते हैं, और फिर सर्वसम्मति 
से निर्णय करते हैं। यह संभव न हो तो मेरे अनुज बड़े भाई की इच्छा का सम्मान कर 
मुझ से सहमत हो जाते हैं। मुझे एक भी घटना ऐसी याद नहीं पड़ती जब मुझे अपने 
किसी मतभेद को दबाने के लिए बड़े भाई के अधिकार का उपयोग करना पड़ा हो |" 
उन्होंने चकित होकर नारद की ओर देखा, “किंतु महात्मन्‌ ! इस प्रश्न का संदर्भ मैं समझ 
नहीं पाया।" * 

नारद ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु जब युधिष्ठिर ही नहीं उन पाँचों 
भाइयों की दृष्टि निरंतर उनकी ओर जिज्ञासा में उठी ही रही तो बोले, “मेरी बात को 
अन्यथा न लेना। मानव-मन दुर्गम ही नहीं, अगम है। उसकी जटिलताओं को समझना 
बड़े-बड़े ऋषियों के लिए भी सरल नहीं रहा है। जिन लोगों में परस्पर असाधारण प्रेम 
होता है, वे ही लोग जब कारण-अकारण एक-दूसरे से टूटे हैं, तो विकट शत्रु हो गए 
हैं। मेरे मन में कभी-कभी तुम लोगों के विषय में यह चिंता जन्म लेती है कि कहीं तुम्हारी 
एकता में किसी प्रकार का कोई विध्न न आए, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी 
एकता ही है।” 

युधिष्ठिर निशछल मन से हँस पड़े, “मैं तो ऐसा कोई कारण नहीं देखता देवर्षि ! 
आप अपनी आशंका का कारण बताएँ, तो ही मैं कुछ कह सकूँगा।” 

नारद ने उन पाँचों भाइयों को देखा : युधिष्ठिर के मुख पर सहज उल्लास था। 
देवर्षि के संकेत करने के पश्चात्‌ भी उनके मन में किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं" 
जन्मी थी।”किन्तु अन्य चार भाइयों के चेहरे पर उत्कंग के कुछ चिहन अवश्य प्रकट 
हो गए थे। शायद वे मन ही मन देवर्षि के कथन का कारण ढूँढ़ रहे थे। 


धर्म/63 


“ने तुम लोगों के व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं पाया, जिससे मुझे ऐसी आशंका 
हो, किंतु पुत्र ! संसार में धरती, धन तथा नारी को लेकर अत्यंत प्रेम करने वाले भाइयों 
में भी मतभेद ही नहीं शत्रुता तक होती देखी गई है। मैं जानता हूँ कि यह बात तुम 
जैसे सतोगुणी भाइयों के विषय में नहीं कही जा सकती, किंतु मैंने तुमसे कहा न कि 
मानव मन अत्यंत जटिल होता है। उसके विषय में हम कभी भी बहुत निश्चित होकर 
नहीं रह सकते |” 

नारद ने अपने चिंतन-संसार से बाहर निकलकर पुनः युधिष्ठिर की ओर देखा, 
जैसे उससे स्पष्टीकरण माँग रहे हों। 

युधिष्ठिर गंभीर ही नहीं चिंतित दीखे, “धरती और धन में ऐसा कुछ नहीं है जो 
मेरे भाइयों को लुभाकर उन्हें एक-दूसरे के विरोध में खड़ा कर सके। मेरे भाइयों के 
मन में लोभ तो है ही नहीं, और वे अन्याय और अधर्म से कोई वस्तु अपने लिए प्राप्त 
करने की कल्पना भी नहीं करते। आप जानते हैं, उनकी वृत्ति भोग की नहीं है। यदि 
कभी जीयन में किन्हीं परिस्थितियों में मेरे भाइयों में से किसी के मन में इनकी आकांक्षा 
जागी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अन्य भाई उसका त्याग करने में एक क्षण भी नहीं 
लगाएँगे। हा ! नारी के विषय में इस प्रकार निर्श्चित होकर कहने में कुछ कठिनाई हो 
सकती धी। शायद यह आंशका सबसे पहले हमारी माता के मन में ही जन्मी थी। संभवततः 
इसीलिए उन्होंने यह चाहा था कि पांचाली को लेकर हम एक-दूसरे से पृथक न हों। 
इस समस्या के समाधान के रूप में उनकी इच्छा हुई कि हम पाँचों का विवाह पांचाली 
से हो। हम पाँचों का पांचाली से विवाह, उसी शत्रु के आक्रमण से अपनी रक्षा करने 
के लिए बनाया गया वह दुर्ग है, जिसकी ओर आपने अभी संकेत किया है।” 

नारद कुछ क्षण युधिष्ठिर की ओर देखते रहे, जैसे सोच रहे हों कि अपने मन 
की बात कहकर कहीं वे युधिष्ठिर को कष्ट तो नहीं पहुँचाएँगे | अंततः वे बोले, “प्रकृति 
बड़ी मायाविनी है पुत्र ! इस माया की सृष्टि में जो जैसा दिखाई देता है, वस्तुतः वैसा 
होता नहीं । प्रकृति ने सब कुछ द्ंद्मय बनाया है। हम जिसे अपना रक्षा-कवच मानते 
हैं, कालांतर में प्रकृति उसे ही हमारी कारा बना देती है। तुम्हारी माता ने तुम पाँचों 
की परस्पर एक साथ बाँधे रखने के लिए जिस युक्ति का आविष्कार किया है, मेरे मन 
में आशंका यह है कि कहीं वही युक्‍्ति तुम्हारे विनाश का कारण न बन जाए।" 

“वह कैसे देवर्षि ?” भीम ने पहली बार मुख खोला, “वैसे तो हम पूर्ण आश्वस्ति 
से यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य के मन में काम का वेग कितना भी दुर्निवार क्यों 
न हो, हम पाँचों भाई पर-नारी की कामना नहीं कर सकते। हमारा संयम व्यभिचार को 
कभी सुखकर नहीं मान सकता।”” 

नारद ने सहसा उसकी ओर देखा, “मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ पुत्र ! पांचाली 
का विवाह तुम पाँचों से हुआ, ताकि तुममें उसको लेकर कोई मतभेद न उभरे, किंतु 
यही तथ्य तुम्हारे लिए अब संकट का कारण बन सकता है। पांचाली तुम पाँचों की पली 
है, इसलिए उसकी कामना में तुम पाँचों के लिए कोई अनौचित्य नहीं है। उस दृष्टि 
से वह तुम्हारे लिए पर-नारी भी नहीं है। जिसकी कामना तुम सब कर सकते हो, वही 
तुममें विरोध का अंकुर भी उपजा सकती है। तुमने सुंद और उपसुंद की कथा सुनी 


64/महासमर-4 


होगी। वे राक्षस ये किंतु दोनों भाइयों में अनुल्लंधनीय प्रेम था। उनके उस प्रेम के भंजन 
के लिए देवताओं ने तिलोत्तमा का उपयोग किया था और अंततः वे दोनों एक-दूसरे 
के हाथों से ही मारे गए थे |" 

“तो आप हम पाँचों भाइयों को सुंद और उपसुंद के समकक्ष रखते हैं देवर्षि ?” 
भीम के स्वर में प्रतिवाद था। 

“नहीं ।” नारद बोले, “तुम लोगों को सुंद और उपसुंद के समकक्ष नहीं रखता। 
मैं पांचाली को तिलोत्तमा से भी अधिक कमनीय नारी मानता हूँ, इसलिए मेरी इच्छा 
है कि तुम लोग उससे अपने संबंधों के संदर्भ में कुछ ऐसे नियम अवश्य बना लो, जिससे 
जिस समय वह एक भाई की पत्नी हो, उस समय वह अन्य भाइयों के लिए पर-स्त्री 
ही हो जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है, कि यदि तुम लोग ऐसा कोई नियम बना लोगे और 
सावधानी से उसका पालन करोगे तो तुम लोगों में न कोई मतभेद जन्म लेगा, न विरोध 
उपजेगा और न कभी विभाजन की स्थिति आएगी ।” 

पाँचों पांडव इस प्रकार चुप होकर एक-दूसरे की ओर देख रहे थे जैसे वे देवर्षि 
नारद से अपनी सहमति जता रहे हों और कह रहे हों कि उन्हें यह बात पहले क्‍यों 
नहीं सूझी"* 

“यदि मेरा परामर्श मानो तो इसी क्षण से तुम अपने लिए नियम निर्धारित कर 
लो, ताकि मैं निश्चित होकर यहाँ से जा सकूँ।” 

“मेरा प्रस्ताव है,” युधिष्ठिर ने उन सबकी ओर देखा, “कि पांचाली हममें से प्रद्मेक 
के घर में एक-एक वर्ष निवास करे। उस काल में अन्य भाइयों के लिए वह परस्स्त्री 
ही रहे। यद्यपि मैं मानता हूँ कि हम में से कोई भी इस नियम का उल्लंघन नहीं करेगा 
फिर भी मर्यादा की रक्षा के लिए हम इसे अनुशासन के रूप में स्वीकार कर लें कि 
उस काल में यदि कोई दूसरा भाई उनके एकांत का अतिक्रमण करे तो यह निन्दनीय 
कर्म माना जाएगा, अतः वह प्रायश्चित्त स्वरूप बारह वर्षो तक ब्रह्मचर्यपूर्ण वनवास करे |” 
युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखा, “क्या हम सब इसके लिए सहमत हैं ?” 
कर उन्हें अधिक चिंतन-मनन की आवश्यकता नहीं थी। वे लोग तत्काल ही सहमत 

गए। 

“यदि तुम सब इसके लिए सहमत हो और इस प्रतिज्ञा का नियमपूर्वक पालन करोगे 
तो तुम में कभी किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न नहीं होगा।” नारद बोले, “यद्यपि काम 
का वेग मनुष्य के नियंत्रण से स्वतंत्र है फिर भी मैं तुम लोगों के संदर्भ में इस प्रतिज्ञा 
का विश्वास कर सकता हूँ।” नारद ने उन्हें देखा, “किंतु धर्मराज के साथ सिंहासन पर 
बैठने की अधिकारिणी केवल पांचाली ही होगी।” 

“हमें स्वीकार है |” पाँचों भाइयों ने एक साथ कहा। 


युधिष्ठिर को आशीर्वाद दे, री एक आसन पर बैठ गई, “पांचाली को भी बुला लो पुन्र। 
एक बात मेरे मन में आई है, सोचती हूँ कि तुम लोगों से उसकी चर्चा कर ही लू! 
“चर्चा की क्या आवश्यकता है माँ! तुम आदेश करो। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।” 


धर्म/65 


युधिष्ठिर आकर माँ के निकट बैठ गये। 

“नहीं | ऐसी कोई इच्छा नहीं है, जिसके लिए आदेश करूँ” कुंती ने उत्तर दिया, 
वैसे तो बड़े भाई के रूप में तुम अपने छोटे भाइयों का पूरा-पूरा ध्यान रखते ही हो, 
फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं, पुत्र ! जो केवल जीवन के। अनुभव से ही तक्ष्य की 
जा सकती हैं “इसलिए सोचती हूँ कि तुम्हारा ध्यान उधर आकृष्ट करा दूँ। फिर जैज 
तुम लोग उचित समझो |” 

द्रौपदी ने आकर कुंती को प्रणाम किया। 

“सदा सुखी रहो पुत्री ।" कूंती ने उसका माथा रूँघा, “मैं तुम्हें बुलाने के लिए कह 
ही रही थी। तुमसे कुछ कहना है।” 

“आप किपीी- से कहलवा देती” |? 

“क्यों ? कहलवा क्यों देती ?” कुंती बोली, “तुझे देखने का मन नहीं करता मेरा ? 
तुझसे दो बातें करने की मेरी इच्छा नहीं होती ?* 

“ओ मेरी माँ !” द्रौपदी कुंती के कंठ से जा लगी, “कैसा अद्भुत भाग्य पाया है 
मैंने। आपकी जेठानी की बहुएँ सुनेंगी तो ईर्ष्या से ही मर जाएँगी" | 

“नहीं | ऐसी बात नहीं है कृष्णा ” कुंती ने सहज भाव से कहा, “गांधारी को अपनी 
पुत्र-वधुएँ बहुत प्रिय हैं ।"अच्छा सुनो ।” कुंती ने द्रीपदी का हाथ, अपनी दोनों हथेतियों 
में धाम लिया, “महर्षि नारद तुम लोगों के लिए वहुत सुंदर व्यवस्था कर गए हैं। कुछ 
आशंकाएँ मेरे मन में भी थीं, किंतु मेरे पास उनका समाधान नहीं था। अब, जब उन्होंने 
यह ह कर ही दी है तो नई परिस्थितियों में कुछ भिन्‍न चिंताएँ उभरी हैं।' 

“कहो माँ ।” 

“पुत्र ! नियम अपने-आप में वरेण्य होते हैं, किंतु यदि चाहो कि उनका समुचित 
पालन भी हो त्तो उन्हें व्यावहारिक भी बनाना चाहिए। नियम-पालन के मार्ग में जो 
व्यावहारिक कठिनाइयाँ हों, उन्हें दूर करना भी हमारा कर्त्तव्य है!” 

“अपनी इच्छा कहो, माँ ।” 

“यदि किसी को एक क्षेत्र से निष्कासित किया जाए, तो उसके ठहरने के लिए 
कोई अन्य क्षेत्र भी तो बना देना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति बाध्य होकर नियम भंग 
करेगा और निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयल करेगा ।” 

“ठीक है माँ। मैं समझ रहा हूँ।” 

“पुत्र ! पांचाली तुम पाँचों की पत्नी अवश्य है, किंतु इस व्यवस्था के अन्तर्गत 
वह एक वर्ष के लिए तुममें से किप्ती एक भाई की ही पत्नी होगी, उस अवधि के लिए 
शेष चार भाई तो पली-विहीन ही होंगे न । और जो एक पांडव एक वर्ष के लिए सपलीक 
होगा, वह अगले चार वर्षो के लिए पत्नी-विहीन जीवन व्यतीत करेगा"” 

“हाँ माँ। यही स्थिति होगी।" 

"ऐसे में क्या. यह स्वीकार किया जा सकता है कि पाँचों पांडव समीचीन रूप से 
विवाहित हैं ? क्या तुम पाँचों एक भरा-पूरा दांपत्य जीवन पा सकोगे, दांपत्य अपेक्षाओं 
को पूर्णतः तृप्त कर पाओगे 7” 

“नहीं। शायद नहीं |” युधिष्ठिर धीरे से बोले। 


66/महासमर-4 


"ऐसे में क्या यह अच्छा नहीं है, कि तुम अपने तथा अपने छोटे भाइयों के एक-एक 
अतिरिक्त विवाह के विषय में सोचो, और उन्हें उसके लिए प्रेरित करो” ।” 

द्रौपदी की दृष्टि कुंती के चेहरे पर चिपक गई : ठीक ही तो कह रही हैं माँ। 
स्वयं द्रौपदी ने तो मान लिया था कि द्रौपदी का विवाह पाँचों पांडवों के साथ हुआ था, 
इसलिए वे विवाहित थे, किंतु व्यवहारतः तो वे विवाहित नहीं थे*“ चार वर्षो तक द्रौपदी 
जिस पांडव के साथ सहवास नहीं करेगी, वह स्वयं को विवाहित कैसे मानेगा ? 

“इसलिए तुम्हें चाहिए कि सबसे पहले भीम को तुम विवाह के लिए प्रेरित करो |” 
कुंती ने द्रौपदी को ओर देखा, “क्यों कृष्णा ! तुम्हें यह तो नहीं लगेगा कि मैं तुम्हारे 
साथ अन्याय कर रही हूँ ?“अथवा तुम्हारे विरुद्ध कोई षड़यंत्र रच रही हूँ ?” 

*नहीं माँ ! यदिं उनके विवाहों के आड़े आऊँ, तो मैं उनके साथ अन्याय करूँगी ।” 
द्रौपदी अत्यन्त मधुर स्वर में बोली, “यह तो आपका ही अपने पुत्रों की असुविधा समझने 
वाला जागरूक मन है, जिसने हमें समय से चेता दिया, नहीं तो मैं पांडवों को विवाहित 
मान, अविवाहित का-सा जीवन व्यतीत करने को बाध्य करती रहती और उनकी पीड़ा 
कभी समझ नहीं पाती | 

“तू बहुत करुणामयी है पुत्री ! तेरा मन उदार और ईर्ष्याशून्य है, नहीं तो कौन-सी 
स्त्री 'सपत्नी” शब्द से ही विचलित नहीं हो जाती।" कुंती की वाणी ही नहीं आँखों में 
भी स्नेह था, “तो पुत्र युधिष्ठिर ! तुम भीम का ध्यान काशी की राजकुमारी बलंधरा 
के स्वयंवर की ओर दिलाओ। संभव हो तो वहाँ जाने के लिए उसे प्रेरित भी करो।” 

“हाँ | बलंधरा के स्वयंवर की चर्चा मैंने भी सुनी है ।” द्रौपदी बोली, “उसके लिए 
बल और पराक्रम को ही शुल्क रखा गया है।” 

“में निश्चित रूप से तो नहीं कह सकती”, कुंती ने कहा, “किंतु मुझे लगता है 
कि कांपिल्य में भीम द्वारा प्रदर्शित बल-पराक्रम से काशिराज अनभिज्ञ नहीं होंगे। उस 
पर भी यदि उन्होंने बल और पराक्रम को ही स्वयंवर का शुल्क रखा है, तो बहुत संभव 
है कि यह स्वयंवर भीम के लिए ही हो।” 

“ठीक है माँ। उस स्वयंवर में भीम का ही जाना उचित है । उसका विवाह हो जाए 
तो फिर अर्जुन से भी चर्चा करूँगा“युधिष्ठिर ने रुक कर माँ की ओर देखा, “वैसे मैंने 
सुना है कि शिवि नरेश गोवासन की पुत्री के स्वयंवर की भी तैयारियां चल रही हैं।"” 

“तुम्हें यह समाचार भी मिल्रा होगा कि मद्रदेश के एक राजा द्युतिमान की राजकुमारी 
विजया के विवाह की भी चर्चा हो रही है" ।? 

“माँ! विवाह योग्य राजकुमारियों का अन्वेषण करने के लिए तुमने अपना कोई 
गुप्तचर तो नियुक्त नहीं कर रखा ?” युधिष्ठिर हँसे, “अपने गूढ़ पुरुषों के सारे तंत्र 
के होते हुए भी मुझे ये सारी सूचनाएँ नहीं मिलती, जो तुम्हें अपने कक्ष में बैठे-बैठे 
स्वतः ही प्राप्त होती रहती हैं” |” 

“मैं पाँच पुत्रों की माँ हूँ युधिष्ठिर ! जिसकी अभी केवल एक ही बहू आई है, 
इसलिए ये सूचनाएँ स्वतः मेरे पास आ जाती हैं“ |” कुंती रुकी, “किंतु यदि धर्मराज 
युधिष्ठिर अपने गुप्तचरों से राजनीतिक महत्व की सूचनाएँ न मँगवा कर, विवाहन्योग्य 
राजकुमारियों की सूचियाँ मँगवाएँगे, तो वे धर्मरज न रह कर विलासराज हो जाएँगे “तुम 


धर्म/67 


अपने धर्म का निर्वाह करो पुत्र ! मैं अपने धर्म का निर्वाह कर रही हूँ।' 

तभी भीम ने आकर प्रणाम किया, “अरे माँ ! तुम यहाँ बैठी हो, मैं तो तुम्हारे 
भवन में गया था|” 

“झूठा कहीं का!” कुंती ने लाड़ से उसकी पीठ पर थपकी दी, “मुझे यहाँ बैठे 
देखकर बातें बना रहा है।” 

“नहीं माँ | चाहो तो अपनी दासियों को यहीं बुलवा कर अभी पूछ लो |” भीम 
की वाणी में प्रस्ताव के प्रति तनिक भी गंभीरता का भाव नहीं था। 

“लगृता है कि मध्यम पांडव किसी विशिष्ट दासी के दर्शनों की योजना बना रहे 
हैं।” द्रौपदी मुस्कराई। 

“तुम सास-बहू तो एक से बढ़कर एक हो ।” भीम हँसा, “शब्दों से वह सूँघ लेती 
हो, जो किसी के मन में भी नहीं होता।” 

“दासी क्‍यों, हम तेरे लिए राजकुमारी के दर्शनों का प्रबंध कर रहे हैं |” 

“कौन-सी राजकुमारी ? 

“आ यहाँ बैठ !” कुंती ने उसकी कलाई थामकर कहा, “हम तीनों मिलकर तुम्हे 
काशी भेजने का षड़यंत्र रच रहे हैं।” 

“क्यों माँ ? काशी जाकर क्या गंगाजल लाना है ?” भीम हँसा। 

“नहीं रे। गंगाजल लाने के लिए तो कोई साधारण व्यक्ति भी जा सकता है, उसके 
लिए महावीर को क्‍यों भेजा जाएगा ।” 

“वहाँ राजकुमारी बलंधरा का स्वयंवर है भीम, जिसका शुल्क है, बल और पराक्रम !" 
युधिष्ठिर ने बताया, “अब बताओ, इस युग में संपूर्ण आर्यावर्त्त में भीम से बढ़कर पराक्रमी 
और कौन है।हम चाहते हैं कि तुम बलंधरा को स्वयंवर में प्राप्त करो ।” 

भीम के नयमनों में तत्काल प्रसन्‍नता की ज्योति जागी, किंतु अगले ही क्षण उसकी 
दृष्टि द्रौपदी के चेहरे पर जा टिकी “कहीं पांचाली ने बुरा तो नहीं माना ?"“ पता नहीं 
धर्मराज को भी क्‍या सूझा कि ऐसी चर्चा पांचाली के सामने ही ले बैठे"” 

किंतु न तो द्रौपदी ने अपनी ओर से कुछ कहा, न उसकी ओर देखा और न ही 
अपने गंभीर चेहरे से किसी प्रकार का कोई भाव अभिव्यक्त होने दिया“ 

“माँ ! तुम्हारी इच्छा पूरी करने का अर्थ है मातुल शल्य से भिड़ंत। बहुत संभव 
है, जरासंध भी आया हो | और दुर्योधन तो होगा ही“ |" भीम बोला, “और कोई” | 

“अरे तुम बलराम को भूल ही जाते हो!” कुंती ने जोड़ा। 

“नहीं माँ। बलभद्र भैया की स्वयंवरों में तनिक भी रुचि नहीं है, वे रेवती भाभी 
से विवाह कर पूर्णतः तृप्त लगते हैं । हाँ युद्ध का प्रसंग हो तो बात और है।” भीम बोला, 
*पर मातुल के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता | लगता है कि राजकुमारियों में उनकी 
रुचि अब भी बनी हुई है।” 

“अच्छा ! है उसकी राजकुमारियों में रुचि तो ?" कुंती ने कृत्रिम रोष जताया। 

“अब मातुल की आकांक्षित कन्या को मैं जय कर ले आऊं"“यह धर्म तो नहीं 
है न ! माता माद्री जीवित होतीं, तो ऐसा करने देतीं क्या ?” भीम के चेहरे से तनिक 
भी पता नहीं लग रहा था कि वह मात्र परिहास कर रहा है, अथवा यह उसकी गंभीर 


3» धमर-4 


आपत्ति थी। 

तुमने द्रौपदी के स्वयंवर में यह सब क्यों नहीं सोचा ?” कुंती ने मानो भीम की 
क्रीड़ा में सहयोग किया। 

श्वांचाली संकेत कर देती तो मैं मान लेता कि उसने त्रिश्चय कर तिया है। मैं 
मातुल का विरोध वहाँ भी नहीं करता ।” भीम हँस रहा था, “पांचाली ने कोई संकेत नहीं 
किया, तो मैं समझ गया कि मातुल का विरोध उसे भी अभीष्सित था।" हा 

“पैने तो यहाँ भी कोई संकेत नहीं किया है मध्यम !” द्रौपदी ने क्रीड़ामयी आँखों 
से उसकी ओर देखा, “आप इसका क्या अभिप्राय समझते हैं ?” 

"संभव है कि इसमें पांचाली की यह इच्छा निहित हो कि मध्यम पांडव काशी 
की राजकुमारी को स्वयंवर में प्राप्त कर, पांचाली की दासी बनाकर इंद्रप्रस्थ ले आए।” 
भीम धीरे से बोला, “पर यदि यह अभिप्राय न हो तो इसे मध्यम पांडव की बुद्धि का 
दोष माना जाए, उसकी आकांक्षाओं को लांक्षित न किया जाए।"”* 

*कृष्णा !” कुंती की तर्जनी, चिंता में अपने चिबुक पर जा लगी, 'देख त्तो यह 
विशालकाय मध्यम पांडव तुझसे कितना भयभीत है।” 

“मध्यम भयभीत नहीं हैं माँ । इतने कोमल हृदय हैं कि मेरी पीड़ा उनसे देखी नहीं 
जाती, इसलिए मुझे आहत नहीं करना चाहते |”” द्रौपदी बोली। 

“तो बेटी ! इसे बंधन-मुक्त कर, ताकि यह काशी जा सके !” कुंती ने कहा, “नहीं 
तो यह अपने मातुल ही नहीं, अन्य प्रतियोगियों के विरुद्ध भी आचरण न करने के अनेक 
धर्मसंगत तर्क दूँढ़ लाएगा।” 

भीम ने अलत्वन्त चाव से द्रौपदी की ओर देखा। 

“मध्यम ! जिस माता के पाँच पुत्र हों, उसके लिए एक पुत्रवधू पर्याप्त नहीं होती। 
अपने अग्रज और मुझे अपराधवोध से मुक्त करने के लिए, तुम बलंधरा को प्राप्त करने 
का प्रयल करो ।' द्रौपदी क्षण भर रुकी, “मैं मात्र माँ की इच्छा-पूर्ति के लिए ही यह 
नहीं कह रही, मेरी न्याय-बुद्धि का भी यही निश्चय है|” 

भीम का असमंजस विलुप्त हो गया, “माँ ! हमारे परिवार की परंपरा है कि काशी 
जाओ, तो वहाँ की सारी राजकुमारियों को प्राप्त करो क्या मुझे भी यही आदेश है ?” 

“यह लड़का तो”” कुंती मुस्कराई, “नहीं ! तुम्हें केवल बलंधरा को ही स्वयंवर 
में प्राप्त करना है। उसका हरण नहीं करना है।” 

“ठीक है माँ। तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा ।” 


पर 


सैनिक ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, “राजकुमार ! द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा गुहार 


धर्म/69 


कर रहा है!” 

अर्जुन अभी पूरी तरह सोया नहीं था, किंतु सोने की प्रक्रिया आरंभ अवश्य हो 
गयी थी। उसे लगा, सैनिक के प्रणाम से ही उसकी तंद्रा का आवरण चीर कर उसकी 
चेतना लौटी थी, अन्यथा वह प्रायः सो ही चुका था। हाँ ! नींद अभी गहराई नहीं थी, 
इसलिए सैनिक की एक ही पुकार से उचट गई | वह भीम के समान इतनी गहरी नींद 
नहीं सोता था कि कोई चिल्ला-चिल्ला कर उसे हिलाता रहे और उसकी नींद न टूटे, 
किंतु उसकी नींद इतनी कच्ची भी नहीं थी कि किसी के एक बार पुकारने से ही वह 
जाग जाए। 

अर्जुन उठकर बैठ गया, “क्या वात है ? क्‍या चाहता है वह ?* 

“राजकुमार वह अपने गोधन की रक्षा चाहता है। चोरों का एक दल उसकी गायों 
को बलात हॉक कर लिए जा रहा है“ |” 

अर्जुन को जैसे किसी पशु ने अपने तीखे दाँतों से काट लिया अथवा किसी ने 
तीक्ष्ण शूल उसके वक्ष में उतार दिया था।” तो वे चोर फिर आ गए |”उन्हें शायद यह 
सूचना मिल्र गई थी कि भीम महाराज युधिष्ठिर के आदेश से इंद्रप्रस्थ से बाहर गया 
हुआ है, और अर्जुन दिव्यास्त्रों के निर्माण-हेतु वन में अपनी कार्यशाला में व्यस्त है। 
उन्हें यह सूचना कदाचित्‌ नहीं मिली थी कि अर्जुन आज संध्या को इंद्रप्रस्थ में लौट 
आया है ।“और अकेला नहीं लौटा है, अपने उन दिव्यास्त्रों को लेकर लौटा है, जिनसे 
योजन-भर में बिखरे असंख्य शन्चुओं से वह अकेला ही निबट सकता है-'वैसे क्या वे 
समझते हैं कि भीम और अर्जुन उपस्थित न हों तो इंद्रप्रस्थ असुरक्षित है ?““धर्मराज 
युधिष्ठि7 और नकूल, सहदेव तो क्या, अब तो इन चोरों पर इंद्रप्रस्थ के सेनानायक 
भी भारी पड़ेंगे“ 

किंतु इन विचारों से अर्जुन का मन शांत नहीं हो रहा था। उसे लगा कि इन चोरों 
ने घात लगा कर आक्रमण किया है। वे न अपनी दुष्टता छोड़ रहे हैं, न चतुराई | पांडवों 
की सहृदयता का उन्होंने कोई लाभ नहीं उठाया है |“किंतु उन्हें अपनी चतुराई काफी 
महँगी पड़ेगी। शायद वे नहीं जानते कि आज ही अर्जुन के दिव्यासत्र बनकर आए हैं। 
का अपनी इस चतुराई से अर्जुन को उन दिव्यास्त्रों के परीक्षण का अवसर दे दिया 


“वह ब्राह्मण कहता है कि महाराज युधिष्ठिर यदि एक निर्धन और असहाय ब्राह्मण 
के गोधन की चोरों से रक्षा नहीं कर सकते, तो वे कैसे धर्मराज हैं ?"* 

अर्जुन के लिए इस प्रश्न का तनिक भी महत्व नहीं था ।“वह जानता था कि राजा 
की धर्मपरायणता को सिद्ध करने के लिए उसे ब्राह्मण से शास्त्रार्थ नहीं करना है। राजा 
की धर्मपरायणता तो उसके अपने तथा उसके कर्मचारियों के आचरण से सिद्ध होती 
है, शासन-तंत्र की सक्रियता से सिद्ध होती है। वह तत्काल जाकर उन चोरों को दंडित 
करेगा और गोधन लौटा लाएगा, तो राजा की धर्मपरायणता में ब्राह्मण की निष्ठा पुनः 
स्थापित हो जाएगी": 

अर्जुन को लगा कि उसके मन में उन चोरों को दंडित कर गोधन लौटा लाने का 
संकल्प जगा है, किंतु उस संकल्प के बीज-रूप उसके मन में क्षोभ है। और जब मन 


70/महासमर-4 


में क्षोम हो तो योद्धा उत्ताह अथवा उल्लास का अनुभव नहीं करता, उसके मन पर 
चिंता और अवसाद की परतें घनी होती जाती हैं।'* 

वे लोग जब से खांडवप्रस्थ में आए थे, इन चोरों, दस्युओं, साहसिकों और लुटेरों 
से अनवरत लड़ रहे थे।'* पहले तो ये अपराधकर्मी, खांडव-वन को अपना अभयारण्य 
मानकर अधिकारपूर्वक यहाँ रहते थे। पांडवों से वे इस प्रकार लड़े थे, मानो वे पांडवों 
को निष्कासित कर, यहाँ अपना राज्य ही स्थापित कर लेंगे।** अब'स्थिति वह नहीं रही 
थी। क्रमशः वे लोग दुर्बल हो गए थे। उनकी संख्या भी कम हो गई थी और उनका 
मनोबल भी टूट गया था। इसलिए उनके प्रहारों की निरंतरता भंग हो गई थी। और 
प्रहार उतने आक्रामक भी नहीं थे ।“फिर भी इंद्रप्रस्थ की प्रजा अभी सर्वथा भयमुक्त 
नहीं हुई थी। इसीलिए गोधन की चोरी का समाचार प्रहरियों अथवा सामान्य सेनानायकों 
को न देकर स्वयं राजकुमार अर्जुन को दिया जा रहा था।" 

अर्जुन उठकर अपने कक्ष से बाहर आया। 

“यह कहीं किसी पड़ोसी राजा का षड्यंत्र ही तो नहीं ? कई बार आस-पास के 
राज्य अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार का उत्पात करते रहते हैं, ताकि एक ओर 
वे उनका बल तौलते रहे और दूसरी ओर उन्हें किसी-न-किसी व्यूह में उल्झाए रखें। 
ऐसे में वे कभी-कभी लूटपाट का व्यवसाय करने वाले भृतक सैनिकों की सहायता लेते 
हैं और कभी अपनी ही सेना के गुल्म भेज देते हैं।“वैसे वे भूतक सैनिक क्या होते 
हैं, होते तो वे दस्यु ही हैं। जाने किसने उन्हें भूतक सैनिकों का नाम दे दिया है।'” 

सहसा अर्जुन का मन पलटा। यदि यह काम किसी सीमावर्ती राजा की सेना का 
है तो उसे चाहिए कि वह उसकी सूचना युधिष्ठिर को दे और अपने सेनानायकों को 
भी सचेत करे ।“किंतु यदि यह किसी राजा की सेना का गो-हरण-अभियान होता, तो 
वह दिन के समय होता ।'“ और कोई राजा कितना भी कायर क्‍यों न हो, जब ऐसे अभियान 
पर निकलता है तो अपने शक्ति-प्र्दशन के लिए चुनौती का धोड़ा-सा नाटक वह अवश्य 
करता है। रात को इस प्रकार बिना किसी चेतावनी दिए गोधन की चोरी करने वाला 
33 अथवा दुस्साहसी दस्यु नहीं होगा। यह तो खांडव-वन का कीई धृष्ट चोर 

गा 

जो कोई भी हो”अर्जुन के पास अब सोचने का अधिक समय नहीं था। यदि 
एक बार वह चोर ब्राह्मण के गोधन के साथ खांडव-वन में प्रवेश कर गया तो फिर उसे 
पकड़ पाना कठिन हो जाएगा। इस समय तो चिंतन-मनन तथा योजना निर्माण से कहीं 
अधिक आवश्यकता त्वरित एवं तत्काल कर्म की थी। अर्जुन अकेला ही लपक कर जाए 
तो अपने दिव्यास्त्रों की सहायता से, वह उन चोरों से निबट सकता है। इस समय तो 
न योजना-बुद्धि की आवश्यकता है, न शस्त्र-बल की। आवश्यकता है थोड़े साहस और 
कठोरता की। जिस अर्जुन में युद्धक्षेत्र में अनेक महारधियों से अकेले ही जूझ पड़ने 
का साहस और क्षमता है, उसे कुछ भीरु-हृदय चोरों से गोधन लौटा लाने के लिए किसी 
सेना अथवा सेना-नायक की आवश्यकता नहीं है।'“ 

किन्तु उसे अपने दिव्यास्त्र ले लेने चाहिए “भीम होता तो कदाचित्‌ निःशस्त्र ही 
निकल पड़ता। वन में से ही किसी. वृक्ष की बड़ी-सी शाखा तोड़ता अथवा पूरा वृक्ष ही 


धर्म//। 


उखाड़ता और चोरों से जूझ पड़ता। किन्तु अर्जुन की यह रणनीति नहीं है। अकेले ही 
यदि अनेक योद्धाओं से निबटना है, युद्ध के कोलाहट से घबराए हुए पशु-धन को इधर-उधर 
भागकर वन में खो जाने से रोकना है, उन्हें लौटाकर सुरक्षित इन्द्रप्रस्थ में लाना है''तो 
उसे दिव्यास्त्रों से सज्जित होना ही चाहिए। दिव्यास्त्रों के अभाव में, यदि वह गोधन 
लौय लाया, किन्तु चोर भाग गए, तो उसका काम अपूर्ण ही रह जाएगा। वही चोर पुनः 
अधिक सावधानी से, अधिक संगठित होकर आएँगे और अधिक घातक प्रहार करेंगे। 
उसे इस अपराध का प्रतिशोध ही नहीं लेना है, भविष्य के अपराधों का प्रतिरोध भी 
करना है। 

“ब्राह्मण को मैं क्या उत्तर दूँ राजकुमार ?” सैनिक ने पूछा। 

अर्जुन चौंका। उसमे अभी तक सैनिक को कोई निर्देश नहीं दिया था। अपनी 
विचार-प्रक्रिया में लीनं, उत्तका ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि सैनिक उसके आदेश 
की प्रतीक्षा में होगा और बाहर खड़ा ब्राह्मण भी आश्वासन की राह देख रहा होगा।'" 

'चलो। मैं स्वयं देखता हूँ।” अर्जुन ने सैनिक को आगे चलने का संकेत किया। 

कक्ष से निकल गलियारे को पार करते ही सैनिक ने व्याकुल ब्राह्मण की ओर संकेत 
किया। 

अर्जुन को देखते ही ब्राह्मण ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और याचना 
के स्वर में बोला, “मुझ निर्धन के धन की रक्षा करो, राजकुमार ! वे लोग मेरी एक-एक 
गाय हॉककर ले गये हैं। मेरे शिशु दूध के अभाव में भूखे मर जाएँगे।"” 

“दैर्य धारण करें महात्मन्‌ !” अर्जुन ने शान्त स्वर में कहा, “मुझे बताएँ कि गायों 
की संख्या क्या है ?” 

“मेरे पास तो केवल दस ही गाएँ हैं। वे सारी की सारी हाँककर ले गये हैं।** 
ब्राह्मण बोला, “जो श्रेष्ठि इन्द्रप्रस्थ को बहुत सुरक्षित नगर समझ कर यहाँ बसने के 
लिए आ गए हैं, वे सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। उनके पास तो धन" 

वह और भी बहुत कूछ कहना चाहता था, किन्तु अर्जुन ने अपने हाथ के संकेत 
से उसे चुप करा दिया, “चोरों की संख्या क्या थी ?? 

“मुझे तो तीन-चार आदमी ही दिखाई दिए ।” ब्राह्मण ने कहा, “हो सकता है कि 
अन्धेरे में और लोग भी हों।” 

“वे सशस्त्र थे क्या ?? 

“उनके हाथों में शूल थे और कन्धों पर धनुष टैंगे हुए थे। धनुष थे तो बाण 
भी होंगे ही, किन्तु मुझे तृणीर दिखाई नहीं दिए ।” ब्राह्मण बोला, “पर मुझे दिखने-न-दिखने 
से कया होता है। जिस नगर में सशस्त्र दस्यु असहाय ब्राह्मण का गोधन चुरा लेते हैं, 
वहाँ कौन सुरक्षित है ?” 

“किस दिशा में गए हैं वे ?? 

“उत्तर की ओर। वे किसी और दिशा में मुड़ भी सकते हैं|” ब्राह्मण बोला, “यदि 
वे लोग वन में प्रविष्ट हो गए तो फिर मेरा क्या होगा ? वे लोग उधर गए और मैं 
उसकी विपरीत दिशा में आपके पास आया। अब तो वे कहाँ के कहाँ निकल गए होंगे |” 

आप व्याकुत न हों भूदेव ।" अर्जुन का स्वर पर्याप्त स्थिर था, “मुझे तो वे साधारण 


?/महासमर-4 


चोर दिखाई पड़ते हैं। उनके स्थान पर यदि किसी राजा की सशस्त्र सेना भी होती, तो 
मैं आपका गोधन लौटा लाता ।” 

“उसमें मुझे तनिक भी संशय नहीं है ।” ब्राह्मण का अधैर्य पहले से भी अधिक 
मुखर हो उठा, “किन्तु यदि वे खांडव वन में प्रविष्ट हो" ।? 

“आपका गोधन खांडव-वन से भी लौय कर लाया जाएगा ।” अर्जुन बोला, “आपको 
तो केवल अपने गोधन की चिन्ता है, मुझे प्रजा की सुरक्षा, शासन की विश्वसनीयता 
तथा महाराज युधिष्ठिर के निष्कल्ुष यश की भी चिन्ता है ।” वह सैनिक की ओर मुड़ा, 
“इन्हें ले जाकर मेरे रथ में बैठाओ। मेरे सारथि पुरु को सन्‍नद्ध करो। मैं अपने शस्त्र 
लेकर आता हूँ।” 

अर्जुन चला गया। ब्राह्मण रथ में बैठ तो गया किन्तु वह तनिक भी आश्वस्त 
नहीं हुआ था। उसने सारधि की ओर देखा, "ऐसे तो कोई राजा शासन नहीं चला सकता। 
प्रजा की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। राज्य में दस्यु इस प्रकार निरंकुश घूमेंगे तो 
कोई पांडवों के राज्य में रह पाएगा ? हमने तो सुना था कि जहाँ राजा युधिष्ठिर होते 
हैं, वहाँ” ।” 

सहसा ब्राह्मण ने देखा, सारथि का सारा ध्यान रथ और घोड़ों की ओर था। उसने 
शायद ब्राह्मण का कहा हुआ एक शब्द भी नहीं सुना था। 


युधिष्ठिर ने पांचाली को मुग्ध नेत्रों से निहारा। 

*क्या देख रहे हैं ?” पांचाली कुछ संकुचित हुई | युधिष्ठिर ने शयन-कक्ष के एकान्त 
में भी कभी उसे इन नेत्रों से नहीं देखा था | उसके मन में कहीं यह कसक थी कि युधिष्ठिर 
कभी भी भीम के समान मुखर प्रेमी क्‍यों नहीं बनते,““किन्तु कहीं उसका मन धर्मराज 
के व्यक्तित्व पर इस कारण मुग्ध भी था। उनकी दृष्टि ने पांचाली को नारी-सौन्दर्य की 
अदूभुत प्रतिमा होने का गौरव तो दिया था, किन्तु पुरुष होते हुए भी उसे मर्यादा से 
पतित कर, कभी कामिनी अथवा भोग्या होने का अहसास नहीं दिया | उनका काम-व्यवहार 
भी जैसे दिव्य ही था। उसमें न अधिग्रहण था, न भोग, वह तो जैसे सहयोग तथा आनन्द 
का उत्सव था। शंगार-प्रसंग में भी उन्हें अपने सुख की अपेक्षा कभी नहीं रही” 

“प्रकृति के इस दिव्यास्त्र को देख रहा हूँ।” युधिष्ठिर ने कहा, और तत्काल ही 
बा किया, “नहीं ! दिव्यास्त्र कहना शायद उचित नहीं, तुम्हें तो देवास्त्र ही कहना 
चाहिए? 

“में क्या आहत करती हूँ, घाव पहुँचाती हूँ, पीड़ा देती हूँ ?” पांचाली ने अपनी 
भंगिमा को कुछ और प्रखर किया। 

“नहीं !” युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, “तुम्हारे माध्यम से प्रकृति मेरे मन में निराशा, 
विषाद, अभाव, घृणा, ईर्ष्या इत्यादि के भावों को निरस्त करती है तुम शान्ति, सन्तोष, 
उपलब्धि और प्राप्ति जैसे भावों की चोतक हो। तुम सम्मुख होती हो तो जीवन का 
ऋणात्मक पक्ष निकट नहीं फटकता। जीवन जैसे प्रकृति का सुन्दरतम उद्यान बन जाता 
है, जिसमें दिव्य रस, रंग तथा गंध है। यह लोक किसी दिव्य लोक में परिणत हो जाता 


धर्म/73 


“शब्दों का मायाजाल मत रचिए। मैं समझती हूँ। आपने नयन-बाण, नयन-कयाक्ष 
अथवा काम-बाण जैसे शब्दों का प्रयोग न कर, दिव्यास्त्र तथा देवास्त्र शब्दों का प्रयोग 
किया है।” पांचाली इठलाई, “कहना तो यही चाहते हैं न कि मेरा रूप काम की सृष्टि 
करता है। आपको दिव्यता के आसन से पतित कर लौकिकता और भोग के धरातत्न 
पर ला पटकता है'“।॥? 

“नहीं देवि !” युधिष्ठिर के स्वर में प्रशंसा की दीप्ति के स्थान पर अब चिन्तन 
की गम्मीरता थी, “काम तो मेरे मन में है। तुम रति बनकर उसका शमन करती. हो। 
अनंग मेरे अपने भीतर छिपा न बैठा हो तो नारी का रूप मेरे मन में रंचमात्र भी विकार 
उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तुम तो मेरी वासना को भी दिव्य रूप प्रदान करती हो | तुम 
श्रद्धा-स्वरूपा हो, वासना-रूपा. नहीं । तुम मेरे मन को सौन्दर्य के भव्य धरातल पर स्थिर 
रखती हो ।” 

“आप सत्य कहते हैं, में लौकिकता और भोग को प्रेरित नहीं करती ?” पांचाली . 
ने कयक्ष किया, “मैं नारी हूँ। नारी के लिए तो पुरुष यही कहता है।” 

युधिष्ठिर क्षण भर मौन रहे, जैसे सोच रहे हों कि अपने भाव को किन शब्दों 
में कहें, “नारी तो तुम हो ही, इसलिए वासना का रूप धारण करोगी तो आसक्ति और 
भोग की सृष्टि करोगी। प्रेरणा बनकर रहोगी, तो वासना और आसक्ति नहीं जागेगी। 
नारी की हीन वृत्तियों को धारण करोगी तो प्रकृति का पार्थिव और स्थूल रूप प्रकट 
करोगी, किन्तु उदात्त वृत्तियों को प्रेरित करोगी तो दिव्य और उदात्त जीवन की सृष्टि 
करोगी | नारी का एक रूप वह है, जो पुरुष को निरन्तर भोगासक्ति में निमज्जित करता 
चलता है, और दूसरा रूप वह है, जो हीनता की ओर पग उठते ही पुरुष को टोक देता 
है। नारी, पुरुष का नरक भी है और स्वर्ग भी!” 

पांचाली की आँखों में प्रशंसा का भाव था, “किन्तु आप यह कैसे अस्वीकार कर 
सकते हैं कि नारी-पुरुष सम्बन्धों में काया महत्वपूर्ण है।“” 

“शरीर जब तक देव-कार्यो का निमित्त है, तब तक तो वह देवास्त्र ही है ।” युधिष्ठिर 
बोले, “सृष्टि को चलाए रखने के लिए, सनन्‍्तान को जन्म देने के लिए तो शरीर आवश्यक 
है ही। इस दायित्व को पूर्ण करने के पश्चात्‌ यह शरीर है दिव्य-कार्यों के लिए'“अपनी 
आत्मा पर जम गया मल धोने के लिए। इसीलिए इस शरीर को तपस्या और साधना 
में लगाया जाता है, स्वच्छ जीवन जिया जाता है। लोभ, मोह, क्रोध, काम, घृणा तथा 
द्वेष से मुक्ति पाने का प्रयत्न किया जाता है !” युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर देखा, “किन्तु 
प्रकृति मायामयी है। कर हम वह रहे हैं, जो प्रकृति चाहती है, और मानते यह हैं कि 
हम अपनी इच्छा से, अपने सुख के लिए स्वतन्त्र रूप से कार्य सम्पादन कर रहे हैं। 
इस देवास्त्र को मात्र अस्त्र न मानकर, हम मूल अस्तित्व मान बैठे हैं।” 

“वह ठीक है,” द्रौपदी बोली, “किन्तु जहाँ तक मुझे स्मरण है, आपने इस शरीर 
को कभी अस्त्र नहीं कहा। आज चाहे आप इसे दिव्य” कहें या दिवों का' कहें, किन्तु 
कह आप अस्त्र ही रहे हैं!” द्रीपदी रुकी, किन्तु युधिष्ठिर के कुछ कहने से पूर्व ही पुनः 
बोली, “क्षत्रिय तो आप जन्म से ही हैं। शस्त्रास्त्रों से आपका सम्बन्ध आरम्भ से ही 


/महासमर-4 


रहा है, किन्तु सामान्य, दैनन्दिन जीवन में अस्त्रों की इस प्रकार चर्चा तो आपने पहले 
कभी नहीं की। आपका मन आज अस्त्रों को उपमान बनाने पर क्यों तुला हुआ है ?” 

“ओह !” युधिष्ठिर की हँसी में जैसे कुछ नया पा जाने का भाव था, “अर्जुन ने. 
बड़े श्रम से अपने निर्देशन में कुछ दिव्यास्त्र बनवाए हैं। वे दिव्यास्त्र आज ही तैयार 
होकर आए हैं। कदाचित्‌ इसी से मेरा मन इन शब्दों और बिम्बों में उत्ल गया है।? 

“पर क्यों ?” द्रौपदी की जिज्ञासा शान्त नहीं हुई थी, 'ऐसा क्यों ?” 

“जिस समय अर्जुन ने लौकिक शस्त्रास्त्रों के साथ दिव्यास्त्रों और देवास्त्रों की 
चर्चा की, मेरे मन में उसी क्षण यह प्रश्न उठा कि दिव्यास्त्र और देवास्त्र वे शस्त्रास्त्र 
हैं, जिनका निर्माण कर मनुष्य, अन्य मनुष्यों का विनाश करता है, या वे उपकरण हैं, 
जिन्हें स्वयं प्रकृति ने बनाकर इस संसार में भेजा है ।“'तो फिर यह कैसे न सोचता कि 
संसार में देवों का बनाया हुआ अस्त्र तो मनुष्य का शरीर ही है'“कोई मात्र अस्त्र है, 
कोई दिव्यास्त्र और कोई देवास्त्र !" 

“तो आपने शरीर को यन्त्र क्यों नहीं कहा ?” द्रौपदी बोली, “यन्त्र भी तो प्रकृति 
की ही इच्छा पूरी करेगा। 'अस्त्र' में तो आक्रामकता का भाव है।” 

“हाँ ! यदि निष्क्रिय होकर जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा रहे, तो यन्त्र ही है, 
किन्तु यदि वह किन्हीं अस्पृहणीय गुणों अथवा दुर्गुणों का संहार करता है, तो फिर अस्त्र 
है / युधिष्टिर ने उत्तर दिया, “यन्त्र में जो यान्त्रिकता है, वह मनुष्य में नहीं होती, इसलिए 
उसे अस्त्र का महत्व दे दिया।” 

द्रौपदी समझ नहीं पाई कि उसकी पिछली जिज्ञासा समाप्त हो गई थी अथवा उसके 
मन में एक नई उत्सुकता ने जन्म ले लिया था।“पर अब उसकी रुचि इस सैद्धांतिक 
चर्चा में समाप्त हो गई थी | उसका मन जैसे चिन्तन का एक नया मोड़ मुड़ गया था ।'“ऐसा 
क्या है अर्जुन द्वारा बनवाए गए उन दिव्यास्त्रों में कि वे युधिष्ठिर जैसे पुरुष के भी 
मन-मस्तिष्क पर छा गए थे ? 

“अर्जुन ने जो नए शस्त्रासत्र बनवाए हैं, वे सामान्य अस्त्रों से भिन्‍न हैं 
क्या ?” पांचाली ने सहज भाव से पूछा, “मैं तो यही जानती हूँ कि शस्त्रासत्र तो सब 
एक जैसे ही होते हैं। हाँ ! उनका प्रयोग करने वाले योद्धा की विशिष्टता ही उन्हें 
विशिष्ट बना देती है।“या फिर जब किसी को कुछ अधिक विशिष्ट शस्त्रास्त्रों की 
3558 होती है तो वह ऋषियों अथवा देव-शक्तियों से उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न 
करता है।" 

“ठीक सुना है तुमने।” युधिष्ठिर बोले,'किन्तु अपनी भिन्‍न परिस्थितियों, 
आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार नए शस्त्रासत्र बनाए भी तो जा सकते हैं।” 

“अर्जुन क्या कोई शिल्पी है ?” द्रौपदी मुस्कराई, “योद्धा शस्त्रास्त्रों का प्रयोग मात्र 
जानता है, उनका निर्माण करना नहीं। वह जिस रथ पर युद्ध-अभियान करता है, 
2 घोड़ों और अन्य विशेषताओं के विषय में वह सारथि से कुछ अधिक जानता 

क्या ?? 

युधिष्ठिर मुग्ध-भाव से द्रौपदी को देखते रहे, बोले कुछ भी नहीं। 

“आप कुछ कह क्यों नहीं रहे ?” द्रौपदी ने अचकचाकर पूछा। 


धर्म/75 


“सोच रहा था कि तुम जैसी पंडिता से तर्क-वितर्क करने से तो कहीं अच्छा है 
कि तुम्हें ले जाकर वे शस्त्रासत्र दिखा ही दिए जाएँ |” 

क्यों ? आप मुझसे चर्चा नहीं करना चाहते ?” द्रौपदी के स्वर में वक्रता थी। 

“नहीं। ऐसा कुछ नहीं है शुभे ! किन्तु शब्दों को प्रमाणित करने के लिए यदि 
प्रमाण साक्षात सामने हो तो जिज्ञासु को उसे धारण करने में सुविधा होती है, और समझाने 
वाले का कार्य भी सरल हो जाता है |” 

“तो यहाँ मँगवाएँगे वे शस्त्रास्त्र 

मगवाने का कोई काम नहीं है|” युधिष्ठिर ने कहा, “शस्त्रागार में ही चलना पड़ेगा। 
वहीं चर्चा भी हो जाएगी।” 

“वही तो । मैं भी सोच रही थी ।” द्रौपदी बोली, “पिताजी शस्त्रों का अकारण शस्त्रागार 
से हटाया जाना तनिक भी पसन्द नहीं करते थे। वे कहते थे कि शस्त्रों को दैनन्दिन 
के प्रयोग की साधारण वस्तुओं के समान कहीं भी ले जाना अथवा कहीं भी रख देना 
क्षत्रिय का धर्म नहीं हैं। जैसे देव-प्रतिमाएँ मन्दिर में ही प्रतिष्ठित रहती हैं, वैसे ही शस्त्रास्त्र 
या तो क्षत्रिय के अंगों को सुशोभित करते हैं, अथवा शस्त्रागार की उन्हें बिना किसी 
विशेष प्रयोजन के शस्त्रागार से हटाया जाना, उनका अपमान है और वह उनके तेज 
का हरण कर लेता है।” 

“ठीक कहते हैं, पंचाल नरेश !” युधिष्ठिर बोले, “उठो ! तुम्हें अपना शस्त्रागार 
भी दिखा ही दें। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित होने पर तुमने वह भवन तो देखा है, कदाचितु 
उसमें लगे हुए शस्त्रास्त्र नहीं देखे ।“तुम यह भी देख लेना कि अनुभवी योद्धा किस 
प्रकार शस्त्र-शिल्पियों का मार्ग निर्देशक बन जाता है|” 

“अच्छा !' द्रौपदी उठ खड़ी हुई, “फिर तो पितामह भीष्म और आपके आचार्य * 
द्रोण अब तक दिग्गज शस्त्र-शिल्पी बन चुके होंगे।” 

युधिष्ठिर ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे किसी विचार में उलझ गए हों। 
कुछ पग चलकर बोले, “मैंने इस विषय में कुछ सोचा नहीं था । तुम्हारे प्रश्न से ही यह 
बात मेरे मन में आई है'“इसका अर्थ यह हुआ कि योद्धा का अनुभव मात्र ही शस्त्र-निर्माण 
में सहायक नहीं होता, क्योंकि पितामह ने किन्हीं नए प्रकार के शस्त्रास्त्रों का निर्माण 
किया हो, ऐसा मैंने नहीं सुना। लगता है कि वासुदेव कृष्ण तथा अर्जुन किसी भिन्‍न 
श्रेणी के योद्धा हैं। ये लोग जितना सेना के व्यूहों के विषय में जानते हैं, उत्तना शस्त्रों 
की संरचना को भी समझते हैं। और इनको युद्ध-सम्बन्धी शास्त्र का जितना ज्ञान है, 
उतना ही इन्हें उनका व्यावहारिक अनुभव है और साथ-साथ उन्हें कार्यानिवत करने की 
शारीरिक और मानसिक क्षमत्त ' भी? 


“शायद आप ठीक ही कह रहे हैं।” द्रौपदी अपनी गति बढ़ाकर युधिष्ठिर के निकट 
आ गई थी। 


अर्जुन शस्त्रागार के द्वार पर पहुँचा तो प्रहरी उसे मार्ग देने के लिए एक ओर नहीं हटा। 
हाथ जोड़कर बोला, “महाराज तथा महारानी भीतर शस्त्रास्त्र देख रहे हैं।” 


76/महासमर-4 


“अर्जुन चकित खड़ा रह गया : रात्रि के इस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी यहाँ ? 
यह तो उनके शयन का समय है'“। कहीं उस ब्राह्मण की गुहार युधिष्ठिर तक भी तो 
नहीं पहुँच गईऔर वे स्वयं ही शस्त्र लेकर चोरों को दंडित करने की योजना बना 
कर चल पड़े हों ?'“किंतु फिर पांचाली क्‍यों उनके साथ है ?"“ 

“क्या महाराज युद्ध-वेश में हैं ?” उसने पूछा। 

“नहीं तो!" प्रहही सहज भाव से बोला) 

तो फिर ?““अर्जुन सोच रहा था“ यदि इस समय वे पांचाली के साथ अपने विश्राम 
कक्ष में नहीं हैं, तो उन्हें किसी उद्यान में होना चाहिए था, यमुना-तट की किसी सुंदर 
वाटिका में होना चाहिए था” ग्रंथागार या शस्त्रागार में ?“* 

“कोई और तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ है ?” अर्जुन ने पूछा, "क्या वे 
शस्त्र-अधीक्षक के साथ निरीक्षण के लिए" , 

“नहीं राजकुमार ! उनके साथ और कोई नहीं है |” प्रहरी बोला, “महाराज तथा 
महारानी सर्वथा एकांत में हैं।" |” 

अर्जुन अब तक मात्र अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए ही जिज्ञासा कर रहा 
था, किंतु प्रहरी के इन शब्दों ने तो जैसे उसके हाथ-पाँव ही नहीं, उसकी जिल्ला को 
भी बाँध दिया था” महाराज तथा महारानी सर्वथा एकांत में हैं**” महाराज और महारानी 
एकांत में हैं"“युधिष्ठिर और पांचाली एकांत में हैं“'रात्रि का समय है'“और वे एकांत 
में हैं“"अर्जुन जानता है कि यह उनका विश्वाम-कक्ष नहीं है।देवर्षि नारद का लगाया 
प्रतिबंध यहाँ सार्थक नहीं है “किंतु इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
यह रात्रि का समय है और युधिष्ठिर तथा पांचाली एंकात में हैं यदि इस समय अर्जुन 
शस्त्रागार में प्रवेश करता है तो यह उनके एकांत का अतिक्रमण होगा, प्रतिबंध का तिरस्कार, 
मर्यादा-भंग “और अपने बड़े भाई तथा राजा की अवज्ञा” 

“'नहीं। ऐसी स्थिति में अर्जुन शस्त्रागार में प्रवेश नहीं कर सकता।" 

किंतु अपने गोधन की रक्षा के लिए गुहार करता वह ब्राह्मण"और गोधन को 
चुरा कर भागते हुए वे दस्यु ?"“ 

“वे कितनी देर में बाहर आने के लिए कह गए हैं ?” अर्जुन ने पूछ तो लिया, 
किंतु तत्काल ही उसकी समझ में आ गया कि इस प्रश्न की कोई सार्थकता नहीं थी। 
कोई राजा द्वार पर खड़े प्रहरी को इस प्रकार की सूचनाएँ नहीं देता। 

“कह नहीं सकता । प्रहरी मुँह-ही-मुँह में बुदबुदाया। 

अर्जुन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसके अपने मन की उलझन प्रहरी के 
उत्तर से कहीं अधिक प्रबल थी“ 

चह शस्त्रागार के बाहर खड़ा प्रतीक्षा करता रहा तो वे दस्यु अपनी लूट के धन 
के साथ खांडव-वन में सुरक्षित प्रवेश कर जाएँगे। और “'त्तब महाराज युधिष्ठिर के माथे 
पर जो कलंक लगेगा। वह क्‍या उनके तिरस्कार से कम गंभीर होगा ?"“राजा एकांत 
में रानी के साथ हैं, इसलिए चोरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी ?““क्या प्रजा 
पांडवों को अत्यन्त विलासी शात्षक घोषित नहीं कर देगी ?“जर्जुन को एक उल्लंघन 
तो करना ही होगा। चाहे वह प्रजा-रक्षक के रूप में अपने दायित्व का उल्लंघन करे'“या 


धर्म।77 


फिर शस्त्रागार में प्रवेश कर युधिष्ठिर और द्रौपदी के एकांत का अतिक्रमण करे, मर्यादा 
का उल्लंधन करे 

अर्जुन का असमंजस किंकर्तव्यविमूढ़ता में वदलता जा रहा था। न उसका मस्तिष्क 
काम कर रहा था, न उसके अंग ही सक्रिय हो रहे थे*“किंतु उसकी चेतना यह नहीं 
भूल पाई थी कि वह ब्राह्मण अभी प्रतीक्षा में खड़ा होगा" दस्यु गोधन के साथ निरंतर 
इन्द्रप्रस्थ से दूर होते जा रहे होंगे और काल गति के साथ-साथ पांडवों की यशोगाथा 
छीजती चली जाएगी”और यह अर्जुन के लिए असह्य था। 

शस्त्रागार में प्रवेश करने से अर्जुन धर्म की दृष्टि में नियम-भंग करने का अपराधी 
होगा। उसके लिए दंड पहले से ही प्रस्तावित किया जा चुका है। अर्जुन उस दंड का 
भागी होगा”उसे भाइयों से दूर वन में एकांत में रहना होगा। इन्द्रप्रस्थ को असुरक्षित 
छोड़ना होगा और वन्य-जीवन के कष्ट सहने होंगे“ पर यह सव तो उसे ही सहना होगा। 
क्या इतना-सा दंड वह प्रजा-पालन की तपस्या के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता ? 
यदि अपने कष्ट और प्रजा के कष्ट में से एक का चुनाव करना ही पड़े तो वह किसे 
चुनेगा ? वह तपस्या से मुँह क्यों मोड़ना चाहता है | ऋषिगण स्वयं अपनी इच्छा से वनवास 
स्वीकार करते हैं। स्वयं वो भूखा रखते हैं। अपने शरीर को तपाते हैं तभी तो वे धर्म 
को अर्जित कर पाते हैं*“यदि वह कुछ तटस्थ होकर सोचे तो संकट की यह घड़ी क्‍या 
अनायास ही उसके लिए धर्म और श्रेय का एक सुअवसर वनकर नहीं आई है ? वह 
जानता है कि शस्त्रागार में प्रवेश कर वह युधिष्ठिर और द्रीपदी का तिरस्कार नहीं कर 
रहा, प्रजा-पालन के हेतु एक जोखिम भरा कार्य कर रहा है। निश्चय ही धर्मराज और 
द्रौपदी उसके मंतव्य को समझ पाएँगे। वे उसे अपराधी न मान, उसके धर्म-कार्य की 
प्रशंसा ही करेंगे। वह किसी का भी तिरस्कार करे किंतु प्रजा-पालन का तिरस्कार नहीं 
कर सकता" इतना ही नहीं है उसने अब थोड़ा भी विलंव किया तो, दस्यु सफल-काम 
होकर अपने स्थान पर लौट जाएँगे, और अपने सावियों को यह कहकर प्रोत्साहित करेंगे « 
कि युधिष्ठिर और उसके भाइयों को अब अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं है। पांडवों 
के (ज्य में प्रजा सर्वधा असुरक्षित है। कोई भी जाकर सरलता से उसे लूट सकता है। 
पांडव उसकी रक्षा के लिए धनुष भी नहीं उठाएँगे।”, 

अर्जुन भीतर तक सिहर उठा। नहीं ! अब और सोच-विचार का समय नहीं धा। 
वह उच्च स्वर में पुकार कर बोला, “महाराज ! मैं अपने शस्त्र लेने के लिए आ रहा 
हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा।” 

युधिष्ठिर ने अर्जुन के स्वर को पहचाना। उन्हें हल्का-सा आश्चर्य भी हुआ कि 
इस समय अर्जुन को शस्त्रों की क्या आवश्यकता आन पड़ी है“पर इसमें कोई बहुत 
बड़ी अनहोनी भी नहीं थी। अर्जुन पिछले कितने ही दिनों से इन शस्त्रों के निर्माण के 
विषय में सोचता-समझता रहा था। शिल्पियों से चर्चा करता रहा था। बहुत संभव है 
कि अभी उसका मन पूर्णतः संतुष्ट न हुआ हो। वह अब भी उनके विषय में कुछ सोच 
रहा हो। उनमें कुछ संशोधन करना चाहता हो। जैसे वे द्रौपदी से उनकी चर्चा करने 
के लिए यहाँ चले आए हैं, वैसे ही वह भी किसी से उनकी चर्चा करना चाहता हो” 

“आओ अर्जुन । युधिष्ठिर ने कहा, “अच्छा है कि तुम भी आ गए | संभवत्ः पांचाती 


78/महासमर-4 


की जिज्ञासाओं को शांत करने में मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो'”।* 

अर्जुन भीतर आया तो युधिष्ठिर को यह देखकर कुछ आश्चर्य हुआ कि वह उन 
दोनों की ओर उन्मुख नहीं था। वह बहुत जल्दी में था और उसके मन में कोई अन्य 
योजना काम कर रही थी, “क्या बात है अर्जुन ?? 

“दस्यु एक ब्राह्मण का गोधन चुराकर भाग रहे हैं।” अर्जुन बोला, “मुझे उनसे 
निबटना है ।” उसके हाथ निरंतर शस्त्र बोर रहे थे, उसकी आँखें एक बार भी युधिष्ठिर 
और द्रौपदी की ओर नहीं उठी थीं। और वह लगातार इस समय उनके एकांत को 
भंग करने का अपराध-बोध लिए हुए क्षमा-याचनापूर्वक स्पष्टीकरण देता जा रहा था, 
में आपका तिरस्कार करने का अपराध नहीं करना चाहता था, किंतु मैं प्रतीक्षा नहीं 
कर सकता था। असहायों की रक्षा तो प्राण देकर भी की जाती है*“मैं पांडवों की कीर्ति 
को धूमिल कैसे होने देता |” 

तुमने कोई अपराध नहीं किया है अर्जुन !” युधिष्ठिर ने कहा, “मेरा तिरस्कार 
हुआ ही कहाँ है, जो तुम इस प्रकार चिंतित हो'“।? 

हाँ धनंजय ! तुमने हमारा कोई तिरस्कार नहीं किया |” द्रौपदी ने अपना मत दिया। 

किंतु अर्जुन ने जैसे यह सब सुना ही नहीं। वह शस्त्र ले चुका तो सिर उठाकर 
बोला, “इस समय जा रहा हूँ। इस मर्यादा भंग का दंड आकर ग्रहण करूँगा।" 

अर्जुन वेगपूर्वक बाहर चला गया | युधिष्ठिर इतना कुछ कहना चाह रहे थे, किंतु 
नि अब वहाँ था ही नहीं। उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा, “क्या अर्जुन ने कुछ अनुचित 
2! 

“नहीं आर्यपुत्र ! मैं तो ऐसा नहीं समझती। मेरे विचार से तो हम ही धनंजय 
के कर्तव्यमार्ग में बाधा-स्वरूप आ अड़े थे। उसे ही असुविधा हुई होगी और अब वह 
एक अपराध-भाव अपने मन में लेकर गया है। उसे उन दस्युओं से निबटने में भी असुविधा 
होगी। हम यहाँ न होते तो वह उन्मुक्त मन से इससे कहीं अधिक उल्लासपूर्वक गया 
होता। उसका सामर्थ्य इस प्रकार संकुचित न हुआ होता |” 


अर्जुन अपने रथ के पास पहुँचा तो ब्राह्मण ने उसे याचक की प्रहारक दृष्टि से देखा, 
“बहुत विलंब कर दिया राजकुमार | 

अर्जुन ने कुछ कहा नहीं किंतु ब्राह्मण का वह एक वाक्य उस अग्निबाण के समान 
उसके वक्ष में धैसता चला गया जो प्रतिक्षण सहस्रों अग्नि-स्फुलिंगों से दग्ध करता अपना 
मार्ग बनाता चलता है ।“अभी तो विलंब ही हुआ है'” वह सोच रहा था"“यदि कहीं वह 
ब्राह्मण को अपनी असमर्थता ही जता देता तो ब्राह्मण उसके तथा उसके भाइयों के 
विषय में क्या सोचता ?*“ 

“आप चिंता न करें भूदेव !” वह धीरे से बोला, “आप केवल सारधि को मार्ग 
बताते चलें। आप तो केवल अपने गोधन की रक्षा करना चाहते हैं और मुझ पर इस 
समय पांडवों के संपूर्ण राज्य और प्रजा की रक्षा का दायित्व है। यदि मैंने अपने शत्रुओं 
को पराजित नहीं किया, तो क्षतिपूर्ति के रूप में महाराज युधिष्ठिट से आपको गोधन 


धर्म/79 


मिल जाएगा, किंतु पांडवों को उनका यश और सम्मान कोई नहीं लौटाएगा।” 

ब्राह्मण अपनी भूल समझ गया। उसने अपनी घबराहट और अल्पज्ञता में शायद 
अर्जुन को आहत कर दिया था। पर वह क्या करता, उसकी गऊओं के छिन जाने का 
अर्थ था कि उसके बच्चे दूध के अभाव में अपना स्वास्थ्य खो बैठेंगे। संभव है कि भूले 
रहने की भी स्थित आ जाए"” पर अर्जुन कह रहा था कि दस्युओं से गऊओं के न 
लौटने पर महाराज युधिष्ठिर उसकी क्षतिपूर्ति कर देंगे ।* उसने यह तो कभी सोचा ही 
नहीं था “इससे पहले तो कभी किसी ने इस प्रकार हुई चोरी की भरपाई की चर्चा नहीं 
की थी“पर पहले यह स्थान कौरवों के राज्य की सीमा के अंतर्गत तो माना जाता था, 
किंतु पांडव यहाँ निवास नहीं करते थे | तब यहाँ का राजा धृतराष्ट्र था जिसे हस्तिनापुर 
के प्रासाद में होने वाले हरण और अपहरण ही दिखाई नहीं दे रहे थे तो खांडवप्रस्थ 
में क्या हो रहा है, यह कहाँ से दिखाई पड़ता।” वह तो अभी जैसे उसी मनस्तथिति में 
था। उसने सोचा ही नहीं था कि राजा बदल गया था, शासन बदल गया था और उसके 
साथ-साथ शासन की नीतियाँ भी बदल गई थीं" 

रथ इन्द्रप्रस्थ की प्राचीर से बाहर निकल आया था। ग्राम-प्रांतर आंरभ हो गया 
था। अंधकार में बहुत वेगपूर्वक आगे नहीं बढ़ा जा सकता था, किंतु यही कठिनाई तो 
दस्यु-समूह को भी रोकेगी। यदि वे अंधकार में आगे बढ़ना चाहेंगे तो अधिक वेग से 
गऊओं को हाँक नहीं सकेंगे और यदि उल्काओं की सहायता से अपना मार्ग देखने का 
प्रयत्न करेंगे तो वे उल्काएँ ही अर्जुन को उनकी गतिविधि का पता देंगी" 

“मेरा ग्राम उस ओर है।” ब्राह्मण ने अपनी तर्जनी से उत्तर-पूर्व दिशा की ओर 
संकेत कर दिया। 

सारथि ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने अपने हाथ के संकेत से उसे अपने 
मार्ग पर बढ़ते रहने का आदेश दिया, और ब्राह्मण से संबोधित हुआ, “आपके ग्राम में 
अब क्या रखा है ब्राह्मण देवता | दस्यु तो कब से गोधन लेकर वहाँ से चले आए हैं। 
हम उन्हें खांडव-वन के मार्ग में रोकने का प्रयत्न करेंगे ।” 

“पर खांडव-वन तो बहुत बड़ा है| उसमें कहीं से भी प्रवेश किया जा सकता है।” 
ब्राह्मण बोला, “आप उन्हें कहाँ रोकेंगे राजकुमार ?” 

अर्जुन हँसा, “उसकी आप चिंता न करें। दस्यु अपहृत गोधन के साथ सघन वन 
में किसी भी स्थान से प्रवेश नहीं कर सकते | नगर के ही समान वन में भी प्रवेश करने 
के निश्चित स्थल होत्ते हैं। हम खांडव-वन के भीतर अभी तक अपना मार्ग नहीं बना 
पाए हैं, किंतु उस तक पहुँचने की सारी पगडंडियाँ हमारी देखी-भाली हैं। उन मार्गों पर 
हमारे प्रहरी भी होंगे। मार्ग में हमारे सैनिक भी उन्हें रोकेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 
खांडव-वन में प्रवेश करने से पहले ही हम उन्हें पकड़ लेंगे।” 

एक ओर अंधकार सघन होता जा रह्म था और दूसरी ओर अर्जुन के रथ का 
वेग बढ़ता जा रहा था। रथ पर त्गी उल्काओं के प्रकाश में अर्जुन स्पष्ट देख पा रहा 
था कि ब्राह्मण का चेहरा अब भी सहज-सामान्य नहीं था |“ पहले ब्राह्मण पीड़ित दिखाई 
पड़ रहा था, किंतु अब वह भयभीत था। पहले खो गई गायों की क्षति का विषाद था 
तो अब शायद उसे अपने प्राणों का भय सता रहा था। 


80/महासमर-4 


अर्जुन ने उसकी ओर देखा, “आपको भय तो पीड़ित नहीं कर रहा भूदेव ?” 

ब्राह्मण अपने भय को भगाने के लिए हँसा, “मन को समझा तो रहा हूँ राजकुमार ! 
कि मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित हूँ, किंतु मन कहीं आशंकित तो है ही कि गोधन प्राप्त करने 
के लिए प्राण तो नहीं देने पड़ेंगे ।” ब्राह्मण ने प्रयलपूर्वक अपने खर के कंपन को नियंत्रित 
किया, “ईश्वर ने बार-बार आश्वासन दिया है कि वह मनुष्य का कल्याण करने के लिए 
सदैव उसके निकट ही वर्तमान है, किंतु संसार की माया में जकड़ा मनुष्य का आशंकित 
मन कभी भी उसका अनुभव नहीं कर पाता। वैसे ही तुम्हारा शौर्य और संरक्षण मेरे 
सामने है, किंतु मेश भयभीत मन अपने कंपन में उसका विश्वास नहीं कर पाता।” 

“अब विश्वास की आवश्यकता नहीं, अब तो प्रमाण ही लीजिए ।” अर्जुन ने सारधि 
को मुड़ने का संकेत किया, “मुझे उस ओर किसी के गतिशील होने का अनुमान हो रहा 
है।” 


“हाँ । उधर की प्रकृति कुछ अस्थिर तो है।” सारथि ने उत्तर दिया और घोड़े उधर 
ही मोड़ दिए। 

“थोड़ी दूर पर ही प्रहरी की कुटिया मिलेगी।" अर्जुन बोला, “वहाँ रोकना ।* 

“राजकुमार। उससे तो और भी देर हो जाएगी |” ब्राह्मण के स्वर में आशंका भी 
थी और आपत्ति भी। 

'प्ृहरी से प्राप्त सूचनाएँ, हमारा समय बचाएँगी भी |!” अर्जुन ने उसे आश्वस्त किया। 

रथ के रुकते ही प्रहरी कूटिया से बाहर निकल आया, “प्रणाम राजकुमार | 

“प्रहरी ! कुछ दस्यु गोधन के साथ यहाँ से गए हैं क्या ?” 

“हाँ राजकुमार ! अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे। वे स्वयं घोड़ों पर थे और गायों 
के एक झुंड को हॉक रहे थे ।” 

तुमने उन्हें टोका नहीं ?” 

“वे सशस्त्र थे।” प्रही बोला, “यदि उन्हें टोकता तो आपको यह सूचना देने के 
लिए जीवित नहीं बचता |” उसके स्वर का भय पर्याप्त मुखर था। 

“ठीक है | तुमने उचित ही किया ।” अर्जुन ने उसे सांत्वना दी, “किंतु सैनिकों की 
चौकी पर मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे लोग कहाँ गए |” 

“कुछ ही देर पहले पूर्व की ओर कोई आक्रमण हुआ है। सैनिक उसी ओर गए 
हैं!” प्रहही ने बताया। 

“चलो !” अर्जुन ने सारथि को संकेत किया और रथ ने गति पकड़ ली। 

प्रहदी की सूचनाओं के प्रकाश में अर्जुन के मन में कई बातें स्पष्ट हो रही थीं : 
यह इक्के-दुक्के दस्युओं की छोटी-मोटी चोरी जैसी घटना नहीं थी। एक दस्यु-दल आता 
है और निरीह ग्रामीणों के गोधन का अपहरण कर खांडव-वन की ओर भागता है। उनका 
मार्ग निष्क॑ंटक करने के लिए किसी और स्थान पर उनके सहयोगियों के द्वारा आक्रमण 
का नाटक होता है। मार्ग के सैनिक उस आक्रमण का सामना करने के लिए अपने स्थान 
से हट जाते हैं, और दस्युओं को वन में प्रवेश करने के लिए खुला मार्ग मिल्र जाता 
है। यह चोरों का कृत्य है या खांडव-वन के सैनिक-दलों का सैनिक अभियान ?"“ अर्जुन 
को उन दस्युओं को अपने मित्र सैनिकों से मिलने से पहले ही पकड़ना होगा" 


धर्म/8] 


तभी अर्जुन का ध्यान कुछ दूरी पर जलती दो गतिशील उल्काओं की ओर आकृष्ट 
हुआ | उनकी गति से ही अनुमान किया जा सकता था कि वे अश्वारोहियों की उल्काएँ 
हैं” किंतु अश्वों की गति हाँके जाते हुए गोधन की गति से प्रतिबंधित जान पड़ती थीं" 

“सारधि ! वे उल्काएँ देख रहे हो ?” 

“हाँ राजकुमार ।” 

“उनके निकट ले चलो |” | 

अर्जुन ने अपना धनुष सँमाला और बाण-संधान के लिए सन्नद्ध हो गया। 

उल्काओं और अर्जुन के रथ का अंतराल कुछ कम होते ही अर्जुन ने वाण छोड़ 
दिया। एक चीत्कार के साथ किसी के गिरने का शब्द हुआ” और उल्काओं की गति 
रुक गई। 

अर्जुन को इसी क्षण की प्रत्तीक्षा थी। निमिष भर में ही उसने अनेक बाण छोड़ 
दिए ।“दस्यु-दल की ओर से कोई वाण नहीं आया। शायद वे धनुधधारी नहीं थे।“ 

रथ कुछ और निकट आ गया। तीन दस्यु भूमि पर गिरे पड़े थे और चौथा बाएँ 
हाथ में उल्का और दाएँ में खड्ग लिए जैसे अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहा था “किंतु उसके 
चेहरे पर न तो उत्साह के लक्षण थे, न निर्भीकता के | वह भयभीत कुत्ते के समान गुर्रा 
कर दूसरों को डराने का प्रयल कर रहा था" 

“खड़ग फेंक दो!” अर्जुन ने उसे आदेश दिया। 

“बड़े वीर बनते हो,” वह रोते-से स्वर में बोला, “अँधेरे में बाण मार कर मेरे तीन 
साथियों का वध कर दिया | अभी हमारी सेना आ जाएगी, त्तो देख लेंगे तुम्हारी वीरता |” 

“में कह रहा हूँ कि खड़ग फेंक दो और हाथ बाँध कर खड़े हो जाओ।”” 

सहसा दस्यु ने अपनी उल्का अर्जुन को दे मारी और अंधकार में भागा'“किंतु अर्जुन 
असावधान नहीं था। दस्यु की उल्का तो उस तक नहीं पहुँची, किंतु उसके वाण ने अँधेरे 
में भी दस्यु को मार गिराया"” 

“सारधि ।” अर्जुन बोला, “गोधन को घेरने में सहायता करो। मैं इन दस्युओं को 
देखता हूँ।! 

अर्जुन ने रथ से उतरकर एक उल्का उठा ली और उनके निकट आया। उनमें 
से तीन का प्राणांत हो चुका था ओर चौथा पीड़ा में बुरी तरह छटपटा रहा था। 

“कहाँ से आए हो तुम लोग ? निवास कहाँ है तुम्हारा ?” अर्जुन ने पूछा। 

“यह बाण-संधान बहुत महँगा पड़ेगा तुमको |" वह पीड़ा से ऐंठता हुआ बोला, 
हमारे स्वामी को पता तो चल ही जाएगा कि तुमने हम लोगों को मारा है। वह इसका 
प्रतिशोध अवश्य लेंगे। तुम्हारे परिवार का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा।” 

“तुम किस के अनुयायी हो ?” 

स्वयं जान जाओगे |” दस्यु बोला, “जो तुम्हारे वक्ष पर चरण रख कर तुम्हारी 
अस्थियों का चूर्ण बनाएगा, वही हमारा स्वामी है।” 

“निवास कहाँ है ?” 

“खांडव-वन में |” 

“तुम्हारा स्वामी भी वहीं है ?” 


82/महासमर-4 


“हाँ। वहीं है ।और तुम्हें वह कदापि जीवित नहीं छोड़ेगा |" 

“क्या करेगा वह ?* अर्जुन ने जैसे उसे चिढ़ाया, "सेना लेकर हम पर आक्रमण 
करेगा ?” 

“नहीं । वह गुप्त युद्ध करता है। वह अदृश्य रहकर तुम- पर प्रहार करेगा। सारा 
इंद्रप्रस्ध अग्नि में धू-धू कर जल जाएगा | एक वालक को भी कहीं आश्रय नहीं मिलेगा। 
वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं।” दस्यु वोला। 

“उसके पूर्व ही हम उस पर आक्रमण कर उसे समाप्त कर देंगे।" 

“असंभव ।” दस्यु बोला, “तुम उसके दुर्ग तक पहुँच ही नहीं पाओगे। उसके चारों 
ओर जाने कितने सुरक्षा-कवच हैं। उन्हें भेदने का प्रयलल करोगे तो ब्रह्मांड हिल उठेगा |" 
इंद्र का वज़ गिरेगा तुम पर |” 
हे अर्जुन हँसा, “इंद्र हमारा मित्र है। इंद्रप्रस्थ वसाने, में उसने हमारी सहायता की 
है।। 

कि “इसलिए सहायता नहीं की थी उसने कि तुम उसके मित्रों का इस प्रकार दमन 
कक | ०१० है 

“इंद्र तुम्हारा मित्र है ?? 

इस बार दस्यु ने कोई उत्तर नहीं दिया। 

“बोलो ।” अर्जुन ने उसे झकझोरा"'किंतु दस्यु अचेत हो चुका था।“ 


५ ग अर्जुन, युधिष्ठिर से मिलने के लिए गया तो द्रीपदी, नकुल और सहदेव भी 
वहीं थे। 


प्रणाम कर अर्जुन एक ओर बैठ गया तो युधिष्ठिर ने पूछा, “दस्यु पकड़े गए ?” 

“तीन की मृत्यु हो गई। चौथा घायल और अचेत था। उसे मैं सैनिकों को सौंप 
आया था। वे वैद्य से उसका उपचार कराएँगे | जीवित वच गया तो आपके न्‍्यायाधिकरण 
में उपस्थित करेंगे।" अर्जुन ने बताया, “किंतु इन सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि वे 
साधारण चोर प्रतीत नहीं होते। वह मुझे इंद्र का भय दिखा रहा धा। स्वयं को इंद्र का 
मित्र वता रहा था। उसके स्वामी ने खांडव-वन में अपना दुर्ग वना रखा है। किसी शुभ 
तक्ष्य के लिए तो वह यहाँ छिपा बैठा नहीं होगा |” अर्जुन ने रुक कर उन सबकी ओर 
देखा, “जिस प्रकार इन दस्युओं का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, उनके मार्ग से हमारे 
सैनिकों को हटाने के लिए किसी अन्य दिशा में सैनिक अभियान का नाटक किया गया। 
वह कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अर्थ है कि यहाँ, एमारी नाक के नीचे हमारे शन्नुओं 
का संगठित व्यूह है। क्‍यों है वह ?“'और शायद आपको स्मरण हो कि इसी खांडव-वन 
की सुरक्षा का वचन इंद्र ने हमसे चाहा था।" 

“मेरा तो विचार है कि इन वातों पर बहुत माथा-पच्ची करने की आवश्यकता नहीं 
है।” नकुल बोला, “एक वार सेना लेकर एक जोर का धावा बोल दिया जाए और वहाँ 
38 भी सेनाएँ, सैनिक दल, दस्यु-दल और छोटे-मोटे अपराधी हैं, उन्हें वहाँ से खदेड़ 

या जाए।? 


धर्म/83 


“नन्‍न्हें वहाँ से खदेड़ दोगे नकुल ! तो वे विभिन्‍न दिशाओं में बिखर कर विभिन्‍न 
स्थानों में जा छिपेंगे।” सहदेव बोला, “उससे हमारी कठिनाई बढ़ नहीं जाएगी ?* 

“हाँ | सहदेव कह तो ठीक ही रहा है।” अर्जुन बोला, “यहाँ वे सच एक स्थान 
पर तो हैं। हमारी आँखों के सामने तो हैं।' 

“तुम लोग तो बाल की खाल निकालते हो ।” नकुल कुछ रुष्ट होकर बोला, “खदेड़ने 
का अर्थ सचमुच खदेड़ना ही नहीं है। हम उन सबको वहीं समाप्त कर देंगे |" 

"तुम्हारी बात ठीक है भाई” अर्जुन वोला, “किंतु तुम भी जानते हो कि वहाँ 
के विभिन्‍न सैनिक दल विभिन्‍न देव-शक्तियों और महाशक्तियों की जय बोलते हैं। मैंने 
तुम्हें बताया है कि वह दस्यु मुझे इंद्र का भय दिखा रहा धा। यदि कहीं इसका यह अर्थ 
है कि वे उन महाशक्तियों द्वारा संरक्षित हैं, तो न तो उनको खदेड़ना सरल है, न उनको 
समाप्त करना | यदि वे शक्तियाँ उनकी सहायता के लिए आई तो यह छोटा-मोटा सैनिक 
टकराव मात्र नहीं होगा'*।” 

“हम उन लबाड़ियों और मिथ्या उद्घोषकों से डरते हैं क्या ?” नकुल के माथे 
पर बल पड़ गए। 

“इस विषय में तो मैंने अभी सोचा ही नहीं है।” अर्जुन बोला, “बस इतना जानता 
हूँ कि यदि इन अपराधियों और आतताइयों से अपनी प्रजा को बचाना है तो बहुत गंभीरता 
से एक योजनाबद्ध दीर्घकालीन अभियान चलाना होगा ।” 

“नहीं सोचा है, तो अब सोच लेते हैं |” नकल ने उत्फुल्ल दृष्टि से अर्जुन की ओर 
देखा, “आपने इतने दिव्यास्त्र तैयार करवाए हैं। उनके स्ामर्थ्य का प्ररीक्षण भी हो 
जाएगा।"” 

अर्जुन ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। 

“क्या बात है अर्जुन ?” युधिष्ठिर ने पूछा। 

“वस्तुतः मैं तो किसी और प्रयोजन से आया धा।!” अर्जुन बोला, “यह बात तो 
बीच में अकस्मात्‌ ही आ गई।” 

“किस उद्देश्य से आए थे तुम ?” युधिष्ठिर ने पूछा। 

“कल रात मुझसे मर्यादा-मंग का अपराध हुआ है |” अर्जुन बोला, “अब धर्म यही 
है कि मैं संकल्पानुसार ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ बारह वर्षो के लिए वनवास करूँ।! 

“क्या ?” सब चकित थे। 

युधिष्ठिर की आँखों में मंद हास उभरा, “मैं तुम्हारी बात समझता हूँ अर्जुन ! किंतु 
मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि तुमसे मर्यादा-भंग का अपराध नहीं हुआ। यह 
सत्य है शब्द का अर्थ मात्र देखा जाए तो उस समय शस्त्रागार में मैं और पांचाली एकांत 
में थे, किंतु वह शस्त्रागार था, हमारा विश्राम-कक्ष नहीं । शस्त्रागार में एकांत की कोई 
मर्यादा नहीं होती, जिसका तुम्हारे द्वारा अतिक्रमण हुआ हो | उस समय शस्त्रागार में 
तुम्हारे प्रवेश को मैंने अपना तिरस्कार नहीं माना । मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगा ।" युधिष्ठिर 
ने रुककर उन सब लोगों पर एक गहरी दृष्टि डाली, “यदि कहीं उस समय तुम अपने 
शस्त्र न लेते और शस्त्रों के अभाव में ब्राह्यण की सहायता न करते, तो राजा के रूप 
में मैं अधर्म का भागी होता। तुम अपने भाई की मर्यादा की रक्षा करते, और प्रकारंतर 


84/महासमर-4 


से मुझसे राजा की राज-मर्यादा भंग हो जाती तुमने तो एक प्रकार से मुझे अधर्म से 
बचा लिया । राजा का तिरस्कार नहीं किया, उसका उपकार किया।” 

“राजन ! मैं आपके भावों को समझता हूँ। आप धर्मराज हैं, और क्षमा आपका 
धर्म है। आप अपने अपराधी को तत्काल क्षमा कर देते हैं, किंतु धर्म के क्षेत्र में न तो 
बहानों की आड़ लेनी चाहिए। और न क्षमा-याचना करनी चाहिए ।" अर्जुन हँसा, "देवर्षि 
नारद के सम्मुख हमने जो मर्याद्य बाँधी थी, वह यह नहीं थी कि हममें से जो कोई 
नियम-भंग का अपराधी होगा, वह राजा अथवा अन्य भाइयों के द्वारा दंडित किया जाएगा। 
उसे स्वयं स्वेच्छा से बारह वर्षों का ब्रह्मचर्यपूर्ण वनवास स्वीकार करना है।' 

“पर उस नियम की आत्मा को समझो धनंजय !” द्रौपदी बोली, “उस एकांत में 
श्रृंगार का भाव है, और अतिक्रमण भी एक प्रकार से लज्जा का अतिक्रमण है। तुमने 
किसी की लज्जा का अतिक्रमण नहीं किया है। शस्त्रागार में तुम्हारे प्रवेश के संदर्भ में 
शंगार का भाव तो दोनों ही पक्षों में नहीं था। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, तुमने 
किसी नियम को नहीं तोड़ा, कोई मर्यादा भंग नहीं की | मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं 
है। मैं किसी भी प्रकार स्वयं को तिरस्कृत अथवा अपमानित नहीं पाती !'” तो तुम अपने 
इन भाइयों और मुझे छोड़कर वनवास के लिए क्यों जाना चाहते हो ?”: 

“यह तुम्हारी उदारता है देवि ! किंतु मैं भी अपना धर्म समझता हूँ।” अर्जुन गंभीर 
वाणी में बोला, “वचन के निर्वाह से बड़ा कोई धर्म नहीं, और वचन-भंग से अधम पाप 
नहीं। यह हम पाँचों भाइयों का वचन था, और मैं उसी पर अटल हूँ। क्षमा मॉगना अथवा 
स्वीकार करना पांडवों को शोभा नहीं देता | हम धर्म पर टिके रहकर दंड स्वीकार करते 
हैं। और यह तो कोई ऐसा दंड भी नहीं। ऋषि-मुनि स्वेच्छा से तपस्या करने के लिए 
बन में जाते हैं, मैं इस व्याज से जा रहा हूँ। प्रकृति के निकट रहकर अपने जीवन को 
स्वच्छतर बनाने का प्रयत्न करूँगा। कुछ तीर्थाटन करूँगा, कुछ बनवासी ऋषि-मुनियों 
के सान्निध्य में रहूँगा। और अवधि समाप्त होते ही लौट आऊँगा |” 

“अर्जुन ! मेरी बात सुनो | शीघ्रता में इस प्रकार का निर्णय करना उचित नहीं है। 
हम सब धर्म-विचार ही कर रहे हैं। यदि तुम अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुँचो कि तुम 
धर्म-भंग के अपराधी हो, तो चले जाना |” युधिष्ठिर के स्वर में पुलक-का-सा भाव था, 
“चौदह वर्षो तक लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम और उनकी पत्नी सीता के संग रहे। उसे 
किसी भी प्रकार अमर्यादित कर्म नहीं माना जा सकता। छोटा भाई अपनी पली के संग 
हो, तो बड़े भाई का वहाँ जाना अनुचित है।"” 

“आप ठीक कह रहे हैं भैया ! में आपके कथन का विरोध नहीं करता ।” अर्जुन ने 
उत्तर दिया, “किंतु हमारा संदर्भ कुछ भिन्‍न है। मैं यदि वन नहीं जाता तो आपके तिरस्कार 
का अपराधी होऊं या न होऊँ, वचन-भंग का अपराधी हो जाऊँगा। आप मेरे प्रति अपने 
मोह को तनिक हटाकर बताएँ, क्या आप चाहेंगे कि मैं अपने धर्म का निर्वाह न करूँ ?? 

युधिष्ठिर अर्जुन का धर्म-संकट समझ रहे थे, किंतु अकस्मात्‌ आ पड़े एक धर्म 
के निर्वाह के लिए इतना बड़ा दंड ?"* 

“और यदि मैं पूछूँ कि तुम जानते-बूझते हमें तथा इंद्रप्रस्थ को इस प्रकार असुरक्षित 
छोड़कर क्यों जा रहे हो, तो ?” युधिष्ठिर बोले, “तुम जानते हो कि खांडव-वन में हमारे 


धर्म/85 


लिए कितने संकट संगठन-वद्ध होकर बैठे हैं। जब तुम्हारे यहाँ होते हुए भी, हम उन 
पर नियंत्रण नहीं पा सके तो तुम्हारी अनुपस्थिति में हमारी क्‍या स्थिति होगी ?” 

लगा, क्षण भर के लिए अर्जुन मौन ही नहीं स्तब्ध ही रह गया। युधिष्ठिर सत्य 
ही कह रहे थे।” क्या अर्जुन के चले जाने से इंद्रप्र और पांडव और भी असहाय 
नहीं हो जाएँगे ? इंद्रप्रस्थ की प्रजा उन सशस्त्र अपराधकर्मियों द्वारा और अधिक पीड़ित 
नहीं होगी ?"“ 

अर्जुन ने अपना मस्तक झटक दिया, “मैं आपके कथन का महत्व समझता हूँ, 
किंतु ऐसा कौन-सा धर्म है, जिसके पालन में सकंट नहीं है। जब राम वनवास के लिए 
गए थे, तो अपने पीछे परिवार और राज्य के लोगों को रोते-विलखते नहीं छोड़ गए 
थे ?* अर्जुन ने रुककर युधिष्ठिर की ओर देखा, “मेरे प्रति अपने मोह के कारण कदाचित्त्‌ 
आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि यह व्रत हमने परस्पर विचार-विमर्श के पश्चात 
लिया धा।हम सब इसमें सहभागी हैं। मैंने उस व्रत का अतिक्रमण किया है, कारण 
कुछ भी हो। अब यदि प्रतिज्ञा के अनुसार वन नहीं जाता तो मैं अपने धर्म से पतित 
होता हूँ, और यदि आप मुझे रोकते हैं, तो आप अपने धर्म से स्खलित होंगे।”” अर्जुन 
पुनः रुका, “आप मुझे क्षमा करें। धर्म के संदर्भ में आपको कुछ समझाना भी अपने 
सामर्थ्य की सीमा का अतिक्रमण करना है|” 

युधिष्ठिर ने कुछ क्षण मौन रहकर अर्जुन की ओर देखा, “धर्म के वंधन से बड़ा 
कोई बंधन नहीं है अर्जुन !'” और तुमने उसी में मुझे वाँध दिया है। ““ठीक है। तुम 
अपने धर्म का पालन करो, हम अपने धर्म का निर्वाह करेंगे।* 


& 


गंगा के जल को अंजुलि में लेकर अर्जुन को लगा, जैसे उसने अपने किसी अत्यन्त प्रिय 
व्यक्ति का स्पर्श किया हो ।हस्तिनापुर में भी वे लोग वर्षो गंगा के निकट रहे थे | गंगा-जल 
पिया था, उसी में स्नान किया था और प्रहरों-प्रहर उसमें क्रीड़ाएँ करते रहे थे | प्रमाणकोटि 
में भी तो गंगा ही थी, जिसमें दुर्योधन ने भीम को डुबोया था |“कांपिल्य में भी गंगा 
थी”नहीं थी तो इंद्रप्रस्थ में ही गंगा नहीं थी। अब पांडवों को यमुना भी उतनी ही प्रिय 
हो चुकी थी। कृष्ण का तो सारा शैशव ही यमुना-तट पर बीत्ता था।”किंतु आज एक 
अतंराल के पश्चात्‌ फिर से गंगाजल को अंजुलि में लेते ही अर्जुन को जैसे रोमांच-सा 
हो आया था। उसने अंजुलि मुख से लगाई और उसका जल पी गया। एक के पश्चात्‌ 
एक कर कितनी ही अंजुलियाँ गंगा-जल पिया"“और फिर दूर तक फैले हुए गंगा-जल 
पर दृष्टि दौड़ाई"” 

“यह स्थान गंगाद्वार कहलाता है पार्थ ! * साथ आए ब्राह्मणों में से एक ने बताया, 


5/महासमर-4 


“माना जाता है कि गंगा यहीं से पर्वत श्रेणियों को त्याग कर समतल भूमि में प्रवेश 
करती है, इसलिए यह गंगाद्वार है। यह भी माना जाता है धनंजय ! कि यहीं महादेव 
शिव ने गंगा को लोक-कल्याण के लिए अपनी जटाओं में धारण किया था, इसीलिए 
यह हरद्वार है!” 

“इस क्षेत्र में महादेव शिव का वहुत महत्व है अर्जुन !” दूसरे ब्राह्मण ने बताया, 
"शिव के प्राचीन मंदिर 'केदारनाथ', के लिए मार्ग यहीं से जाता है। प्रजापति दक्ष की | 
राजधानी यहाँ से कुछ ही दूरी पर कनखल में थी, जिनकी पुत्री सत्ती का विवाह महादेव 
शिव से हुआ था। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी पुत्री और जामाता को आमंत्रित नहीं 
किया था, किंतु अपने मायके के मोह में सती उस यज्ञ के अवसर पर आई। अपने 
पति की उपेक्षा और निरादर देखकर आक्रोश में सती ने उसी यज्ञ-कुंड में कूदकर आत्मदाह 
किया। शिव ने दक्ष को दंडित करने के लिए वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ-ध्वंस 
किया। वह कुंड गंगा-तट पर अब भी वर्तमान है, और कुछ आगे चलकर महादेव के 
गण वीरभद्र का मंदिर है। वह सारा क्षेत्र भी वीरभद्र के नाम से ही जाना जाता है। 
यहीं से हिमालय क्षेत्र आंरभ होता है। इसी क्षेत्र के राजा हिमवान की पुत्री बनकर माता 
पार्वती ने पुनः जन्म लिया था और अपनी तपस्या के द्वारा पुनः महादेव को अपने 
पति के रूप में प्राप्त किया था| इसी हिमालय की एक ऊँची चोटी, कैलाश को, महादेव 
का स्थान भी माना जाता है। मानसरोवर के निकट स्थित यह कैलाश पर्वत तो महादेव 
का स्थान है ही, किंतु कुछ लोगों की मान्यता यह भी है कि मानसरोवर से निकलने 
वाली अलकनन्दा ही गंगा की मुख्य धारा है, जो इस क्षेत्र से, जिसे महादेव शिव की 
जयएँ कहा जाता है, निकली है । अतः शिव ने स्वर्ग से नीचे आती गंगा को वहीं अपनी 
जटाओं में धारण किया है।” 

“यह क्षेत्र विष्णु की दृष्टि से भी कम महत्व का नहीं है धनंजय ।” तीसरे ब्राह्मण 
ने कहा, “बद्रिका आश्रम के लिए यहीं से मार्ग जाता है, अतः इसे हरिद्वार भी कहा जाता 
है। वैसे भी गंगा की उत्पत्ति विष्णु के चरण-नखों से मानी जाती है, इसलिए गंगाद्वार 
हरिद्वार ही हो जाता है।' 

“यह क्षेत्र हरिहर क्षेत्र है। पवित्र है। महातीर्थ है। यह भूमि अध्यात्म की जननी 
है, किंतु तुम्हें कुछ सावधान रहने की भी आवश्यकता है राजकुमार |” एक अन्य ब्राह्मण 
ने कहा, “मेरी दृष्टि से यह नागों की भूमि भी है। तुमने ध्यान दिया ही होगा, कि महादेव 
शिव भी अपने कंठ में नाग धारण करते हैं। यह किस बात का संकेत है ? दृष्ण ने 
वृन्दावन में कालियदह से कालिया नाग को भगाया था, अर्थात वह वहाँ रहता था। 
खांडव-वन में भी बड़ी संख्या में नाग रहते हैं। तुम कह सकते हो कि नाग कहीं भी 
हो सकते हैं*“किंतु यहाँ वे रहते ही नहीं, यह भूमि अभी बहुत दूर तक उन्हीं के आधिपत्य 
में है। अतः उनसे सावधान रहना।"" 

"तो ठीक ढै। आज रात के विश्राम के लिए, यहीं डेरा डाला जाए ।” अर्जुन बोला, 
“यह भूमि पवित्र भी है और सुन्दर भी। यहाँ कुछ दिन विश्राम कर आगे बढ़ूँगा।” 


धर्म/87 


अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हटने की वात अर्जुन ने कभी सोची भी नहीं थी““यह जैसे उन 
सारे भाइयों की प्रकृति में ही नहीं था। ऐसा अधर्म वे कैसे कर सकते थे। अपने आदर्शो 
से पतित होकर, धर्म से गिरकर जीने का कोई अर्थ नहीं था। वह मानव-जीवन नहीं 
था।”किंतु अपनी माता और अपने भाइयों से वियुक्त होते हुए अर्जुन ने विषाद का 
अनुभव न किया हो, ऐसी बात नहीं थी“और फिर पांचाली कृष्णा" 

पर अर्जुन ने उसी क्षण यह सोच लिया था कि उसे इस घटना को न दंड के रूप 
में स्वीकार करना है, न उससे.पीड़ित होना है। यह तो तपस्या का एक अवसर था। 
विधाता ने यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न कर दी है कि अपने धर्म की रक्षा करते हुए 
भी अर्जुन को इस प्रकार निष्कासित हो अपने भाइयों, माँ तथा पांचाली से वियुक्त होना 
पड़ा है, तो इसका भी कोई प्रयोजन होगा। उन्होंने हस्तिनापुर में रहकर आचार्य द्रोण 
के गुरुत्व में अपनी शारीरिक क्षमताओं का बहुत विकास किया है, किंतु अपनी आला 
के विकास का कदाचित्‌ उन्हें कोई अवसर नहीं मिला | पिछले इतने सारे वर्षों में उन्हें 
या तो भोग और भोग के अधिकारों की चेतना रही है, या फिर भोग तथा अपने अधिकारों 
से वंचित होने की | स्वेच्छा से अपने ऐश्वर्य को त्याग कर, तपस्या की ओर प्रवृत्त होने 
का कोई अवसर ही नहीं आया।“अब प्रतिज्ञा-भंग के व्याज से विधाता ने उसके सम्मुख 
एक संयोग उत्पन्न किया था ।”यदि किसी व्यक्ति के दुर्भाग्यवश राजा उसे कारागार 
में डाल दे तो उस अवधि को, अपने शत्नुओं को कोसने तथा अपने भाग्य पर कुढ़ने 
में व्यतीत करने से कहीं अच्छा है कि उसमें व्यक्ति अपनी आत्मा के विकास का प्रयतल 
करे। उसे अपनी साधना और तपस्या का सुसंयोग वना ले। यदि विधाता ने उसे, एक 
विशिष्ट अवधि तक अपने तथा अपने परिवार के लिए सांसारिक चिंताओं से मुक्त कर 
(88 ५ तो वह उसका लाभ उठाए और ब्रह्म-चिंतन करे, जिसके लिए संसार उसे अवकाश 
नहीं दे रहा था” 


अर्जुन प्रातः उठा तो उसने पाया कि उसके साथ आए ब्राह्मणों ने गंगा-तट पर दूर तक 
अग्नि प्रकट कर अग्निहोत्र का प्रवंध किया था। वे लोग कदाचित स्नान तथा अग्निहोत्र 
इत्यादि से निवृत्त होकर अपनी साधना के लिए बैठ चुके थे*'अर्जुन को लगा कि किसी 
भी साधना के लिए सबसे पहले तो अपनी निद्रा को जय करना आवश्यक है। इससे 
पहले जब धुनर्विद्या की प्रचंड साधना की व्याकुलता उसमें जागी थी, तो भी वह शब्दवेधी 
बाण की साधना के लिए रात-रात जागा करता था [अब यदि उसने इंद्रप्रस्थ से निष्कासन 
के इस काल को अपने विश्राम का काल वना लिया”इच्छा भर सोया और मन को तृप्त 
करने की सीमा तक खाता-पीता रहा, तो कदाचित साधना की स्थिति नहीं आएगी ।“ 

अर्जुन अपने शिविर से बाहर निकल गंगा-त्तट पर आया। उषा काल की प्रकृति 
में स्वच्छता और पवित्रता का भाव उसे पहले भी आकृष्ट करता रहा था, किंतु गंगा 
के जल में जाने क्या था कि उसे हाथ में लेते ही, मन में एक असाधारण पविन्नता की 
अनुभूति होने लगती थी। मन से भोग की इच्छाएँ तो न जाने कहाँ विलीन हो जाती 
थीं, ज्ञान और चिंतन की भी उपेक्षा कर, मन भक्ति में तललीन होने लगता था| गंगा-जल 


88/महासमर-4 


का स्पर्श जैसे उसे हरि और हर दोनों का ही स्पर्श कराने लगता था। अपने चारों ओर, 
अति निकट जैसे उस विराट सत्ता का अनुभव होने लगता था। लगता था, हाथ बढ़ाकर 
उसका स्पर्श किया जा सकता है।" अर्जुन का मन इस समय जैसे भक्ति से आप्लावित्तु 
हो रहा था। उसका मन चाह रहा था कि अदृष्ट क्षण भर को उसके सम्मुख प्रकट हो 
जाए और वह उसके चरणों में लोट जाए" 

उसने गंगा'की धारा में प्रवेश किया। जल अत्यन्त स्वच्छ और शीतल था। उस 
पारदर्शी जल में से तह में जमे गोल-गोल पत्थर स्पष्ट दिख रहे थे। उन पत्थरों पर चलना 
सरल नहीं था। वे नुकीले नहीं थे, चुभते भी नहीं थे, किंतु तलवों को सहज वेग से 
आगे बढ़ने नहीं देते थे ।''किंतु जल की प्रवृत्ति अभूतपूर्व थी” शरीर में एक प्रकार की 
सिहरन हुई। मन कृतज्ञता से विह्ल हो गया और पूर्णकाम होने के आनन्द से जैसे आँखों 
में अश्वु भर आए। अपने-आपको गंगा की धारा में समर्पित करते हुए, उसके मन ने 
जैसे पुकारा, “मां !” “हाँ ! प्रकृति माँ ही तो थी। उस ब्रहम की आदिशक्ति, उसकी 
माया, उसकी अर्द्धागिनी, उसका प्रकट रूप। उसी में से मनुष्य जन्म ग्रहण करता था, 
उसके शरीर का निर्माण और पोषण होता था*” और फिर यह शरीर उसी को समर्पित 
हो जाता था। यह माँ स्नेहमयी थी, करुणामयी थी, महिमामयी थी, वैभवमयी थी”'कठोर 
तथा कराला थी”संतान को ज्ञान नहीं होता कि क्या उसके हित में है और क्या हित 
में नहीं है'“किंतु माँ जानती है कि कब उसे दुलराना है, कब खिलाना है, कब बहलाना 
है और कब उसे ताड़ना है“'वह इस शरीर का निर्माण भी करती है, पोषण भी करती 
है, उसे क्षीण भी करती है और फिर उसका क्षय कर उसे पंच-तत्वों में परिणत भी कर 
देती है'प्राणी को आश्चर्य होता है कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया है, उसका पोषण 
किया है, वह इतनी निर्मम क्‍यों हो गई है, किंतु माँ ही जानती है कि वह शरीर क्षीण 
और असमर्थ हो चुका है, वह उसका क्षय नहीं करेगी, तो प्राणी को नया शरीर कैसे 
मिलेगा। उस निर्ममता में भी उसकी ममता ही है 

हक के आवेश में अर्जुन के दोनों हाथ परस्पर जुड़ गए, “तुम्हारी जय हो माँ। 

जय '+० ॥ 

अर्जुन को लगा, उसके हाथ ही नहीं जुड़े, उसकी आँखें भी मुँद रही थीं। यह 
उसकी भक्ति थी या थकान ? वह शिधिल हो रहा था या उसकी चेतना लुप्त हो रही थी ? 
क्या वह समाधिस्थ होता जा रहा धा ? किंतु यह समाधि की-सी ऊर्जस्वित स्थिति तो नहीं 
थी”न ही उसे कोई अतीन्द्रिय अनुभूति हो रही थी, न चेतना के किसी उच्चतर धरातल 
की"”पता नहीं यह समाधि थी या नहीं, किंतु इतना अनुभव वह कर रहा था कि वह 
अक्षम होता जा रहा था, उसके हाथ-पैर चल नहीं रहे थे, उसकी आँखें मुँद रही थीं, 
वह शायद जचेत ही हो रहा था*'क्या वह जल में डूब रहा था ?*“नहीं। शायद वह 
डूब नहीं रहा थाउसका दम घुट नहीं रहा था, उसे श्वास में किसी प्रकार की कठिनाई 
का कोई अनुभव नहीं हो रहा था। उसका मस्तिष्क ही जैसे अलसा कर निद्रामग्न 
होता जा रहा था“जल में उसके आसपास कोई अदृश्य-सी गतिविधि तीव्र हो गई 
थी”धारा में पहले जैसा सहज प्रवाह नहीं रह गया था” जल में कैसा भयंकर 
आलोड़न-विलोड़न हो रहा था, जैसे अनेक बड़े-बड़े मत्त्य उसके आस-पास किसी भयंकर 


धर्म/89 


आयोजन में जुट गए हों*“किंतु उसकी पलकें कुछ इतनी बोझिल हो गई थीं, कि वह 
अपनी आँखें खोल कर देखने में पूर्णतः असमर्थ हो चुका धा“'उसकी क्षीण अनुभव-शक्ति 
भी उसका साथ छोड़ गई थी” 


अर्जुन की चेतना लौटी तो उसे लगा. कि वह किसी विचित्र प्रकार की प्रगाढ़ निद्रा से 
जागा है। उसकी पलकें अब भी बहुत भारी थीं, आँखें बंदी थीं, मन शिथिल्ष और शरीर 
तंद्रालस ।किंतु अपनी सक्रियता के अभाव में भी, उसका निष्क्रिय मन स्मृति की हल्की-हल्की 
पर्तें उघाड़ रहा था““उसे स्मरण होता आ रहा था कि इंद्रप्रस्थ से अपनी यात्रा आरंभ 
करके वह गंगाद्वार आ पहुँचा था। रात भर विश्राम करके प्रातः अग्निहोत्र से पहले उसने 
स्नान के तिए गंगा में प्रवेश किया था*“पर इस समय तो न वह जल में था, न गंगा 
की रेत पर"कहाँ था वह ? 

उसने झटके से आँखें खोलीं और उठ कर बैठ गया “उसका मस्तिष्क इतना सचेत 
हो चुका था कि वह यह समझ सकता कि उसने जिस झटके से आँखें खोली थीं और 
जिस स्फूर्ति से वह उठकर बैठा था'“न तो तत्काल उसकी आँखें ही खुल पाई थीं और 
न उसके उठ-बैठने में वह वेग ही था । लगता था कि उसके प्रत्येक प्रयल पर एक असाधारण 
बोझ था, जो प्रत्येक गति को बोझिल कर रहा था" 

किंतु फिर भी उसने देखा'“वह किसी अपरिचित कक्ष में एक पर्यक पर लेया हुआ 
था। उसके ठीक सामने एक असाधारण सुंदरी तरुणी बैठी थी। विशुद्ध जांबूनद नामक 
सुवर्ण के समान उसका गौर वर्ण था। पर्यक से कुछ हट कर अनेक दासियाँ खड़ी थीं। 

उसे आँखें खोलते देख उस तरुणी के मुख-मंडल पर प्रसन्नता का जैसे विस्फोट 
हो गया, “आर्य ! आप चिंता न करें। आप पूर्णतः सुरक्षित, स्वस्थ और सक्षम हैं।” 

“तुम कौन हो देवि ?” अर्जुन ने पूछा। 

“मैं उलूपी हूँ।” वह मुस्कराई, “नागराज कौरव्य की पुत्री ! 

“मैं कहाँ हूँ।” 

“नागराज कीरव्य के प्रासाद में |” 

"मैं क्‍या गंगा में डूबकर अचेत हो गया था ?” 

“नहीं। मैंने औषधि सुँधा कर आपको अचेत कर दिया था।? 

“क्यों ? मेरी तुमसे क्या शन्नुता है सुंदरी ?” 

उलूपी अत्यन्त मधुर ढंग से मुस्कराई। उसके अधरों और नयनों में एक कामना 
साकार हो रही थी, “शत्रुता है तो नहीं, किंतु तुमने काम तो शत्रु का-सा ही किया। 
मुझे कितनी पीड़ा दी है तुमने। कामदेव के बाणों को झेलना सरल होता है क्‍या ?” 

अर्जुन कुछ बोला नहीं। केवल उसकी ओर देखता रहा। 

कामदेव ने बाण उलूपी के वक्ष में मारे और चेतना अर्जुन की लुप्त हुई। यह तो 
विचित्न कार्य-कारण संबंध हैं “अर्जुन के मन में सोया उत्फुल्ल परिहास जैसे अपनी 
आँखें खोल रहा था। 

“मुझे कल संध्या समय ही सूचना मिल गई थी कि तुम आए हो !” उलूपी मुग्ध 


90/महासमर-4 


भाव से बोली, "मैंने गंगा-तट पर तुम्हें देखा था। रात भर मैं तुम्हारे लिए व्याकुल रही 
थी। प्रातः पुनः तुम्हें देखा-गंगा-तट पर खड़े हुए और फिर गंगा-स्नान करते हुए। मेरा 
मन नियंत्रण में नहीं रहा । मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहती थी तुरंत, तत्काल । अपनी विहवलत्ता 
का मेरे पास कोई उपचार नहीं था। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी । प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे 
सम्मुख आती, तुमसे परिचय होता, मिलती रहती तो घनिष्ठता भी होती | मुझे पूर्ण विश्वास 
है कि अंततः मैं तुम्हें लुब्ध कर ही लेती”“किंतु तब तक तो कामदेव मेरा प्राणांत ही 
कर देते। इसलिए मैं तुम्हें अचेत कर यहाँ ले आई।"” 

“और उस अचेतावस्था में मैं गंगा में डूब जाता तो ?” अर्जुन धीरे से बोला। 

“उन सब समस्याओं के विषय में मैंने विचार कर लिया था। हमने तुम्हें जल के 
ऊपर ही रखा था।” उलूपी बोली, “अब तुम गंगाद्वार से कुछ दूर गंगा-तट के प्रासाद 
में हो“नागराज कौरव्य के प्रासाद में ! मैं उनकी कुमारी कन्या हूँ। मैं आत्म-समर्पण 
कर रही हूँ। काम-यातना से मेरी रक्षा करो। अपनी अनुरागिनी को इस प्रकार पीड़ित 
मत करो।' 

अर्जुन अब तक पूर्णतः सचेत हो चुका था। जिस औषधि को सुँघा कर उसे अचेत 
किया गया था, उसका प्रभाव जिस तीव्रता से आया था, उसी क्षिप्रता से नष्ट भी हो 
गया था। 

अर्जुन का मन विचार कर रहा था”उलूपी ने उसके प्रति अपने प्रेम की चर्चा की 
थी। वह अपनी काम-पीड़ा की दुहाई दे रही थी ।”नाग-कन्या बहुत मुखर थी““शायद 
चतुर भी ।प्रेम का दीर्घकालिक साहचर्य नहीं माँग रही थी वह | वह काम-पीड़ा से मुक्ति 
माँग रही थी। क्षणिक साहचर्य ।'“यह उसकी उन्मुक्तता थी अथवा पिता की अनुपस्थिति 
में मनमानी करने का आवेग ?'” 

“तुम सुंदरी हो, युवती हो, अविवाहिता हो, कामातुरा हो”तुम्हारा तिरस्कार मेरा 
धर्म नहीं है।” अर्जुन बोला, “किंतु तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। मेरे प्रति तुम्हारा 
यह व्यवहार तुम्हारे पिता को आपत्तिजनक लगेगा या नहीं ?* 

“तुम पांडुपुत्र कीन्तेय अर्जुन हो, इंद्रप्रस्थ के राजा धर्मराज युधिष्ठिर के छोटे भाई ।” 
वह बोली, “जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं प्रेम तथा विवाह इत्यादि विषयों में पूर्ण स्वतंत्र 
हूँ। अन्य जातियों के विषय में मैं नहीं जानती, किंतु नाग-जाति हमें यह स्वतंत्रता देती 
है। कन्या हूँ, इसलिए किसी की भी कामना कर सकती हूँ। मेरे पिता नागराज कौरव्य 
को इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती।” 

“तुम बहुत चतुर हो उलूपी |” अर्जुन ने उसे विस्मय से देखा, “तुम्हारी सूचनाएँ 
सत्य हैं।“किंतु क्या यह भी जानती हो कि मैं इंद्रप्रस्थ छोड़ कर यहाँ क्यों आया हूँ ?” 

“नहीं ।” 

अर्जुन ने उसे सारी घटना सुनाई, “विचार करो मुझे प्रतिज्ञा के अधीन बारह 
वर्षो तक वनवासी के रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऐसे में यदि तुम पूर्ण स्वतंत्र 
हो भी तो मैं तुम्हें कैसे अंगीकार कर सकता हूँ ?” 

उलूपी के चेहरे पर एक क्षणिक हताशा झलकी, किंतु वह मौन नहीं रही। बोली, 
“मैंने तो समझा था कि तुम वीर क्षत्रिय हो। असहाय और पीड़ित व्यक्ति की सहायता 


धर्म/9 


करोगे। मैं क्या जानती थी कि अब क्षत्रिय भी अपने धर्म से च्युत हो चुके हैं।" 

“धर्म से च्युत ?” अर्जुन हँसा, “श्रंगार के प्रसंग में वीरता कहाँ से आ गई ? 
प्रेम-निवेदन में क्षत्रिय का धर्म ?? 

“और नहीं तो क्या ?” उलूपी आक्रोशपूर्वक बोली, “मेरे प्राण जा रहे हैं। और 
तुम अपनी प्रतिज्ञा को रट रहे हो। यह क्यों नहीं सोचते कि दो धर्मो में से कौन-सा 
धर्म बड़ा है” दयापूर्वक किसी के प्राणों की रक्षा अथवा अपनी प्रतिज्ञा के पालन. का 
अहंकार। क्या मिलेगा, तुम्हें प्रतिज्ञा का पालन करके ? स्वयं को तपाओगे, जलाओगे, 
मुझे विरह में तड़पाकर मारोगे और फिर अहंकारपूर्वक अपने भाइयों से कहोगे कि तुमने 
प्रतिज्ञा पूरी की |” 

उलूपी ने मौन होकर अर्जुन को देखा, तो अर्जुन का मन दहल गया : कितनी 
यातना थी, उसकी आँखों में और उसका सौन्दर्य जैसे उस यातना से सान पर चढ़ 
गया था“नयनों में ऐसा चुंबकीय आकर्षण कि मनुष्य खिंचता ही चला जाए। नारी की 
आँखें थीं या अजगर की ?”उलूपी वास्तविक रूप में नाग-कन्या थी'“अर्जुन को लगा, 
उसका मन इस असाधारण सुंदरी के लिए करुणा और सहानुभूति से भर गया है'“किंतु 
तभी जैसे चिंहुक कर किसी ने उसके मन पर दंश किया, “अब क्षत्रियों का धर्म क्या 
कामातुराओं के प्राणों की रक्षा करना ही रह गया है ? क्षत्रिय, धर्म की रक्षा करेगा या 
काम की ? काम-यातना में किसी को धर्म का मर्म समझ में भी आता है क्‍या ? 

किंतु अर्जुन का मन सहमत नहीं हुआ'“तभी उसने उसे पहचाना"“उसकी सहानुभूति, 
उसकी करुणा क्या उसके आसक्त मन की उपज नहीं थी ? उसके मन में कामना थी 
ही नहीं, या कामना थी तो, किंतु अपनी प्रतिज्ञा में बँधा होने के कारण वह कामना 
का दमन कर रहा था ?““यह ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य में तो काम का भाव मन में 
उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। वैराग्य वह होता है, जहाँ अनुराग हो ही नहीं, अनुराग 
का दमन, वैराग्य नहीं होता।” 

“मैं तुम्हारा धर्म-संकट समझती हूँ प्रिय !” सहसा उलूपी बोली, “मैं तुम्हारा धर्म 
नष्ट करना नहीं चाहती, किंतु धर्म के संबंध में एक जिज्ञासा कर सकती हूँ ?” 

श्पूछो ४ 

“धर्म का मर्म उसके शब्दों के अंधानुकरण में है, या उसकी आत्मा को पहचान 
कर उसके अनकूल आचरण करने में ?? 

“निश्चित रूप से उसकी आत्मा को पहचान, उस पर आचरण करने में |” 

“तो अपने धर्म को ठीक से पहचानने का प्रयत्न करो मेरे प्राण ! उसका विश्लेषण 
कर देखो। तुम पाँचों भाइयों की प्रतिज्ञा, तुम्हें सुख-वंचित करने के लिए नहीं, द्रौपदी 
की रक्षा के तिए है | वह प्रतिज्ञा तुम्हारी साधना नहीं है, द्रौपदी का रक्षा-कवच है। उसका 
अर्थ क्या केवल इतना ही नहीं है, कि तुम पाँचों की अपेक्षाओं को मर्यादित कर द्रौपदी 
को संभावित कठिनाइयों से बचाया जाए ? और उस मर्यादा की रक्षा के लिए उसके 
अतिक्रमण को अपराध माना गया। अपने उस अपराध के दंडस्वरूप तुम्हें बारह वर्षो 
के लिए पांचाली कृष्णा के साहचर्य सुख से वंचित किया गया। तुम्हें अपने अपराध 
का प्रायश्चित्त करने के लिए कहा गया । उस प्रायश्चित्तस्वरूप तुम बारह वर्षो तक द्रौपदी 


'सनव 


के प्रति ब्रह्मचर्यव्रत को धारण करोगे, उससे बारह वर्षो तक काम-सुख की अपेक्षा नहीं 
करोगे ? तुम्हारे वनवास मात्र से उस प्रतिज्ञा का मर्म पूरा नहीं होता, तुम्हें इंद्रप्रस्थ 
से दूर रख, द्रौपदी के प्रेम-सुख से वंचित कर ही, प्रतिज्ञा का लक्ष्य पूरा होता है। तुम 
इंद्रप्रस्थ से दूर रहो, फिर चाहे वन में रहो या प्रासाद में रहो, उससे तुम्हारे भाइयों और 
पांचाली को क्या अंतर पड़ता है“ । प्रतिज्ञा कहती है कि तुम्हारा धर्म है कि इन बारह 
वर्षो तक तुम पांचाली को स्मरण भी मत करो" और मैं भी तो उसे विस्मृत करने में 
ही तुम्हारी सहायता कर रही हूँ प्रियतम ! जितने समय तक मुझ में अनुरक्त रहोगे, उससे 
विखत रहोगे, अर्थात्‌ अपनी प्रतिज्ञा को उसके वास्तविक आर्थों में पूर्ण करोगे।"” 

“ठहरो उलूपी ।” अर्जुन ने उसे टोका, “तुम्हारे विश्लेषण की ध्वनि समझ रहा हूँ 
मैं ।“किंतु मुझे देखना है कि कहीं यह तुम्हारे कामातुर मन का षड्यंत्र ही तो नहीं। 
प्रतिज्ञाएँ इसलिए तो नहीं होतीं कि किसी तर्क अथवा कुतर्क की आड़ लेकर उनके बंधन 
से छुटकारा पा लिया जाए।! 

“प्रतिज्ञाएँ इसलिए भी नहीं होतीं कि मूढ़ों के समान उन शब्दों को अनावश्यक 
महत्व देकर स्वयं को व्यर्थ कष्ट दिया जाए।? 

“क्या यह तुम्हारा काम ही नहीं बोल रहा ?” 

“मेरा मन तो कामातुर है ही प्रिय।” उलूपी बोली, “मुझे किसी प्रकार का कोई 
भ्रम नहीं है। मैं तुम्हारा धर्म नष्ट करना नहीं चाहती, किंतु अपना प्राप्तव्य भी छोड़ 
नहीं सकती ।“तुम इसे चाहे षड्यंत्र कहो, चाहे कुतर्क; किंतु मेरे लिए तो ये अपने प्राणों 
की रक्षा की युक्‍्तियाँ हैं ।” 

उल्ूपी मौन हो गयी थी, किंतु उसके नयन याचना के भँवर पर भँवर उत्पन्न कर 
रहे थे। अर्जुन को लग रहा था कि वह अब इन भँवरों से बच नहीं पाएगा। उलूपी 
के नयन अद्भुत्त रूप से आकर्षक थे। वे उसे सम्मोहित किए दे रहे थे। उनकी ओर 
देखते ही उसका मन कैसा तो विलोड़ित होने लगता था, जैसे कोई उसे आक्रोशपूर्वक 
मथ रहा हो। हाथ जैसे बरबस उठकर उसके अश्रु पोंछ देना चाहते थे और भुजाएँ थीं 
कि उलूपी को अपने आलिंगन में बाँध लेना चाहती थीं ।'उलूपी के तर्को ने उसकी प्रतिज्ञा 
के सारे बंधन जैसे काट दिए थे*“अब वह बैंधा हुआ नहीं, स्वतंत्र था'“उसका मन प्रतिज्ञा 
के उसी अर्थ को स्वीकार कर रहा था, जिसकी विवेचना उलूपी ने की थी" 

अर्जुन चौंका”वह भक्ति और यह काम ?“उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ? 
ये दोनों विरोधी भावनाएँ ? आज ही प्रातः जिस तीव्रता से उसने अपने मन में भक्ति 
के वेग का अनुभव किया था, इस समय उसी तीव्रता से वह कामदेव की दुंदुभी सुन 
रहा है”'माँ की यह कैसी माया है। पहले प्रकृति के उस श्रद्धामय रूप से मुग्ध किया 
और अब नारी का यह काम-मय रूप'”यह नारी नहीं, कामिनी है। इस कामिनी ने उसके 
मन की सारी भक्ति नष्ट कर दी है““नहीं। शायद नष्ट नहीं की है, अप्रासंगिक कर दी 
है। पता नहीं वह अदृश्य शक्ति कहाँ है, इस समय तो उलूपी ही यथार्थ है, वही सम्मुख 
है'“और वही प्रासंगिक है'“काम इतना प्रबल है ? नारी इतनी शक्तिशालिनी है ? ““पर 
नहीं। काम इस नारी में है, या अर्जुन के मन में ? अर्जुन के मन में काम न होता तो 
उलूपी किसे प्रेरित करती ?*“भक्ति भी उसके अपने मन में है, और यह काम भी उसका 


धर्म/93 


अपना है।क्या दोनों एक साथ हैं ? एक का दमन कर दूसरा प्रबल हो उठता है"“और 
जब पहला प्रबल होता है, तो दूसरे का दमन कर देता है ।“या"“या, ये दोनों एक ही भाव 
के दो अलग-अलग पक्ष हैं। जब उसका ऊर्ध्वगमन होता है तो वह भक्ति में परिणत हो 
जाता है और जब उसका अधोगमन होता है तो वही काम के रूप में प्रकट होता 


“क्या सोच रहे हो प्रिय ?” उलूपी उसके अत्यन्त निकट आ गई थी। उसके गर्म 
श्वासों का अनुभव अर्जुन अपने मुख पर कर रहा था|“ 

“सोच रहा हूँ कि यह एक नाग कन्या का काम-आहवबान है अथवा एक प्रणयिनी 
का प्रणय-निवेदन ?” अर्जुन बोला, “यह अस्थायी पतित्व है अथवा जीवन-संबंध ?” 

उलूपी मुस्कराई, “तुम्हें पा न सकी, तो और किसी की हो नहीं सकती ? और 
तुम्हारी होकर किसी अन्य पुरुष की कामना का कोई अर्थ नहीं है।' 

“इसका अर्थ समझती हो ?” 

“समझती हूँ।” 

“मैं अधिक समय तक यहाँ रुक नहीं सकता !” अर्जुन बोला, “अपनी प्रतिज्ञा 
की तुम्हारे द्वारा की गई व्याख्या स्वीकार कर भी लूँ तो बारह वर्षों तक किसी एक स्थान 
पर रुक नहीं सकता |” 

“जानती हूँ।” 

“सारे जंबूद्वीप के तीर्थों की यात्रा का संकल्प लेकर निकला हूँ।” 

“जानती हूँ।” 

“तुम मेरे साथ चलोगी ?” 

“ले चलोगे तो तुम्हारे साथ चलूँगी, जैसे सीता राम के साथ गई थी |” उलूपी इठलाई, 
“किंतु स्मरण रखना मैं कामातुरा हूँ। साधना नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारे साथ गई तो 
वनवास के लिए नहीं वन-विहार के लिए चलूँगी'”।” 

“और यदि तुम्हें साथ न ले गया तो ?? 

“तो तुम्हारा बोझ बनना नहीं चाहँँगी, यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी |” 

“यदि मैं कभी लौट कर न आया तो ?? 


“तो मैं तुम्हारे पास पहुँचूँगी।” 
कहाँ ?” 


“कहीं भी। धरती पर, आकाश में, पाताल में। कहीं भी खोज लूँगी तुम्हें।” 

“तुम्हारे पित्ता इसे स्वीकार करेंगे ?” 

“अपने जीवन की मैं स्वयं स्वामिनी हूँ। मेरे पिता उसमें कोई आपत्ति नहीं करेंगे। 
यह उनका अधिकार-द्षेत्र नहीं है। फिर भी उनका आशीर्वाद लेकर आऊँगी।” 

अर्जुन के मन में सहसा अनुराग का उत्स फूट निकला"'कैसी तीव्र कामना है उसकी ? 
जपने प्रिय के एक समागम के लिए सारा जीवन उसकी होकर बैठी रहेगी।” जीवन 
भर का संबंध करने से पहले कुछ सोचना नहीं चाहती, अपने समर्पण के बदले अर्जुन 
से कोई आश्वासन नहीं चाहती | यह कोई सांसारिक अनुबंध नहीं है, यह तो सहज नैसर्गिक 
समर्पण है** या अपना चरम सुख वह थोड़े ही समय में पा लेना चाहती है” भविष्य 


न 4 


की कोई चिंता नहीं है, कोई कामना नहीं है 

“बोलो, मेरे क्षत्रिय वीर !” उलूपी ने उसके कठ में भुजाएँ डाल दी थीं, “मेरे प्राण 
बचेंगे या नहीं ? मेरी कामना पूरी होगी या नहीं ?? 

अर्जुन की भुजाओं ने उलूपी को थाम लिया। 


9 


उसने भूमि पर माथा टिकाकर मुनि को प्रणाम किया, “ऋषिवर ! मैं अक्षय हूँ।" 

“आओ अक्षय !” धौम्य मुस्कराए, “तुम्हारा स्वागत है। युवराज भीम ने तुम्हारी 
कुछ ऐसी चर्चा की थी कि मैं तुमसे मिलने के लिए लालायित हो उगा था। इसीलिए 
तुम्हें बुला भेजा ।" 

“युवराज की मुझ पर आरंभ से ही बहुत कृपा रही है महर्षि |” अक्षय बोला, “वे 
सदा मुझे प्रोत्साहित करते रहे हैं। सोचता हूँ तो चकित रह जाता हूँ“एक चोर को इतना 
स्नेह देने वाला राजकुमार" ।” 
हे “हमारे भीम में बहुत सारे अद्भुत गुण हैं ।” धौम्य बोले, “कहो, तुम्हारी क्या समस्या 

है ष़् 


“में कुछ समझ नहीं पा रहा पूज्यपाद ! कि मैं आरंभ कहाँ से करूँ।” अक्षय कुछ 
क्षणों तक अटपटाया हुआ-सा मुनि की ओर देखता रहा, "पहले मैं एक लेपक था। मैं 
जानता था कि मैं एक शूद्र हूँ। लोगों को भी मेरे विषय में कोई संदेह नहीं धा। मेरी 
अपनी और समाज की दृष्टि में मेरा स्थान निश्चित था।” अब मैं वास्तुकार हूँ। मेरा 
संबंध वास्तु-शास्त्र से है, और शास्त्र का अध्येता तो ब्राह्मण होता है महर्षि ! मैं समझ 
नहीं पा रहा था कि मैं कौन हूँ। मैं अब शूद्र नहीं हूँ। केवल अपने शरीर से काम लेने 
वाला यंत्र नहीं हूँ। मेरा विकास हुआ है। मैं ज्ञान का आदान-प्रदान करता हूँ। सोचा, 
समझता और निष्कर्ष निकालता हूँ। उनको कार्यान्वित करता हूँ। मैं जो नहीं हूँ, उसे 
जानता हूँ, किंतु क्या हूँ, इसे जान नहीं पाया हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन 
हूँ। मेरी श्रेणि क्या है ? मेरा वर्ण क्या है ? समाज में मेरा स्थान क्‍या है ?* 

“ओह ! ” ऋषि मुस्कराए, “लेपक की श्रेणि और वर्ण को लेकर जितने आवश्वस्त 
तुम हो, उतने ही आश्वस्त तुम वास्तुकार की श्रेणि और वर्ण को लेकर क्यों नहीं हो ?” 

“मेरा जन्म लेपक के वंश में हुआ था ।” अक्षय बोला, “मैंने लेपक के रूप में ही 
शिक्षा पाई। मैंने वही कार्य किया। मैं लेपक समाज का सदस्य था" किंतु” 

“ठीक है।' ऋषि बोले, “इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि व्यक्ति का जो व्यवसाय 
होता है, वह उसी श्रेणि का अंग होता है" [? 

“हाँ !” अक्षय अपनी उत्तेजना सँभाल नहीं पा रहा था, “किंतु वह व्यवसाय अंगीकार 


धर्म/95 


करता है, युवा होने पर, और उसका वर्ण उसके जन्म से ही निश्चित हो जाता है। मैं 
लेपक का कार्य करूँ तो लेपक श्रेणि का सदस्य हूँ, कार्य छोड़ दूँ तो उस श्रेणि का सदस्य 
नहीं हूँ।“किंतु शूद्र तो मैं जन्म से हूँ। कुछ करें, न करूँ | लेपक रहूँ या वास्तुकार बन 
जाऊँ। वर्ण तो वही रहेगा न | मेरी श्रेणि चाहे वास्तुकार की हो जाए, किंतु मैं नया वास्तुशास्त्र 
भी रच छालूँ, तो भी मेरा वर्ण तो वही रहेगा न ?” 

धौम्य ने सहज मुस्कान से उत्लसित एक दृष्टि अक्षय पर डाली और बोले, “तुम 
वर्ण का आधार समझ लो, तो तुम्हें किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा।" 

“क्या है वर्ण! का आधार ?” 

धौम्य कुछ अन्तर्मुखी हो गए, “अध्यात्म की दृष्टि में सब जीव समान हैं, क्यों 
कि परमात्मा प्रत्येक जीव में आत्मा के रूप में विद्यमान है। यह सारा वर्गविभाजन समाज 
ने अपनी सुविधा के लिए किया है | वर्ण का संबंध वस्तुतः व्यक्ति के स्वभाव और उसकी 
क्षमता से है। गुणों का संबंध आनुवंशिकता से होता है, इसलिए समाज में जन्म से वर्ण 
का निर्धारण भी होता है। जिस परिवार में बालक पलता है, वहाँ का शिक्षण भी उसकी 
रुचियों-अरुचियों, क्षमताओं-अक्षमताओं का निर्धारण करता है, इसलिए परिवार तथा 
गुरुकुल के शिक्षण का महत्त्व है| यदि पुत्र अपने पिता से उत्तराधिकार में वे ही रुचियाँ 
तथा वृत्तियाँ ग्रहण करता है, वैसी ही क्षमता भी पाता है और वैसा ही आचरण भी करता 
है, तथा अपने पिता के ही व्यवसाय तथा जीवन-दर्शन को अंगीकार करता है, तो किसी 
पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं होती। जन्म, वृत्ति, कर्म अथवा व्यवसाय से किसी एक 
वर्ण से संबद्ध होने पर कहीं कोई द्वंद्द नहीं जागता |“ किंतु प्रकृति की लीला बड़ी विचित्र 
है। अनेक बार पुत्र अपने पिता के सर्वधा विपरीत चलता है। या तो उसका रुचि-भेद 
हो जाता है, या क्षमता-भेद | वह ब्राह्मण पिता का पुत्र होकर भी न उतना ज्ञान अर्जित 
कर सकता है, न॑ वैसी तपस्या कर सकता है, और न वैसा आचरण ही कर सकता है, 
किंतु वह ब्राह्मण का ही व्यवसाय करना चाहता है, ब्राह्मणों की श्रेणि नहीं छोड़ना चाहता 
और न ही किसी इतर वर्ण को स्वीकार करना चाहता है। संकट वहाँ उत्पन्न होता है। 
व्यक्ति जन्म तो ब्राह्मण कुल में ले, वृत्ति से वह क्षत्रिय हो, और कर्म वह चांडाल का 
करे, तो उसका वर्ण निर्णय कैसे होगा ?” धौम्य ने बहिर्मुखी होकर अक्षय की ओर देखा, 
“संन्यासी का कोई वर्ण नहीं होता, क्योंकि न उसका कोई व्यवसाय है, न उसे किसी 
के साथ रक्‍्त-संबंध के आधार पर संपत्ति बाँटनी है, न उसे किसी समाज या श्रेणि का 
अंग बनकर रहना है। वर्ण की आवश्यकता वहीं होती है, जहाँ व्यवसाय का प्रश्न है 
और जहाँ हम इस बात का निर्णय करना चाहते हैं कि उस व्यक्ति की वृत्ति, शिक्षा, 
क्षमता और आचरण उस व्यवसाय के दायित्वों के अनुकूल हैं या नहीं।"” 

“आप ठीक कह रहे हैं महात्मन्‌।” अक्षय जैसे धौम्य से सहमत होते हुए भी 
सहमत नहीं हो पा रहा था, “किंतु वर्ण का निर्णय तो एक व्यक्ति के जीवन में एक 
ही बार होगा न। जब मैं एक बार शूद्र घोषित कर दिया गया, तो फिर मैं ब्राह्मण कैसे 
हो सकता हूँ ?” 

“विकास के माध्यम से ।” ऋषि बोले, “जिस व्यक्ति का शरीर मात्र एक उपकरण 
है, वह कुछ सोच-समझ नहीं सकता, स्वयं निर्णय नहीं कर सकता, दूसरों का अनुसरण 


96/महासमर-4 


और सेवा ही कर सकता है,-वह शूद्र है। वही व्यक्ति विकास प्रक्रिया में, स्वतंत्र रूप 
से उत्पादन, व्यवसाय अथवा उद्यम से धर्मपूर्वक धनोषार्जन के योग्य होकर समाज को 
समृद्ध करने लगता है, तो वह वैश्य हो जाता है। अपना और अधिक विकास कर, वह 
समाज के संगठन, रक्षण तथा पालन में समर्थ हो जाता है, तो वह क्षत्रिय हो जाता 
है** और वह अपने स्वार्थ तथा भोग की इच्छा छोड़, ज्ञान के अर्जन, ग्रहण, वितरण, 
विकास त्तथा समाज-हित में शास्त्र का चिंतन-मनन करने लगता है, तो वह ब्राह्मण हो 
जाता है।' धौम्य ने अक्षय की ओर देखा, “इसमें कठिनाई क्या है ? ये तो व्यक्ति के 
विकास के विभिन्‍्न-सोपान मात्र है!” 

“आपका कथन सत्य है ज्ञान-निधि ।” अक्षय के मन में बातें कुछ-कुछ स्पष्ट होने 
लगी थीं, किन्तु वह अब भी किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पा रहा था, “किंतु 
एक बार वर्ण-निर्णय हो जाने के पश्चात्‌ व्यक्ति, समाज के उसी वर्ग से जुड़ जाता है, 
उसी का अंग हो जाता है। ऐसे में वर्ण-परिवर्तन की स्थिति में समाज का कोई दूसरा 
अंग उसे अंगीकार क्‍यों करने लगा ?! 

“उसकी आवश्यकता ही क्‍या है ?” धौम्य बोले, “किसी से उसकी स्वीकृति प्राप्त 
करके करना ही क्या है। व्यक्ति स्वयं अपनी वृत्ति और स्वभाव को जानता है, तो वह 
उसके अनुसार अपना कर्म और व्यवसाय चुन सकता है |” 

“व्यावहारिक जीवन में हम इतने समाज-निरपेक्ष नहीं हो सकते महर्षि !” अक्षय 
ने जैसे उन्हें अव्यावहारिक होने का उपालंभ दिया, “जब किसी का विवाह होता है, 
रक्त-संबंध स्थापित होता है, सामाजिक व्यवहार आरंभ होता है तो कया अपने वर्ण के 
प्रति अन्य लोगों की स्वीकृति महत्त्वपूर्ण नहीं होती ?” अक्षय क्षण भर के लिए रुका, 
“मेरे विवाह का प्रश्न उठता है। मैं किसी ब्राह्मण कन्या की आकांक्षा करता हूँ। वर्ण 
के प्रति जिज्ञासा की जाने पर मैं कहता हूँ कि मैं शूद्र-पुत्र होकर भी ब्राह्मण हूँ, तो कोई 
ब्राह्मण मेरे इस नए वर्ण को स्वीकार करेगा ?” 

“यह परिवर्तन की स्थिति है इसे आक्रोश से नहीं, विश्लेषण से समझने का प्रयत्त 
करो ।” धौम्य बोले, “एक व्यक्ति यदि वंश, वृत्ति, व्यवसाय तथा आचरण से ब्राह्मण है, 
तो उसे कोई भी ब्राह्मण मानेगा, किंतु यदि कहीं कोई ब्राह्मण-पुत्र वबधिक का व्यवसाय 
अंगीकार करता है, तो उसके विवाह के अवसर पर भी अन्य निष्ठावान ब्राह्मण सोच-विचार 
करेंगे। कोई तपस्वी ब्राह्मण अपनी कन्या सुविधा से रजोगुणी क्षत्रिय-कर्मा ब्राह्मण को 
भी नहीं देगा"“एक वैश्य-पुत्र यदि अपना वाणिज्य-व्यवसाय छोड़, भिक्षोपजीवी ब्राह्मण 
बनकर किसी गुरुकुल में अध्यापन कर रहा हो, तो क्‍या श्रेष्ठि-समुदाय अपनी कन्या 
का विवाह उससे करते समय इस पर विचार नहीं करेगा ? कन्या के विवाह के समय 
उसका परिवार ससुराल में उसके लिए सुख, सुविधा और सम्मान की आकांक्षा त्तो करता 
ही है, किंतु यह भी चाहता है कि उसे श्वसुर-कुल में अपने मायके के अनुकूल ही 
जीवन-पद्वति तथा वैचारिक परिवेश मिले, ताकि उसे नए जीवन की चुनौती इतनी बड़ी 
न लगे कि वह उसके लिए कष्टकर हो सके |” ऋषि हँसे, “वैसे मुझे पहले ही समझ 
जाना चाहिए था कि समस्या तुम्हारे विवाह की है।” 

“नहीं। ऐसी बात तो नहीं है।” अक्षय कुछ संकुचित सा हो गया, “मैंने अपनी 


धर्म/97 


बात तो केवल उदाहरण-स्वरूप ही कही थी। विभिन्‍न वर्णो में विवाह होते हैं, किंतु 
शास्त्र ने अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का अंतर किया है। इसका क्या अर्थ ? ऐसा 
क्यों नहीं हो सकता कि पति के अनुसार, पली का वर्ण परिवर्तित हो जाए, या पत्नी 
के वर्णनुसार पति का वर्ण परिवर्तित हो जाए ।” 

“वह तो होता ही है। किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण से विवाह कर गणिका, या तो स्वयं 
ब्राह्मणी हो जाएगी, अथवा उस विद्वान ब्राह्मण को लंपट बना गणिका-समाज का अंग 
बना देगी |” 

“तो फिर शास्त्र प्रतिलेम विवाह की अनुमति क्‍यों नहीं देता ?” अक्षय बोला, 
“यदि मनुष्य अपने विकास के साथ-साथ वर्ण परिवर्तित कर सकता है, तो अनुलोम 
और प्रतितोम विवाह का अंतर ही क्‍यों है ?” 

“यह स्त्री के हितों की रक्षा के लिए है।” धीम्य वोले, “वैसे तो स्त्री और पुरुष 
के विकास के नियम पृथक नहीं हैं। विकास स्त्री का भी होता है और पुरुष का भी, 
किंतु सामान्यतः यह देखा गया है कि पुरुष अविकसित पतली के होते हुए भी अपना 
विकास कर लेता है, किंतु अविकसित पति के संग रहकर स्त्री अपना विकास असंभव 
पाती है।”” 

“वह कैसे ?? 

“कम विकसित व्यक्तित्व वाली स्त्री जब अधिक विकसित परिवार में जाती है, 
तो वह अनुलोम विवाह है, अतः शास्त्र-विहित है, क्योंकि वहाँ नारी के व्यक्तित्व का 
विकास अवरुद्ध नहीं होता, किंतु स्त्री जब किसी ऐसे परिवार में जाती है, जहाँ परिवार 
उसके व्यक्तित्व की अपेक्षा अल्पविकसित है तथा उस परिवेश में उसके व्यक्तित्व का 
और अधिक विकास संभव नहीं है“ तो वह प्रतिलोम विवाह है। शास्त्र द्वारा इसका 
निषेध है | इसमें स्त्री का दम घुट जाएगा ।” ऋषि ने रुककर अक्षय की ओर देखा, “विकास 
से मेरा तात्पर्य वौद्धिक, मानसिक तथा आत्मिक विकास से है। यह आर्थिक विकास नहीं 
है, न ही शिल्प अथवा कला का विकास इसके समतुल्य है | अधिकांशत्त: आर्थिक समृद्धि 
के साथ-साथ आत्मिक पतन आता है। इसलिए ब्राह्मण वृत्ति तथा ब्राह्मण संस्कारों में 
पली कन्या, समृद्ध वैश्य परिवार में न तो अपना विकास कर सकती है, न ही प्रसन्‍न 
रह सकती है।” 

“तो मेरे लिए क्‍या जाज्ञा है ?? 

“इसमें आज्ञा के लिए अवकाश ही कहाँ है ?” मुनि वोले, “निर्णय तो तुम्हें स्वयं 
ही करना है। धर्मशास्त्र तो वस मार्म- निर्देश करते हैं, मर्यादा निर्धारित करते हैं|" वह 
कन्या कीन है ?” 

“कन्या !” अक्षय का असमंजस उसके कंठ में अटक गया, “अभी ऐसा कोई निश्चय 
नहीं किया है। कोई प्रस्ताव भी नहीं है|” 

“मन में विचार तो आया है।” धौम्य हँसे। 

“हाँ ! विचार तो आया है।” अक्षय प्रयलपूर्वक बोला, “मैंने एक श्रेष्ठि के लिए 
प्रासाद का प्रारूप तैयार किया था। उसी श्रेष्ठि की कन्या है | उसकी मुझ पर बहुत कृपा 
रही है | वह वास्तुकला का अध्ययन करने के बहाने मेरे पास आती रही है। उसके संकेत 


मैं समझ रहा हूँ, किंतु निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ।” 

“यदि हम वास्तुकार का वर्ण ब्राह्मण और श्रेष्ठि-पुत्री का वर्ण वैश्य मानें तो यह 
विवाह अनुलोम विवाह है। शास्त्र इसका निषेध नहीं करता, क्योंकि इससे उस कन्या 
का मानसिक, आत्मिक तथा आध्यात्रिक विकास अवरुद्ध नहीं.होगा।” मुनि ने अक्षय 
की ओर देखा, “किंतु यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो, तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा।" 

“अवश्य पूछें। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आपको मेरे विषय में इतनी 
रुचि है।” 

“क्या तुमने उस कन्या को बता दिया है कि तुम एक लेपक के पुत्र हो और तुमने 
अपना जीवन एक लेपक के रूप में ही आरंभ किया था ?” 

“नहीं ।" अक्षय बोला, “ऐसा काई अवसर ही नहीं आया।” 

तो मेरा तुम्हें आग्रहपूर्ण परामर्श है कि उस कन्या से अपने विवाह का निर्णय 
तब ही करना, जब वह तुम्हारा वर्तमान ही नहीं, अतीत भी स्वीकार कर ले |" 

अक्षय चौंका, “क्या आप एक रूढ़िवादी ब्राह्मण के रूप में ही नहीं सोच रहे हैं ?” 

“नहीं ।” धौम्य खिलखिलाकर हँस पड़े, “मैं तुम्हारे शुभचिंतक के रूप में सोच रहा 
हूँ।” तुम इस समय श्रेष्ठियों के प्रासादों का निर्माण करा रहे हो और साधारणतः धन 
का तुम्हें अभाव नहीं है, किंतु तुम्हारी वृत्ति ब्राह्मण की है) तुम यदि भवन-निर्माण के 
अर्थेपार्जन के सोपान पर रुक गए होते तो मैं निश्चित रूप से कह सकता था कि तुम 
संपन्‍न से धनी और धनी से धनाढ्य व्यक्ति हो गए होते |" किंतु मैंने कहा कि तुम्हारी 
वृत्ति ब्राह्मण की है। तुम वास्तुकला के शास्त्र में प्रवेश कर चुके हो। वास्तुकार हो। 
बहुत संभव है कि तुम वास्तु-चिंतक का कार्य कर मनीषियों की श्रेणि में प्रविष्ट हो जाओ। 
तब तुम चिंतन करोगे -भूमि का, वायु-मंडल का, भूगर्भ का | देश के ऐतिहासिक-भौगोलिक, 
सांस्कृतिक-आध्यात्मिक पक्षों का ।“ तब तुम्हें धन का मोह नहीं रहेगा। तुम धनोपार्जन 
के लिए कोई काम नहीं करोगे। बहुत संभव है कि धन से मुक्ति चाही | तव वह श्रेष्ठि 
कन्या दुखी होकर, तुम्हारे मार्ग की बाधा तो नहीं बनेगी ?”* 

“मेरे पास आपके इस प्रश्न का इस समय कोई उत्तर नहीं है,” अक्षय बोला, “किंतु 
यह प्रश्न मेरे भविष्य से संबंधित है, भूत से नहीं | आप यह क्‍यों चाहते हैं कि मैं उस 
श्रेष्ठि कन्या को अपने अतीत्‌ के विषय में बता दूँ ?” 

“दो कारणों से, ” मुनि बोले, “प्रथम तो तुम्हारी अपनी सत्य-निष्ठा की रक्षा के 
लिए, और द्वित्तीय, यह देखने के लिए कि चह श्रेष्ठि कन्या प्रतिमा और परिश्रम की 
पारखी है या केवल रूप, यौवन और धन पर मुग्ध होने वाली है। यदि वह तुम्हारा 
अतीत जानकर भी तुमसे विवाह करती है, तो इसका अर्थ है कि वह तुम्हारी प्रतिभा 
और श्रम का सम्मान करती है। ऐसी स्थिति में भविष्य में भी वह तुम्हें धन में आसक्त 
करने का प्रयल नहीं करेगी। और यदि वह तुम्हारे रूप एवं यौवन पर मुग्ध है और 
तुम्हें पर्याप्त धनी मानती है, तो तुम्हारा अतीत जान वह तुमसे दूर हट जाएगी।” 

“क्यों ? जो अतीत में कंगाल था, आवश्यक तो नहीं कि वह भविष्य में भी कंगाल 
हो जाए |” अक्षय बोला। 

“नहीं ! ऐसा कुछ नहीं है“ किंतु विकास का अंतिम चरण तो धन से अनासक्ति 


धर्म/99 


और धन-विसर्जन में ही है।” ऋषि बोले, “अपना जितना विकास कर तुम वर्तमान में 
पहुँचे हो, यह पर्याप्त संकेत है कि भविष्य में और भी विकास करोगे" और ब्राह्मणत्त 
की चरम परिणति तो सायास निर्धनता में ही है पुत्र।” 

“ओह !' अक्षय मौन बैठा ऋषि को देखता रहा। फिर धीरे-धीरे बोला, “इस समय 
मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उस श्रेष्ठि कन्या का मोह मुझे कुछ समझने नहीं 
दे रहा।“ मैं आपकी बातों पर विचार करूँगा और फिर आपके पास आरऊँगा। अनुमति 
है न ?” उसने हाथ जोड़ दिए। 

“तुम्हारा सदा स्वागत है पुत्र ।” धौम्य बोले, “प्रभु तुम्हें सदवुद्धि दें।' 


0 


सारा दिन और उसके बाद की रात कैसे व्यतीत हो गई, उन्होंने लक्ष्य ही नहीं किया।" 
सूर्योदय हुआ तो अर्जुन चौंका, “मुझे जाना है उलूपी |” 

“रुक नहीं सकते ?” उल्ूूपी ने पूछा था। 

'मेरे साथ आए ब्राह्मण अब तक मुझे खोजने के लिए गंगा-तट की बालुका का 
कण-कण छान चुके होंगे।” 

“ये इतने ढेर सारे लोग अपने साथ लेकर चलोगे, तो तुम्हारा वनवास क्या होगा |” 
उलूपी बोली,“इन लोगों से ही बस्ती वस जाएगी।” 

“नहीं | ये लोग सारी यात्रा में मेरे साथ नहीं रहेंगे। धीरे-धीरे इन लोगों को लौटा 
दूँगा।” 

“कौन-कौन लोग आए हैं तुम्हारे साथ ?” 

*वेद-वेदांगों के विद्वान, अध्यात्म-चिंतक, भिक्षोपजीवी व्रह्मचारी, भगवद्भक्त, 
पुराणों के ज्ञाता सूत, संन्‍्यासी, मधुर स्वर में कधाओं का पाठ करने वाले कथावाचक 
ब्राह्मण" तथा और भी कुछ ऐसे ही लोग”“अर्जुन मुस्कराया, “मैं कल प्रातः से विलुप्त 
हूँ। यदि मैं अब भी उनके पास न पहुँचा तो बहुत संभव है कि वे लोग इंद्रप्रस्थ की 
ओर चल हे और महाराज युधिष्ठिर को सूचना दें कि अर्जुन गंगा की धारा में कहीं 
बह गया है ।” 

“हमारी क्या क्षति है। कुछ आनन्द ही रहेगा |” उलूपी उत्फुल्ल होकर हँसी, “लौट 
कर फिर वे लोग तुम्हें खोजने यहीं आएँगे। तुम्हारे वियोग में थोड़ी अतिरिक्त यात्रा 
कर लेंगे तो तपस्या का पुण्य ही प्राप्त करेंगे" |? 

“नहीं | मेरी माता, भाई और द्रीपदी इन सूचनाओं से व्याकुल हो उठेंगे' ॥? 

“ओह द्रौपदी ।” उलूपी के मन से हताश कराह फूटी। 

“बहुत संभव है धर्मराज अपना राज्य छोड़ कर मुझे खोजने के लिए गंगा-सागर 


तक की यात्रा पर निकल जाएँ।” 

“कोई कहीं नहीं जाएगा । जिन्होंने तुम्हें बारह वर्षो के लिए इंद्रप्रस्थ से निष्कासित 
किया है, वे तुम्हें इन सारे वर्षों में खोजते नहीं फिरेंगे ।” उलूपी के स्वर में कुछ कट्ठुता 
आ गई थी, “तुम भी विचित्र व्यक्ति हो, जिन्होंने निष्कासित किया, उनके लिए तो इतने 
व्याकुल हो, और जो अपने प्रासाद में ही नहीं, अपने हृदय में भी ससम्मान ठहरा रही 
है, उसकी कोई चिंता ही नहीं है! 

“ऐसा कुछ नहीं है उल्ूूपी ! तुम जानती हो कि यह सत्य नहीं है।” अर्जुन का 
स्वर उलूपी को सांत्वना देने का प्रयल कर रहा था, “मुझे तो यात्रा पर जाना ही है, 
मैं ठहर नहीं सकता।' 

“ठहर नहीं सकते, या अब और मेरा संग नहीं चाहते ?” 

“ठहर नहीं सकता। और तुम्हारा संग चाहता हूँ तो कौरव्य नाग के प्रासाद में 
नहीं, इंद्रप्रस्थ के प्रासाद में ।” अर्जुन ने उत्तर दिया, “तुम्हें मालूम होना चाहिए कि श्वसुर 
के घर में जामाता अतिथि ही होता है। वह वहाँ का स्थायी निवासी नहीं हो सकता |” 

“जानती हूँ, किंतु दोन्‍चार दिन रुक जाओगे, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा ?? 

“यदि ऐसी ही बात है, तो मुझसे यहाँ ठहरने का आग्रह करने के स्थान पर, तुम 
मेरे साथ चलो। जहाँ मेरे साथ इतनी संख्या में ब्राह्मण और विद्वान चल रहे हैं, वहाँ 
तुम भी चलो। जहाँ उनका प्रबंध होगा, वहाँ तुम्हारा भी हो जाएगा ।” अर्जुन ने उसकी 
ओर देखा, “चलो उठो। करो तैयारी! 

उलूपी के चेहरे पर अकस्मात ही उल्लास की वेगपूर्ण लहर आई, किंतु उसने सायास 
स्वयं को उसके साथ बह जाने से रोका, “मैंने स्वेच्छा से, अपने पिता की अनुपस्थिति 
में आपका वरण किया है, किंतु उनकी अनुपस्थिति में यह घर छोड़कर चोरों के समान 
विदा नहीं हो जाना चाहती |” वह क्षण भर रुकी, जैसे कोई निश्चय कर रही हो, “आप 
चलिए। मैं अपने पिता की प्रतीक्षा करूँगी" और उनके साथ परामर्श के पश्चात्‌ उनसे 
विदा लूँगी। आप मेरी चिंता न करें। मुझे यात्रा में तनिक भी भय नहीं है। मैं यथासमय 
आपके पास पहुँच जाऊँगी।” 


अर्जुन को विदा कर उलूपी मानसिक और भौतिक तैयारियाँ करती रही | पर किसी 
एक निश्चय पर पहुँचना उसके लिए कठिन हो रहा था |” यदि वह अर्जुन के पास जाना 
चाहती थी, तो अपने साथ कुछ भी ले जाने का कोई अर्थ नहीं धा। अगले अनेक वर्ष 
अर्जुन को एक वनवासी ब्रह्मचारी के रूप में व्यतीत करने थे” उस जटाधारी वनवासी 
के साथ स्वर्णाभूषणों से लदी उलूपी कैसी लगेगी ? यदि उसके पिता उसे विदा करते 
हुए, रथ, गज, अश्व तथा दास-दासियाँ देना चाहेंगे, तो उन्हें वह वनों में कहाँ-कहाँ यात्रा 
करवाएगी ? उन्हें कहाँ ठहराएगी और उनके पालन की व्यवस्था कैसे करेगी।" अर्जुन 
को यात्रा के लिए कोई वाहन नहीं चाहिए, सेवा के लिए कोई दास-दासी नहीं चाहिए“ 
शयन के लिए राजसी कक्ष नहीं चाहिए, भोजन के लिए पक्वान्न और उन्हें पकाने वाले 
रसोइए नहीं चाहिए”तो क्या करेगी उन सबका ?"“ 


धर्म/ा07 


और यदि वह यह साय यौतुक लेकर कूुंती की पुत्रवधू के रूप में इंद्रप्रस्थ पहुँचती 
है, जहाँ अर्जुन नहीं है और न वर्षों तक लौटने वाला है, तो उससे वह अपने पिता 
के इस प्रासाद में ही क्या बुरी है ? यहाँ उसे क्या असुविधा है ?*“ वह अपने पिता 
के घर से इतनी दुखी तो नहीं है कि ससुराल जाने की प्रसन्नता में ऐसे स्थान पर जा 
रहे, जहाँ और तो सब हों, वस उसका प्रिय ही न हो” फिर जाने अर्जुन की अनुपस्थिति 
में वे लोग उसे स्वीकार करें या न करें'“उसने भीम की पत्नी हिडिंबा के विषय में सुन 
रखा था” हिडिंब-वन में वह भीम की पत्नी के रूप में रही, किंतु वह उनके साथ न 
हस्तिनापुर गई, न इंद्रप्रस्थ |” उलूपी यह नहीं जानती कि कारण कया था ? कौन नहीं 
चाहता था"हिडिंबा ने अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहा।“ या पांडवों ने उसे साथ ले 
जाना नहीं चाह“ उलूपी अर्जुन के बिना इंद्रप्रस्थ जाने की भूल नहीं करेगी |” पर क्या 
वह अर्जुन के साथ बारह वर्षों की तीर्थ-यात्रा करेगी ?'“यात्रा में उसे कोई कष्ट नहीं 
था। अर्जुन का संग मिले, तो उसे वनचरों का-सा जीवन व्यतीत करने में भी कोई असुविधा 
नहीं थी।” किंतु यदि अर्जुन चाहे कि वह ध्यान लगाए बैठा रहे और उलूपी कुटिया 
को झाड़ती-बुहारती रहे या वन के वृक्षों से फल और समिधा तोड़ती फिरे, तो यह उससे 
नहीं होगा। वह वन-विहार कर सकती है, भोग का जीवन जी सकती है, अर्जुन को 
साधना से विरत कर सकती है“ स्वयं साधनारत नहीं हो सकती” किंतु जानते-बूझते 
अर्जुन के वियोग में स्वयं को तपाने का भी क्या अर्थ ?*“ 

उलूपी कोई निश्चय नहीं कर पा रही थी” और अर्जुन उससे दूर होता जा रहा 
था। उलूपी अपनी आँखें बंद करती तो उसके सामने एक ही बिंव उभरता था"”संन्यासी 
वेश में अर्जुन उससे विपरीत दिशा में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था और वह किसी 
जड़ शिला के समान अपने स्थान पर पड़ी-पड़ी उसे देख रही थी" 

पर यदि वह कोई निर्णय कर भी लेती तो क्या । पिता से मिले बिना, उनको सूचना 
दिए बिना, उनसे आशीर्वाद पाए बिना, वह उनका प्रासाद छोड़ कर चली तो नहीं जाती। 
उसे उनकी प्रतीक्षा तो करनी ही धी। बहुत संभव है कि वह इसीलिए किसी निष्कर्ष 
पर न पहुँच पा रही हो, क्योंकि उसके जाने की कोई संभावना नहीं थी तो वे आ 
ही लें। पिता से चर्चा करके, विचार-विमर्श के पश्चात्‌ वह निश्चय करेगी कि अर्जुन 
से उसे कब और कहाँ मित्नना है। अर्जुन कितने ही वेगपूर्वक क्यों न चले, चलेगा तो 
पैरों-पैरों ही, उल्पी रथ पर जाएगी तो उसे कहीं भी पा लेगी"“ 

कौरव्य सप्ताह भर पश्चात्‌ लौटै। उलूपी उन्हें देखते ही समझ गई कि वे अपनी 
सामान्यतः प्रसन्‍न रहने वाली मुद्रा में नहीं हैं। उद्विग्न ही नहीं, उसे वे कुछ व्याकुल 
भी लगे। सदा के समान यात्रा से लौटने पर उन्होंने अपनी पुत्री को कंठ से नहीं लगाया, 
और न ही उसके सम्मुख उपहारों का ढेर ही लगाया।“ 

“आप मेरे लिए कोई उपहार भी नहीं लाए बाबा |” उलूपी ने परिहास से उनकी 
उद्दिग्तता को कुछ कम करने का प्रयल किया। 

किंतु कौरव्य कुछ अधिक ही खीझ उठे, “किसी हाट में नहीं गया था, न ही किसी 
मेले से होकर आ रहा हूँ।” 

“ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा बाबा |” पिता के उत्तर से उलूपी हत्तप्रभ-सी रह गई 


थी जो पिता बाहर से लौटकर इतना लाड़-प्यार जताते थे, वे अपनी ओर से तो कुछ 
कह ही नहीं रहे थे, उसके लाड़ को समझ भी नहीं रहे।“ 

“क्या बात है बाबा ! आपका मन शांत नहीं है ?” 

कौरव्य को अपनी भूल समझ में आ गई थी | बोले, “क्या करूँ बेटी ! यह राजनीति 
किसी को शांत रहने ही नहीं देती । हर समय आधात-प्रतिधात | युद्ध, हिंसा और षड्यंत्र। 
जिस क्षण हम स्वयं को सुखी और सुरक्षित समझने लगते हैं, उसी क्षण कोई पवन-झकोरा 
हमारे कानों में कह जाता है कि संसार में सुरक्षा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं।"” 

“आप किस बात से चिंतित हैं बाबा ।" उलूपी ने स्नेहपूर्वक पूछा, “किस कारण 
से आशंकित हैं आप ?” 

पहले तो लगा कि अपनी रौ में कौरव्य सब कुछ बता ही देंगे, किंतु तभी जैसे 
उन्होंने स्वयं को संभाल लिया, चिंतित तो मैं हूँ उल्रूपी ! किंतु वे राजा कीरव्य की 
चिंताएँ हैं, शासक की, राजनीतिज्ञ की। वे तेरे पिता की चिंताएँ नहीं हैं'” इसलिए तू 
उनकी चर्चा छोड़। तू तो प्रसन्‍न है न ?? 

“मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ बाबा। बहुत ही प्रसन्‍न।” 

“क्यों ? क्या मिल गया तुझे ?? 

उलूपी तत्काल उत्तर देना चाहती थी, किंतु अकस्मात्‌ ही क्या हो गया, वह समझ 
नहीं पा रही थी। बात उसकी जिल्बा पर थी और जिल्बा कुछ कह नहीं रही थी। 

“क्या बात है उलूपी ?” 

उलूपी की पलकें उठीं और पुनः झुक गई। 

“प्रासाद में एक पाहुना आया था महाराज |” उलूूपी को कुछ न कहते देख, उसकी 
सखी नागचंपा बोली, “उसी से" |” 

“हट ।" झुंझलाई-सी उलूपी का हाथ ऐसे उठा, जैसे उसे मार बैठेगी। 

नागदंपा खिल-खिलाती हुई आगार से बाहर निकल गई। 

कौरव्य बहुत कुछ समझ गए थे। उनके होंठ प्रसन्न मुद्रा में मुस्कराए और आँखों 
में से चंचलता झाँकने लगी, “कौन था पाहुना ? कहाँ छिपा रखा है उसे ?” 

“घत्‌ ।” उलूपी के कपोलों पर ज्ज्जा की लाली थी। 

“अच्छा चल। अब हम गंभीर हो जाएँ।” कौरव्य ने उसकी भुजा पकड़कर एक 
आसन पर बैठा दिया, “बता। पूरी बात बता |” 

उल्पी चुप रही। 

कौन है ?? 

उलूपी ने कोई उत्तर नहीं दिया। 

“स्वयं आया था ?? 

“नहीं। मैं लाई थी।” 

“कहाँ मिला था ?? 

“मैंने उसे गंगा-तट पर देखा था-गंगा-द्वार में ।” 

“निमंत्रित करके लाई ?” 

“नहीं |” 


धर्म/803 


“लुभा कर लाई ?” 

“अचेत करके ।” 

“ओह। कौन था ?” 

*पांडुपुत्न कीन्तेय अर्जुन ।” 

कौर॒व्य उठकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर असंतोष के भाव बहुत स्पष्ट थे। 

“क्या हुआ बाबा ?” 

“उसने प्रेम-निवेदन किया ?” 

“नहीं।” 

“विवाह का प्रस्ताव रखा ?” 

“नहीं। मैंने याचना की। मैंने उनका वरण किया। हम रात्रि भर साथ रहे।"” 

“यह सब अच्छा नहीं हुआ उलूपी।” 

“क्यों ? क्या अर्जुन वरण-योग्य नहीं है ?” 

“नहीं। वह तेरे लिए नहीं है। तेरा उससे विवाह नहीं हो सकता ।” 

“क्यों नहीं हो सकता ?” उलूपी कुछ उत्तेजित हो उठी थी, “मुझे क्या स्वयंवर 
का अधिकार नहीं है ? मुझे प्रेम, रमण और विवाह की स्वतंत्रता नहीं है ?” 

“है क्‍यों नहीं ।” कौरव्य ने शांत स्वर में कहा, “किसी भी नाग-कन्या को इन विषयों 
में जितनी स्वतंत्रता है, उतनी ही तुझे भी है, किंतु प्रत्येक स्वतंत्रता की एक सीमा भी 
५ ५ पक्के भीतर स्वतंत्र है, किंतु वृत्त की परिधि का अतिक्रमण करने की अनुमति 
तुझे भी नहीं है।” 

उलूपी ने क्षण भर पिता को देखा, कुछ सोचा और फिर बोली, “मुझे लगता है 
कि आपके सारे आश्वासनों के पश्चात भी मेरे मन में कुछ आशंकाएँ थीं, तभी तो मैंने 
आपके आने की प्रतीक्षा नहीं की। जितनी जल्दी हो सका पार्थ से विवाह कर लिया। 
मेरी आशंका सत्य ही थी। आप पर मेरा अविश्वास सत्य ही था।”” 

“तू मुझ पर जितना चाहे अविश्वास कर,” कौरव्य बोले, “किंतु मेरी इस बात पर 
विश्वास अवश्य कर कि तू अर्जुन से विवाह नहीं कर सकती |” 

“पर क्यों ? मैं अर्जुन से विवाह क्‍यों नहीं कर सकती ?” 

“पांडवों से नागों के राजनीतिक संबंध अच्छे नहीं हैं।” 

“मेरे प्रेम और विवाह के मार्ग में राजनीतिक संबंध कहाँ से आ गए ?” उलूपी 
झल्लाकर बोली, “यह मेरा जीवन है, मेरे-संबंध हैं। राजनीति को कब से यह अधिकार 
मिल गया है, कि वह लोगों के प्रेम और विवाह जैसे व्यक्तिगत मामलों में अपनी टाँग 
जड़ाए।' 

“राजनीति तो सर्वग्रासी है पुत्री !” कौरव्य कुछ क्षण मौन रहकर बोले, “अभी तो 
मैं तुझको केवल इतना ही बता सकता हूँ कि यह विवाह नहीं हो सकता। तक्षक इस 
संबंध को स्वीकार नहीं करेगा। वह नहीं चाहता कि नाग युवक-युवतियों के संबंध इतर 
जातियों से हों*” और पांडवों से तो एकदम ही नहीं |” 

“मैं तक्षक से इसकी स्वीकृति माँगने ही नहीं जा रही।” उल्ूूपी का स्वर उत्तेजित 
हो उठा, “और मैं आपको बता दूँ बाबा। इस संबंध में मैं किसी की एक नहीं सुनूँगी। 


आपकी भी नहीं मैंने अर्जुन का वरण किया है और मैं उसके पास जाऊँगी। मेरे साथ 
यह छलना नहीं चलेगी। आपने सदा से कहा कि मैं प्रिय लगने वाले किसी भी पुरुष 
का वरण करने में स्वतंत्र हूँ और अब, जब मैंने वरण कर लिया है, आप मुझे तक्षक 
की आड़ में रोक रहे हैं।” 

*मैं तुम्हें रोक नहीं रहा” |” 

“आप नहीं रोक रहे, तो तक्षक भी मुझे नहीं रोक सकता |” उलूपी बोली, “उसका 
अधिकार ही क्या है मुझ पर ? मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि नाग जाति अन्य जातियों 
से भिन्‍न है, इसलिए अन्य जातियाँ उनकी शत्रु हैं। एक तो मनुष्यों में ऐसी कोई भिन्‍नता 
हीं नहीं है, और यदि कोई हमसे भिन्‍न ही है, तो आवश्यक नहीं कि वह हमारा शत्नु 
ही हो और हमें उसका वध ही करना पड़े। मैं तक्षक की इन बातों को स्वीकार नहीं 
करती। मैं उसे अपना अभिभावक नहीं मानती। इसलिए मुझे उससे अनुमति लेने की 
भी आवश्यकता नहीं है।'”* 

श्रेरी बात समझने का प्रयल कर उलूपी !” कीरव्य जैसे हताश होकर बैठ गए, 
रे भी तक्षक के सिद्धांतों से सहमत नहीं हूँ। मानवता का विभाजन मुझे भी प्रिय नहीं 
है। मैं भी तक्षक की आज्ञाओं के पालन के लिए वाध्य नहीं हूँ।” किंतु पुत्री ! हमें 
सहमत करने के, हमें बाध्य करने के, उसके पास अपने साधन हैं।'” 

“क्या हैं उसके साधन ? सुनूँ तो ? क्या करेगा वह ?” आक्रोश से उलूपी की 
आँखें लाल हो आई थीं, “वह मेरी हत्या कर देगा ? मैं नहीं डरती उससे ।” 

तू जानकर भी अनजान बनती है पुत्री !” कीरव्य बोले, “यदि तू यह संबंध नहीं 
तोड़ेगी, तो वह तुझे कुछ नहीं कहेगा |” और तू जानती है कि वह सम्मुख युद्ध नहीं 
करता। यदि वह सम्मुख युद्ध करे, तो शायद कभी भी तुझे पीड़ा नहीं पहुँचा पाए। वह 
तुझे पीड़ित करने के लिए तेरे प्रियजनों पर नाग-विष का प्रयोग करेगा। कल्पना कर 
कि वह तुझे पीड़ित करने के लिए मुझे विष दे दे"'या वह अवसर पाकर अर्जुन को 
ही दंश मार दे'“| उसके विषधर कहाँ नहीं हैं ? 

उलूपी स्तब्ध रह गई | उसकी कल्पना में एक से एक भयंकर दृश्य उभर रहे थे“ 
अर्जुन तो बारह वर्षों के लिए तीर्थ-यात्रा पर था। वह सेना के साथ नहीं था, वह अपने 
लोगों में नहीं था” वह वनों में से गुजरेगा, सरित्ता-तटों और सागर-तट पर एकांत में 
साधना करेगा” गुफाओं और कुंजों में विश्राम करेगा'” ऐसा कौन-सा स्थान था, जहाँ 
तक्षक के विषधर नहीं पहुँच सकते थे*” ठीक कह रहे थे उसके बाबा। तक्षक सहमत 
नहीं करता, वह व्यक्ति को इतना डरा देता है कि कोई उससे असहमत होने का साहस 
नहीं करता” उलूपी हठ“करेगी तो उसके प्रियजनों के प्राण जाएँगे और उसे मिलेगी 
केवल वेदना। वह अपने सुख के लिए न अर्जुन के प्राणों को जोखिम में डालेगी, न 
हा बाबा के प्राणों को" वह प्रतीक्षा करेगी'" कभी तो तक्षक का यह आंतक समाप्त 

का 

“किंतु बाबा ! अब तो यह विवाह हो चुका। मैं उसकी पतली हूँ, वह मेरा पति 
है|” उलूपी ने जैसे अंतिम प्रयलल किया। 

“इस संबंध को अपने ही मन में रखना बेटी !” कौरव्य धीरे से बोले, “न इसकी 


धर्म//05 


सामाजिक मान्यता माँगना, न किसी धरातल पर ऐसा कोई सार्वजनिक व्यवहार करना।”* 
“मैं प्रयल करूँगी बाबा |"” 


4] 


“युवराज ! मैं आपको काशी के स्वयंवर में विजयी होने पर बधाई देता हूँ।” अक्षय ने 
भीम को प्रणाम किया, “और आपके लिए नई रानी के संग सुदीर्घ और सुखी दांपत्य 
जीवन की कामना करता हूँ।” 

“तुम तो बड़ी परिष्कृत भाषा बोलने लगे हो मित्र ।” भीम ने आगे बढ़कर उसके 
कंधे पर हाथ रखा, “किसी पाठशाला में तो भर्ती नहीं हो गए ?” 

“नहीं युवराज !” अक्षय हँसा, “पाठशाला में भर्ती नहीं हुआ हूँ। मेरे चारों ओर 
एक बड़ी-सी पाठशाला उग आई है, उसी में घिर गया हूँ।” 

मीम ने अपनी आँखें फैलाकर उसकी ओर देखा, जैसे किसी बड़े आश्चर्य से उसका 
साक्षात्कार हो गया हो, “तुम कविता तो नहीं करने लगे ?” 

“नहीं युवराज ! मैं वास्तुकला के माध्यम से दर्शन में प्रवेश पा गया हूँ। मन में 
प्रश्न तो यही उठा था कि उस भवन का वास्तविक स्वरूप क्या हो, जिसमें हमें जीवन 
व्यत्तीत करना है ?"" किंतु स्थिति बड़े वेग से बदली | इस विषय में मैं जितना अध्ययन 
और मनन करता गया, उतना ही वह मायावी प्रश्न अपना स्वरूप बदलता गया।”“ 
और सहतसा मैंने लक्ष्य किया कि मेरा प्रश्न सर्वथा परिवर्तित हो चुका है। अब मेंरा 
प्रश्न था कि उस जीवन का स्वरूप क्‍या है, जो हमें उस भवन में व्यतीत करना है ?” 
वह रुक गया,“पर आपने यह क्‍यों पूछा कि मैं कविता तो नहीं करने लगा ?” 

“इसलिए कि तुम्हारी भाषा कुछ सुलझाने के स्थान पर, बातों को उलझाने के काम 
आने तंगी है।” भीम हँस पड़ा, “यदि तुम कविता नहीं करते, तो मुझे समझाओ कि 
तुम्हारे चारों ओर एक बड़ी-सी पाठशाला कैसे उग आई है ? पाठशाला न हुई गन्ने 
की पीधशाला हो गई।” ' 

“आप बहुत रोचक बातें करते हैं युवराज ।” अक्षय हँसा, “वैसे मेरी भाषा में परिष्कार 
तो आया है, ऋषियों की वाणी को पढ़ने से, चिंतनशील व्यक्तियों से चर्चा करने से और” 

“अरे भई। वह पाठशाला” |” भीम ने उसे योका। 

“सारा जगत ही पाठशाला है राजकुमार !” वह गंभीर हो गया, “सबने ही मुझे 
कुछ-न-कुछ सिखाया है।” 

“अच्छा ! तो तुम्हारी यह स्थिति है।“” भीम की परिहास-मुद्रा लौट आई थी, “यह 
48 हल, विवाह के संदर्भ में संध्या समय जो मंगल समारोह हो रहा है, तुम उसमें 
नहीं आ रहे ?? 


“नहीं । इसीलिए तो प्रातः ही अलग से आपको बधाई देने आ पहुँचा हूँ।” 

“क्यों ? संध्या समय क्‍यों नहीं आ रहे ?? 

“मुझे भीड़, समारोहों और उत्सवों से भय लगने लगा है।” 

“क्यों ? तुम्हारा विवाह नहीं हुआ ?” 

“नहीं ! अभी तो नहीं हुआ |” 

श्वह श्रेष्ठि कन्या क्‍या हुई ?? 

“उसने द्वारका के किसी धनी श्रेष्ठि से विवाह कर लिया।” 

“तुम्हारा हृदय तोड़ गई ?” 

“नहीं ! उसका कहना है कि मैंने उसका हृदय तोड़ दिया है|” अक्षय ने क्षणभर 
रुककर भीम की ओर देखा, “वस्तुतः युवराज ! मैंने ही विवाह करना अस्वीकार कर 
दिया था।"” 

नक्यों ?? 

“मैं जिस जीवन के सत्य को जानने के लिए उस पर से माया का आवरण हटाने 
का प्रयल कर रहा था, वह उस पर मिथ्या आचरण के नए आवरण चढ़ाती जा रही 
थी ४० 

भीम ने कुछ कहा नहीं, केवल उसकी ओर देखता रहा। 

“मेरी बुद्धि और विवेक की इतनी प्रशंसा करती थी, किंतु जीवन संबंधी मेरे किसी 
निष्कर्ष को मानने को तैयार नहीं थी। सिद्धांततः वह मेरी प्रत्येक बात से सहमत थी, 
किंतु उसे व्यावहारिक धरातल पर कभी स्वीकार नहीं करती थी।” अक्षय ने भीम पर 
अपनी दृष्टि टिकाई, “युवराज ! वह चाहती थी कि जिन लोगों के प्रति मेरे मन में कण 
मात्र भी आदर नहीं है, मैं उनकी प्रशंसा करूँ, जो लोग पापी हैं, उनके स्वागत-सत्कार 
के लिए उन्हें अपने घर बुलाऊँ।” मुझसे नहीं होता यह सब युवराज ! मेरा कलेजा 
फट जाता है, जब मैं पापियों को फटकार नहीं सकता।” वह चाहती थी कि मैं धर्म 
पर न चलूँ। अधर्म की आय से जीवन-यापन कर्ज” 

“अधर्म की आय ? 

*वह चाहती थी कि मैं जिस व्यक्ति के भवन का निर्माण करूँ, उसकी रुचि देखकर 
वैसा ही भवन बना दूँ, ताकि वह प्रसन्‍न हो जाए। जानते हुए भी उसे यह न बत्ाऊँ 
कि उस भवन में दोष क्‍या है। यह अधर्म की आय नहीं तो क्‍या है। मैं किस बात के 
तिए उनसे धन तेता हूँ ? यह बताने के लिए ही तो कि उस भवन में कहाँ क्या दोष 
रह जाएगा। यदि मैं वास्तुकला के ज्ञान का प्रयोग ही नहीं करता, तो धन लेने का अधिकार 
ही क्या है मुझे ?*“ सार्वजनिक रूप से लोगों के सम्मुख वह मेरी, मेरे आचरण की, 
मेरे आदर्शो की भरपूर प्रशंसा करती थी और एकांत में मुझे समझाती थी कि यह सब 
मूर्खता है। उसका विचार था कि आदर्शों पर चलने का प्रयल केवल विक्षिप्त लोग करते 
हैं। आदर्श केवल शोभा के लिए होते हैं।'"* 

“और तुम क्या मानते हो अक्षय ?? 

“मुझे लगता है कि जब तक मैं अज्ञानी था, जानता ही नहीं था कि आदर्श क्या 
है, सत्य क्या है, स्वच्छता क्या है, तब तक मेरा किसी से झूठ बोलना, किसी को बहकाना, 


धर्म/07 


अधर्म की कमाई खाना ठीक था। ठीक क्या था, वह मेरी वाध्यता थी, मेरे पास कोई 
विकल्प नहीं था| किंतु अब ! सव कुछ जान लेने के पश्चातू मैं वह सव नहीं कर 
सकंता। जव मैं लेपक था, तव मैं कैसा भी भवन बनाता, कोई वात नहीं थी, किंतु अब 
जब मैं वास्तुकार हो चुका हूँ, अब यदि मैं ऐसा भवन बनाऊं जिसमें सूर्य और पवन 
का प्रवेश न हो, जो सुरक्षित और सुंदर न हो-तो मेरी आत्मा मुझे घिक्कारेगी नहीं ?” 

भीम पहली वार उसकी वातों से सचमुच प्रभावित हुआ था । वस्तुतः वह स्तब्ध-सा 
रह गया था।” यहाँ, उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था, जिसका सचमुच विकास 
हुआ था-मन का ही नहीं, आत्मा का भी ! वह स्वच्छ और सात्विक जीवन से परिचित 
होकर, पुनः मलिन जीवन जीने को तैयार नहीं था” 

“तुमने उसके पिता से चर्चा नहीं की ?” 

“उसके पिता से क्‍या चर्चा करता, वह तो आचरणहीन मनुष्य है। चरित्र नहीं है 
उसका !” अक्षय बोला, “उससे तो मेरा पहले ही झगड़ा हो गया धा।” 

“क्यों ?? 

“उसने मुझे कहा कि वह दूसरा प्रहर आरंभ होते ही मुझसे भेंट करेगा, क्षण भर 
भी विलंब नहीं करेगा, किंतु आधा प्रहर विताकर आया |” अक्षय ने बताया, “आते ही 
उसने विलंब के लिए क्षमा माँगी और कहा उसे खेद है कि मुझे कष्ट हुआ | पर युवराज ! 
मैं जानता हूँ कि उसे रंच मात्र भी खेद नहीं था। वह झूठ बोल रहा था। मैंने उससे 
कहा कि समय-निष्ठा चरित्र का गुण है। समय निश्चित करके न आना, मिध्या-भाषण 
ही नहीं, वचन-भंग भी है। यह चरित्र का दूषण है। जानते हैं, उसने क्या कहा ?? 

क्या कहा ?” 

“बोला, कोई व्यापारी आ गया था | उससे व्यापार-चर्चा में विलंव हुआ | उस विनिमय 
में उसने एक सौ पण कमाए थे। यदि वह सौ पण छोड़कर समय से मेरे पास आकर 
अपनी समय-निष्ठा सिद्ध करता, अथवा वचन का पालन करता, तो उसे क्या मिल जाता ?? 
अक्षय जैसे अपनी कल्पना में सत्य की हत्या होते देख रहा था, “जिस व्यक्ति को चरित्र 
नहीं चाहिए, सौ पण चाहिए, वह इस योग्य है कि उससे जीवन में कोई व्यवहार रखा 
जाए | जो सत्य कोटि-कोटि पणों से अधिक मूल्यवान है, उसे उस मूर्ख ने एक सौ पणों 
में वेच दिया। छिः |” 

भीम अपनी आँखों में प्रशंसा लिए अक्षय को देखता रहा : यह लेपक जिसने असह्य 
दारिद्रय को झेला है, वह आज भी सत्य को, चरित्र को, वचन को धन से अधिक मूल्यवान 
समझता है'” और वह श्रेष्ठि जो सदा धन में ही खेलता रहा होगा, उसके लिए धन 
इतनी बड़ी चीज है।* 

“उस श्रेष्ठि का नाम वता सकते हो ?” 

“नाम बत्ता कर कया होगा युवराज ! वह अब डंद्रप्रस्थ में नहीं है, और अच्छा है 
कि इंद्रप्रस्थ छोड़ गया है। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में ऐसे व्यक्ति का क्या काम ! 

“कहाँ गया होगा ?? 

“मैंने कभी जानने का प्रयल नहीं किया।” अक्षय बोला, “वैसे मेरा अनुमान है 
कि वह या तो हस्तिनापुर चल्ला गया है या फिर जरासंध के पास राजगृह ।" 


“तुम अब क्या करने की सोच रहे हो ?? 

सोचता हूँ कि धौम्य मुनि के गुरुकुल में रहूँ और बालकों को शिक्षा दूँ।"” 

“मैं तुम्हारे विवाह के विषय में पूछ रहा था|” 

लगता है कि मुझे अब विवाह की आवश्यकता नहीं है!” अक्षय बोला, “विवाह 
मुझ से वे सारे समझौते करवाएगा, जिन्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता ।” 

श्तुम जानते हो कि गुरुकुल में तुम्हरी वह आय नहीं रहेगी, जो वास्तुकार और 
वास्तुशिल्पी के रूप में है ?” थोड़ी देर मौन रहकर भीम ने पूछा। 

जानता हूँ।” अक्षय बोला, “धन मुझे बहुत आक्ृष्ट नहीं करता युवराज ! उसका 
मलिनपक्ष मुझ में घृणा उपजाता है।”” 

“ओह !” भीम समझ नहीं पाया कि वह उसके प्रति अपना सम्मान किस प्रकार 
अभिव्यक्त करे। 


8, 


गंगाद्वार से चले हुए अर्जुन को कई मास हो गए थे। साथ आए ब्राह्मणों में से अधिकांश 
को उसने गंगाद्वार से ही लौटा दिया था। उनमें से कुछ, जो अधिक हठी थे, और अंत 
तक राजकुमार के साथ रहना चाहते थे, अंग, और बंग तक तो साथ चले, किंतु कलिंग 
में सागर-तट तक आ कर वे भी लौट गए ।"अर्जुन ने तभी पाया था कि व्यक्ति नगर 
में रहे अथवा वन में, गृहस्थों के साथ रहे अथवा संन्यासियों के साथ-वह एक प्रकार 
का सामाजिक जीवन ही जीता है। बस समाज का रूप बदल जाता है | व्यक्ति उस समाज 
की सामाजिकता में उलझता जाता है। और उसी में अपना विकास चाहता है। बाहर 
की घटनाएँ तब भी प्रमुख रहती हैं, जिनमें व्यस्त रह, वह अपनी आत्मा की पुकार नहीं 
सुन पाता। तब भी वह छोटे-मोटे सांसारिक प्रश्नों से परेशान रहता है, छोटी-मोटी व्यवस्थाओं 
को व्यस्तताओं में स्वयं को खो देता है। 

अकेला होने के पश्चात्‌ अर्जुन को पहली बार अपनी मनःस्थिति में परिवर्तन होता 
दिखाई दिया। वह माँ प्रकृति की गोद में अकेला था। उसके आस-पास प्रकृति का वह 
रूप था, जिसकी चेतना का उसे कोई अनुमान नहीं था। सागर, पर्वत, वन" इनमें प्राण 
थे क्‍या ? वह नहीं जानता। मनुष्य के ज्ञान ने इन्हें सदा निष्प्राण ही माना है। जिनमें 
प्राण नहीं हैं, उनमें चेतना क्या होगी ?'” किंतु अर्जुन की आस्था कहती है कि जब 
सत्य केवल ब्रह्म ही है, और किसी पदार्थ का कोई अस्तित्व ही नहीं है-तो सृष्टि में 
एक कण भी निष्य्राण कैसे हो सकता है ? यह सब ब्रह्म का ही तत्त्व है, स्वयं ब्रह्म है 
“” ब्रह्म निष्प्राण हो, चेतनाशून्य हो" यह कैसे संभव है|" हाँ । अर्जुन ने अपनी ज्ञानेन्द्रियों 
से इसका अनुभव नहीं किया है। ““यह उसकी कज्ञानेन्द्रियों की सीमा है या“ ? कया 


धर्म/09 


मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियाँ सर्वशक्तिमान हैं ? नहीं। सहस्रों तथ्यों की अनुभूति पशु-पक्षी नहीं 
कर सकते, मनुष्य कर सकता है, क्योंकि मनुष्य उनसे श्रेष्ठतर प्राणी है। उनसे अधिक 
क्षमतावान है| किंतु मनुष्य की क्षमता की भी सीमा है। यदि वह एक निश्चित दूरी से 
आगे नहीं देख सकता, एक निश्चित दूरी के परे की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता, सृष्टि 
की अनेक जटिल संरचनाओं को नहीं समझ सकता, तो उसका अर्थ यह तो नहीं कि 
उसके परे सृष्टि ही नहीं है, या सृष्टि की उस संरचना का अस्तित्व नहीं है। प्रकृति 
के इन तत्त्वीं के देवतव का अनुभव करने के लिए मनुष्य को अपनी अनुभव-सीमा बढ़ानी 
होगी, अपनी क्षमताओं का विकास करना होगा, अपनी ज्ञानेन्द्रियों के परे जाना होगा, 
इंद्रियाततीत ज्ञान और अनुभव" 

किंतु इस समय तो ब्रह्म के इन प्रकट ऊंशों में घिरा होते हुए भी वह स्वयं को 
अकेला ही अनुभव कर रहा था, उसका उनसे कोई तादात्म्य नहीं हो पाता था, किसी 
भी धरातल पर उनमें परस्पर कोई संप्रेषण नहीं था। उसे सागर के भरण-पोषण की 
चिंता नहीं करनी थी, उसकी रक्षा का प्रयत्न नहीं करना था। वैसे ही सागर को उसकी 
कोई चिंता नहीं थी। अर्जुन ने आज कुछ खाया है या नहीं, यह विचार कर सागर उसके 
लिए भोजन जुटाने का उद्यम नहीं करता था” चन में वृक्ष थे, जीव-जंतु थे'” उनमें 
प्राण थे, गतिविधि धी"“किंतु वे सब अर्जुन के साथ किसी बंधन में नहीं बंधे थे। उनके” 
मध्य मोह का बंधन नहीं था।” वैसे मनुष्य का क्या है, वह किसी के भी प्रति मोह 
उत्पन्न कर सकता है, उसमें स्वयं को बाँध सकता है। अपने-पराए की धारणा को जन्म 
दे सकता है“ उसमें से उद्भूत अहंकार का पोषण कर सकता है“ 

अर्जुन को यह सब नहीं करना है। उसने इंद्रप्रस्थ छोड़ा है, तो इसलिए नहीं कि 
किसी वन-क्षेत्र को, किसी पर्वत्त-खंड को अथवा किसी सागर-तट को अपना मान, उस 
पर आधिपत्य जमा, उसकी रक्षा का प्रयल कर अपने अहंकार को स्फीत करता रहे“ 
जब सागर आत्मलीन है, अपने सौन्दर्य पर मुग्ध है, पर्वत चारों ओर से निस्पृह्ठ हो ऊपर 
आकाश की ओर ताकता, किसी अलौकिक सौन्दर्य को देख आत्म-विभोर है, तो अर्जुन 
को बाहर भटकने की क्या आवश्कयता है। चह अपने भीतर क्‍यों नहीं झाँकता ? अपनी 
आत्मा में लीन क्‍यों नहीं होता ? अपने भीतर वर्तमान उस अलौकिक सौन्दर्य को क्यों 
नहीं देखता ?अब उस परम सत्ता और उसके मध्य और कोई नहीं है। वह उसी के 
भरोसे है, उसी के सहारे है, उसी पर निर्भर है'” वार्ता करेगा तो उसी से, चिंता करेगा 
तो उसी की, याचना करेगा तो उसी से, तादात्म्य करेगा तो उसी से, आज तक उसे 
वह दिखाई देता रहा है, जिसका अस्तित्व मिथ्या है, भ्रम है“'अब वह उसे देखेगा, जो 
वस्तुतः अस्तित्ववान है, जो है किंतु दीखता नहीं"आज तक वह प्रतिबिंब में ही रमा रहा 
है, अब वह मूल बिंब तक पहुँचेगा'“शायद इसी प्रकार के प्रयल को तपस्या कहते हैं 

प्रातः नींद टूटी तो उसके मन में एक ही विचार था|” आज से उसे एक नया 
जीवन आरंभ करना है” वह स्नान कर आए, भोजन के लिए कुछ फलों का प्रबंध करे। 
उसके पश्चात्‌ उसे रहने का ठिकाना करना है-एक कुटिया का निर्माण ।“अपने वस्त्रों 
का क्‍या करेगा वह “” और तब अर्जुन की प्रज्ञा ने देखा कि उसका रजोगुण उसे भ्रमित 
कर रहा था” वह फिर उसे ममता की माया में उलझा रहा था | उसे सब से पहले अपने 


इसी रजोगुण को नियंत्रित करना होगा |” तो क्या उसे आलसियों का जीवन जीना है ? 
खाना है, पीना है और सो जाना है ? समय को गैंवाना है ? इस मनुष्य-जीवन को 
व्यर्थ नष्ट करना है ?“ कृष्ण कहते हैं न, 'फल में आसक्ति न हो और अकर्म में प्रीति 
न हो ! अकर्मण्यता पाप है। कर्म तो करना है, किंतु कर्म रजोगुण से प्रेरित न हो, और 
न उसमें फल की आसक्ति निहित हो।” तो इस रजोगुण से मुक्ति कैसे हो ?"“ 

अर्जुन स्नान कर आया। पहले तो उसकी इच्छा हुई कि वह सरिता तट पर बैठ 
कर ही ध्यान करे, किंतु फिर उसने उस विचार को टाल दिया"” संभव है कि इस वन-प्रांतर 
में कुछ लोग रहते हों, कोई वनचर, कोई साधक-तपस्वी, कोई संन्यासी”” वे लोग स्नान 
करने अथवा अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए जल लेने के लिए आएँगे, तो उनसे 
साक्षात्कार होगा, चर्चा होगी, परिचय होगा"और फिर एक नया समाज बन जाएगा। 
वह उस समाज का अंग बन जाएगा, तो यह एकांतवास कैसे होगा ? मनुष्य नहीं भी 
आएँगे तो वन्य-पशु तो आएँगे ही जल पीने | वे अर्जुन लिए के बाधा बनेंगे और जर्जुन 
उनके लिए बाधा बनेगा" इससे तो यही अच्छा है कि वह किसी एकांत स्थान में बैठ 
कर ध्यान करे" अर्जुन एक ऊँचा-सा टीला देखकर उसकी ओट में बैठ गया। दूसरी 
ओर वृक्षों की ओट थी। जब तक कोई बहुत निकट आ, उन वृक्षों में ही घुसकर न 
देखे, तव तक बाहर वालों के लिए वह अदृश्य ही था। पद्मासन में बैठकर अर्जुन ने 
अपनी आँखें मूँद लीं 


अर्जुन स्थान-स्थान पर एकांतवास करता, ध्यान-धारण करता, अपनी यात्रा का क्रम चलाए 
चल रहा था। अब जैसे अकेले रहने का अभ्यास-सा हो गया था। कोई और आ जाता 
तो अपना अभ्यास दूटते देख उसे अच्छा नहीं लगता था। एकांत में जिस एक संपूर्ण 
अस्तित्व की अनुभूति अपने चारों ओर उसे होती रहती थी, अन्य मनुष्यों के निकट 
आ जाने से वह संपूर्ण अस्तित्व टूटकर खंड-खंड हो जाता था और मन की शांति ही 
नष्ट नहीं होती थी, मन की एकाग्रता विक्षिप्त-सी हो जाती थी | आनन्द की स्थिति विलीन 
हो जाती थी और चेतना किसी उच्च धरातल से पतित होती हुई निम्न स्थिति में आ 
जाती थी। इसलिए अधिकांशतः किसी नगर के निकट होने का आभास होने पर वह 
अपना मार्ग बदल लेता था, किंतु तीर्थों के निकट, देवालय के दर्शन करने के लिए एकांतवास 
का अपना नियम बदलना ही पड़ता था" 

स्नान कर अर्जुन ध्यान करने के लिए बैठा ही था कि पशु-पक्षियों की असाधारण 
हलचल से उसका ध्यान भंग हो गया |” उसने चकित दृष्टि से इधर-उधर देखा : यह 
तो वन में अत्यन्त शांति का समय था | इस समय वन में इतना कोलाहल सर्वथा अप्रत्याशित 
था।” थोड़ी ही देर में अश्वों की ठापें भी सुनाई देने लगीं। अर्जुन समझ गया कि कोई 
बड़ा दस्यु-दल अधवा किसी राजा का सैन्य-बल किसी अभियान पर निकला था | यदि 
दस्यु-दल था तो किन्हीं असहाय शांति-प्रिय लोगों पर अत्याचार किए जाने की भूमिका 
थी” और राजा का सैन्य-वल था तो किसी अत्याचारी से लोहा लेने का आयोजन था" 
कौन हो सकता है ?"“ 


धर्म/]] 


तभी अर्जुन के साधक मन ने उसे डॉँय”“रजोगुण ऐसे शांत होगा क्या ? कोई 
भी हो, तुम्हें उससे क्या ? तुम अपनी साधना करो ! “किंतु अर्जुन पुनः ध्यान नहीं 
लगा सका। यदि उसके निकट ही किसी पर अत्याचार होने जा रहा था तो चह इस 
प्रकार शांत होकर नहीं बैठ सकता था। साधनारत था तो क्या हुआ, था तो वह क्षत्रिय 
ही | आर्त्त-त्राण उसका धर्म था। धर्म से इस प्रकार मुख मोड़ कर वह कौन-सी सिद्धि 
प्राप्त करेगा ?"“ कृष्ण ने कहा था, 'न फल में आसक्ति हो न अकर्म में प्रीति॥ *“ 
यह कहीं उसकी निष्क्रियता का ही तर्क तो नहीं है, जो उसे भ्रमित करने का प्रयल 
कर रहा था। अपने रजोगुण को शांत करने का अभ्यास करता-करता, कहीं वह तमोगुण 
का ही तो अभ्यस्त नहीं हो रहा ?'“ उसे फल में आसक्ति नहीं है। वह तो यह जानता 
भी नहीं है, कि वे कौन लोग हैं। केवल अश्वों की ठपों को सुन उसके मन में आया 
है कि वह साधारण नागरिकों का यात्री-दल नहीं है, व्यापारियों का सार्थ भी नहीं है, 
यह तो सैन्य-वल है, चाहे राजा का हो, अथवा दस्युओं का!” 

अर्जुन को लगा, उसे इस स्थान से हट जाना चाहिए। कुछ दूरी पर एक निर्जन 
शिवालय है। वह उसी में शरण ले ले। यह सैन्य-वल जब अपनी राह चला जाएगा और 
ये पक्षी शांत हो जाएँगे, तो वह पुनः इसी स्थान पर लौट सकता है [“ राजा है तो सेना 
भी होगी ही। और सेना राज्य की रक्षा और प्रशासनिक कारणों से प्रयाण करती ही 
रहेगी" तो अर्जुन कहाँ तक उसकी खोज-खबर रखता फिरेगा ?*” यह उसका काम नहीं 
धाः' 

'पर यदि यह राजा की सेना न हुई, कोई दस्यु-दल हुआ तो ?”'तो क्या ? अर्जुन 
ने अपने मन को झिड़क दिया, दस्यु-दल है, तो उसका प्रतिकार करना, उसे पकड़ना, 
दंडित करना, उससे अपनी प्रजा की रक्षा करना” यह सब ॒ यहाँ के राजा का कर्तव्य 
है, अर्जुन का नहीं।" कौन-सा क्षेत्र है यह ? किस राजा द्वारा शासित है ?*“ कदाचितू 
चह मणिपूर के निकट था। हो सकता है कि यह क्षेत्र भी मणिपूर के ही अधीन हो।" 
तो ठीक है, यह समस्या मणिपूर के राजा की है, अर्जुन की नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर 
अभी चक्रवर्ती सम्राट्‌ नहीं वने हैं, कि मणिपूर को उनका मांडलिक रांज्य मानकर उसकी 
रक्षा के लिए अर्जुन को जाना चाहिए” वस्तुतः यह उसका रजोगुण ही था, जो उसे 
शांति से बैठने नहीं दे रहा धा। उसे इसका नियंत्रण करना ही होगा'“ 

अर्जुन उठकर उस भग्न-शिवालय की ओर चल पड़ा। 

शिवालय शांत था। बाहर की ध्वनियाँ भी कम ही आ रही धीं*” और सामने 
शिवलिंग था, जिसे देखते ही महादेव जैसे साक्षात्‌ सामने आ खड़े होते थे। अर्जुन को 
और क्या चाहिए था ?“” यह तो जैसे उस सैन्यबल के कोलाहल के बहाने महादेव ने 
स्वयं उसे अपने निकट बुला लिया था। 

वह शिवलिंग के सम्मुख पदमास लगाकर बैठ गया। 

कुछ ही क्षण बीते होंगे कि कुछ लोगों की दवी-धवराई घ्वनियों और भागते हुए 
पगों की आहट ने उसका ध्यान भंग कर दिया” ओह ! यहाँ भी !“ 

उसने आँखें खोलीं : उसके सम्मुख अनेक चनचर खड़े थे। वे भी शायद आश्रय 
की खोज में आए थे और यहाँ एक संन्यासी को समाधिस्थ देखकर घबरा गए थे। 


अर्जुन को आँखें खोलते देख, उन्होंने अपने हाथ जोड़ दिए और घुटनों के बल 
भूमि पर बैठ गए, “हमें क्षमा करें महात्मनू ! हम आपके तप में विघ्न उत्पन्न करने नहीं 
आए। हम तो उन योद्धाओं से अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ छिपने आए थे।” 

“कौन हैं वे योद्धा ?” अर्जुन से पूछे बिना नहीं रहा गय्या। 

“अभी कह नहीं सकते |” उनमें से एक व्यक्ति बोला, “आजकल मणिपूर राज्य 
में बहुत उधल-पुथल है।-राजा चित्रवाहन वृद्ध हो गए हैं| चारों ओर से दस्युदल घिर 
आए हैं। संभव है आस-पास के छोटे-मोटे राजा ही इस अवसर का लाभ उठाकर उन 
दस्युओं को प्रेरित कर रहे हों, उनसे सहयोग कर रहे हों, अथवा अपने ही सैनिकों को 
दस्युओं के वेश में भेज रहे हों।* 

“राजा चित्रवाहन क्या पूर्णतः असमर्थ हो चुके हैं ?” 

“नहीं ! पूर्णतः असमर्थ तो नहीं हुए, किंतु पर्याप्त शिथिल हो गए हैं। अब उनकी, 
कठिन जीवन व्यतीत करने की अवस्था नहीं रही |” 

“तो प्रजा की रक्षा कौन करता है ?” 

“युवराज 

“देखो बाबा ! यह दस्यु-दल नहीं है।” सहसा उनमें से एक तरुण ने कहा, “यह 
तो युवराज का सैन्य-बल है| कदाचित ये लोग दस्यु-दमन के लिए ही जा रहे हैं |" 

अर्जुन ने देखा : वे लोग शिवालय के सामने से जा रहे,थे | बहुत धौड़े-से सैनिक 
थे। साधारण शस्त्रास्त्रों से सज्जित थे। उनके आगे-आगे एक सुकुमार-सा राजकुमार 
युद्ध-वेश में चल रहा था। उसके चेहरे की सुकुमारता को देखकर अर्जुन का मन जैसे 
काँप गया, निश्चित रूप से न तो अवस्था की दृष्टि से ही वह अभी परिपक्व हुआ था, 
न उसके शरीर का गठन ही इतना सुदृढ़ था कि उसके कठोर युद्ध-प्रशिक्षण का ही कोई 
प्रमाण मिलता। ““इस कोमल, अप्रशिक्षित बालक के कंधों पर मणिपूर की प्रजा की रक्षा 
का बोझ आ पड़ा है ?“' तभी तो आस-पास के सारे राजा दस्यु हो गए हैं" 

“बाबा ! युवराज का सैन्य-बल तो है, पर वह देखो, सामने दस्यु-दल भी है।” उसी 
तरुण ने पुनः पुकार कर कहा। 

अर्जुन ने देखा : सामने ही नहीं, दाएँ-बाएँ भी दस्यु-दल घिर आए थे। युवराज 
के सैनिक संख्या में कम थे और बहुत उत्साह में भी नहीं लग रहे थे” दस्युओं ने 
जैसे उन लोगों को घेरने के लिए इस वन में उनके चारों ओर व्यूह-रचना कर रखी थी। 

'इस संसार में इतनी दुष्टता क्‍यों है ?' *“ अर्जुन का मन जैसे पुकार-पुकार कर 
किसी से पूछ रहा था" 'राजा वृद्ध हो गया है तो इन लोगों को उस पर दया क्‍यों नहीं 
आती ? उससे सहानुभूति क्‍यों नहीं होती ?"* सब उसके शत्रु हो गए हैं।' अर्जुन को 
लगा, जैसे वह इस सारी प्रक्रिया को एक बिंब के माध्यम से साक्षात्‌ देख रहा है।“ 
एक सिंह वृद्ध, दुर्बन, और असहाय हो गया है और वन के सारे सियार उसका मांस 
नोचने के लिए उसका घेरा डालकर बैठ गए हैं “संसार में कोमल और दुर्बल लोग 
आत्मसम्मान और अधिकारों के साथ जीवित क्यों नहीं रह सकते ?"“ इतनी निर्ममता 
क्यों है यहाँ ? दया, ममता, सहानुभूति क्‍यों नहीं है ? ये लोग मनुष्य नहीं हैं ? भूखे 
भेड़िए हैं ?“ भेड़िए ही तो हैं। उनके चेहरों पर क्रूरता जैसे नृत्य कर रही है” और 


धर्म/3 


वह कोमल युवराज !“ वेचारा कैसा निरीह-सा खड़ा, असहाय-सी दृष्टि से उन लोगों 
को देख रहा है 

अर्जुन का क्षत्रिय मन अव स्वयं को और निर्लिप्त नहीं रख सका। 

“तुम लोग समझते हो कि इस भिड़त में युवराज सुरक्षित रहेंगे ?” अर्जुन ने वनचरों 
की ओर देखा, “वे अपनी भी रक्षा कर लेंगे, और तुम लोगों को भी सुरक्षा प्रदान कर 
सकेंगे ?” 

वनचरों के समूह में से कोई भी कुछ नहीं बोला। वे लोग फटी-फटी आँखों से 
अर्जुन की ओर देखते रहे। 

तुम लोग युवराज की सहायता करना चाहते हो ?” अर्जुन ने पूछा। 

“हा !" उनमें से कुछ के कंठ से निकला और शेष लोगों ने मात्र अपने सिर हिला 


दिए | 

“तो तुम लोगों में से जिनके पास सबसे दृढ़ धनुष हों, वे चार-पाँच धनुष मुझे ' 
दे दो और सारे बाण एकत्रित कर दो-त्तीन लोग मेरे साथ चलो !” अर्जुन वोला, तुम्हारा 
काम केवल मुझे वाण पकड़ाते जाना होगा। शेष सब मैं देख लूँगा।” 

उन्होंने आश्चर्य से अपने सम्मुख खड़े उस संन्‍्यासी को देखा, जो योद्धाओं की-सी 
भाषा बोल रहा था। 

“आश्चर्य मत करो !” अर्जुन वोला, “मैंने युद्ध की शिक्षा प्राप्त की है और मुझे 
बड़े युद्धों का अनुभव है। यदि तुम लोग मेरी सहायता करोगे, तो तुम्हारे युवराज को 
कोई भय नहीं होगा |” 

“भय रहे न रहे, किंतु हम आपकी सहायता तो करेंगे ही ।" एक युवक बोला, “यह 
लीजिए मेरा धुनष ! पर्याप्त दृढ़ है। मैं इससे बाण मार कर सिंहों और गजों का आखेट 
करने का साहस करता हूँ।” 

अर्जुन ने धनुष पकड़ लिया। उसे टंकारा वह शिवालय से बाहर आ गया। 

सैनिक, दस्युओं के व्यूह के पर्याप्त निकट आ गए थे और उन्हें समझ में आ 
गया था कि न केवल दस्युओं के विभिन्‍न दल परस्पर मिल गए हैं, वे व्यूह-वद्ध भी 
हैं और उनकी संख्या भी सैनिकों से कहीं अधिक है। 

अर्जुन के मन में आशंका जन्म ले रही थी : ये सैनिक किसी भी क्षण युवराज 
को छोड़कर भाग सकते थे। 

“युवराज ! आत्मसमर्पण करो ।” दस्यु-दलों में से एक का नेता सम्मुख आ गया, 
“यदि तुम अपने और अपने सैनिको के शस्त्रास्त्र हमें सौंप दोगे तो हम उन्हें जीवित 
धर लौट जाने देंगे" यह हमारा वचन है|” 

“नहीं ।” युवराज ने अपने कोमल तरुण कंठ से कहा, “युद्ध होगा।" 

“पछताओगे |” दस्यु नेता बोला। 

उत्तर में युवराज ने एक शब्द भी नहीं कहा और बाण छोड दिया | दस्यु-गेता घायल 
होकर भूमि पर गिर पड़ा और चारो ओर से दस्युओं के धनुष तन गए” 

किंतु तभी अर्जुन ने अपने धनुष को टंकारा और इससे पहले कि दस्युओं के 

_ बाण सैनिकों तक पहुँचते, अर्जुन के वाण अबाध गति से दस्युओं पर बरसने लगे। 


ध्िराउयात व 


दस्यु-दल चकित रह गया। इतनी बड़ी संख्या में बाण !जैसे धनुर्धारियों की कोई 
विशाल सेना आ गई हो। 

शवाण छोड़ो |” दस्यु नेता ने आदेश दिया। 

उसके आदेश का पालन हुआ। बाण चले भी |किंतु .कोई भी देख सकता था 
कि न तो उस आदेश में कोई आत्मबल था, न बाण चलाने वाले दस्युओं में कोई उत्साह ! 
शायद बहुत विलंब हो चुका था| उन्हें इस बाण-वर्षा से पहले ही आधात करना चाहिए 
हि 

अर्जुन आगे बढ़कर युवराज के निकट पहुँच गया था | युवराज के चेहरे पर असीम 
उत्साह था और उसकी आँखों में सघन कृतज्ञता। सैनिक भी वीरता के आवेश में आ 

चुके थे। 
के “युवराज !” अर्जुन बोला, “अपने सैनिकों से कहो कि अपने बाणों का भंडार मुझे 
सौंप दें और खड़ग-युद्ध के लिए सन्‍्नद्ध रहें। वैसे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी |" 
युवराज ने देखा, वनचरों का दल युद्ध-क्षेत्र में इधर-उधर बिखरे पड़े बाणों को 
समेट कर उस अज्ञात सहायक तक पहुँचा रहा था। उसके बाणों का वेग सचमुच ऐसा 
था कि दस्यु-दलों का सारा उत्साह भंग हो गया था और शायद वे पलायन करने के 
विषय में सोच रहे थे" 

“सैनिको ! अपने बाण इस योद्धा को सौंप दो और खड़ग तथा शूल-युद्ध के लिए 
सननद्ध रहो ।/” युवराज ने आदेश दिया, “स्वयं को प्रयलपूर्वक इस वीर की बाण-वर्षा 
के पीछे रखो ।" 

“दस्युओ !” अर्जुन ने उच्च स्वर में कहा, “जीवन चाहत्ते हो तो आत्म-समर्पण 
करो। युद्ध तुम कर नहीं पाओगे, और पलायन तुम्हें मैं करने नहीं दूँगा। तुम्हारे सम्मुख 
दो ही विकल्प हैं, मृत्यु अथवा आत्म-समर्पण | 

“वीर योद्धा !! दस्यु नायक ने पुकार कर उत्तर दिया, “हमें वचन दो कि आत्म-समर्पण 
के पश्चात हमारे प्राण नहीं लिए जाएँगे |? 

“यह अधिकार मुझे नहीं है। यह राजा और युवराज की इच्छा पर निर्भर है।" 
अर्जुन ने उत्तर दिया, “यदि मेरे बाणों से बचना चाहते हो तो आत्म-समर्पण करो 

अर्जुन की बाण-वर्षा का वेग कुछ इतना बढ़ गया था कि न प्रतिकार का अवसर 
था, न प्रतीक्षा का समय ! अगले ही क्षण दस्यु अपने शस्त्र फेंक कर सामने निकल आए। 

“सैनिको ! इन्हें बंदी करो।" 

और उसी क्षण से अर्जुन सजग हो गया"उसे तत्काल यहाँ से निकल जाना चाहिए | 
कहीं ऐसा न हो कि युवराज की कृतज्ञता अथवा असहायता उसे अपने स्नेह-पाश में 
बॉधकर मणिपूर ले जाए और वहाँ वह राजप्रासाद का अतिथि हो जाए। उसे नए मोह 
नहीं पालने थे, नए सुंबंध नहीं बनाने थे और नए दायित्व नहीं ओढ़ने थे। वह तपस्या 
के लिए निकला था, उसे तपस्या ही करनी चाहिए थी 

किंतु यदि वह अंतिम दस्यु के बंदी होने से पहले चला गया, तो बहुत संभव था 
कि दस्यु-दत् पुनः कुछ उत्पात करे। ऐसे में उसका सारा किया-धरा व्यर्थ हो 
जाएगा |"अर्जुन एक विचित्र-से इन्द्र में फैसा धनुष ताने प्रहरी-सा खड़ा रहा और सैनिक 


धर्म/5 


उन दस्युओं को बाँधते रहे। 

युवराज अपने अश्व से नीचे नहीं उतरा और न ही वह अर्जुन के निकट आया। 
अर्जुन ने उड़ती-उड़ती दृष्टि उस पर डाली तो उसकी आँखों की कृतज्ञता तथा कपोज्ञों 
का संकोच देख कर जैसे पराभूत हो गया ।“युवराज शायद इस अयाचित सहायता से 
इतना विह्ल हो गया था कि उसके लिए अपना संयम बनाए रखना कठिन हो रहा था। 
अर्जुन उसे और किसी असुविधा में डालना नहीं चाहता था। 

सैनिकों ने दस्युओं को बाँधकर हाँका तो युवराज के कुछ कहने से पहले ही अर्जुन 
ने उच्च स्वर में कहा, “अच्छा ! विदा मित्रो |” 

सैनिकों, दस्युओं तथा वनचरों को वहीं खड़ा छोड़ अर्जुन वृक्षों के पीछे वित्नीन 
हो गया। 

युवराज विचित्र प्रकार के संकोच से जड़ीभूत अपने स्थान पर जैसे ठगा-सा खड़ा 
रह गया। 


3 


“क्या समाचार है नायक ?” भीम का स्वर हल्की-सी उत्तेजना लिए हुए धा, उसे नायक 
का इस प्रकार हाथ जोड़कर मौन-मूक खड़े रह जाना अच्छा नहीं लगा था। 

“राजकुमार ! हम आज भी आपके आदेशानुसार कृषि-भूमि तैयार नहीं कर पाए।' 
नायक का माथा झुका हुआ था। 

“क्या हुआ ?? 

नायक को लगा भीम उससे रुष्ट नहीं था | इसका अर्थ था कि उसका सारा आक्रोश 
विरोधी पक्ष के लिए था। वह अपने वृक्षछ्िदों, अपने कृषकों अथवा अपने सैनिकों को 
दोषी नहीं ठहर रहा था। 

“राजकुमार ! जैसे ही वृक्षछ्ठिदों ने अपनी कुल्हाड़ियों से वृक्षों पर प्रहार किया, 
वैसे ही उन लोगों ने अनेक दिशाओं से प्रकट होकर हम पर आक्रमण कर दिया।” नायक 
बोला, “वे सैनिक तो नहीं थे, किंतु सशस्त्र थे। वृक्षछिदों की कुल्हाड़ियाँ उन्होंने इस 
तत्परता से छीर्नी, जैसे वे इस कार्य के चिर-अभ्यस्त रहे हों।” 

तो तुम लोगों ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया ?” 

“हस्तक्षेप तो हमने किया""” 

“किंतु पकड़ नहीं पाए ?* 

“वे जमकर लड़ें तो हम उन्हें पराजित भी कर सकते हैं, महावती ! उन्हें बंदी 
भी कर सकते हैं, और आपकी आज्ञा हो तो उनका वध भी कर सकते हैं। 

“तो फिर करते क्‍यों नहीं ?” भीम ने उसे घूरकर देखा। 


“दुर्बल पड़ते ही वे भागकर वन में छिप जाते हैं ।” नायक ने अँखें उठाकर भीम 
की ओर देखा, “और वृक्षों के पीछे से पत्थर भी बरसते हैं और बीच-बीच में बाण भी ।” 

“उनका पीछा करो। वन में घुस जाओ। उनकी शरण-स्थली तक जाओ |” भीम 
का रोष कुछ-कुछ मुखर होने लगा था, “वे वन में ही छिपते हैं, सागर में नहीं, जिसमें 
प्रवेश करने पर तुम डूब जाओगे ।” 

“इस बार तो हमने सोचा था कि हम उनका पीछा करेंगे, किंतु वन में प्रवेश करने 
से पहले ही प्रशिक्षित सैनिकों की एक बड़ी टोली पूरी की पूरी वाहिनी ही समझिए"“किसी 
दिशा से आ गई।” 

“कौन थे वे लोग ?” भीम की आँखें जैसे पूरी खुल गई, “दुर्योधन के सैनिक ?” 

“नहीं राजकुमार ! उन्होंने स्वयं को इंद्र का सैनिक बताया।” नायक मंद स्वर में 
बोला, “उन्होंने कहा कि यदि हम वन में प्रवेश करेंगे तो यह उनकी सीमा का अतिक्रमण 
होगा, क्योंकि वह इंद्र-संरक्षित क्षेत्र है।'” 

“इंद्र-संरक्षित क्षेत्र भीम उठकर खड़ा हो गया, “हमारे राज्य के भीत्तर इंद्र-संरक्षित 
क्षेत्र का क्या अर्थ है ?? 

उसे लगा कि इस समय सैनिकों के सम्मुख वह चाहे कुछ भी कह ले, किंतु मन-ही-मन 
वह जानता था कि खांडव-वन इंद्र-संरक्षित क्षेत्र था” पांडवों ने भी प्रायः इसे स्वीकार 
कर ही लिया था।” 

“उन्होंने कहा, यदि हम वन में प्रवेश करेंगे, तो हमें रोकने के लिए उन्हें बल 
प्रयोग करना पड़ेगा ।” नायक ने बताया, “किंतु वे इंद्र के सैनिक थे, और इंद्र तथा पांडवों 
में मैत्री-संबंध हैं। इसलिए यदि हम उन्हें युद्ध के लिए बाध्य करते हैं, तो संधि तोड़ने 
का अपराध हम करेंगे ।“उन्होंने यह भी कहा, राजकुमार ! कि इस प्रकार के किसी भी 
संघर्ष से पहले, हमें अपने राजा से पूछ लेना चाहिए।! 

न नायक ने अपनी वात समाप्त कर, जैसे किसी आदेश की अपेक्षा में भीम की ओर 
खा। 

भीम की इच्छा हुई कि वह चिल्लाकर कहे कि इंद्र के साथ उनकी ऐसी कोई संधि 
नहीं हुई है'“किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि खांडवप्रस्थ में आने के क्षण से ही वे लोग 
इंद्र से संघर्ष यालने तथा उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयल करते रहे हैं। महर्षि व्यास 
ने भी यही चाहा था। कृष्ण की भी यही इच्छा थी। जिस कृष्ण ने वृन्दावन में इंद्र की 
पूजा का निषेध कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी, जाने क्‍यों वह खांडवप्रस्थ में इंद्र 
को प्रसन्‍न करने के लिए इतना आतुर हो उठा था। 

उन लोगों ने भी तो चाटुकारों के समान, इंद्र को प्रसन्‍न करने के लिए अपने 
नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा था। कृष्ण ने नगर के निर्माण में इंद्र की सहायता चाही 
थी | बहुत संभव है कि इंद्र से अपना मनोमालिन्य दूर करने के लिए कृष्ण किसी अवसर 
की प्रतीक्षा में ही हो ।“और इससे उपयुक्त अवसर और क्या हो सकता था। “इंद्र ने 
भी अपना सौहार्द दिखाने के लिए विश्वकर्मा को भेज दिया था*“पर वही इंद्र अब बार-बार 
इन अपराधियों की रक्षा करने के लिए क्‍यों आ जाता है ?"“ 

भीम ने जल्दी ही निर्णय कर लिया । अब वह और विलंब नहीं कर सकता। संधि 


धर्म/87 


हो या न हो | इंद्र से मैत्री रहे या टूटे। वह इस प्रकार न तो अपना अपमान सहेगा 
और न इंद्रप्रस्थ की क्षति इस प्रकार मौन-मूक खड़ा देखता रहेगा। 

“तुम चलो नायक !” भीम ने कहा, “आज रात विश्राम करो। कल प्रातः हमारा 
अभियान आरंभ होगा । वह रुका, “इंद्रप्रस्थ की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। हमें कृषकों 
के लिए कृषि-भूमि की भी आवश्यकता है और प्रजा के लिए अन्न की भी | हम कृषि-भूमि 
तैयार करेंगे ही, चाहे हमें सारा खांडव-वन ही उखाड़ कर क्‍यों न फेंक देना पड़े। तभी 
हमारे शत्रुओं का यह आश्रय-स्थल भी नष्ट होगा ।” भीम ने जैसे उसे अंतिम संदेश दिया, 
“तुम दंडधरों और प्रहरियों को पीछे हटा दो | अपने सैनिकों को तैयार रखो। मैं इंद्रप्रस्थ 
से भी कुछ वाहिनियाँ लेकर आऊँगा। कल इस समस्या को हम सदा के लिए समाप्त 
कर देंगे।” 

नायक के चेहरे पर उल्लास झलका, “जैसी राजकुमार की इच्छा 

प्रणाम कर वह बाहर चला गया। 

भीम की इच्छा तो हो रही थी कि वह अपनी गदा लेकर अकेला ही खांडव-वन 
की ओर चला जाता और इंद्र ही नहीं, अपने-आपको अग्नि के सैनिक कहने वाले खांडव-वन 
के इन सारे दस्युओं को नष्ट कर आता | यदि वह हिडिंब और बकासुर से भिड़ सकता 
था, तो खांडव-वन के इन दुस्साहसियों में ही ऐसी क्या वात थी।पर वह जानता था 
कि उसके भाई उसकी इस योजना से कभी सहमत नहीं होंगे “उसे युधिष्ठिर से त्तो 
चर्चा कर ही लेनी चाहिए थी। 

युधिष्ठिर ने घैर्यपूर्वक्त भीम की बात सुनी, और पूछा, “तो फिर क्‍या सोचा है 

तुमने ?” 

“में कल अपने चुने हुए सैनिकों को वृक्षछ्ठिदों के रूप में अपने साथ ले जा रहा 
हूँ। वे लोग वृक्षों को काट कर कृषि-भूमि तैयार करेंगे। उन पर आक्रमण हुआ तो वे 
वृक्षछिदों के समान अपनी कुल्हाड़ियाँ छोड़कर भागेंगे नहीं, अपना छद्‌म वेश छोड़कर 
उन दस्युओं से युद्ध करेंगे। आवश्यकता हुई तो उनके पीछे वन में सभी दिशाओं से 
प्रवेश करेंगे। कल अंतिम निर्णय हो जाएगा। खांडव-वन के वृक्ष कट जाएँगे, दस्यु नष्ट 
कर दिये जाएँगे, कृषि-भूमि तैयार कर दी जाएगी और कृषकों के साथ-साथ कृषक-वेश 
में, सशस्त्र सैनिक वहाँ वसा दिए जाएँगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे भूमि की, अपनी 
और कृषकों की रक्षा कर सकें।” 

“योजना तो बहुत अच्छी है मध्यम !” भीम की वात सुनकर सहदेव बोला, “किंतु 
शायद आपने इस बात पर विचार नहीं किया कि यह अभियान पहले भी चलाया जा 
सकता था,पर चलाया नहीं गया। क्‍यों ?? 

“क्यों का क्‍या अर्थ ?” भीम बोला, “हमने इन दस्युओं को शायद कभी अपने 
लिए गंभीर समस्या ही नहीं समझा”“या हम इंद्र का मुँह जोहते रहे कि हमारा मैत्रीपूर्ण 
व्यवहार देखकर वह भी सुधर जाएगा और अपने सैनिकों को रोक लेगा।"” 

“नहीं ” युधिष्ठिर ने पर्याप्त दृढ़ स्वर में कहा, “बात यह नहीं है।? 

"तो बात क्या है ?” भीम ने कुछ उहंडतापूर्वक पूछा। 

“सत्य यह है भीम कि हम अभी इन महान्‌ देव शक्तियों को भत्ती प्रकार समझ 


48/महासमर-4 


नहीं पाए हैं। एक ओर इंद्र हमारा मित्र है और दूसरी ओर वह हमारे ही राज्य में हमारे 
शत्रुओं को अभय दिए हुए है। ये महाशक्त्तियाँ मित्रों के राज्य में शत्रुओं का, और शत्रुओं 
के राज्य में मित्रों का पोषण क्‍यों करती हैं यह समझना वड़ा कठिन हो रहा है। इनकी 
योजनाएँ क्‍या हैं, वे ही जानें। जाने क्‍यों वे स्वयं को अपने राज्य और अपनी प्रजा 
तक सीमित नहीं रख सकतीं। उन्होंने सारी सृष्टि में अपने हाथ-पाँव पसार रखे हैं। 
खांडव-वन के इन दस्युओं को इंद्र से शस्त्रों को भी प्राप्ति होती है और सैन्य-शक्ति 
का संरक्षण भी मिलता है। जिस नायक ने तुम्हें यह सूचना दी है कि इन्द्र के सैनिकों 
ने कहा है कि इन्द्र और पांडवों में संधि है, उस नायक ने तुम्हें शायद यह नहीं बताया 
कि यदि वह संधि की चिंता किए बिना इन्द्र के सैनिकों से भिड़ने का प्रयल करता तो 
उनके दिव्यास्त्रों के सम्मुख हमारे सैनिकों की एक नहीं चलती। इन्द्र ने अपने इन्हीं 
अस्त्र-शस्त्रों तथा सैनिकों के माध्यम से न केवल इन दस्युओं को अभय दे रखा है, 
उसने अग्नि तथा अन्य देव-शक्तियों के अनुयायियों को निस्तेज भी कर रखा है"! 

“यही तो उनकी राजनीति है ज्येष्ठ !” सहदेव ने कहा, “मेरा अनुमान है कि यदि 
इंद्र से यह पूछा जाए कि उसने हमारे राज्य के भीतर अपने अभयारण्य क्‍यों बना रखे 
हैं तो उसका यही उत्तर होगा कि यदि वह अपना सैन्य बल यहाँ से हटा लेगा त्तो अग्नि 
का पक्ष अधिक सबल हो उठेगा। इसी शक्ति-संतुलन को बनाए रखने के लिए उसे 
स्थान-स्थान पर अपने सैनिक बनाए रखने पड़ते हैं।” 

“तुम कदाचित ठीक कह रहे हो सहदेव ?” युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, “उनका 
शक्ति-संतुलन बना रहे, चाहे शेष राज्यों की प्रजा उससे कितनी ही पीड़ित क्‍यों न हो। 
खांडव-वन के निवासियों से इंद्रप्रस्थ त्रस्त है। अपनी सारी वीरता और रण-कौशल के 
बावजूद हम असहाय हैं। हमारे पास उस कोटि के पर्याप्त अस्त्र-शस्त्र नहीं हैं, जिससे 
हम उन सारी देव-असुर-नाग-शक्तियों को नियंत्रित कर सकें। हम इन्द्रप्रस्थ नगर का 
विस्तार नहीं कर सकते । हम अपने राज्य में और कृषि-भूमि प्राप्त नहीं कर सकते | इससे 
बड़ी असहायता और क्या होगी कि हम अपने नगर के विस्तार और निर्माण के लिए 
इन देव-शक्तियों की इच्छा के अधीन हैं|” युधिष्ठिर ने रुककर भीम की ओर देखा, 
"मैं तो एक और आशंका से पीड़ित हूँ” ।” 

“क्या है भैया ?” भीम ने पूछा। 

"मैं देख रहा हूँ कि इन्द्रप्रस्थ में राजाज्ञा का उल्लंघन कर अथवा गंभीर से गंभीर 
अपराध करके भी अपराधी दंड से बचने के लिए खांडव-वन में आश्रय पा जाता है। 
वह जानता है कि हमारे दंडधर और सैनिक ही नहीं, हमारे नायक और सेनापति भी 
खांडव-वन में प्रवेश नहीं कर सकते । यदि यही स्थिति रही तो निश्चित रूप से इंद्रप्रस्थ 
अपराधियों के लिए स्वर्ग बन जाएगा। संसार में कहीं से भी कोई अपराधी उठेगा और 
इंद्रप्रस्थ में अपराध कर खांडव-वन में जा छिपेगा"”॥? 

तो इसमें इतना उद्विग्न होने की क्या बात है ?” भीम का स्वर सहज हो आया 
था, “यदि ऐसी ही बात है तो हमारे लिए सरल मार्ग है कि हम खांडव-वन को आग 
लगाकर भस्म कर डालें। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। वन भी समाप्त हो जाएगा 
और हमें पर्याप्त कृषि-भूमि भी मिल जाएगी।* 


धर्म/9 


“नहीं | हम ऐसा नहीं कर सकते |” युधिष्ठिर ने कठोर स्वर में कहा,“वन को जलाने 
का अर्थ है कि हम ईंधन, भवन-निर्माण की लकड़ी तथा फलों जैसे उपयोगी साधनों 
को व्यर्थ ही जलाकर नष्ट कर दें। नृशंसता की चरम-सीमा पर जाकर असंख्य वन्य 
प्राणियों को अकारण ही जला कर मार डालें और असाधारण विपुल मात्रा के धुएँ से 
इंद्रप्रस्थ का वायुमंडल दूषित कर लें |” युप्रिष्ठिर ने भीम की ओर देखा, “हम अनृशंसता 
को धर्म की धुरी मानकर शासन चलाने का प्रयल कर रहे हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या 
में निरीह प्राणियों तथा वनस्पति की हत्या कर हम नृशंसता का कीर्तिमान स्थापित नहीं 
कर सकते |” 

भीम ने कुछ अचकचाकर इस प्रकार युधिष्ठिर की ओर देखा जैसे कहना चाहता 
हो कि, जब भी कोई संकट आता है तो तुम इस प्रकार हमारे हाथ क्‍यों बाँध देते हो ? 

“इतना ही नहीं,” सहदेव ने अपना मत दिया, “यदि हमने ऐसा कुछ किया तो 
वे सारे अपराधी जिन्होंने स्वयं को खांडव-वन में सीमित कर रखा है, वन से निकलकर 
विभिन्‍न नगरों और ग्रामों में जा छिपेंगे। एक सीमित क्षेत्र का विष असीम हो जाएगा। 
हम कहाँ-कहाँ खोजते फिरेंगे उन लोगों को |” 

तो इसका अर्थ है कि यथास्थिति बनी रहे ?” भीम ने पूछा, “जिस प्रकार हम 
अब तक पीड़ित और अपमानित होते रहे हैं, वैसे ही भविष्य में भी होते रहें ?” सहसा 
भीम का स्वर प्रचंड हो उठा, “हम में और एकचक्रा के उस कायर राजा में अंतर ही 
क्या है जिसने अपनी प्रजा को बकासुर की कृपा पर छोड़ रखा था ?” 

“शांत हो भीम !” युधिष्ठिर का स्वर कुछ कोमल हो गया, “तुम्हारी पीड़ा मैं समझता 
हूँ। महाबली भीम से अपनी असहायता सहन नहीं होती | पीड़ित हम भी हैं भाई ! अपनी 
प्रजा पर अत्याचार होते देखकर मेरा मन भी व्यथा से ऐंठ-ऐंठ जाता है। तुम गैसे 
असाधारण बलशाली भाई के होते हुए भी अपनी असहायता देखकर मैं स्वयं को कितना 
अपमानित अनुभव करता हूँ, किंतु यदि हम स्वयं से अधिक समर्थ और सबल व्यक्ति 
3 प्रतिशोध नहीं ले सकते तो कया स्वयं से दुर्बल और असहाय जीवों की हत्या कर 

० 


मैं तो समझता हूँ,” सहदेव बोला, “कि न केवल आप खांडव-वन को जलाना 
नहीं चाहते, वरन्‌ आप उसे जला सकते भी नहीं |? 

“क्या अभिप्राय है तुम्हारा ?” सारे विवाद में नकुल पहली बार बोला। 

“आप खांडव-वन का एक वृक्ष काटने का प्रयल करते हैं तो वहाँ विप्लव मच 
जाता है। उस पर भी आप समझते हैं कि आप खांडव-वन जलाना चाहेंगे तो कोई आपको 
कुछ नहीं कहेगा | जहाँ तक मैं समझता हूँ आपके पास इतने साधन नहीं हैं कि खांडव-वन ' 
पर आश्रित तथा उसमें सुरक्षित बलों के प्रतिरोध के बावजूद आप उसे जलाने में सफलता 
प्राप्त कर पाएँ।” 

“हाँ । एक पक्ष यह भी है।” युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, “हमें इस कोण से भी विचार 
कर लेना चाहिए ।” 

“तो ?” भीम ने पूछा। 

“यही मेरी चिंता का विषय है, ” युधिष्ठिर ने कहा, “हम अपनी इन दुर्बलताओं 


420/महासमर-4 


और न्यूनताओं पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं।? 

“तो मेरे लिए क्या आदेश है ?” भीम कुछ खीझ कर बोला। 

युधिष्ठिर की आँखें भीम पर टिक गईं, “अभी मैं कुछ निर्णय नहीं कर पाया हूँ 
भीम ! तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि यह मात्र कुछ अपराधियों को दंडित करने 
की समस्या होती, तो मैं तुम्हें पूर्ण अधिकार देकर सैनिक कार्यवाही के लिए भेज देता, 
किंतु इसमें कई प्रकार की राजनीतिक उलझनें हैं |” 

भीम के चेहरे के भाव कह रहे थे कि उसे युधिष्ठिर का यह आदेश सुखकर नहीं 
लगा है। वह अपने विरोध का दमन कर कुछ संयत वाणी में बोला, “आप जानते हैं 
कि मैं इंद्रप्रस्थ के व्यापारियों के साथ मद्र देश की यात्रा की तैयारी किए बैठ हूँ। यदि 
मैं चला गया तो यह अभियान लंबे समय तक के लिए टल जाएगा।? 

युधिष्ठिर ने क्षण भर विचार किया और कहा, “वैसे हमें ऐसी कोई जल्दी भी नहीं 
है। तुम व्यापारियों के साथ मद्ग-यात्रा कर आओ | मातुल शल्य और उनके परिवार से 
मिल आओ | हम इस समस्या पर भली प्रकार विचार कर लें। जब तक तुम लौटोगे, 
स्थितियाँ कुछ और स्पष्ट हो जाएँगी।” ु 

“इसका अर्थ है कि आप स्वयं ही उन लोगों से टकराने के इच्छुक नहीं हैं।” 

"सत्य तो यह है कि मैं इस स्थिति में उन लोगों से टकराना नहीं चाहता ।” युधिष्ठिर 
ने स्वीकार किया, “मैं पहले यह खोज निकालना चाहता हूँ कि इंद्र की इस क्षेत्र में क्या 
रुचि है ? वह खांडव-वन को क्यों बचाना चाहता है ? वह इन अपराधियों को संरक्षण 
क्यों दे रहा है ?” युधिष्ठिर ने रुककर उसे देखा, “मैं अपने सामर्थ्य को भी तौल लेना 
चाहता हूँ। यदि संभव हो तो सैनिक कार्यवाही के बिना ही इस समस्या का समाधान 
चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम खांडव-वन और उसके जीवों की कम-से-कम क्षति करते 
हुए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें |” 

“तो ठीक है,” भीम कुछ अन्यमनस्क हो चला था, “मैं मद्र-यात्रा के लिए प्रयाण 
की तैयारी करता हूँ।” 


]4 


ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के लिए अर्जुन आसन जमाकर बैठ गया था। मध्याह होने 
को आया था किंतु वह एक बार भी पूर्णतः आत्मलीन नहीं हो पाया था। कल जो कुछ 
घटित हुआ था, उसकी स्मृति अर्जुन का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी |वह बार-बार अपने-आप 
से पूछ रहा था कि अपनी साधना छोड़कर उसे पराए राज-काज में हस्तक्षेप करने की 
क्या आवश्यकता थी ? यदि वह सांसारिक घटनाओं में इस प्रकार लिप्त रहेगा, तो वह 
ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे कर पाएगा | इस सृष्टि के सत्य को कैसे जान पाएगा ? चरम 


धर्म/2] 


सत्य से उसका साक्षात्कार कैसे होगा ?'“पर वह क्या करता, आँखों के सम्मुख घटित 
होते अत्याचार को देखकर निश्चल बैठा भी तो नहीं जा सकता | वह इततना तरस्थ कैसे 
हो जाए कि उसके सम्मुख दस्युओं के अनेक दल एक असहाय किशोर युवराज को घेर 
कर बंदी बना लें, अधवा उसका वध कर दें और अर्जुन बैठा देखता रहे ? वह चैतन्य 
मनुष्य से चेतनाशून्य शिला कैसे बन जाए ?”किंतु उसका रजोगुण यदि इसी प्रकार 
बार-बार जागता रहा, तो वह अपनी साधना छोड़, स्थानीय राजनीति में लिप्त. होता 
जाएगा"और कोई बड़ी बात नहीं-कि वह किसी नए राज्य की नींव डाल दे।”नहीं। 
उसे यह सब नहीं करना है। पांडवों को नए-नए राज्यों की स्थापना की आवश्यकता 
नहीं है। वे तो इंद्रप्रस्थ की प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करें, उसे स्वतंत्रता, समता और 
सुरक्षा प्रदान कर सकें"“यही बहुत है।'“संयोग से उसे जो यह एकांत मिला है, इसे वह 
अपनी आध्यात्मिक साधना में लगा सकेगा, तो यह निष्कासन भी सार्थक हो जाएगा, 
अन्यथा इंद्रप्रस्थ लौटकर शासन-कार्य से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है 

अर्जुन ने नेत्र मूंदे और अन्तर्मुखी होने का प्रयल किया। उसका ध्यान त्रिकुयी 
पर केन्द्रित हुआ और फिर ज्योतिर्पुज-सा उस पर एक मुख-मंडल उदित हो 
गया"असहाय-सा, व्याकुल किंतु तेजस्वी मुख-मंडल ! यह कल देखे गए युवराज का 
चेहरा था ओह ! अर्जुन ने आँखें खोल दीं। यह चेहरा ऐसा चिपक गया था, उसकी 
चेतना से कि सारे प्रयत्नों के बाद भी उससे मुक्ति नहीं थी ।“अर्जुन ने तो मनुष्य की 
पीड़ा के अत्यन्त बीभत्स रूप देखे थे“सम्मुख मृत्यु से भयभीत लोग, मृत्यु की पीड़ा 
को झेलते-तड़पते लोग, भूख, रोग और यातना से ग्रस्त बिलबिलाते लोग"किंतु कि्ती 
चेहरे ने उसे इस प्रकार उद्विग्न नहीं किया था''और फिर युवराज का चेहरा न पीड़ित 
था, न भयभीत। उसकी आँखों में तेजस्विता भी थी।“फिर उसकी पीड़ा ?”उसकी 
असहायता ?“कदाचित्‌ अपनी असमर्थता से व्याकुल था युवराज ! उसकी तेजस्विता 
उसे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए बाध्य कर रही थी और उसका विवेक उसे बता रहा 
था कि इन दस्यु-दलों को पराजित कर अपने दायित्व-निर्वाह का सामर्थ्य नहीं है उसमें |“ 

ओह ! अर्जुन चौंका, मैं उसी के विषय में क्यों सोचता जा रहा हूँ । मैं यहाँ 
ब्रह्म-चिंतन करने के लिए बैठा हूँ या युवराज चिंतन 

अर्जुन अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ, इससे तो कहीं अच्छा है कि वह किसी 
जलमस्नोत में स्नान कर आए। ब्रह्म-चिंतन नहीं कर सकता, तो प्रकृति-चिंतन ही सही। 
इस युवराज से तो मुक्ति मिले।' 

अर्जुन उस कोठरी से निकला और शिवालय के आँगन को पार करता हुआ, बाहरी 
गा पर पहुँचा ।“उसके पग थम गए"द्वार के बाहर उसके सम्मुख अनेक सैनिक खड़े 

| 

सैनिकों ने हाथ जोड़ कर उसका अभिवादन किया। तत्काल अर्जुन की आशंकाओं 
का शमन हो गया”तो ये सैनिक, शन्नु-माव से नहीं आए थे ।”'वे बाहर खड़े उसकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे” ? अर्जुन ने आशीर्वाद की मुद्रा में अपनी भुजा उठाई, “कौन हो 
तुम लोग ?? 

“हम मणिपूर के महाराज चित्रवाहन के सैनिक हैं तपस्विश्रेष्ठ !" उनका नायक 


22/महासमर-4 


बोला, “और महाराज की आज्ञा से ही आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। हम प्रातः से 
यहाँ खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आप समाधि से उठें और कब हम राजा की प्रार्थना 
आपके सम्मुख निवेदित करें 

“तुम्हें यह कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ" 

आपको यहाँ कौन नहीं जानता प्रभु !" वह बोला, “जिस वनचर से पूछ लें, वही 
बता देगा कि आप कहाँ साधना कर रहे हैं |? 

“ओह ! अर्जुन ने मन-ही-मन सोचा"“वह तो समझ रहा था कि वह सर्वधा एकांत 
में रह रहा है, और यहाँ प्रत्येक वनचर जानता है कि वह कहाँ है'” 

“क्या आदेश है तुम्हारे महाराज का ?” अर्जुन ने पूछा। 

“आदेश नहीं महाराज ! केवल निवेदन है, प्रार्थना है, अनुराग और सम्मान भरा 
विनीत अनुरोध है।” 

"क्या चाहते हैं महाराज ?” 

“राजप्रासाद में पधारकर आप उन्हें धन्य करें ।” 

“क्यों ?” 

“आपने मणिपूर राज्य की ही नहीं, युवराज की भी रक्षा की है। महाराज कृतज्ञतावश 
आपकी चरणसेवा करना चाहते हैं।? 

अर्जुन तत्काल कोई निर्णय नहीं कर पाया, प्रासाद में जाना उचित होगा ?"४ 

“क्या आदेश है स्वामी ?” नायक ने पूछा। 

“नायक ! महाराज से कहना मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वनवास का संकल्प 
तिया है। ऐसे में राजप्रासादों से संपर्क मेरे लिए स्पृहणीय नहीं है।” 

“ऐसी आशंका उन्हें थी।" नायक अपने घुटनों के बल बैठ गया, “इसीलिए उन्होंने 
मुझसे यह प्रार्थना करने के लिए कहा है कि कोई तपस्वी अपनी कामना-पूर्ति के लिए 
राजप्रासादों में जाए, तो यह दोष हो सकता है, किंतु गृहस्थों पर कृपा करने के लिए 
तो सारे महात्मा, समाज में पदार्पण करते ही हैं हम पर कृपा करें स्वामी। आपने जो 
उपकार किया है, उसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता, किंतु महाराज आपकी अभ्यर्थना 
करना चाहते हैं।” 

“अभ्यर्थना !” अर्जुन के स्वर में हल्की-सी वक्रता थी, “तपस्वी राजप्रासाद में जाए, 
तो न तपस्वी का सम्मान बढ़ता है, न राजा का। राजा तपस्वी के आश्रम में आए तो 
दोनों के ही सम्मान में वृद्धि होती है।” 

नायक ने पुनः हाथ जोड़ दिए, “तो क्या मैं महाराज से निवेदन करूँ कि आपने 
उन्हें यहाँ उपस्थित होने का आदेश दिया है ?”* 

“नहीं ! मेरा यहाँ कोई आश्रम नहीं है।” अर्जुन संयत स्वर में बोला, “मैंने एक 
सामान्य बात कही है। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं महाराज की अवहेलना करूँ |” 

“ऐसी कोई बात नहीं है।” नायक बोला, “आपके ही कथनानुसार महाराज आपके 
सम्मुख उपस्थित होकर भी सम्मानित ही होंगे। हम जानते हैं कि हमारे देश में राजाओं 
ने सदा ही ऋषियों की चरण-धूलि अपने मस्तक पर लगाई है।” 

अर्जुन के असमंजस ने फिर उसे आ घेरा“राजप्रासाद !“राजप्रासादों से ही तो 


धर्म/23 


वह दूर रहना चाहता है, और यहाँ फिर एक राजप्रासाद'” 

“अच्छा ! मैं विचार करूँगा।” अर्जुन बोला, “इस समय मुझे स्नान करने जाना 
है। मार्ग दो!” 

सैनिक सामने से हटकर, मार्ग के दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। 

अर्जुन ने कुछ डग ही भरे होंगे कि एक नारी कंठ ने पुकारा, “तपस्वी ।” 

अर्जुन रुक गया। 

वह चपल पगों से चलती हुई उसके निकट आई। “मैं राजकुमारी की सखी हूँ 
तपस्वी ! इन सैनिकों के साथ ही आई हूँ। राजकुमारी ने गुप्त अनुरोध किया है कि 
महाराज की प्रार्थना मत ठुकराना। राजप्रासाद में अवश्य पधारना |"? 

“राजकुमारी !”क्यों राजकुमारी ने ऐसा अनुरोध क्‍यों किया है ?” 

“यह तो वे ही बताएँगी।" वह बोली, “उन्होंने कहा था, मेरी ओर से कह अवश्य 
देना। वे महाराज का सम्मान न भी रखना चाहें तो मेरी प्रार्थना की लाज अवश्य रखें |? 

सखी वहीं खड़ी रह गई और अर्जुन आगे बढ़ गया ।”इस सारे व्यवहार का अर्थ 
क्या था ?“राजा का निमंत्रण तो फिर भी कोई अर्थ रखता था"यह राजकुमारी का 
संदेश !'“किस अधिकार से वह इस प्रकार का आग्रह कर रही है ?*“क्या वह स्वयं को 
अपने पिता से भी अधिक महत्वपूर्ण समझती है ?*“या वह राजकीय शक्तियों से युवती 
के नयन-बाणों को अधिक शक्तिशाली समझती है ? वह स्त्री के आकर्षण में बाँध कर 
अर्जुन को राजप्रासाद में राजा के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती है ?”“पर उसका ध्यान 
क्या इस ओर नहीं गया कि अर्जुन इस समय तपस्वी के वेश में है ? और तपस्वी को 
राज-संपर्को से उतनी वितृष्णा नहीं होती, जितनी कामिनी के आकर्षण से। फिर भी उसने 
यह दुस्साहस किया है।क्या बहुत रूपवत्ती है वह ?*“या पुरुष मात्र को वह इतना निर्बल 
समझती है कि वह कामिनी के आग्रह की उपेक्षा नहीं कर सकता ? क्या कोई भी पुरुष 
नारी मात्र को उपलब्ध होता है ? पुरुष नारी का क्रीड़ा-कंदुक है क्या ?"' 

अर्जुन को लगा कि राजकुमारी के संदेश से उसके मन में पुष्कल वितृष्णा उपजी 
है [राजकुमारी ने जैसे अपने इस कृत्य से उसका अवमूल्यन करने का प्रयल किया 
है।”यदि कहीं अपनी जिज्ञासावश ही अर्जुन मणिपूर के राजप्रासाद में चला गया"“राजा 
की कृतज्ञता से उदभूत उस निर्दोष आमंत्रण का सम्मान रखने का विचार ही वहाँ ले 
गया"”तो वह अपनी दृष्टि में ही बहुत छोटा हो जाएगा" 

किंतु बहुत संभव है कि वह लौट कर जाए, वे सैनिक उसकी प्रतीक्षा में वहीं खड़े 
हों।”तो क्या वे उसे बलात्‌ ले जाएँगे ?*“अर्जुन का मन जैसे तप उठा"“यदि उन लोगों 
ने ऐसा कोई दुस्साहस किया, तो“सहसा अर्जुन को लगा कि उसके मन में उसके अहंकार 
की माया चल रही है।“वह भूल ही नहीं पा रहा कि वह पांडु-पुत्र अर्जुन है, जिसके 
खूप पर संसार की श्रेष्ठ सुंदरियाँ मुग्ध हो जाती हैं, इसीलिए उसकी अपनी कल्पना द्वारा 
उद्भूत राजकुमारी का रूप-दर्प उसे पीड़ित कर गया “इस समय भी कदाचित मणिपूर 
के सैनिक तो वहाँ हाथ बाँधे खड़े हों, और उसका शौर्य-अहंकार अपना फन काढ़े फुफकारता 
हुआ स्वयं अर्जुन को उद्विग्न किए हुए था*“सबसे पहले तो उसे अपनी अहंता को जीतना 
होगा”संसार और कुछ हो न हो, अहंकार का प्रपंच तो है ही'“इस अहंकार को जीते 


24/महासमर-4 


बिना वह न काम को जीत पाएगा, न क्रोध को, न लोभ को” 

अर्जुन नदी के तट पर पहुँच गया था। 

सहसा उसके मन में आया"”'वह लौटकर उस भग्न शिवालय में जाए ही क्‍यों ? 
वहाँ उसका धरा ही क्‍या है ?“उसे चाहिए कि वह नदी में छलांग लगा दे और धारा 
के सहारे पैरता ही चला जाएं। जब थक जाए तो जहाँ पहुँचे, वहीं वन में किसी वृक्ष 
के नीचे टिक जाए।“ताकि वहाँ न उसे राजा के सैनिक ढूँढ़ सकें, न राजकुमारी की 
सखी !'“न कोई उससे अनुरोध करे, न प्रार्थना !'“वह मात्र प्रकृति के संसर्ग में रहे, और 
अपनी क्षमताओं की तुच्छता का अनुभव करे, अपने अहंकार को विगलित करे, माया 
के प्रपंच को समझे और उस विराट्‌ सत्य को उसके सत्य रूप में देखने का प्रयत्त करे 


निरतंर होने वाली किसी ध्वनि से अर्जुन का ध्यान भंग हो गया | उसने आँखें नहीं खोलीं, 
किंतु उसका मन जैसे अनुमान लगाने के लिए कटि कस कर खड़ा हो गया। इस सघन 
वन में यह कोई वृक्षछिद्‌ घुस आया है, जो अपनी कुल्हाड़ी से किसी वृक्ष पर निरंतर 
प्रहार कर रहा है। उसे वृक्ष काट कर लकड़ी प्राप्त करने की पड़ी है, यह उसने सोचा 
भी नहीं होगा कि उसके इस कृत्य से पास बैठे किसी साधक की साधना का वध पहले 
होगा, और यह वृक्ष बाद में गिरेगा ।“पर नहीं | यह शायद वृक्ष पर पड़ने वाली कुल्हाड़ी 
की ध्वनि नहीं थी। यह तो कोई घन था, जो शिविर स्थापित करने के लिए खूँटे ठोक 
रहा था"किसी वृक्षछिद्‌ का यहाँ आकर वृक्ष काटना उतना अस्वाभाविक नहीं था, जितना 
किसी का शिविर स्थापित करने के लिए खूँटे गाड़ना ।“वन में शिविर स्थापित करने 
का काम तो कोई दस्यु ही कर सकता है।” 

अर्जुन की मुँदी पलकें तत्काल खुल गई। वह अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ" 

पर यह तो कोई अकेली नारी थी। उसके इतने निकट वह अपने कोमत हाथों 
से खूँटे क्‍यों गाड़ रही थी“और इन बाँसों को काट-पीट कर क्या करने का प्रयल कर 
रही थी ? ऐसा तो संभव नहीं था कि उसने इतने निकट ध्यानस्थ बैठे अर्जुन को देखा 
ही न हो।“और देखकर भी वह यह सब क्‍या कर रही है ?“ 

“कौन हो तुम ?” अर्जुन ने उसके निकट आकर पूछा। 

“तुम्हारी शत्रु नहीं हूँ।” तरुणी ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। 

अर्जुन स्तब्ध खड़ा रह गया :'“यह तरुणी कोई वनचर कन्या नहीं हो सकती। 
उसका रूप, उसकी वेश-भूषा, उसकी शब्दावली, उसका उच्चारण” सब ही तो साक्षी 
दे रहे थे कि वह वनचर-कन्या नहीं थी। उसकी अंगकांति नूतन मधूक पुष्पों के समान 
प्रतीत हो रही थी ।“और फिर उसका चेहरा युवराज से इतनी समानता रखता था, जैसे 
युवराज ही स्त्री-वेश धारण कर यहाँ चला आया हो 

अर्जुन ने अपना मस्तक झटका"यह क्या हो गया है उसे | प्रत्येक चेहरा उसे, उस 
युवराज का चेहरा ही क्‍यों लगने लगता है ? इतना सम्मोहित हो गया है, वह उस तरुण 

? 


. मेरी शत्रु नहीं हो, तो मेरा ध्यान क्यों भंग किया ? मेरी सुविधा-असुविधा का 


धर्म/25 


तो ध्यान रखा होता |” अर्जुन बोला, “तुम यह कोलाहल कहीं और नहीं कर सकती थीं ?” 
इस वार वह तरुणी उठकर खड़ी हो गई, “अभी थोड़ी देर में मेघ आते, वर्षा 
करते, तुम भीग जाते, तो तुम्हारा ध्यान भंग नहीं होता ?” 

“वह तो जब होता, तब होता, तुमने तो पहले ही भंग कर दिया।” 

“पर यह कुटिया वन जाएगी तो मेघ तुम्हारा ध्यान भंग नहीं कर पाएँगे “तरुपी | 
धीरे से बोली। 

“तो तुम मेरे लिए कुटिया का निर्माण कर रही थीं ?” अर्जुन चकित रह गया। 

“और क्या ?” तरुणी वोली, “कहा तो कि तुम्हारी शत्रु नहीं हूँ। जाने कैसे व्यक्ति 
हो, किसी की कोई बात समझते ही नहीं हो |”* 

अर्जुन का मन उसकी सरलता पर जैसे रीझ उठा, “पर तुम मेरे लिए कुटिया का 
निर्माण क्यों कर रही थीं ? क्या मैं असमर्थ हूँ ?” 

“इसलिए नहीं कि तुम असमर्थ हो |” तरुणी ने सीधे उसकी आँखों में झाँका, 
“इसलिए, क्योंकि मैं समर्थ हूँ।” 

तो तुम मेरी सहायता करने का प्रयल कर रही थीं ?? 

तरुणी ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। 

“और यदि मैं कहूँ कि तुम मेरे साथ शन्नुता निभा रही हो तो ?” 

“कैसे ?” तरुणी जैसे आहत हो उठी थी। 

“नारी को तपस्वी के निकट नहीं आना चाहिए !” अर्जुन मुग्ध भाव से वोला, “और 
विशेषकर जब, तब वह युवती भी हो और अप्सराओं से बढ़कर सुंदर भी |” 

“सौन्दर्य किसी का दोष तो नहीं हो सकता |” 

“नहीं ! किंतु वह किसी की दुर्बलता तो हो सकता है।” 

“तो अपनी दुर्बलता को जीतो !” तरुणी अत्यन्त मघुर ढंग से अपना विरोध जता 
रही थी, “अपनी दुर्बलता के लिए किसी अन्य को कलंकित क्‍यों करते हो । जिस प्रकार 
कस्तूरी-मृग अपने अज्ञान के कारण इधर-उधर भटकता है, उसी प्रकार तुम भी अपने 
अन्ञान के कारण दूसरों को दोषी ठहराते हो |" 

तरुणी सव कुछ छोड़कर चल पड़ी। 

“कहाँ जा रही हो ?” 

“अपने घर [” 

“और तुम्हारे ये बहुमूल्य उपकरण ?” 

“नहीं चाहिए |? 

“ओ-हो ! बहुत धनी मालूम होती हो |? 

“हाँ। धनी तो हूँ ही।” 

“कीन हो ?” 

“मणिपूर की राजकुमारी |” 

अर्जुन चौंका : क्या वह सत्य कह रही है ? क्या वह सचमुच राजकुमारी है, वही 
राजकुमारी, जिसने कल अपनी सखी के हाथों संदेश भेजा था। अर्जुन नहीं गया, तो 
वह आ गई | राजकुमारी है, तभी तो उसने यह भी खोज करवा ली, कि अर्जुन अपना 


पहला स्थान छोड़कर कहाँ चला गया है'” 

“क्या तुम सचमुच राजकुमारी हो ?” 

“नहीं। तुम्हारी शत्रु हूँ, जैसे तुम हमारे शत्रु हो ।” 
मैं तुम्हारा शत्रु कैसे हूँ 

“उन दस्यु नायकों को बंदी करवा दिया न तुमने, तो आस-पास के बीसियों राजा 
और दस्युदल अब हमारे और भी प्रबल शत्रु हो गए हैं। वे सब सम्मिलित रूप से हम 
पर आक्रमण करेंगे और हमारे वंश को समाप्त कर देंगे। 

“यह तो तुम्हारा दूषित दृष्टिकोण है, मैंने तो तुम्हारे वंश और राज्य की रक्षा की 
थी! 

शतुम्हारा भी तो दूषित दृष्टिकोण है कि जो तुम्हारे लिए कुटिया बनाकर तुम्हारी 
सहायता कर रहा हो, उसे अपना शत्रु कहते हो। अच्छा ! अब चतती हूँ।" वह पुनः 
चल पड़ी। 

अर्जुन की इच्छा हुई कि आगे बढ़कर उसका हाथ धाम ले, या कम से कम उसका 
मार्ग ही रोक ले। उसे रुक जाने को कहे | उसके चले जाने से जिस विह्लता का अनुभव 
अर्जुन कर रहा था, उसने उस सुख को रेखांकित कर दिया था, जो राजकुमारी के सान्निध्य 
में उसे मिल रहा था।“किंतु एक साधक के लिए इस प्रकार किसी तरुणी को रोकना 
और उससे प्रेम-याचना करना सरल नहीं था|” पता नहीं वह कौन थी। उसने अपना 
परिचय मणिपूर की राजकुमारी के रूप में दिया था, किंतु राजकुमारियाँ इस प्रकार वनों 
में बैठे साधकों के लिए अपने हाथों से कुटीरों का निर्माण नहीं करतीं'“पर यदि वह 
राजकुमारी नहीं थी, तो कौन थी ? और उसने अपना परिचय राजकुमारी के रूप में 
क्यों दिया था ? यह कैसा माया-जाल था ? 

अर्जुन का एक मन कहता था कि वह राजकुमारी ही थी, क्योंकि युवराज से उसकी 
अद्भुत समानता थी, और उसका दूसरा मन कहता था कि यह संभव ही नहीं था कि 
वह राजकुमारी हो | वह कोई वनचर कन्या थी, जो किन्हीं अज्ञात कारणों से उसके साथ 
परिहास कर गई थी” 

अर्जुन का सारा दिन इसी ऊहापोह में निकल गया। कई बार उसने इस विषय 
को अपने मन से झटक देने का भी प्रयल किया"वह राजकुमारी थी तो क्या"'और 
नहीं धी तो क्या। अर्जुन को क्या लेना-देना था उस राजकुमारी से | वह अपनी प्रततिज्ञावश 
पूरे जंबूद्वीप की परिक्रमा कर रहा है। वही करता रहे | उसे अपनी साधना की ओर ध्यान 
देना चाहिए, न कि राजकुमारियों के आचरण और उसके कारणों की ओर” 

किंतु राजकुमारी संबंधी जिज्ञासाएँ उसके मन से कुछ इस प्रकार चिफ्क गई थी, 
कि उनसे स्वयं को मुक्त करना, सर्वथा असंभव प्रतीत हो रहा था। उसकी एकाग्रता 
जाने कहाँ खो गई थी, संकल्प विलुप्त हो गया था | आँखें “ंद करते ही या तो सामने 
युवराज का बिंब आ उपस्थित होता था, या राजकुमारी का | या तो वे बिंव परस्पर लड़ने 
लगते थे, या परस्पर एक-दूसरे में गइमड हो जाते थे। उसका मन किसी ऐसे पुराने 
प्रेत-ग्रस्त प्रासाद के समान हो गया था, जिसमें दिन भर प्रश्नों के चमगादड़ उड़ते रहते 
थे और उनका कोई समाधान नहीं होता था” 


धर्म।27 


संध्या होते-होते अर्जुन ने अपने मन के विरुद्ध लड़ना बंद कर दिया था। उस्ते 
लगा, वह आत्म-समर्पण की मुद्रा में आ गया है। अपनी इस मनः/स्थिति से मुक्त होने 
का-एक ही उपाय था, कि वह राजा का निमंत्रण स्वीकार करे, राजप्रासाद का आतिथ्य 
ग्रहण करे और अपने प्रश्नों के उत्तर पाने का प्रयल. करे। वहीं, वह जान पाएगा कि 
वह तरुणी राजकुमारी थी या नहीं ? राजकुमारी थी तो वन में क्या करने आई 
थी ?“युवराज से उसके चेहरे की समानता वास्तविक थी, या यह उसका भ्रम मात्र था ?* 
पर यदि वह राजकुमारी नहीं थी ?” 

अर्जुन डरा"कहीं वह अपने इस विक्षिप्त मन के हाथों उद्विग्न होकर अपने ही 
चेहरे पर चाँठा न मार ते” 


अगले दिन मध्याह से पूर्व ही अर्जुन ने राजप्रासाद का द्वार आ खटखटाया, “महाराज 
को सूचना दो कि जिस संन्‍्यासी ने युवराज के पक्ष में दस्यु-दों के विरुद्ध युद्ध किया 
था, वह महाराज के निमंत्रण पर उनका सत्कार ग्रहण करने के लिए आया है।" 

उसकी इस सूचना का तत्काल प्रभाव हुआ। द्वार-रक्षकों के नायक ने सम्मानपूर्वक 
उसे आतिथ्य-मंडप में पहुँचाया और महाराज को सूचना देने के लिए अनुचर भीतर भेज 
दिए गए। 

“क्या युवराज को भी सूचना भिजवा दी गई है ?” अर्जुन ने उस आतिथ्याधिकारी 
से पूछा। 

“उसकी आवश्यकता नहीं तपस्विश्रेष्ठ !" आतिथ्याधिकारी बोला, “युवराज और 
महाराज एक ही स्थान पर होंगे। आप चिंता न करें, महाराज के साथ-साथ युवराज 
भी: आपके दर्शन करेंगे।” 

जब तक भीतर से कोई आदेश आता, आतिथ्याधिकारी ने अर्जुन के सम्मुख कई 
प्रकार के फल और स्वादिष्ट व्यंजन उपस्थित कर दिए। 

“नहीं !” अर्जुन ने अनिच्छा के रूप में अपना हाथ उठाया, “इसकी आवश्यकता 
नहीं है। तपस्वी का खान-पान नियमाधीन होता है।” 

“आप समर्थ हैं,” आतिथ्याधिकारी ने विनीत-माव से कहा, “सेवक तो अपनी 
सीमाओं में सत्कार का प्रयल ही कर सकता है| यदि आपके नियम भंग न होते हों 
तो कुछ थोड़ा-सा ग्रहण कर मुझ पर उपकार करें |? 

अर्जुन के मन में जिज्ञासा रूपी दैत्य, विकट मल्लयुद्ध में व्यस्त थे'“क्या सचमुच 
मणिपूर की राजकुमारी ही कल उसके लिए कुटिया का निर्माण करने गई थी ?“और 
यदि वह राजकुमारी ही थी और वह उसके लिए कुटिया का निर्माण करवाना ही चाहती 
थी, तो उसने अपने सेवकों को इस कार्य के लिए क्‍यों नहीं भेजा ?"“अपने हाथों खूँटे 
गाड़कर, बाँस काट-काट कर, उन्हें बाँध कर क्या राजकुमारी सचमुच कुटीर-निर्माण कर 
सकती थी ? क्‍या वह अर्जुन के प्रति इतनी विकट कृतज्ञता का अनुभव कर रही थी 
कि उसके लिए वह अपने हाथों इस प्रकार के निर्माण का काम करना चाहती थी ?“पर 
यदि किसी को कृतज्ञ होना ही चाहिए था, तो वह युवराज था |“किंतु युवराज स्वयं 


९/महासमर-4 


तो कुटीर-निर्माण करने आया ही नहीं था। अपनी बहन को क्‍यों भेज दिया ?“क्या 
वह राजकुमारी थी ही नहीं ? कोई वनचर-कन्या ही अर्जुन के साथ यह विनोद कर गई 
थी? 


आतिध्याधिकारी ने उससे और किस-किस प्रकार से कुछ ख़ा लेने का आग्रह किया, 
यह न अर्जुन ने देखा, न सुना। उसके मन में होने वाला दंगले इतना आकर्षक था कि 
उसकी उपस्थिति में और किसी ओर ध्यान जा ही नहीं सकता था।'" 

कुछ लोगों की पदचाप से अर्जुन अपनी आत्मलीनता से कुछ उबरा। 

शहाराज आ गए।” आतिथध्याधिकारी ने कह्म।“तो ये महाराज चित्रवाहन 
थे।“अर्जुन ने उत ओर देखा, “वार्धक्य अपना प्रताप दिखा रहा था। महाराज की 
काया क्षीण थी। वैसे अपनी चाल से वे पर्याप्त स्वस्थ ही नहीं सशक्त भी लग रहे थे, 
फिर भी इतना तो एक दृष्टि में ही समझ में आ जाता था कि यौवन-पक्षी उस पिंजरे 
को त्याग, उड़ चुका था" 

“तुम्हारा स्वागत है वीर तपस्वि !” चित्रवाहन ने हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा, 
शतुम्हारा वेश चाहे कैसा भी हो, किंतु तुम्हारी आत्मा एक वीर की आत्मा है और शरीर 
अत्यन्त सामर्थ्यवान है|" 

अर्जुन ने साधकों के समान आशीरवदि की मुद्रा में अपना दाहिना हाथ उठा दिया""। 
वह अभी से अपना मर्म प्रकट नहीं करना चाहता था। 

“आइए । पधारिए।” चित्रवाहन ने अपने साथ भीतर चलने का निमंत्रण दिया। 

अर्जुन चित्रवाहन के साथ-साथ चल पड़ा। उसके मन में बार-बार इच्छा हो रही 
थी कि वह पूछे कि राजकुमारी कहाँ है ? किंतु इस प्रकार का प्रश्न शिष्टजनोचित नहीं 
धा।तो कया वह पूछे कि राजकुमारी उसका कुटीर-निर्माण करने स्वयं क्‍यों गई थी ?*“किंतु 
यह प्रश्न तो कुछ वैसा ही था, जैसे वह यह पूछ बैठता कि महाराज उसका स्वागत करने 
स्वयं क्यों आए हैं। अनुचर भेजकर उसे अपने कक्ष में क्‍यों नहीं बुला लिया ?'या 
वह महाराज को यह सूचना दे कि कल राजकुमारी उसके कुटीर-निर्माण के लिए गई 
थी ?“यदि उत्तर में चित्रवाहन ने कहा, 'मुझे मालूम है| वह मेरे ही आदेश से गई थी।' 
त्तो 26 


चित्रवाहन ने अर्जुन को लाकर अपने निजी आगार में बैठाया, और अपने साथ 
आए अनुचरों में से एक से कहा, “जाओ ! चित्रांगदा से कहो कि तपस्वी आए हैं।" 
तब वे अर्जुन की ओर मुड़े, “आपके सान्निध्य का सौभाग्य हमें कुछ काज्न तक तो मिल्रेगा 
न?ः 

“वस्तुतः मेरे कहीं भी ठहरने की अवधि निश्चित नहीं है।” अर्जुन ने कहा, “मैं 
जंबूद्वीप की परिक्रमा कर रहा हूँ। पवित्र तीर्थ-स्थतों के दर्शन कर रहा हूँ और प्रकृति 
के सौन्दर्य का साक्षात्कार कर रहा हूँ। जिस दिन मन ने कहा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। 
वैसे तपस्वी के लिए अधिक समय तक समाज के निकट रहना वर्जित है|? 

चित्रवाहन ने जैसे पहली बार अपनी गंभीर दृष्टि अर्जुन पर टिकाई, "आपकी साधना 
के विषय में मैं कुछ नहीं जानता, किंतु आपकी वीरता की सूचना मुझे है| हमारी रुचि 
इसमें है कि आप हमारे राज्य में अधिक से अधिक समय तक ठहरें और यदि संभव 


धर्म/29 


हो तो राजधानी के निकट'“निवास करें।” ' 

अर्जुन को चित्रवाहन का उभिप्राय समझने में कठिनाई नहीं हुई। चित्रवाहन ने 
स्पष्ट नहीं कहा था, किंतु उनकी इच्छा थी कि अर्जुन मणिपूर में अधिक से अधिक समय 
तक ठहरे और मणिपूर के राजवंश के शत्रुओं से निबटने में उनकी सहायत्ता करे ।'निश्चित 
रूप से कोई राजा किसी तपस्वी को इस प्रकार का आदेश नहीं दे सकता था, न उस्ते 
बाध्य कर सकता था, इसलिए चित्रवाहन ने मात्र अपनी इच्छा प्रकट की थी“राजा का 
अपना शरीर जराग्रस्त हो चुका था और उनका युवराज अभी किशोर था, शारीरिक दृष्टि 
से अत्यन्त कोमल था। उन दोनों में से कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था, जो शत्रु राजाओं 
और दस्यु दलों से लंबे समय तक लोहा ले सकता ।राज्य छिन जाने और वंश के नष्ट 
हो जाने की आशंकाएँ महाराज को प्रतिक्षण उद्विग्न कर रही होंगी ऐसे में एक समर्थ 
सहायक देखकर राजा के मन में इस प्रकार की इच्छा का जन्म लेना स्वाभाविक ही था“ 

पर अर्जुन इस प्रकार की प्रार्थना कैसे स्वीकार कर सकता था। उस दिन भी युवराज 
की असहायता देखकर उसके मन में सहानुभूति जागी थी, वह अपने रजोगुण को नियंत्रित 
नहीं रख पाया था और उसने शस्त्र उठा लिए थे।आज भी वह महाराज चित्रवाहन 
की इच्छा में निहित उनकी असहायता को समझ रहा है | उसके मन में उनके लिए सहानुभूति 
है, क्योंकि दुर्बल की सहायता करना उसका धर्म है “किंतु इस संसार में ऐसे तो कितने 
ही निर्बल और असहाय राजा होंगे, जो अपने दुष्ट और सबल विरोधियों से पीड़ित और 
प्रताड़ित होंगे। वह किस-किसकी रक्षा के लिए, आजीवन उनके राज्य में रुके रहने और 
उनकी रक्षा करने का वचन देता रहेगा ? जो इंद्रप्रस्थ की रक्षा के लिए नहीं रुका, वह 
मणिपूर की रक्षा के लिए रुक जाएगा ? 

“यह आपकी समस्या का समाधान नहीं है|” अर्जुन ने सायास अपनी वाणी को 
विनीत बनाया, ऐसा न हो कि उसकी असहमति चित्रवाहन को अपना तिरस्कार तगे। 

“तो आप मेरी समस्या समझते हैं ?” चित्रवाहन हल्के मन से मुस्कराया। 

“क्यों नहीं ।” 

“तो आपने उसका समाधान भी खोज निकाला होगा।” 

“मैंने स्वयं तो कोई समाधान नहीं खोजा है, किंतु हमारे ऋषियों ने सम्रायों के 
लिए अश्वमेघ तथा सजसूय यज्ञों का जो विधान रचा है, वही ऐसी समस्याओं का समाधान 
है | एक न्यायी तथा धर्मपरायण आचरण करने वाले सम्राट्‌ की छत्र-छाया में ही छोटे-छोटे 
राजा सुरक्षित रह सकते हैं।“” 

“हाँ | ऋषियों ने तो विधान रचा है,” चित्रवाहन ने उत्तर दिया, “किंतु जो सम्राट 
बनता है, वह जरासंध के समान छोटे राजाओं का राज्य छीन, या तो उनका वध कर 
देता है या उन्हें कारागार में डाल देता है। उसे धर्म की नहीं राज्य की भूख है। उसे 
न्याय नहीं सत्ता चाहिए ।” 

“हाँ। कहते तो आप ठीक हैं।” अर्जुन ने कहा, “चारों ओर जरासंध, कंस और 
कालयवन ही दिखाई देते हैं” वह अभी कुछ और भी कहता, किंतु तभी उसने देखा 
कि रा हा राजकुमारी उसके लिए कुटीर-निर्माण करने गई थी, वही आगार में प्रवेश 
कर रही थी" 


430/महासमर-4 


“आओ चित्रांगदा |” चित्रवाहन ने उसका स्वागत किया, “अपने मित्र तपस्वी का 
सत्कार करो।" 

अर्जुन स्थिर नहीं रह सका"'तो सचमुच ही मणिपूर की राजकुमारी चित्रांगदा कल 
उसके लिए अपने हाथों से कुटीर-निर्माण करने के लिए आई थी“और अब अर्जुन की 
समझ में आ रहा था कि उसके मन में बार-बार युवराज का चेहरा क्यों साकार हो-हो 
कर उभर रहा था“राजकुमारी चित्रांगदा के मुख-मंडल से समानता के कारण |“कैसी 
सुंदर थी चित्रांगदा। जैसे किसी कवि के हृदय का कोई सुंदर भाव ओस की बूँदों में 
नहाकर, मंत्रों का शरीर धारण कर उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ हो ।कल भी वह ऐसी 
ही सुंदर लग रही थी, तभी तो अर्जुन का वह सारा ऊहापोह जागा था“ 

अर्जुन के मन में जैसे एक अनाम-सी कामना रूप धारण कर रही थी। उसकी 
इच्छा हो रही थी, वह चित्रांगदा के दोनों हाथ धामकर कहे, “राजकुमारी ! तुम मेरे लिए 
कुटिया बनाने का कष्ट मत करो। मैं अपनी पलकों से एक-एक पत्ता चुनकर तुम्हारे 
लिए सपनों के समान सुंदर और कोमल कुटिया बनाऊँगा। बस तुम उसमें आ बसने 
का आश्वासन भर दे दो ।” 

चित्रांगदा के अधरों पर एक वक्र मुस्कान उभरी, “तपस्वी आ तो गए हैं, किंतु 
वे हमारा आतिथ्य ग्रहण करेंगे ? ऐसा न हो कि हम उनके लिए कुटिया बनाएँ और 
वे उसमें वास न करें, हम उनके लिए थाल सजाएँ और वे उसे अंगीकार न करें।” 

“ऐसे क्‍यों कह रही हो चित्रा ?” चित्रवाहन ने कुछ हतप्रभ होकर पूछा। 

“संन्यासी हैं। कोई सामाजिक मर्यादा उन्हें बाँध तो पाएगी नहीं। और वैसे भी 
हम गृहस्थों की छोटी-छोटी आकांक्षाएँ उनके लिए आकर्षक नहीं होती हैं।” 

अर्जुन उसके कयक्ष को समझ गया था। चित्रवाहन की प्रतिक्रियाएँ बता रही थीं 
कि वह चित्रांगदा के अर्जुन से पहले साक्षात्कार की घटना को नहीं जानते थे। 

“मैंने राजकुमारी को पहले भी कहीं देखा है|” अर्जुन ने चित्रांगदा के गूढ़-वचनों 
को आगे बढ़ने से रोक दिया। 

“अवश्य देखा होगा |” चित्रवाहन ने यह जानने की उत्सुकता ही नहीं दिखाई कि 
अर्जुन ने उसे कहाँ देखा है, “रज-काज के लिए प्रायः इसे भाग-दौड़ करनी पड़ती है।" 

“क्यों ? आपके युवराज राज-काज नहीं सँभालते ?” अर्जुन के मुख से अनायास 
ही निकल गया। 

“युवराज यही तो है युवराज । सारा राज-काज यही तो सँमालती है ।” चित्रवाहन 
ने तत्काल कहा, “यह मेरी एकमात्र संतान है। कन्या है किंतु हेतु-विधि से मैं इसे अपना 
पुत्र ही मानता हूँ।” 

ओह !'” अर्जुन के मन में विचारों का बवंडर उठ खड़ा हुआ”तो यही है स्त्री-वेश 
में राजकुमारी और यही है पुरुष-वेश में युवराज ! तभी तो युवराज इतना कोमल, असहाय 
और भीरु लगता था और जब राजकुमारी को देखा तो लगता था, युवराज ही नारी-वेश 
धारण करके आ गया है*“युवराज की सहायता अर्जुन ने की और महाराज चित्रवाहन 
ने उसे प्रासाद में आने का निमंत्रण भेजा“वह नहीं आया तो राजुकुमारी उसे घेरकर 
लाने के लिए गई“ 


धर्म/837 


“आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया तपस्वि !” चित्रांगदा अब भी मुस्करा रहो 
थी। 

“जो व्यक्ति चलकर आपके द्वार पर आ गया हो, वह आपका आतिष्य स्वीकार 
नहीं करेगा क्या ?“” अर्जुन हँसा,“वर आए अतिथि को कोई आतिथेय यह नहीं पूछता 
कि वह आतिथ्य ग्रहण करेगा या नहीं।' और मैं त्तो तपस्वी हूँ। प्रभु की कृपा तथा 
समाज की भिक्षा पर ही पतता हूँ।' 

चित्रांगदा का मुख-मंडल गंभीर हो गया। उसने परीक्षक दृष्टि से अर्जुन को देखा, 
किंतु कुछ कहे बिना आगार से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। 

अन्यमनस्क दृष्टि से अर्जुन चित्रांगदा के जाते हुए चरणों को देखता रहा और 
सोचता रहा*“यदि .वह उसे लुभाने वन में न आई होती, तो आज वह यहाँ न जाता। 
पिता के अन्ञान में चित्रांगदा क्यों लुभाने आई थी उसे ? राजा ने भी तो उसे आमंत्रित 
किया था ।“आज भी उन्होंने प्रकारांतर से इच्छा प्रकट की है कि वह राजधानी के निकट 
रहे और लंबी अवधि तक रहे। राजा जराग्रस्त हो चुके हैं। उनको कोई पुत्र नहीं है। 
वह पुत्री को पुत्र मानकर उसे युवराज कहते हैं'और चित्रांगदा को पुरुष-वेश में राजकाज 
करना पड़ता है ।“अर्जुन तो उसके वेश के कारण भ्रमवश उसे पुरुष समझता रहा, किंतु 
अन्य लोग त्तो जानते ही होंगे कि राजा का कोई पुत्र नहीं है। पड़ोस के राजा भी जानते 
होंगे कि युवराज एक स्त्री है, दस्यु-दल भी जानते होंगे कि जिस पर उन्हें आक्रमण करना 
है““उसका वेश चाहे पुरुष का हो, किंतु है वह स्त्री ही'“कैसी असहाय स्थिति है पिता-पुत्री 
की' मन 


पर अर्जुन के मन में क्या है ? वह राजकुमारी की वास्तविकता जानने को क्यों 
व्यग्न हो उठा था ?"“क्यों वह अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए राजप्रासाद तक चत्ा 
आया था ? वह तरुणी राजकुमारी होती, न होती, उसे क्या ?"“यहाँ तक चले आने 
तथा चित्रांगदा को देखने और उसका परिचय पाने के पश्चात्‌ जो स्थिति उसके मन 
की हो गई है, उसके पश्चात्‌ वह वन में जाकर तपस्या कर पाएगा क्या ? उसका ध्यान 
किसी अन्य मूर्ति में लग पाएगा ? किसी और का भजन कर पाएगा ?“मायापति की 
माया बड़ी प्रबल है। अर्जुन उससे जितना ही मुक्त होना चाहता है, वह उत्तना ही उसे 
बाँध लेती है''चित्रांगदा के रूप से दग्ध होने से बचने के लिए यदि वह अपनी भावनाओं 
का दमन कर कहीं और चला जाएगा, तो सदा स्वयं को घिक्कारता रहेगा कि क्षत्रिय 
होकर भी उसने दुर्बल्ों की रक्षा का अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया | आर्त्त-त्राण ही तो उसका 
धर्म है, कर्तव्य है” और अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा ईश्वर की उपासना का उच्चतम 
रूप है” वह महाराज चित्रवाहन को इस प्रकार संकट में छोड़कर नहीं जा सकता ।“और 
यहाँ रहकर वह चित्रांगदा से दूर नहीं रह सकता"चित्रांगदा"'चित्रांगदा"” 

“महाराज !” 

“कहिए तपस्विश्रेष्ठ |" 

“आप मुझे कुछ दान देंगे ?? 

“क्या चाहिए आपको ?' चित्रवाहन के मन में मानो उत्साह का प्लोत फूट पड़ा, 
“आप स्वेच्छा से संसार के सारे सुख छोड़कर, तपस्या कर रहे हैं। मेरे पास ऐसा क्या 


32/महासमर-4 


है, जिसकी आपको आकांक्षा है 

तपस्या तो कर रहा हूँ।” अर्जुन बोला, “किंतु लगता है कि विधाता ने तपस्या 
के फल की ओर संकेत कर दिया है। यदि फल मिल जाए, तो तपस्या सफल हो जाए |" 

चित्रवाहन ने अर्जुन की ओर देखा, “मैं नहीं जानता तपस्वि ! कि तुम्हारे मन में 
क्या है, किंतु अपने मन को मैं जानता हूँ। तुम्हें यहाँ अधिक से अधिक समय तक रोके 
रखने के लिए मैं अपनी क्षमता भर कुछ भी दे सकता हूँ।”“किंतु तुम यह भी समझ 
लो कि तुम्हें तुम्हारी तपस्या के कारण नहीं, तुम्हारी वीरता के कारण रोके रखना चाहता 
हूँ। मणिपूर को तुम्हारे युद्धकौशल और शस्त्र-क्षमता की आवश्यकता है | तुम यहाँ रहोगे 
तो मेरे शत्रु मणिपूर के निकट फटकने का साहस भी नहीं करेंगे 

चित्रांगदा ने दासियों के साथ आगार में प्रवेश किया | वह अतिथि के सत्कार की 
व्यवस्था करके लौटी थी। दासियों ने अपने हाथों में फलों और मिठाइयों के धाल्र उठा 
रखे थे। 

“मैंने तो तुम्हें बता दिया तपस्वि ! कि मैं क्या चाहता हूँ !” चित्रवाहन ने अपनी 
बात आगे बढ़ाई, “अब तुम बताओ, तुम्हारे मन में क्या है ?” 

“आप अपनी कन्या का दान मुझे कर दें।” 

चित्रांगदा संकुचित होकर पीछे हट गई, और चित्रवाहन ने जैसे कुछ चौंककर अर्जुन 
की ओर देखा, “कीन हो तुम ?” 

“मैं हस्तिनापुर के स्वर्गीय सम्राट पांडु का तीसरा पुत्र कींतेय अर्जुन हूँ।” अर्जुन 
बोला, “अब हम हस्तिनापुर में नहीं हैं। कौरवों की प्राचीन राजधानी खोडवप्रस्थ में आ 
गए हैं। वहाँ यमुना-तट पर हमने एक नया नगर बसाया है, ६ंद्रप्रस्थ ।' मेरे बड़े भाई 
धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ के राजा हैं ।” 

“यह तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसा कृत्य करने वाला वीर 
साधारण तपस्वी नहीं है।” चित्रवाहन ने जैसे अपने-आपसे कहा, “इंद्रप्रस्थ का निर्माण 
हो चुका है और धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं।"'कितना 
अच्छा होता है कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट्‌ बन, हमारे छोटे-छोटे राज्यों को 
तुम्हारे समान वीर के बाहुवल का संरक्षण दे सकते |” चित्रवाहन ने अर्जुन की ओर देखा, 
“देखो पार्थ ! मेरी एक ही पुत्री है। मैंने तुमसे पहले ही कहा कि हेतु-विधि से इसे मैं 
अपना पुत्र मानता हूँ। तुम इसका अर्थ समझते हो ?* 

अर्जुन कुछ नहीं बोला। वह अपेक्षा भरी दृष्टि से चित्रवाहन को देखता रहा। 

“चित्रांगदा का पुत्र धर्मतः मेरा पुत्र माना जाएगा। वह मेरे स्थान पर मणिपूर पर 
फ करेगा | अपना पहला पुत्र मुझे दे सकोगे ? यह चित्रांगदा के साथ विवाह का शुल्क 

[ 

हर मुझे यह सब स्वीकार्य हो, तो आप चित्रांगदा का विवाह मुझसे कर देंगे ?” 

पूछा। 

“तुम जैसा जामाता पाना मेरा सौभाग्य होगा |” चित्रवाहन ने कहा, “किंतु चित्रांगदा 
के लिए भी यह इतना ही सुखद है क्या ?” 

“क्यों ?” अर्जुन ने चित्रांगदा की ओर देखते हुए, चित्रवाहन से कहा, “आप समझते 


घर्म/33 


हैं कि चित्रांगदा मेरे साथ सुखी नहीं रह पाएगी ?” 

“नहीं | ऐसा तो नहीं समझता मैं ।" चित्रवाहन कुछ-कुछ अन्तर्मुखी हो गए ये, 'किंतु 
मैंने उससे इस विषय में अभी कोई चर्चा नहीं की है।” 

“तो आप चर्चा कर लें।” अर्जुन धीरे से बोला, "मैं प्रतीक्षा करूँगा।' 

“कया कहती हो चित्रा ?” चित्रवाहन ने चित्रांगदा की ओर देखा, "क्या मैं धनंजय 
को वचन दे सकता हूँ ?” 

लगा कि चित्रांगदा के चेहरे पर लज्जा की लाली स्वाभाविक रूप से फैल गई, 
किंतु उसने प्रयलपूर्वक उसे रोक दिया और अत्यन्त व्यावहारिक चर्चा के समान बोली, 
“मैं आपकी पुत्री हूँ पिताजी ! मुझे आपकी सुविधाओं-असुविधाओं, आकांक्षाओं 
-अभिलाषाओं का; ध्यान रखना है'* और आपको अपने राज्य और प्रजा के हित के 
विषय में सोचना है। मणिपूर को युवराज भी चाहिए और भावी राजा भी। मेग पुत्र 
धर्मतः आपका पुत्र होगा और वही आपके पश्चातू मणिपूर का राजा होगा। यह सब 
निश्चित है” अब अपने जामाता का चयन तो आपको ही करना है। आप अपने वंश 
और राज्य के हितों का ध्यान रखते हुए जिसका चयन करेंगे, वह मुझे स्वीकार्य होगा। 
मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं होगी।” 

चित्रवाहन ने कुछ क्षणों तक चित्रांगदा के चेहरे के भावों को पढ़ा, कुछ क्षणों 
तक मन-ही-मन विचार किया और फिर निश्चयपूर्वक दासी को आदेश दिया, 
“जाओ ! राजपुरोहित को संदेश दो कि राजकुमारी का विवाह पांडुपुत्र कौन्तेय अर्जुन 
के ३५8२३ निश्चित हुआ है। उसी के संदर्भ में विचार-विमर्श के लिए हमें उनकी 
प्रतीक्षा है।” 


5 


“महाराज [” 

युधिष्ठिर ने सिर उठाकर देखा : गूढ़ पुरुषों का नायक ईशानप्रिय प्रणाम कर रहा 
धा। 

“कहो ईशान। कोई विशेष समाचार लाए हो ?” 

नायक चलता हुआ निकट आ गया | इतनी दूर से बोलता तो उच्च स्वर में बोलना 
पड़ता, और गोपनीय चर्चा का उच्चारण राजप्रासाद में भी उच्च स्वर में नहीं होना चाहिए। 
“महाराज ! राजकुमार अर्जुन ने जिस दस्यु और घायल को अचेत अवस्था में हमें सौंपा 
था, वह स्वस्थ और सचेत हो गया है।” 

क्या कहा उसने ? किसका अनुचर है वह ?” युधिष्ठिर ने पूछा। 

“उसका कहना है कि काम चाहे वह किसी के लिए करे, किंतु उसका स्वामी तक्षक 


]34/महासमर-4 


है। वह स्वयं को तक्षक का गुप्त प्रहार करने वाला विषघर बताता है” 

शतक्षक ! तक्षक के अनुचर यहाँ क्या कर रहे हैं ?? 

“अनुचर नहीं महाराज ! स्वयं तक्षक भी यहीं है।” ईशानप्रिय ने उत्तर दिया, 
“खांडव-वन में अपना दुर्ग बनाकर तक्षक उसी में छिपा बैठा,है। ये सब लोग उसी के 
लिए काम कर रहे हैं, और इंद्र के सैनिक उसी की रक्षा करे रहे हैं!” 

“और अग्नि के सैनिक ?? 

“उनके विषय में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि वे इस क्षेत्र में तक्षक की रक्षा 
कर रहे हैं, अथवा उसे समाप्त करने का प्रयल कर रहे हैं। तक्षक के संदर्भ में अग्नि 
और इंद्र सहमत नहीं लगते।" 

जर कुछ ?? 

“नहीं महाराज !! 

“अच्छा, तुम जाओ, और जाते हुए किसी को कहो कि नकुल और सहदेव को 
यहाँ आने का मेरा अनुरोध भिजवा दे ।” 

ईशानप्रिय चला गया और युधिष्ठिर चिंता के आधिक्य से व्याकुल हो, उठ खड़े 
हुए। उन्हें लगा वे अपने स्थान पर निश्चल बैठे नहीं रह सकेंगे | यह सूचना उन्हें अब 
मिली है। इस समय, जब न भीम यहाँ है, न अर्जुन! यदि भीम और अर्जुन इंद्रप्रस्थ 
में होते तो शायद वे अपनी चिंता उनसे बाँट सकते और उसकी व्याकुलत्ता कुछ कम 
हो सकती |पर दूसरे ही क्षण उनका आवेश कुछ कम हुआ”भीम उनकी यह चिंता 
चाहे कुछ कम कर देता, किंतु वह अन्य प्रकार से उद्विग्नता बढ़ा भी देता। वह हिंसा 
और युद्ध का पक्ष लेता।“किंतु राजा के रूप में युधिष्ठिर जानते हैं कि प्रत्येक 
समस्या का समाधान बल और हिंसा नहीं है। राजनीति, हिंसा का नहीं, न्याय और धर्म 
का पर्याय होनी चाहिए, अन्यथा एक आततायी दस्यु और राजा में अंतर ही क्‍या रह 
जाएगा" 

इन्द्रप्रस्थ का निर्माण हो जाने के पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने मन-ही-मन, यह मान लिया 
था, कि अब विरोध और संघर्ष का युग समाप्त हो गया और केवल प्रशासन ही शेष 
बचा है, किंतु आज भी उन्हें लग रहा है कि इन्द्रप्रस्थ की समस्याएँ सुलझी नहीं हैं। 
समस्याओं की उन्हें विशेष चिंता नहीं थी। राजा के सामने समस्याएँ तो आएँगी ही। 
राजा होता ही किसलिए है, इसीलिए तो कि वह पिता के समान अपनी प्रजा की समस्याएँ 
सुलझाए। यदि उसे अपनी प्रजा की समस्याएँ सुलझाने में कोई रुचि न हो तो उसके 
राजा होने का अर्थ ही क्या है। उस राजा की किसी को आवश्यकता ही कया है। इसलिए 
युधिष्ठिर को प्रशासन, धर्म, न्याय अथवा प्रजा-पालन की समस्याओं से तनिक भी 
व्याकुलता नहीं होती। उन्हें व्याकुलता तो होती है अन्याय और अत्याचार को देखकर। 
विश्वासघात, असत्य तथा षड्यंत्रों को देखकर। असहाय लोगों के शोषण तथा पीड़न 
की योजनाओं को देखकर । युद्ध करने अथवा रक्त बहाने की चर्चा सुनकर उन्हें भीम 
के समान प्रसन्नता नहीं होती [“पर भीम के अनुसार तो यही वीरता है, यही क्षत्रिय 
धर्म है। भीम के अनुसार ही क्यों, शायद सारा क्षत्रिय-समुदाय रक्तपात से ही आनंदित 
होता है''वह रक्तपात चाहे अनावश्यक और अन्यायपूर्ण ही क्यों न हो ।और जो व्यक्ति 


धर्म/35 


इसमें उनके समान रुचि नहीं लेता उसे वे मन-ही-मन कायर भी मान लेते हैं*"युविष्ठिर 
कया सचमुच कायर हैं ? 

“युधिष्ठिर ने इस संदर्भ में बहुत सोचा है। उनकी तनिक भी इच्छा नहीं होती 
कि वे स्वयं को कायर अथवा भीरु मान लें। वे संकट का सामना कर सकते हैं, अपने 
प्राणों को जोखिम में डाल सकते हैं““बस वे हत्याओं के व्यापार को अपनी उपलब्धि 
नहीं मान सकते | उस पर गर्व नहीं कर सकते। किसी के प्राण लेकर वे सुख का अनुभव 
नहीं कर सकते |“वे अपने जीवन का लक्ष्य, ईश्वर के बनाए हुए अन्य जीवों को वंचित 
करना नहीं मानते। वे किसी से कुछ भी छीनना नहीं चाहते “किंतु यह संसार बिना 
लूट-खसोट के चल क्यों नहीं सकता ?”'क्यों मनुष्य इस सीमा तक रकक्‍्त-पिपासु और 
विष-वमन-कर्ता है ?”क्या यह संसार कभी भी मनुष्य के जीने योग्य नहीं वन 
सकता ?'“यदि मानवता के लिए कोई आशा नहीं है, तो युधिष्ठिर इस जीवन को स्पृहणीय 
कैसे मान लें ?*“खांडवप्रस्थ का नाम जब ंद्रप्रस्थ” रखा था तो उनकी समझ में तत्कात 
यह नहीं आया था कि महर्षि व्यास को अकस्मात्‌ ही इंद्र से इतना मोह क्यों हो गया 
था।“युधिष्ठिर का देवराज से कोई विरोध नहीं था, किंतु वे यह भूल नहीं सकते थे 
कि वासुदेव कृष्ण का किसी-न-किसी रूप में अब तक इंद्र से कोई-न-कोई विरोध चलता 
ही आया था। कृष्ण ने अपने उस विरोध को कभी उनके आड़े नहीं आने दिया और 
एक प्रकार से उन्हें महर्षि की वात मान लेने के लिए प्रोत्साहित ही किया। युधिष्ठिर 
प्रसन्‍न थे कि उन्हें वासुदेव कृष्ण और देवराज इंद्र में से किसी एक को चुनने की बाध्यता 
में से गुजरना नहीं पड़ा। अन्यथा एक का समर्थन प्राप्त करने के लिए दूसरे का विशेध 
भी आमंत्रित करना पड़ सकता था। 

युधिष्ठिर ने मान लिया था कि अब इंद्र का, इंद्रप्रस्थ, उसकी प्रजा तथा पांडवों 
से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं था। वे क्या जानते थे कि देवराज उनके समान 
सरल नहीं था। उसकी मित्रता का अर्थ केवल मित्रता ही नहीं थामित्रता के भीतर 
कहीं शत्रुता भी अंतर्निहित थी** बहुत संभव है कि उसकी शज्ुता में भी मैत्री का कोई 
अंश वर्तमान रहता हो 


द्वार पर पदचाप हुई तो युधिष्ठिर ने पलटकर देखा। नकुल और सहदेव दोनों इकट्ठे 
ही आ गये थे। उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने निःशब्द संकेत 
से उन्हें बैठने के लिए कहा। 

नकूल तथा सहदेव निरन्तर अपेक्षा भरी दृष्टि से युधिष्ठिर की ओर देख रहे थे 
और युधिष्ठिर यह निश्चय ही नहीं कर पा रहे थे कि उनसे अपने मन की बात किप्त 
रूप में कहें 

“क्या वात है भैया ?” अंतत्तः सहदेव ने अपनी ठहरी हुई गंभीर वाणी में पूछा, 
“आप कुछ विचलित दिखाई दे रहे हैं।” 

युधिष्ठिर ने उसकी ओर देखा, “मैं खांडव-वन के विषय में सोच रहा था।' 

“इसमें आपके हृदय की कोमलता और दया ही आड़े आ जाती है भैया। अन्यधा 


“7 7 /महासमर-4 


हम लोग कब से इन आतताइयों को मार कर यहाँ से भगा चुके होते ।” नकुल कुछ प्रयल 
करके बोला। 

“हीं ! सर्वथा ऐसी बात तो.नहीं है|” युधिष्ठिर बोले, “वे लोग साधारण अपराधी 
नहीं हैं। वे जो कुछ कर रहे हैं, अपनी इच्छा से और अपने बल पर नहीं कर रहे हैं। 
क्या तुम्हें यह सूचना है कि खांडव-वन के गर्भ में स्वयं तक्षक दुर्ग बनाकर छिपा बैठा 
है ?” ः 

नकुल ने कुछ आश्चार्य से सहदेव की ओर देखा, “मुझे तो खैर यह सूचना नहीं 
थी, किंतु तक्षक से इतने भयभीत होने का क्या कारण है ? हम इतने असमर्थ तो नहीं 
हैं कि तक्षक को उसकी दुष्टता का दंड न दे सकें ।” 

“नहीं । बात इतनी ही नहीं है।” युधिष्ठिर बोले, “तक्षक का हमारी राजधानी के 
इतने निकट गुप्त रूप से दुर्ग वनाकर निर्भय और सुरक्षित रहना अपने आप में ही एक 
बड़ा संकट है | स्पष्ट है कि वह जानबूझकर हमारी सत्ता को चुनौती देने की इच्छा से यहाँ 
जमा बैठा है अन्यथा नाग-न्षेत्रों में उसके रहने के लिए स्थान की कोई कमी नहीं है ।” 

“क्या यह प्रमाणित हो चुका है कि वह शत्रु-भाव से हमारे राज्य में छिपकर रह 
रहा है ?” नकुल ने पूछा। 

“प्रमाणित ?” सहदेव ने उसकी ओर देखा, “क्या तात्पर्य है तुम्हारा ?? 

“कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके मन में हमारे प्रति शन्नु-भाव हो ही नहीं और हम 
स्वयं ही मान लें कि वह हमारा शत्रु है ?? 

“इसमें अधिक सोच-विचार का अवकाश नहीं है।” युधिष्ठिर बोले, “तक्षक की 
फुफकार तो इंद्रप्रस्थ में प्रतिदिन सुनाई पड़ रही है। जाने वह किसी दिन डस भी बैठे ।” 

“मेरी समझ में तो केवल यह आ रहा है कि तक्षक कभी सम्मुख युद्ध नहीं करता। 
वह अंधकार में छिपकर दंश करता है। वह हमारे बहुत निकट है और इंद्र उसका 
सुरक्षा-कवच बना हुआ है।'“इस सबका अर्थ क्या है ?” सहदेव बोला, “क्या वह पांडवों 
का राज्य नष्ट करना चाहता है ? क्या वह हमसे अप्रसन्न है ?? 

"में नहीं समझता कि पांडवों का राज्य इस सृष्टि में कोई इतनी बड़ी शक्ति है 
कि देवराज इंद्र को हमें नष्ट करने के लिए षड़यंत्रकारी तक्षक की सहायता लेकर हम 
से गुप्त युद्ध करना पड़े |” युधिष्ठिर ने कहा, “इंद्र का लक्ष्य कोई और है, किंतु उसने 
हमें इस प्रकार बाँध रखा है कि हम उसके छोटे-से-छोटे अनुचर को भी उसके अपराधों 
के लिए दंडित नहीं कर पा रहे | इससे हमारी प्रजा पीड़ित है | हमारी राज-सत्ता हास्यास्पद 
होकर रह गई है“'और हमारा विकास तो हो ही नहीं सकता।” 
हे तो क्या हम अपनी अखुविधा की चर्चा इंद्र तक नहीं पहुँचा सकते ?” नकुत 

पूछा। 

“पहुँचा क्‍यों नहीं सकते ?” सहदेव बोला, “किंतु प्रश्न तो यह है कि इंद्र की अपनी 
योजनाओं में पांडवों की असुविधा का कोई महत्व भी है या नहीं ?“जब कोई राजा 
नदी पर सेतु बाँधता है, तो वह इस बात की चिंता करता है कि चींटियों के कितने घरींदे 
नष्ट हुए ?* 

“तो हम इतने अपदार्थ हैं ?? 


धर्म/37 


“कुछ ऐसा ही लग रहा है नकुल !” युधिष्ठिर धीरे से बोले, “यह संसार बड़ा विचित्र 
है। कोई शांतिपूर्वक रहना चाहे तो लोग उसे रहने नहीं देत्ते॥ तुम रक्तपात न करना 
चाहो, तो लोग तुम्हारा रक्त वहाने को तैयार हो जाते हैं। तुम किसी को मित्र मान तो, 
तो वह तुम्हारे विरुद्ध षड़्यंत्र करने लगता है ।“मेरी तो कई बार इच्छा होती है कि मैं 
सब कुछ छोड़-छाड़ कर तपस्या करने के लिए हिमालय-द्षत्र में चला जाऊँ।' 

“भैया ! आप क्षत्रिय राजा हैं । आप में रजोगुण की प्रधानता होनी चाहिए |" सहदेव 
ने स्नेहपूर्वक उनकी ओर देखा। 

“ग्ैंने राजा का दायित्व इसलिए स्वीकार किया है कि मैं न्यायपूर्वक अपनी प्रजा 
का पालन कर सकूँ-“एक पिता के समान | धर्मपूर्वक शासन, मेरा लक्ष्य है, किंतु” वे 
रुके, “किंतु राजा बने रहने के लिए यदि मुझे विश्वासघात, _ऋरता तथा पड्यंत्रों 
का सहारा लेना होगा, तो मैं अपने धर्म की रक्षा कैसे कर पारऊँगा ? और मुझे धर्म 
से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है।इस प्रकार राजा तो क्या, मैं एक मनुष्य भी नहीं 
रह पाऊँगा।” 

“आपको दुष्ट-दलन तो करना ही होगा महाराज !” सहदेव अत्यन्त निश्चयात्मक 
स्वर में बोला, “इसका निर्णय आप करें, कि धर्म की सीमाओं का अतिक्रमण न करते 
हुए आप यह कैसे कर सकते हैं। हम सव आपके अनुगत्‌ हैं।” 

“ठीक कहते हो सहदेव |” युधिष्ठिर आत्मलीन होते जा रहे थे। 


[ 


46 


चित्रांगदा ने सहसा लक्ष्य किया कि अर्जुन ने बहुत समय से एक शब्द भी नहीं कहा 
धाशायद वे सो गए थे। 

उसने कूहनी के बल उचककर देखा : हाँ। अर्जुन की श्वास-गति बता रही थी 
कि वे गहरी नींद में थे।“ 

“वे दिन भर राज्य संबंधी इतने सारे कार्य करते थे, व्यायाम करते थे, युद्ध अथवा 
युद्ध का अभ्यास करते और कराते थे'“इस समय तक थककर चूर हो जाते थे'“और 
चित्रांगदा दिन-भर उनकी प्रतीक्षा करती थी, पुरानी घटनाएँ स्मरण करती थी और भविष्य 
के स्वप्न देखती थी“उसे इस समय ऐसी नींद आए तो कहाँ से ?"“ 

यही चित्रांगदा थी, जो मणिपूर के युवराज के रूप में राज-सभा का संचालन करती 
थी, मंत्रियों से परामर्श करती थी, सेना का नेतृत्व करती थी, प्रजा को आश्वासन देती 
धी“वह शारीरिक व्यायाम के रूप में अश्वारोहण करती थी, आखेट करती थी"उसने 
नींद को कभी बुलाया ही नहीं था, नींद ही उसका पीछा किया करती थी" 

नींद का यह व्यतिक्रम शायद उस दिन से आंरभ हुआ था, जिस दिन उसने अर्जुन 


398/पक्‍उि्रहासमर-4 


को देखा था*“वह नहीं जानती थी कि वह तपस्वी कौन है। जानमे की आवश्यकता भी 
नहीं थी”वनों में यदाकदा तपस्वी मिल ही जाया करते थे ।“और तपस्वी को जानना 
भी क्या। वे संसार छोड़कर किसी अन्य उपलब्धि के पीछे, सबकी उपेक्षा कर रहे थे । 
तो समाज को ही क्या चिंता थी उनकी। वैसे भी न संसार उनके लिए उपयोगी था, 
न वे संसार के लिए। संन्यासी को चित्रांगदा से कोई अपेक्षा नहीं थी, और चित्रांगदा 
को संन्यासी से” 

किंतु उस दिन चित्रांगदा एक निर्णायक युद्ध के लिए गई थी। हृदय अलन्त 
संवेदनशील था और मस्तिष्क अत्यन्त जागरूक ।"मन भीतर ही भीतर कहीं भीरु भी 
हो रहा था, शायद इसीलिए वह ऊपर से बहुत साहसी दीखने का प्रयलल कर रही थी" 
दस्यु-समस्या क्रमशः गंभीर होती जा रही थी । चित्रांगदा मानती थी कि दस्यु-दल कितने 
ही संगठित क्यों न हो जाएँ, उनके लक्ष्य कितने ही गंभीर और भयंकर क्यों न हों-उनसे 
निबटना मणिपूर की सैन्य-शक्ति के लिए कठिन नहीं था।” किंतु जब से पड़ोसी 
राज्य-शक्तियाँ उनकी सहायक हो गई थीं, स्थिति कुछ अधिक ही विकट हो गई थी।'" 

“वह जानती थी कि सैन्य संगठन और युद्ध-नयन, अब उसके पिता के लिए संभव 
नहीं था। मणिपूर के राजा और प्रजा, दोनों चित्रांगदा पर ही निर्भर थे*” और संयोग 
था कि मणिपूर का राज-परिवार काल के उस खंड में बंदी हो गया था, जहाँ उसे पड़ोस 
की किसी अन्य राज-शक्ति से सहायता नहीं मिल सकती थी“ और कहीं दूर तक जाने 
का अवसर नहीं था।” इसीलिए चित्रांगदा को लग रहा था कि यह एक निर्णायक युद्ध 
था" उसे प्रत्येक परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए था" 

““ जाने पिता के मन में क्या था, किंतु ऊपर से वे आश्वस्त दीखते थे कि उनकी 
पुत्री एक सक्षम और योग्य युवराज के रूप में सारी प्रशासनिक और सैन्य समस्याओं 
का सफलतापूर्वक समाधान कर सकती थी। वे चिंतित नहीं लगते थे | चित्रांगदा उनकी 
यह शांति नष्ट करना नहीं चाहती थी | यदि कहीं वह अपनी सारी चिंताएँ पिता के सम्मुख 
प्रकट कर देती, तो बहुत संभव था कि उनकी व्याकुलता सारे राज्य के लिए असुविधाजनक 

अपनी इन्हीं चिंताओं में घिरी, दस्यु-दलों के विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध के लिए 
वह वहाँ पहुँची थी। ऐसे में वह किसी साधु-संन्यासी, तपस्वी-साधक की ओर क्या ध्यान 
देती” किंतु जिस क्षण उसने वह प्रायः आत्मघाती युद्ध आरंभ किया था और मन में 
कहीं कोई दमित आकांक्षा थी कि मणिपूर के राजवंश की रक्षा के लिए कहीं से ,कोई 
दैवी सहायता आ जाए, तभी अर्जुन उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ था" अर्जुन ने यदि 
उससे युद्ध करने की अनुमति माँगी होती, अथवा पूछा होता कि क्या चित्रांगदा को सहायता 
की आवश्यकता है, तो कदाचित उसने अर्जुन का तिरस्कार ही किया होता।'” एकांत 
वनों में बैठकर ,'कुछ काल्पनिक सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए साधना करने वाले 
साधक-संन्यासी का युद्ध से कया संबंध ?*” किंतु वह देख रही थी कि वेश कुछ भी 
रहा हो, वह व्यक्ति वास्तविक योद्धा था | उसके धनुष से छूटते हुए बाण बता रहे थे 
कि वह असाधारण रूप से सिद्ध-हस्त धनुर्धारी धा।”” चित्रांगदा के मन में अनेक विचार 
आ रहे थे'” यदि परशुराम संन्यासी होकर धनुर्धर हो सकते थे, यदि द्रोण और कृप 


धर्म//39 


तापस ब्राह्मण होकर युद्धाचार्य हो सकते थे तो कोई और तपस्वी भी शस्त्राचार्य हो सकता 
था” उसे कांपिल्य में हुए द्रौपदी के स्वयंवर की कधा भी याद आ गई।“ अर्जुन ने 
जब स्वयंवर की प्रतिज्ञा पूरी की थी, तव वह भी भिक्षीपजीवी तपस्वी के वेश में ही 
था। चित्रांगदा क्या जानती थी कि यह तपस्वी कौन था।” हो सकता था कि यह 
भी कोई योद्धा ही हो, जो किसी सिद्धि के लिए साधना कर रहा हो। तभी चित्रांगदा 
ने पहली वार ध्यान से अर्जुन को देखा था'“लंवा-ऊंचा, तना हुआ सीधा वलिष्ठ शरीर" 
तेजस्वी मुख-मंडल, आकर्षक श्यामले वर्ण” और नयनों में असाधारण ओज*” चित्रांगदा 
समझ नहीं पाई थी कि वह उसकी वीरता से अधिक प्रभावित थी या उसकी उदारता 
से या“ या उसके पौरुष पूर्ण मममोहक रूप से” उसे लग रहा था कि उसे एक ऐसा 
समर्थ सहायक मिल गया था, जो मणिपूर की रक्षा कर सकत्ता था, जो उसके पिता का 
अवलंब बन सकता था। वृद्ध महाराज चित्रवाहन को शक्तिशाली वना सकता था, उनके 
शत्रुओं का नाश कर सकता था। 

किंतु वह अपने हृदय की ओर देखती थी, तो उसे लगता था कि यह वह व्यक्ति 
है, जो उसके मन-प्राण पर छा गया था| वह उसके विना रह नहीं सकती थी'“उसे अपने 
पिता तो क्‍या, संसार की किसी अन्य वस्तु में रुचि नहीं रह गई थी |” वह उसे सब 
कुछ भुला दे रहा था” 

अपनी उसी आत्त-विस्मृति में चित्रांगदा, अर्जुन को अपना परिचय दिए विना ही 
लौट आई थी" एक प्रकार से तो अर्जुन ही उसे वहाँ खड़ा छोड़कर चला गया था“ 
किंतु वह न चाहती तो विना किसी वा्तलाप के, अर्जुन ऐसे ही कैसे चला जाता*“ उसका 
हृदय प्रतिक्षण दौड़कर अर्जुन के निकट जाना चाहता था, किंतु वह जा नहीं सकती 
थी। किस व्याज से जाए ? क्या कहकर उसे बुलाए ?"” पर तभी महाराज चित्रवाहन 
ने अर्जुन को राजप्रासाद में बुलाने का निश्चय किया था। उन्होंने उसे आमंत्रित करने 
के लिए अपने सैनिक भेजे थे” किंतु चित्रांगदा आश्वस्त नहीं धी। जाने तपस्वी, राजा 
के निमंत्रण पर आए, न आए। राजाओं के आदेश संन्‍न्यासियों को बाँध नहीं पाते। 
वह राजाओं की कृपा का ही याचक होता, तो किसी राज्य की सेना का सेनापति होता। 
संभव है किसी राज्य का अधिपति होता। यदि वह वन में साधना करने के लिए बैग 
था तो वह महाराज चित्रवाहन के निमंत्रण पर राजप्रासाद में क्यों आएगा ?*" यदि उसने 
अपना स्थान बदल लिया ? वह अन्यत्र कहीं चला गया ? वह साधक-संन्यासी है। संसार 
की काराएँ तोड़ने के लिए घर से निकला है,” तो क्‍या स्थान का मोह ही नहीं तोड़ 
पाएगा ?"“ 

और तभी चित्रांगदा को एक युक्ति सूझ गई थी*” उसने अपनी दासी को सैनिकों 
के साथ भेजा था” राजा के निमंत्रण का तिरस्कार हो सकता था, कितु राजकुमारी का 
निमंत्रण ?“” संन्यासी अपनी जिज्ञासा में राजकुमारी के दर्शन करने के लिए आ सकता 
है” नारी के आकर्षण में आ सकता था” राजकुमारी के माध्यम से राज्य-प्राप्ति के लोभ 
में आ सकता था” आए या न आए, उसकी प्रकृति का ज्ञान हो ही जाएगा"“यदि इतने 
प्रलोभनों के वाद भी वह नहीं आया तो चित्रांगदा को स्वीकार करना पड़ेगा कि उस 
संन्यासी को सांसारिक बंधन बाँध नहीं पाएँगे** पर यदि ऐसा ही है तो वह उस सांसारिक 


संघर्ष में उसकी सहायता करने क्यों आया ?*“चित्रांगदा कुछ समझ नहीं पा रही थी" 

राजकुमारी के निमंत्रण पर भी संन्यासी नहीं आया था और चित्रांगदा का हृदय 
उसे न पा सकने की आशंका से टूक-टूक हुआ जा रहा था। इन सारी आशंकाओं को 
हृदय में लिए हुए वह हाथ पर हाथ धरे, संन्‍्यासी को इस विस्तृत संसार में विलुप्त होते 
नहीं देख सकती थी' 

चित्रांगदा का मन कहता था कि उसे कुछ-न-कुछ प्रयल करना ही चाहिए। यदि 
प्रयल करने के बाद भी संन्यासी उसे न मिला, तो वह सोचेगी कि उसे उसके बिना 
कैसे जीना है'” अभी तो तपस्वी उसके सामने था, उसके गुप्तचर लगातार उसे उस योद्धा 
तपस्वी की गतिविधि की सूचनाएँ दे रहे थे। वह उसकी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ 
था, किंतु उसके तनिक-से प्रमाद से, वह इस प्रकार विलीन हो सकता था, कि पुनः 
उसे खोज पाना असंभव हो जाए।" 

चित्रांगदा जानती थी, उसके पिता के निमंत्रण की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, 
और शायद पिता भी अपने स्थान पर संतुष्ट होकर निष्क्रिय हो गए थे | वे उस योद्धा-तपस्वी 
के कृतज्ञ थे। उन्होंने कृतज्ञता-ज्ञापन के लिए उसे आमंत्रित किया था। यदि वह नहीं 
आया, तो चित्रवाहन क्या करें। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया था। नहीं आया, तो 
संन्यासी की इच्छा। वे अपनी इच्छा संन्यासी पर आरोपित तो नहीं कर सकते | *“किंतु 
चित्रांगदा संन्यासी को इतनी स्वतंत्रता नहीं दे सकती थी। यदि आवश्यक हुआ तो 
वह संन्‍्यासी पर अपनी इच्छा, आरोपित भी करेगी” उसे आकर्षित करेगी। जहाँ धन, 
सत्ता, सुख-सुविधाएँ-सब असफल हो जाती हैं, नारी का रूप वहाँ भी चमत्कार दिखा 
सकता है। तपस्वियों का सबसे विकट शत्रु कामदेव है। कामदेव को जीतना असंभव 
है” और उनका उपकरण है, नारी । ईश्वर की माया का साक्षात्‌ रूप है नारी ! ““ चित्रांगदा 
देखेगी कि तपस्वी, ईश्वर की माया का तिरस्कार कैसे करता है। वह अपने रूप का 
माया-जाल फैलाएगी। जो संन्यासी यश पर लुब्ध नहीं हुआ, धन पर लुब्ध नहीं हुआ" 
उसे रूप पर मुग्ध होना पड़ेगा" उसने चित्रांगदा को पुरुष-वेश में देखा था। बहुत संभव 
है कि उसके रूप की ओर ध्यान ही न दिया हो। दिया हो, तो उसे कोई कोमल तरुण 
समझा हो। बहुत संभव है कि उसके मन में उस कोमल तरुण के प्रति आकर्षण नहीं 
वितृष्णा ही जागी हो"“पर वह दासी के माध्यम से राजकुमारी का संदेश भी भिजवा चुकी 
है।“' उसके आशंकित मन ने उसे स्मरण दिलाया" किंतु उसकी प्रबल आकांक्षा ने आशंका 
को डपट दिया “' दासी के माध्यम से उसे जब राजकुमारी का संदेश मिला था, तो 
किसी ने उसे बताया ही नहीं होगा कि राजकुमारी चित्रांगदा कितनी सुंदर है। 'राजकुमारी' 
शब्द ही तो पर्याप्त नहीं है*” पद और पदार्थ में कुछ भेद भी होता है'“ उसे यदि तपस्वी 
को लुब्ध करना है, तो अपना परिचय भी देना होगा और अपने रूप का वैभव भी प्रदर्शित 
करना होगा |” अच्छा ही है कि तपस्वी, दासी द्वारा दिए गए संदेश में बँधा राजप्रासाद 
में नहीं चला आया। नहीं तो कदाचित्‌ वह स्वयं चित्रांगदा की दृष्टि से ही गिर जाता। 
तपस्वी का चरित्र इतना हल्का नहीं है** उसका मूल्य इतना कम नहीं है” उसे घेरना, 
होगा, मनाना होगा, लुभाना होगा 

और अंततः चित्रांगदा ने कुटीर-निर्माण के बहाने तपस्वी के निकट जाने का निर्णय 


धर्मआवा 


किया था । वह जानती थीं कि यह सब उसक पता का अच्छा नहां लगेगा। वे तपस्वी 
के कृतज्ञ थे कि उसने उनकी सहायता की थी। एक प्रकार से उनकी रक्षा ही की थी। 
यदि तपस्वी समय पर वहाँ न पहुँचा होता, तो बहुत संभव था कि चित्रांगदा के सैनिक 
दस्यु-दल्रों के भय से उसे छोड़कर भाग जाते। बहुत संभव था कि वह बंदी बना ही 
गई होती। बहुत संभव था कि दस्यु उसका वध कर देते। महाराज चित्रवाहन यह सब 
जानते थे किंतु कृतज्ञता का भाव कितना ही सघन क्‍यों न रहा हो, वे यह कदापि 
स्वीकार नहीं करते कि उसके प्रतिदान में चित्रांगदा तपस्वी को मुग्ध करने के लिए इंडर 
की अप्सराओं के समान अपने रूप और यौवन का माया-जाल फैलाए। *“ पर चित्रांगद 
तो यह सब अपनी कृतज्ञता के कारण नहीं कर रही थी” यह प्रतिदान नहीं था“ वह 
तपस्वी को कुछ देने का प्रयल नहीं कर रही थी, वह तो स्वयं उसे पाने का प्रयल कर 
रही थी*” यह तो उसकी अपनी आकांक्षा थी” उसकी अपनी लालसा थी, जिसे वह 
पूर्ण करना चाहती थी” अपने हृदय की रिक्तता को भरना चाहती थी” तपस्वी को 
वह पा लेना चाहती थी” समग्रतः पूर्णतः“ सदा के लिए" 

उसने गुप्त रूप से अकेली जाकर तपस्वी को लुभाने के लिए, अपना रूप-जात 
फैलाया था। राजकुमारी का स्वयं अपने हाथों कुटीर-निर्माण करना, सचमुच बचकाना 
कार्य था। वह चाहती थी कि तपस्वी भी समझ जाए कि राजकुमारी के वहाँ आने का 
वह कारण नहीं था, जो वह बता रही थी।” वास्तविक कारण क्या था, यह समझना 
तो तपस्वी की अपनी बुद्धि पर निर्भर करता था ।** वह इतना ही समझ जाता कि राजकुमारी 
उसके निकट आना चाहती थी, या उसे अपने निकट बुलाना चाहती थी |“ वह जानती 
थी कि उसके पिता को भी यह अत्यन्त प्रिय होगा। वे चाहेंगे कि शत्नुओं से मणिपूर 
को बचाने के लिए, जब तक संभव हो, तपस्वी सुरक्षाकवच बनकर उनके निकट रहे*' 
उसके पश्चात्‌ चाहे जो भी हो 

वह तपस्वी के निकट जा, उसका ध्यान भंग कर, उसे अपना परिचय देकर त्नौट 
आई थी। तपस्वी के हाव-भाव बता रहे थे कि उसे चित्रांगदा का इस प्रकार आना अप्रिय 
नहीं लगा था। वह उसे प्रकारांतर से यह भी समझा आई थी कि उसके द्वारा की गई 
मणिपूर की रक्षा अस्थायी भी हो सकती थी, और राजवंश को महंगी भी पड़ सकती 
थी, इसलिए तपस्वी को वहीं ठहरना चाहिए था-लंबे समय के लिए, और यदि संभव 
हो तो सदा के लिए" 

किंतु वह यह नहीं जानती थी कि तपस्वी ने उसके सौन्दर्य के प्रति अपनी जिम 
दुर्बलता की चर्चा की थी, वह उसकी वास्तविक प्रशंसा थी या परिहास मात्र था” पर 
इससे अधिक वह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। प्रतीक्षा"” प्रतीक्षा" बस प्रतीक्षा” 

अगले दिन तपस्वी राजप्रासाद में आ उपस्थित हुआ था और उसने अपना वास्तविक 
परिचय भी दिया था । निश्चित रूप से पिता उतने ही प्रसन्‍न हुए थे, जितने उन्हें जामाता 
के रूप में पाकर किसी समय राजा द्ुपद हुए होंगे। चित्रांगदा ने कभी कल्पना भी नहीं 
की थी कि पंचाल की वीर्यशुल्का राजकुमारी कृष्णा के स्वयंवर की प्रतिज्ञा पूरी करने 
वाला वीर, स्वयं उसके द्वार पर आकर उसके पिता से उसकी याचना करेगा ।और पिता 
द्वारा रखी गई सारी प्रतिज्ञाएँ उसने स्वीकार कीं” चित्रांगदा का सौभाग्य” 


““महासमर-4 


.मणिपूर के लिए कदाचित्‌ यह स्वर्णकाल था।” चित्रांगगा को वह पति मिला 
था, जिसके मिलने की उसने कभी कल्पना भी 'नहीं की थी। महाराज चित्रवाहन को 
ऐसा मंत्री और सेनापति मिला था, जैसे पहले कभी नहीं मिला था। अर्जुन ने मणिपूर 
की प्रजा के मन से उनके प्रिय युवराज की स्मृति ही जैसे धो डाली थी। चारों ओर 
बस 'धनंजय', 'धनंजय' ही सुनाई पड़ता था। धनंजय ही तो था वह। उसकी उपस्थिति 
मात्र से दस्यु-दलों का साहस नष्ट हो गया था | अब मणिपूर उनके लिए एक दुर्बल 'आखेट' 
नहीं रह गया था वह उनके लिए आंतक का रूप धारण कर चुका था। जिस राजा 
ने मणिपूर की ओर भुजा बढ़ाई, उसकी भुजा मरोड़ दी गई, जिसकी दृष्टि इधर फिरी, 
वह जल गई" दुष्टों, अपराधियों और अत्याचारियों ने मणिपूर ही नहीं, उसके आसपास 
का सारा क्षेत्र ही जैसे त्याग दिया'* मणिपूर इस समय सबसे अधिक सुरक्षित और शांत 
स्थान धा। अराजकता से त्रस्त लोग यहाँ आकर त्राण पाते थे | व्यापारी अपने वैभव 
का खुला और निर्भीक प्रदर्शन करते थे |” चित्रांगागा तो समझ ही नहीं पाती थी कि 
मणिपूर में इतना धन कहाँ से आ रहा है'” लगता था जैसे खेतों में उपज बढ़ गई है 
व्यापारियों का लाभ बढ़ गया है, कारीगरों और कलाविदों का भाग्योदय हो गया है" मणिपूर 
कितना समृद्ध हो गया था" 

समृद्ध तो चित्रांगदा भी हुई धी।”इन्हीं दिनों तो उसकी समझ में आया था कि 
पति, पतली का 'सीभाग्य' क्यों होता है। पर उस समृद्धि और सौभाग्य के विषय में 
वह धनंजय से चर्चा भी नहीं कर पाई थी।“वे व्यस्त थे, किंतु इतने व्यस्त तो नहीं 
थे वे उससे दूर रहते थे किंतु इतने दूर तो नहीं थे*”. तो क्या यह चित्रांगदा का 
अपना ही संकोच था ?” पर इसमें संकोच की क्या बात थी” यह तो हर्ष का विषय 
था, आहलाद का" 

उसने अर्जुन को उनकी भुजा पकड़ कर हिलाया, “आर्यपुत्र !” 

“मुझे नींद आ रही है प्राण सखी |? 

“नींद आ रही है ?” 

“हाँ !! 

“तो गुडाकेश किसका नाम है ?? चित्रांगदा ने कयाक्षपूर्वक अर्जुन की और देखा, 
“गुडाका को जीता नहीं और उसके 'ईश' वन गए।! 

“ओ-हो। चित्रांगदा !” अर्जुन उठकर बैठ गया, "निद्रा और आलस्य की जीतने 
की ५३8 युद्धक्षेत्र के संदर्भ में है। शयनागार में आकर कोई गुडाकेश कैसे हो 
सकता है|” 

“वह सब मैं नहीं जानती !” चित्रांगदा इठलाई, *क्या मुझे आपको बताना पड़ेगा 
कि अब आपके पास मेरे लिए अवकाश नहीं होता |” 

अर्जुन ने उसे अनुरागमयी दृष्टि से देखा,“मेरे पास अवकाश होता है या नहीं, 
कह नहीं सकता, किंतु इतना निश्चित है कि अब तुम्हारे पास बहुत अवकाश होता है। 
तुम आलसी होती जा रही हो। इसलिए” [” 

“इसलिए क्या ?” 

“इसलिए कल प्रातः तुम मेरे साथ अश्वारोहण के लिए चलोगी। सेना की 


धर्म/43 


रथ-प्रतियोगिता में भी तुम उपस्थित रहोगी'” |” 

“मुझे अब अश्वारोहण की अनुमति नहीं है।” चिन्नांगदा हल्के से मुस्कराई। 

“अनुमति नहीं है ?” अर्जुन ने चकित होकर उसकी ओर देखा,“किसकी अनुमति 
नहीं है ?” 

'धाय की और वैद्यराज की"। 

“धाय की ?'” और सहसा अर्जुन की समझ में आ गया, “ओह ! तो हमारी चित्रा 
अब गर्भवती है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ?” 

“बता ही तो रही हूँ।” चित्रांगदा मुस्कराई। 

“ऐसी सुखद सूचना देने की यह विधि अपनाई है तुमने ?” अर्जुन की वाणी में 
आहलाद था, “कोई समारोह किया होता, कोई वर माँगा होता, कोई” |” 

“दीजिए ! क्या वर देते हैं!” अर्जुन की प्रसन्नता से चित्रांगदा के मन में जैसे 
पूर्णकाम होने का भाव जाग रहा था। 

“हम तुम्हें पुत्रप्रसू होने का वरदान देते हैं देवि !” अर्जुन गंभीर हो गया, “अब 
हम मणिपूर से चलने की योजना बना सकते हैं” |” 

चित्रांगदा का मन अकस्मात्‌ ही बुझ गया" उत्साह क्षीण हो गया और उपलब्धि 
के स्थान पर वंचना की अनुभूति होने लगी” पुत्र-प्राप्ति होगी तो पिता छिन जाएँगे'“ 
मणिपूर भी तो छिन जाएगा" और पुत्र ही कौन उसके पास रहेगा पुत्र मणिपूर में 
रहेगा और वह इंद्रप्रस्थ चली जाएगी** इस समय वह मणिपूर में थी, पिता के पास थी, 
अर्जुन भी थे और उसकी होने वाली संतान भी” सब कुछ उसके पास था*“ अब और 
कोई उपलब्धि नहीं होने वाली थी*“मिलेगा कुछ नहीं, छिनेगा ही छिनेगा** या तो मणिपूर, 
महाराज चित्रवाहन और उसकी भावी संत्तान सब छिन जाएँगे** या फिर इनके मोह के 
कारण अर्जुन छिन जाएँगे | ओह चित्रागंदा ! क्या तू इंद्रप्रसथ से उसका अर्जुन नहीं छीन 
सकती ? तेरे रूप-सौन्दर्य में, यौवन तथा काम में तेरे प्रेम और समर्पण में इतनी भी 
शक्ति नहीं है कि तू अर्जुन को इंद्रप्रस्थ जाने से रोक सके ?*“ 

“किस चिंता में पड़ गई चित्रा ?” 

“कुछ नहीं ।” चित्रांगदा बोली, “सोच रही थी, व्यर्थ ही आपको जगा दिया। यदि 
आप पूर्ण विश्वाम नहीं करेंगे, तो अगले दिन पूरा श्रम कैसे करेंगे ?” 

वैसे तो व्यक्ति को श्रम भी चाहिए और विश्राम भी, जैसे स्त्री को पति भी 
चाहिए और पुत्र भी,” अर्जुन ने उसकी ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा, “किंतु जीवन में 
कभी-कभी ऐसे अवसर भी आते हैं, जब दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है- 
श्रम करो तो विश्राम नहीं मिलता, और विश्राम करो तो श्रम की कामना नहीं रह जाती" !" 

अर्जुन ने पुनः सो जाने के लिए करवट बदल ली। 

चित्रांगदा ने अर्जुन की ओर देखा, उन्होंने वाक्य पूरा नहीं किया था। शायद वे 
यही कहना चाहते थे कि पुत्र और पति में से भी किसी एक को चुनना पड़ता है।" 
किसी एक को ?” पर किसी एक को क्‍यों ? दोनों क्यों नहीं मिल सकते ?“ 


44/महासमर-4 


[7 


भीम के भेजे हुए अश्वारोही रात्रि को ही इंद्रप्रस्थ पहुँच गए थे, जिन्होंने व्यापारियों और 
युवराज भीम के सकुृशल लौटने का समाचार दिया था। तत्काल ही यह समाचार सारे 
इंद्रप्रस्थ में प्रचारित हो गया था। और सोने की तैयारी करता हुआ नगर जैसे उल्लास 
के मारे जाग उठा था। कुंती अपने भवन में भीम का स्वागत करने की तैयारी कर रही 
धी। बलंधरा ने तत्काल अपने भवन में दीपमालिका का आयोजन कर डाला। युधिष्ठिर 
ने सारे नगर को सज्जित करने और युवराज के स्वागत के लिए सारे मुख्य द्वारों पर 
तोरण खड़े करने का आदेश दे दिया। नकुल और सहदेव तत्काल व्यवस्था में लग गए | 
उन्हें मीम की अगवानी करनी थी। व्यापारियों के साथ आ रहे सामान की चुंगी तथा 
निरीक्षण संबंधी राजकीय व्यवस्था करनी थी ।” और श्रेष्ठियों के प्रासाद अपने परिवार 
के लोगों की अगवानी और आने वाले सामान के रख-रखाव के आयोजन में लग गए | 
अनेक परिवारों के सदस्य श्रेष्ठियों के साथ गए थे-कोई कर्मचारी के रूप में, कोई पर्यटक 
के रूप में, कोई तीर्थ-यात्री के रूप में ।* वे सारे कारीगर जिन्होंने अपना सामान श्रेष्ठियों 
के माध्यम से भेजा था, उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे थे। नगर के विभिनन व्यापारी आने 
वाले सामान का क्रय करने के लिए व्याकुल थे" लगता था इंद्रप्रस्थ में सारी रात कोई 
सोया ही नहीं। 

प्रातः दूसरे प्रहर के आरंभ होते-न-होते भीम का गज वर्द्धमान द्वार पर आ लगा 
था| श्रेष्ठियों के कर्मचारियों, पशुओं, वस्तुओं इत्यादि के उतरने के लिए नगर के बाहर 
ही व्यवस्था की गई थी। उन्हें कर तथा निरीक्षण संबंधी राजकीय कार्यवाही के पश्चात्‌ 
अनुमति लेकर नगर में प्रवेश करना था । श्रेष्ठि-नेताओं, तथा प्रमुख राजकर्मचारियों के 
साथ भीम ने नगर में प्रवेश किया। नकुल और सहदेव उनकी अगवानी कर, उन्हें सीधे 
युधिष्ठिर के भवन में ले आए, जहाँ धर्मराज ने स्वयं उनका स्वागत कर, आतिथ्य ग्रहण 
करने के लिए आमंत्रित किया। 

“महाराज की जय हो |” नगर-पश्रेष्ठि ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया, “हम सारे श्रेष्ठि 
आपके कृतज्ञ हैं कि आपने युवराज को अपने सैनिकों सहित हमारी रक्षा के लिए साथ 
भेजा | हम प्रसन्नतापूर्वक आपको सूचित करते हैं कि इस यात्रा में न तो हमारा एक 
भी व्यक्ति मारा गया और न ही हमासा सामान एक भी बार लूठा गया। ऐसा नहीं है 
कि उसका प्रयल नहीं किया गया। प्रयल तो बार-बार किए गए, किंतु युवराज ने उनके 
छ5क्के छुड़ा दिए। परिणामस्वरूप न तो कोई दस्यु-दल हमसे कुछ छीन पाया और न 
ही कोई राजा किसी-न-किसी व्याज से हमें लूटने का साहस कर पाया। विभिन्‍न राज्यों 
के सजकर्मचारियों ने उत्कोच इत्यादि लेने के जो प्रयलल किए, युवराज के हुंकार के सामने 
वे भी विफल हुए। प्रथम बार हम केवल आधिकारिक कर देकर अपनी व्यापारिक यात्रा 
पूरी करके आए हैं, और हमें यह समझ में आया है कि धर्मराज की प्रजा का सुख क्या 
अर्थ रखता है। इस वार हमने जितना लाभ कमाया है, उतना पहले कभी नहीं कमाया। 
हमने यह निर्णय किया है कि हम लाभ के अनुपात में ही अधिक राशि राजकोष को 


धर्म/45 


भेंट करेंगे, अपने कम्मकरों को अधिक शुल्क देंगे और अपने कर्मचारियों का वेतन बा 
देंगे। हमारे लाभ से हमारे महाराज भी लाभान्वित होंगे और उनकी प्रजा भी! 

नगर-श्रेष्ठि ने रुककर अपने साथियों को संकेत किया। वारी-बारी आकर उन्होंने 
अपने उपहार युधिष्ठिर के सिंहासन के सम्मुख रख दिए और हाथ जोड़कर अपने-अपने 
स्थान को लौट गए। 

नगर-श्रेष्ठि पुनः बोला, “महाराज से हमारा निवेदन है कि वे जिस प्रकार अपने 
राज्य की सीमाओं के भीतर अपनी प्रजा की रक्षा का वैसे ही वे अन्य राज्यों की 
सीमाओं में भी हमारी रक्षा करें | युवराज स्वयं उन्हें वताएँगे कि हमारी सीमाओं के बाहर 
राजा तथा दस्यु में कोई अंतर नहीं है। वहाँ न किसी का धन सुरक्षित है, न प्राण | 
छोटे-छोटे राज्यों की स्वतंत्र सेनाओं के कारण वैधानिक कठिनाइयाँ ही कम नहीं हैं- 
अवैधानिक लूट-पाट की तो बात ही क्या। महाराज से छिपा नहीं है कि छोटे-छोटे राज्यों 
तथा उनकी दस्युओं-सरीखी सेनाओं के कारण प्रजा कितनी दुखी रहती है। हम कामना 
करते हैं कि हमारे महाराज इनका दमन कर आर्यावर्त्त में अपना प्रभुत्त स्थापित का 
चक्रवर्ती सम्राट का पद ग्रहण करें, ताकि हम एक बड़े साम्राज्य के नागरिक के रूप में 
स्वतंत्र रूप से सुरक्षित विचरण करें| जब तक महाराज ऐसा प्रयल करने का निश्वय 
नहीं करते, त्तव तक वे हमारे सार्थों की सुरक्षा का वैसे ही दायित्व लें, जैसा कि उन्होंने 
इस बार तिया है।”” 

नगर श्रेष्ठि ने पुनः हाथ जोड़े और अपने साथियों के साथ सभा से बाहर चत्ते 
गए। 


युधिष्ठिर के सिंहासन के सम्मुख उपहारों का ढेर लगा था और श्रेष्ठि-दल उनकी भरपूर 
प्रशंसा करके गया था, किंतु उनके मुख-मंडल पर तनिक भी उत्साह नहीं था। भीम के 
लौट आने का उल्लास भी जैसे धूमिल हो गया था। वे अपने भाइयों की ओर मु्ठे। 
उन्होंने कुछ कहा नहीं, किंतु उनकी आँखें पूछ रही थीं, 'अब ?' 

“यह तो बड़ी जटिल समस्या है।” नकुल बोला, “व्यापारियों के प्रत्येक सार्थ के 
साथ इंद्रप्रस्थ की सेना नहीं जा सकती । हम दूसरे राज्यों की सीमाओं के भीतर इन व्यापारियों 
की रक्षा का दायित्व कैसे ले सकते हैं ?” 

युधिष्ठिर ने नकुल के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। वे सहदेव की ओर मुड़े, 
“तुम्हारा क्या विचार है ?” 

सहदेव अभी तक जैसे कोई निर्णय नहीं कर पाया था। युधिष्ठिर ने पूछ तिया 
था, तो उसे मुखर होना ही पड़ा। बोला, “नकुल ने कुछ अनुचित नहीं कहा, किंतु यदि 
हम ही अपने व्यापारियों की रक्षा नहीं करेंगे, तो वे व्यापार कैसे कर पाएँगे ? सुरक्षा 
और शांति के बिना व्यापार कैसे हो सकेगा ? और यदि वे व्यापार नहीं कर पाएँगे तो 
हमारा राज्य समृद्ध कैसे होगा | कृषि और उद्योगों का महत्त्व मुझे मालूम है, किंतु धनोपार्जन 
में वे व्यापार से स्पर्धा नहीं कर सकते | अब प्रश्न यह है कि हम अपने राज्य और प्रजा 
की रक्षा के लिए कौन-सा ऐसा उपाय खोजें, जो हमारे सामर्थ्य के भीतर हो और अधर्मसंगत 


मेहासमर-4 


भी न हो। हम यह कहकर तो छुटकारा नहीं पा सकते कि अपनी प्रजा के प्रति हमारा 
दायित्व अपने राज्य की सीमाओं के भीतर ही भीतर है।” . 

यदि एक बार हमने ऐसा कुछ मान लिया ज्येष्ठ ! तो हमारे प्रजा-जन प्रत्येक 
राज्य में लुटेंगे और पिटेंगे।” भीम ने जैसे अपनी ओर से निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिया, 
“मान यह लिया जाएगा कि वे सर्वथा अनाथ हैं। उनका कोई रक्षक नहीं है। अत्तः उन्हें 
लूटना सबके लिए सरल और सुविधाजनक हो जाएगा | दस्यु जो लूटेंगे, वह अलग, राजा 
और प्रजा ही उन्हें लूट खाएँगे।? 

मध्यम ने ठीक ही कहा है।” सहदेव ने जोड़ा, “किंतु होना तो यह चाहिए कि 
प्रत्येक राजा अपने राज्य के भीतर व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करे*” व्यापारी चाहे किसी 
राज्य की प्रजा हों। जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, वह अन्य राज्यों से आए 
हुए अपने अतिथियों की रक्षा नहीं करेगा ?” 

“धर्म तो यही है, किंतु प्रत्येक राजा धर्मपूर्ण आचरण नहीं करता |” भीम ने कहा, 
“मैंने पाया कि राजा भी दस्यु-वृत्ति से ग्रस्त हैं। वे मानते हैं कि व्यापारी की रक्षा करने 
पर, कर अथवा शुल्क के रूप में उन्हें जो कुछ प्राप्त होगा, वह बहुत कम है, और व्यापारियों 
को लूटकर सरलता से जो धन उनका हो जाएगा, वह कहीं अधिक है। तो ऐसे में वे 
अधिक लाभ का सौदा ही क्‍यों न करें|” 

“यह राज-धर्म नहीं, दस्यु-कर्म है।" युधिष्ठिर ने जैसे अपने-आपसे कहा। 

“यही तो हमारा दुर्भाग्य है।” सहदेव बोला, “हमारे चारों ओर इसी प्रकार के राजा 
कुकुरमुत्तों के समान उग आए हैं। वे प्रजा का पालन करने के लिए नहीं हैं, प्रजा उनका 
पालन करने के लिए है।” 

“क्या हम अन्य राजाओं से कुछ इस प्रकार की संधि नहीं कर सकते,” नकूल 
ने कुछ संकुचित स्वर में पूछा, “कि अपने राज्य में हम उनके व्यापारियों की रक्षा करें, 
और वे अपने राज्य में हमारे व्यापारियों की रक्षा करें|” 

“राजनीति में इस प्रकार की पारस्परिक संधियाँ महत्त्वपूर्ण हैं," युधिष्ठिर ने स्वीकार 
किया, “किंतु इसमें भी पहली शंका तो यही है कि संधि के पश्चात भी यदि वह राजा 
ऐसा नहीं करता, तो क्या हम भी उसके व्यापारियों को लूटने लगें ?” उन्होंने रुककर 
नकूल क्री ओर देखा, “दूसरी विचारणीय बात यह है कि ऐसी संधि केवल उन राज्यों 
के साथ हो सकती है, जहाँ हमारे व्यापारी तो जाते ही हों, उनके व्यापारी भी हमारे 
राज्य में आते हों। जिन राज्यों के व्यापारी, हमारे राज्य में आते ही नहीं, वे राजा हमारे 
व्यापारियों की रक्षा क्यों करेंगे ?** इसका अर्थ हुआ कि हम स्वयं ही अपने व्यापारियों 
का व्यापार क्षेत्र सीमित कर रहे हैं|” 

“ऐसा तो हो सकता है कि हम केवल उन्हीं राज्यों के व्यापारियों को अपने यहाँ 
आने दें, जिन राज्यों क्रे राजा हमारे व्यापारियों की रक्षा के लिए वचनबद्ध हों ?” भीम 
ने युधिष्ठिर की ओर देखा, “ऐसे में हमें विभिन्‍न राज्यों के व्यापारियों में मेद-भाव करने 
की आवश्यकता नहीं रहेगी |" 

“बात केवल व्यापारियों की ही नहीं है।” इस बार युधिष्ठिर का स्वर पहले की 
तुलना में पर्याप्त मंद था, “सूचनाएँ तो चारों ओर से आ रही हैं। हमारे आचार्य और 


धर्म/47 


ब्रह्मचारी, साधक और तपस्वी, अध्ययन, अध्यापन अथवा साधना के लिए अपने गंत 
तक पहुँचने के लिए अन्य राज्यों से होकर यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें इंद्रप्रस्थ से बाह्य 
निकलते ही इतर राज्यों द्वारा खड़ी की गई अनेक प्रकार की बाधाओं और कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है।” युधिष्ठिर की दृष्टि कहीं शून्य में स्थिर हो गई, 'पर्यदक 
और तीर्थयात्री भी तो हैं, जो लोग पूरे जंबूद्वीप की यात्रा करना चाहते हैं“किंतु अन्य 
राज्यों में उनके धन और प्राणों की रक्षा का प्रबंध न होने के कारण, वे कहीं जा ही 
* नहीं सकते |“ वस्तुतः ये सारी समस्याएँ छोटे-छोटे राज्यों के कारण हैं। ये राज्य न वाह 
आक्रमणों से अपनी रक्षा कर सकते हैं, न प्रजा की समुचित रक्षा का भार वहन का 
सकते हैं।” 

“पचास योजनों पर नया राज्य आरंभ होगा, तो समस्‍्याएँ तो होंगी ही।' नकुत 
ने कहा, “सीमाओं पर टकराहट होगी। सेनाओं का आवागमन होगा । छोटे-बड़े युद्ध होंगे। 
चारों ओर अशांति फैलेगी। प्रजा तो दुखी होगी ही |" 

“भौगोलिक दृष्टि से छोटे राज्यों की समस्याएँ हैं ।” सहदेव ने अपना मत्त दिया, 
“किंतु क्या यह क्षत्रियों के चारित्रिक पतन और राजाओं के लोभ और स्वार्थ की समस्या 
नहीं है ?"” राज्य चाहे छोटे रहें, किंतु यदि प्रत्येक राजा अपने राज्य में धर्म का शाप्तन 
स्थापित करता है, तो किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी।”” 

“धर्म का शासन !” नकूल ने जैसे मुँह चिढ़ाया, “देवराज इंद्र त्तक तो तक्षक जैसे 
व्यक्ति को हमारे राज्य के भीतर अभय प्रदान कर रहे हैं, ताकि कहीं देव अग्नि झूठ 
क्षेत्र में उनसे प्रबल न हो जाएँ |" 

“छोटे-छोटे राज्य इन देव-शक्तियों के अनुकूल पड़ते हैं|” युधिष्ठिर ने कहा, “राज्य 
जितना छोटा और असमर्थ होगा, उतना ही महाशक्तियों पर निर्भर होगा, तो महाशक्तियाँ 
क्यों चाहेंगी कि कोई राज्य अपने आप में समर्थ और सबल हो ।” 

“यह सब ठीक है।” भीम ने जैसे कुछ ऊबकर कहा, “प्रश्न तो यह है कि अब 
हमें करना क्या है ? क्या हम नगर-श्रेष्ठि के परामर्श पर इन छोटे राज्यों को समाण 
कर साम्राज्य स्थापित करने जा रहे हैं, अथवा हम अपने व्यापारियों की रक्षा के साथ 
सदा ही रक्षक सेनाएँ भेजते रहेंगे ?” 

“इन प्रश्नों पर तो हम तब विचार करेंगे मध्यम ! जब हम पहले यह निश्चय का 
लेंगे कि हमें नगर श्रेष्ठि के परामर्श से ही अपने नीतियाँ निर्धारित करनी हैं।" सहदेव 
बोला, “और फिर हमें अपना सामर्थ्य भी तो देखना है|” 

“यदि मैं व्यापारियों के साथों के साथ अपनी रक्षक सेनाएँ भेजता रहूँगा तो मे 
चारों भाई सदा व्यापार-यात्राओं पर ही रहेंगे।" युधिष्ठिर ने प्रकारांतर से सहदेव क् 
समर्थन किया, “और हमें अपने सामर्थ्य पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। हम खांडव-वन 
के दस्युओं के साथ तो पूरी तरह निबट नहीं पा रहे, अब हम व्यापारियों की सुर्ष 
के लिए अश्वमेध यज्ञ करने बैठ जाएँगे ?” 

“जहाँ तक मेरा संबंध है," भीम का स्वर उल्लासपूर्ण था, "मैं खांडव-वन के दस्युओं 
से निबटने के लिए भी पूर्णतः सन्नद्ध हूँ और अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ जाने 
में भी मुझे काई आपत्ति नहीं है।” 


4१0 /कजायफक्क 4 


“भीम ! राजधर्म प्रजा-पालन में है, रक्त-पात में नहीं।” युधिष्ठिर ने धीरे से 
कहा, हमें बल-प्रयोग केवल वहीं करना है, जहाँ वह धर्म-संगत भी हो और पूर्णतः 
अनिवार्य भी। मेरी महत्त्वाकांक्षा न कंस बनने की है, न जरासंध अथवा काल्यवन बनने 
की।” 

मेरा विचार है अग्रज ! यदि आपकी इच्छा कंस, जरासंध और काल्यवन बनने 
की नहीं है, तो ऐसे लोगों के दलन की इच्छा अवश्य होनी चाहिए। दुष्ट-दलन क्षत्रिय 
राजा का पहला कर्तव्य है ।” भीम ने अपने स्थान से उठते हुए कहा, “अब आपकी अनुमति 
हो, मैं जरा स्नान, भोजन और विश्राम की ओर ध्यान दूँ, क्योंकि उनका अभाव मुझे 
कंस, जरासंध और काल्यवन के समान ही पीड़ित कर रहा है।” 

“हाँ | हाँ ! जाओ ।” युधिष्ठिर की मुद्रा कुछ संकुचित हो गई, “हमें पहले ही इसका 
ध्यान करना चाहिए था। तुमने तो अभी न माँ को प्रणाम किया है और न द्रौपदी और 
बलंधरा से भेंट की है ।” 

'हाँ। जाकर उसके संशय-राक्षस का भी दमन करूँ, नहीं तो बलंधरा यही विश्वास 
करती रहेगी कि मैं व्यापारियों के साथ मद्र देश की यात्रा पर नहीं गया था, हिडिंवा 
से मिलने चला गया था।" भीम हँसता हुआ उठा, “मैं जब तक हिडिंबा के साथ था, 
मैंने कभी उसका राक्षसी रूप नहीं देखा था, किंतु जब बलंधरा को उससे आतंकित देखता 
हूँ त्तो लगता है, वह सचमुच राक्षसी ही है।” 

“हम समझ रहे हैं मध्यम !” नकुल हँसा, “आज आप बलंधरा के व्याज से हिडिंबा 
को ही याद कर रहे हैं ।” 

भीम ने उत्तर नहीं दिया। वह हँसता हुआ प्रकोष्ठ से बाहर निकल गया। 


कुंती ने भीम का माथा चूमा और पूछा, “तू स्वस्थ तो है पुत्र ?” 

“माँ ! मैंने तो जिस-जिस मार्ग से यात्रा की, उस मार्ग के सारे राजाओं का स्वास्थ्य 
सुधरता गया।” 

“अच्छा ! उनका स्वास्थ्य कैसे सुधरा ?” कुंती हँसी। 

“किसी को लोभ का रोग था, उसका उपचार किया |” भीम ने उत्तर दिया, “किसी 
की पीठ मार खाने के लिए खुजला रही थी, उसकी खुजली मिटाई | कोई प्रजा की चीत्कार 
सुन नहीं पा रहा था, उसके कान साफ किए और उन्हें सुनने के योग्य बनाया | बहुत 
सेवा की है माँ ! मैंने लोगों की |? 

“अच्छा किया पुत्र !” कुंती ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, “निर्वल की सदा रक्षा 
करनी चाहिए |” तुम बलंधरा से मिल आए ?? 

“नहीं माँ पांचाली से भी नहीं।” 

“जा ! उनसे भेंट कर भोजन के लिए यहीं आ जा। मैंने तेरे लिए स्वादिष्ट भोजन 
बनवाया है।” 

“और यदि बलंधरा भी चूल्हा-चौका लिए काशी के पकवान वनाए बैठी हो, तो ?” 

“उसे कहना, उसका भी निमंत्रण है। उसके हाथ का तो प्रतिदिन खाता ही है ।” 


धर्म/49 


अच्छा माँ।” 


भीम को देख, बलंधरा ने अपना उल्लास तो पूरा जताया, किंतु उसकी घबराहट भी छिपी 
नहीं रही। 

“क्या बात है ?” 

“कुछ नहीं ।” उसने आरती की थाली, साथ खड़ी दासी को पकड़ा दी, “मैंने सुना 
है कि श्रेष्ठियों ने आपके कार्य की बहुत प्रशंसा की है और महाराज से निवेदन किया 
है कि उनकी प्रत्येक यात्रा पर आपको उनके साथ भेजा जाए।! 

“तुम्हें तो इंद्रप्रस्थ की गूढ़ पुरुष-व्यवस्था की प्रमुख होना चाहिए प्रिये !" भीम 
ने उसे प्रशंसा भरी आँखों से निहारा, “मैं घर पहुँचा भी नहीं और वहाँ की सारी सूचनाएँ 
तुम तक पहुँच भी गई।” 

"मैं आपसे कहे देती हूँ कि आप यह स्वीकार मत कीजिएगा।? 

“क्या ? व्यापारियों की प्रशंसा ?? 

“नहीं । उनकी योजना!” 

“इस तिरस्कार का कारण ?” भीम गंभीर हो गया था। 

'अरे तब तो आप सदा यात्रा पर ही रहेंगे और मैं आपकी प्रतीक्षा में सूखती 
रहूँगी।" वलंधरा बोली, “और यदि जाना ही हो तो अन्य राजकुमार भी तो हैं। जोखिम 
वाले सारे काम आपको ही क्यों सौंपे जाते हैं ?” 

“ओह ! भीम ने उसे गंभीर दृष्टि से देखा, “देखो | तुम यदि मुझे राजाज्ञाओं का 
पालन करने से रोकोगी अथवा मुझे अपने भाइयों के विरुद्ध उकसाओगी, तो मैं हिडिंबा 
के पास चला जाऊँगा।”” 

वलंधरा भौचक खड़ी भीम को देखती रह गई'” यह हिडिंबा कहाँ से आ गई बीच 
में” और सहसा वह मुस्करा पड़ी, “अच्छा ! हिडिंवा के पास जा नहीं सकेंगे, तो उसे 
बुला लेंगे ?” 

हाँ! ' 

“आपने हिडिंवा को बुलाया और मैंने पांचाली को आमंत्रित किया” 

“अच्छा | रहने दो उन दोनों को । भीम ने पुनः गंभीरता का अभिनय किया, “आज 
तो हम दोनों का माँ ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है।”* 


6 
हंवन-कुंड में पूर्णाहुति डाल, पुरोहित ने शिशु को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। 


50/महासमर-4 


“राजकुमारी ! शिशु के लिए नाम क्‍या सोचा है ?? 

“वश्रुवाहन |” चित्रांगदा ने अर्जुन की ओर देखा। 

अर्जुन ने सहमति के रूप में सिर हिला दिया। वह मन-ही-मन सोच रहा था, 
'चित्रवाहन” का अधिकारी 'बग्रुवाहन' ही हो सकता है। 

बच्रुवाहन को गोद में लिए हुए मंत्रोच्चार करते हुए ब्राह्मणों में घिरी हुई चित्रांगदा 
अपने पिता के सम्मुख आ खड़ी हुई। 

चित्रवाहन ने अपनी भुजाएँ उसकी ओर बढ़ा दीं। उसके हाथ शिशु को धामने 
के लिए लालायित हो रहे थे। 

चित्रांगदा को लगा कि जिस तत्परता से उसके हाथ आगे बढ़ने चाहिए थे, उस 
तत्परता से वे आगे नहीं बढ़े''क्यों संकुचित हो रही थी वह ? शिशु को उसके नाना 
को सौंपते हुए उसका हृदय इस प्रकार प्रकंपित क्‍यों था ?”” “नहीं ! किसी ने उसके 
मन में कहा, 'नाना की गोद नहीं है यह। बश्लुवाहन, धर्मतः महाराज चित्रवाहन का पुत्र 
है | उसका जनक पौरव अर्जुन है, किंतु वह अर्जुन का नहीं, चित्रवाहन का उत्तराधिकारी 
है।'” वह अपने पुत्र को महाराज चित्रवाहन को सौंप देगी और खाली गोद लिए, अपने 
पति के साथ, यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी।' आज उसने पहली बार लक्ष्य किया था 
कि यह नन्हा-सा शिशु उसका पुत्र ही नहीं था, वह जैसे उसका साक्षात्‌ हृदय ही था, 
स्वयं उसका प्राण था'* और वह साधारण नारी थी, किन्हीं काल्पनिक कथाओं की यातुधानी 
नहीं थी, जो अपना हृदय मणिपूर में छोड़कर सारे संसार में भ्रमण करती फिरे'” यदि 
उसने अपना यह हृदय, अपने शरीर से पृथक्‌ भी किया, तो शायद उसके प्राण नहीं 
बचेंगे*” और फिर जाने उसका कभी लौटकर मणिपूर आना हो न हो। जाने बभुवाहन 
2 इंद्रप्स्थ आने की सुविधा मिले, न मिले*“जाने जीवन भर उनकी भेंट कभी हो न 


वह बश्रुवाहन को अपने पिता की गोद में कैसे डाल सकती है ? 

चित्रवाहन ने अपने उत्साह में चित्रांगदा के संकोच को लक्ष्य नहीं किया। उनके 
लिए यह अनन्त सौभाग्य का दिन था*” उनके हाथों ने चित्रांगदा द्वारा शिशु के सौंपे 
जाने की प्रतीक्षा नहीं की; अधिकारपूर्वक शिशु को थाम लिया।” किंतु शिशु के ले लिए 
जाने से चित्रांगदा के पग फिर वहाँ से उठ नहीं सके | पहले तो वह खड़ी, प्रतीक्षा करती 
रही कि पिता, उसका पुत्र उसे लौट दें, किंतु जब चित्रवाहन ने इस विषय में कोई रुचि 
नहीं दिखाई, तो वह उनके निकट ही बैठ गई। उसे लग रहा था कि किसी अदृश्य 
रज्जु ने उसके पैरों को बाँध कर वहाँ डाल दिया है|“ 

अर्जुन पृथक्‌ बैठा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह प्रसन्‍न था अथवा 
अवसन्न |” बभुवाहन उसकी प्रथम संतान था। इसके पूर्व उसने किसी शिशु को इतने 
निकट से नहीं देखा था, उसके अंगों को इस प्रकार नहीं निहारा था, उसके शरीर को 
इस प्रकार नहीं सहलाया धा*” किसी शिशु को गोद में ले, सहज रूप से उसका मुख 
चूम लेने के लिए मन ऐसे नहीं अकुलाया था"किंतु वह जानता था कि यह उसका पुत्र 
होते हुए भी चित्रवाहन का शुल्क था” उसे चित्रवाहन को सौंपे बिना वह चित्रांगदा 
को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। वह उसकी पत्नी थी, किंतु चित्रवाहन उसका 


धर्म/85॥ 


'दान' तब तक नहीं करेंगे जब तक वह उनका शुल्क नहीं देगा |” आज शुल्क चुका 
दिया जाएगा और वह एक प्रकार से चित्रवाहन के ऋण से मुक्त हो जाएगा। वह 
और चित्रांगदा अब मणिपूर में बंधक नहीं रहेंगे। वे अपनी यात्रा पर आगे जा सकते 
थे। अब वे इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़ सकते थे” अपने पहले पुत्र से वियोग का अवसाद 
उसके मन में था, किंतु वह एक अभियान की पूर्णता की तृप्ति का अनुभव भी कर 
रहा था 

उसने सोचा था कि बभुवाहन अपने पिता को सौंप कर, चित्रांगदा लौटकर उसके 
पास आ जाएगी" किंतु चित्रांगदा तो जैसे भूल ही गई थी कि वह अर्जुन के साथ इप् 
मंडप में आई थी। हवन-कुंड के पास दोनों साथ-साथ बैठे थे और उन्होंने अपने पुत्र 
की स्वस्थ दीर्घायु के लिए साथ-साथ हवन किया था। अब समारोह संपन्न हो चुका था" 
फिर चित्रांगदा को क्‍यों स्मरण नहीं हो रहा कि उसे लौटकर अर्जुन के पास आना है ? 
वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है 

चित्रवाहन संसार भर को विस्मृत किए बभ्ु को अपनी गोद में लिए गदगद बैठे 
थे। उनके मन के किसी कोने में यह विचार नहीं था कि अब उन्हें यहाँ से उठना भी 
है” और चित्रांगदा की तो दृष्टि ही बश्चु पर से हट नहीं रही थी |” 

राजा को वहाँ से उठते न देख, सारे मंत्री उनके चारों ओर घिर आए, “बधाई 
हो महाराज ! आज मणिपूर को वस्तुतः युवराज प्राप्त हुआ है।” 

“ठीक कह रहे हो पुण्यप्रताप ।” चित्रवाहन ने उसकी ओर देखा, “वैसे तो हमारी 
चित्रा भी युवराज ही थी, किंतु यह युवराज अब मणिपूर का राजा भी बनेगा।! 

युवराज के लिए कोई विशेष धाय रखी गई है, जो राजकूमारी के इंद्रप्रस्थ चलते 
जाने के बाद भी युवराज के पालन-पोषण का दायित्व सुँभाल सके ?” मंत्री पुण्यप्रताप 
ने अपनी स्वामि-भक्ति जताई, “ऐसा न हो कि योग्य धाय के अभाव में युवराज को 
कोई कष्ट हो।? 

“तुम्हारी दृष्टि में ऐसी कोई धाय है क्‍या ?” चित्रवाहन ने पूछा। 

“में सोच रहा था कि ग्राम में हमारी एक संबंधी स्त्री है तो जिसके बालक का 
निधन हो गया है, किंतु जाने वह यह काम करना चाहे, न चाहे। वैसे वह आ जाए 
तो युवराज को अपना दूध भी पिला सकती है|” 

“तुम हमें उसका नाम-पग्राम इत्यादि दे दो,” चित्रवाहन बोले, “आगे की कार्यवाही 
$ स्वयं कर लेंगे। वैसे जब तक चित्रा- यहाँ है, तब तक मुझे कोई विशेष चिंता नहीं 

॥! 

चित्रांगदा ने उनकी चर्चा और आगे नहीं सुनी” वह इतने से ही जैसे भर पाई 
थी” यहाँ उसके पुत्र के पालन-पोषण के लिए किसी और 'माँ” को खोजा जा रहा है। 
मंत्री पुण्यप्रताय बभु को किसी ऐसी स्त्री को सौंप देना चाहता है, जिसकी अपनी संतान 
मर चुकी है। उससे युवराज का अनिष्ट नहीं होगा ? जिस माँ के अपने बच्चे जीवित 
नहीं रह पाते, वह बच्नु को दूध पिलाएगी ? बच्नु उसके वक्ष से लगकर सुरक्षित रह पाएगा 
क्या ?“” पर इसमें एक ही सुखद बात थी कि महाराज यह नहीं कह रहे थे कि वच्नु 
उन्हें सौंपकर चित्रांगदा अपने पति के साथ चली जाए |” वह कह रहे थे कि जब तक 


52/महासमर-4 


चित्रांगदा यहाँ है तब तक उन्हें विशेष चिंता नहीं है 


चित्रांगदा ने वश्नु को दूध पिलाकर सुला दिया तो अर्जुन ने उसकी ओर करवट बदली, 
“क्या अब हम लोग मणिपूर से विदा होने की योजना बना सकते हैं ?? 

चित्रांगदा को लगा कि प्रातः की घटनाओं से हुए उसके घाव अभी भरे भी नहीं 
थे कि किसी ने अपने नखों से उन्हें पुनः छील दिया।” पता नहीं ये पुरुष 'संतान' के 
प्रेम का अनुभव क्यों नहीं कर पाते। उसके पिता कितने सहज रूप से बच्नु पर अपना 
अधिकार जमाए बैठे हैं । उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके इस आचरण से चित्रांगदा 
के मन पर कया वीत रही होगी।” और अब पार्थ पूछ रहे हैं कि वश्नु को यहाँ छोड़ 
कर वह उनके साथ कब चलेगी ?*“ 

तुमने कोई उत्तर नहीं दिया चित्रा ?? 

“क्या उत्तर दूँ मैं |” बहुत प्रयत्न करने पर भी चित्रांगदा अपनी खीझ नहीं रोक 
सकी, “तेरह दिन का बशु क्या इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि उसे पिताजी को सौंप 
कर मैं आपके साथ चल दूँ ?” 

अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। इस समय कुछ भी कहने का कोई लाभ नहीं था। इस 
समय उसे चित्रांगदा के मन और शरीर की स्थिति को समझना चाहिए। गर्भ-काल की 
असुविधाओं और प्रसव के कष्यों को सहकर उसने बशु को पाया है'” और उससे प्राप्त 
सारा हर्ष तत्काल ही विषाद में परिणत होने को तैयार खड़ा था |” उसका शरीर दुर्बल 
था, मन क्लांत था। इस समय उसे किसी इन्द्व से गुजरना पड़ा, तो संभव है वह उसके 
लिए असहा हो जाए" 

अर्जुन को लगा, इस सारी सहानुभूति के नीचे से कई निरीह-सी आशंकाएँ अपना 
पिर उठ रही हैं।” नारी का तो परीक्षण ही संतान के जन्म के पश्चात्‌ होता है। पहले 
तो उसे पति ही प्रिय होता है”” उसका सुख और हर्ष ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता 
है'” उसके और उसके प्रिय के मध्य कोई तीसरा नहीं होता” किंतु माँ बनते ही उसका 
दृष्टिकोण बदलने लगता है। संतान की इच्छा और प्रसन्नता ही उसके लिए सब कुछ 
हो जाती है।” पुत्र अपने पिता का प्रतिद्न्द्दी नहीं होता, किंतु स्त्री उन्हें प्रतिद्वन्दी बना 
देती है। नन्हे से असमर्थ, असहाय और पूर्णतः परावलंबी पुत्र से पिता की क्या 
प्रतिद्वंद्धित ?'* वह तो स्वयं ही अपना सब कुछ उसको देने के लिए तत्पर होता है" 
किंतु उसके कारण पली द्वारा अपनी उपेक्षा उसे सहन नहीं होती। वह जानता है कि 
उस उपेक्षा का कर्ता पुत्र नहीं है, किंतु पली की असंतुलित बुद्धि के कारण निमित्त 
तो वह बन ही जाता है।“ शायद पुरुष की यही असहायता उसे विचतित कर देती 
है कि उसकी पत्नी उसकी अपनी प्रिय संतान की आड़ में उसकी उपेक्षा कर रही है” 
प्रतिस्पर्धी वराबर का हो तो कोई उसका प्रतिकार भी करे” यहाँ तो प्रतिस्पर्धी उसे बना 
दा जाता है, जिसका प्रतिकार करते हुए पुरुष को अपने पौरुष पर ही लज्जित होना 
पड़े।“ 


+रुष्ट हो गए क्‍या ?? 


धर्म/53 


“नहीं ! रुष्ट नहीं हूँ ।” अर्जुन ने उत्तर दिया, “रुष्ट होने का तो कोई कारण नहीं 


तो बोलते क्‍यों नहीं ?? 

“क्योंकि सोच रहा था।” 

कया? 

“सोच रहा था कि आगे तुम्हारे लिए कठिन दिन हैं। तुम वचनानुसार वष्नु जल 
अपने पिता को सौंप नहीं पाओगीः” |” 

चित्रांगदा जैसे स्वयं को संयत करने का प्रयत्न करती रही, किंतु जब स्वयं के 
रोक नहीं पाई तो फूट पड़ी, “अपने पुत्र से प्रेम करना पाप है क्या ? अपनी संतान 
को पालना माँ का धर्म नहीं है ?” 

“स्वयं को शांत करो चित्रा !” अर्जुन ने मुस्कराने का ग्रयल किया, “मैं तुम पर 
कोई आरोप नहीं लगा रहा। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा। मेरा तुमसे कोई विरोध भरी 
नहीं है*” और मैं तुमसे तुम्हारा पुत्र न छीन रहा हूँ, न तुम्हें उससे वियुक्त कर रहा 


००० । १ 


रा 


“तो ?” चित्रांगदा स्वयं नहीं समझ पाई कि वह अर्जुन से क्या पूछना चाहती है। 

अर्जुन ने भी यह चिंता नहीं की कि चित्रांगदा के इस अस्पष्ट प्रश्न का अभिप्नाय 
कया था। वह अपनी बात कहता गया, “तुमने अभी कहा कि संतान को पालना माँ का 
धर्म नहीं है क्या ? मैं भी धर्म की ही चिंता कर रहा था।” 

“कैसा धर्म ?” 

“अपने वचन का पालन मनुष्य का धर्म नहीं है क्या ?” अर्जुन ने उसकी ओर 
देखा, “जब तुम्हारे पिता ने हमारे विवाह के संदर्भ में यह प्रतिबंध लगाया था कि मुझे 
तुमसे विवाह करने के लिए उसका शुल्क चुकाना होगा, तब तो तुमने कोई आपत्ति नहीं 
की थी।” 

“यदि आपत्ति करती तो क्या करते आप ?? 

“इस प्रतिज्ञा पर विवाह नहीं करता |” 

“आप व्यर्थ उद्विग्न न हों।” चित्रांगदा का स्वर पर्याप्त सामान्य हो गया था, ”*ं 
आपकी प्रतिज्ञा-पूर्ति के मार्ग में नहीं आऊँगी |” 

“मैं जानता हूँ।” अर्जुन ने कहा, “किंतु तुम भी यह जान लो कि जब तक मैं 
तुम्हारे पिता का शुल्क नहीं चुकाता, तुम मेरे माथे पर उनके ऋण के रूप में बोझ हो।" 
जब तक मैं उनका शुल्क नहीं चुकाता, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेकर नहीं 
जा सकता |” और इतना तो तुम जानती ही हो, कि मैं सदा के लिए यहाँ रह नहीं सकता। 
मुझे जाना ही है।? 

“मैं सब कुछ समझती हूँ,” चित्रांगदा का स्वर॒शांत था, “किंतु आप इतनी-सी 
बात क्यों नहीं समझते कि बभुु अभी बहुत छोटा है। मैं उसे किसी धाय के भरोसे छोड़ 
कर नहीं जा सकती |” 

“वैसा कुछ मैंने कहा भी नहीं है|” अर्जुन कुछ अन्तर्मुखी हो गया, “मैं अपने धर्म 
की बात सोच रहा हूँ, तो तुम्हारे मोह को लेकर भी चिंतित हूँ। तुम उस बचु से मोह 


(54/महासमर-4 


बढ़ा रही हो, जो हमारा नहीं है। बच्नु महाराज चित्रवाहन का पुत्र है।" 

“आपका धर्म यही कहता है, कितु मेरे पिता का भी तो कोई धर्म होगा। वे अपनी 
पुत्री को वंचित करना नहीं चाहेंगे |” चित्रागंदा बोली, “पिता का तो धर्म ही अपनी संतान 
को देना है, उससे कुछ छीनना नहीं!” 

अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया” पता नहीं चित्रांगदा अपने पिता के धर्म की चर्चा 
कर रही थी, या उनकी आड़ में वह अर्जुन को ही पिता का धर्म समझा रही थी" पिता 
के रूप में उसे भी बभु के लिए संसार भर की सुख-सुविधाएँ जुटानी थीं, उससे उसकी 
माँ को छीनना तो पिता का धर्म नहीं था |” वह अपने धर्म के विषय में सोच रहा था“ 
अपने वचनानुसार, महाराज चित्रवाहन को शुल्क-दान, किंतु ब्रु के पिता के रूप में 
उसका क्या धर्म था ? उस नवजात शिशु के पिता के रूप में उसे क्या करना चाहिए 
धा 205 

अर्जुन को लगा कि इस बार कदाचित्‌ उसका अपना मोह जाग रहा है" संतान 
का मोह उसे जकड़ रहा है*” और यदि यह इसी प्रकार बढ़ता रहा, तो निश्चय ही वह 
उसे उसके धर्म से डिगा देगा“ बश्रु यदि अपने नाना के परिवार में पलेगा, तो उसे 
सुख-सुविधाओं का कोई अभाव नहीं होगा। उसकी उपेक्षा नहीं होगी। वह मणिपूर का 
युवराज है, भावी राजा है। उसे पिता का वात्सल्य देने के लिए अर्जुन उसके निकट 
रहा, तो अपने धर्म से विचलित होगा"” और यदि किसी युक्‍्ति से बश्ु को वह इंद्रप्रस्थ 
ले भी गया, तो बभु धर्मराज युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी तो नहीं हो सकता“ वह इंद्रप्रस्थ 
का युवराज नहीं हो सकता |” क्‍या यह धर्म है पिता का कि वह अपने मोह के कारण 
पुत्र को इस प्रकार वंचित करे ?*“ नहीं ! पुत्र के वियोग का कितना भी कष्ट क्यों 
न हो, अर्जुन न तो चित्रवाहन को दिए गए अपने वचन से पीछे हट सकता है'” और 
न ही अपने पुत्र को राजसिंहासन से वंचित कर सकता है' 


बु अपने छोटे-छोटे पगों से अटपटा-सा दौड़ता हुआ आया और चित्रांगदा से लिपट 
गया, “माँ !” 

क्या बात है ब्लु ! किससे बचकर भागा है ?? 

“माँ ! गोदी ! नींद आई हैं।” 

“पललविका !” अर्जुन ने दासी को पुकारा, “बभु को ले जाकर सुला दो |” 

“नहीं ।” बश्नु ने विरोध किया, “माँ की गोद में सोऊँगा।" 

“तू जा पललविका !' चित्रांगदा बोली, “मैं युवराज को सुला लूँगी।' 

लौटती हुई पल्‍लविका को अर्जुन चुपचाप देखता रहा | वह कक्ष से निकल गई 
तो बोला, “क्यों बभ्लु के लिए कठिनाइयाँ बढ़ा रही हो। वह धाय और दासी के साथ 
जितना अधिक समय व्यतीत करेगा, हमारे जाने के पश्चात्‌ उत्तना ही सुखी रहेगा।” 

“माँ के होते हुए उसे क्या आवश्यकता है कि वह धाय अथवा दासी के वक्ष में 
मुँह छिपाकर सोए ?*ः 

“और जब माँ चली जाएगी, तब ?” 


धर्म/55 


“तव की तब देखी जाएगी ।” चित्रांगदा बोली, “भविष्य की आशंकाओं के मरे 
वर्तमान का सुख क्यों छोड़ दें ?” 

“वर्तमान का सुख मत छोड़ो, किंतु ग्रहण हो या त्याग” योजनावद्ध ढंग से है 
करना चाहिए। त्याग की भी तैयारी करनी पड़ती है। वह क्रमशः हो, तो ही अच्छा है! 

चित्रांगदा वभु को लेकर पर्यक पर बैठ गई। उसने उसे अपनी गोद में एक कवर 
लेटा लिया था और उसे धीरे-धीरे थपकती जा रही थी, और सहसा वह अर्जुन की जोर 
मुड़ी, “वभु अब तुतलाकर छोटे-छोटे वाक्य वोलने लगा है। डगमगाता हुआ अठ्पये 
चाल से थोड़ा-थोड़ा दौड़ने लगा है। अब ही तो संतान को पालने का थोड़ा बहुत सुद् 
मिलने लगा है।” आपको वह एकदम अच्छा नहीं लगता ?? 

“अच्छा क्‍यों नहीं लगता। शिशु तो किसी का भी हो, सवको अच्छा लगता है! 
अर्जुन चित्रांगदा का अभिप्राय समझ रहा था, “किंतु तुम्हारी ही वात को मैं उत्तट का 
कहना चाहता हूँ, वध्ु अव बोलने भी लगा है, सारे प्रासाद में भागता फिरता है।“ अब 
उसे महाराज भी सँभाल लेंगे। तुम मेरे साथ चलने की तैयारी करो ।' 

“मुझे मालूम है कि वह भागता-फिरता ही नहीं है, गिरता-पड़ता भी रहता है। अब 
ही तो वह माँ को पहचानने लगा है और अपनी प्यारी बोली में माँ को पुकार कर अपनी 
इच्छाएँ जताने लगा है। अब ही तो वह कहने लगा है कि वह माँ के हाथ से खाएगा 
और माँ के पास सोएगा। अब ऐसे में मैं उसे छोड़कर चल दूँ ? ताकि मुझे न पाका 
वह रो-रो कर हल्कान होता रहे और किसी को समझ में ही न आए, कि उसे चुप 
कैसे कराएँ।"” 

“अपनी प्रजा का पितृवत्‌ पालन करने वाले महाराज चित्रवाहन क्या एक बच्चे 
को पालने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते ?” अर्जुन कुछ खीझ कर वोला, "तुम्हें अपने 
पुत्र के मोह में न तो मेरा वचन स्मरण रहता है, न अपना कर्तव्य ! अब तुम्हारे तिए 
वश्रु ही सव कुछ हो गया, जिस पिता ने तुम्हें जन्म दिया और पालन-पोषण कर इतना 
बड़ा किया, उनका हित भी तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं रखता ?” 

चित्रांगदा की दृष्टि में क्रोध झलका, किंतु उसकी वाणी अब भी संयत ही रही, 
“मुझे अपने पिता के हित का पूर्ण बोध है | मैं जानती हूँ कि मेरे पिता की क्या आवश्यकता 
है | उनके प्रति मेरा दायित्व आपके समान न तो मात्र वचन पूर्ण करने तक है, न शुल्क-दान 
तक। मैं जीवन में जैसे-जैसे समर्थ होती गई हूँ, मैंने अपने पिता को असमर्य होते ही 
देखा है। सदा उन्हें सहारा दिया है, उनके दायित्वों का वहन स्वयं किया है, स्त्री होते 
हुए भी युवराज के रूप में पुरुष बनकर प्रजा का पालन किया है*” और अब आप उनके 
प्रति मुझे अपना कर्तव्य स्मरण करा रहे हो |” * क्रमशः उसकी वाणी कुछ उत्तेषित 
होती गई, “क्या है उनके प्रति मेस कर्तव्य ? क्रमशः वृद्ध और असहाय होते हुए उप् 
धर्म प्राण क्षत्रिय पर इस शिशु की रक्षा का वोझ डाल कर उनकी कमर और भी बुक 
दूँ। उस असमर्थ पिता के पास इस दूध पीते युवराज को छोड़कर चली जाऊँ, ताकि 
शत्रु इन दोनों की हत्या कर मणिपूर के राजवंश को सदा के लिए समाप्त कर दें | उनकी 
रक्षा का मुझ पर कोई दायित्व नहीं है ?* 

अर्जुन ने उसे एक भरपूर दृष्टि से देखा, “तुम पहले अपने मन में यह स्पष्ट का 


56/महासमर-4 


लो कि तुम मणिपूर में अपने पिता की रक्षा के लिए रुकी रहना चाहती हो या वच्चु के 
पालन-पोषण के लिए अथवा पुत्र को अपनी आँखों के सम्मुख देखते रहने के माँ के 
मुख के लिए। 

“क्या ये सव एक-दूसरे से संबद्ध नहीं हैं ?* 

“नहीं। ये सव अपने मन को वहकाए रखने के लिए खोजे गए कारण हैं। तुम 
अपने मोह को न छोड़ पा रही हो, न स्वीकार कर रही हो। तुम अपनी कर्तव्य-परायणता 
का हवा दिखाकर मुझे स्वार्धी और अपराधी घोषित करना चाहती हो |” 

“क्यों ? मैं आपसे प्रेम नहीं करती ? आपको पाने के लिए मैंने प्रयल नहीं किया ? 
आपको मणिपूर में अटकाए रखने के तिए मैंने नाटक नहीं किया ? 

“वह सव तुमने किया ।” अर्जुन शांत मन से बोला, “किंतु वह सब तुमने मेरे प्रेम 
के कारण नहीं किया | यह वात मुझे अब समझ आ रही है कि तुम तब भी अपने-आप 
से प्रेम करती थीं, और अब भी अपने-आपसे प्रेम करती हो। तुमको सब कुछ अपने 
तिए चाहिए। तुम धर्म को नहीं समझतीं। तुम किसी से प्रेम नहीं करतीं, क्योंकि तुम 
त्याग नहीं कर सकती | तुम वचन से प्रेम नहीं करतीं, अपने-आपसे प्रेम करती हो | तुम 
वप्नु के पास उसकी सुविधा के लिए नहीं, अपने सुख के लिए बनी रहना चाहती हो। 
तुम न अपने पिता के लिए जी सकती हो, न अपने पति के लिए, न अपने पुत्र के 
लिए | तुम केवल अपने लिए जी सकती हो” और तुम वही करोगी।"” 

“अभी उठकर आपके साथ चल पहँ तो मैं आदर्श नारी हो जाऊँगी ?” चित्रांगदा 
का स्वर वक्र हो गया, “क्यों क्या वात्सल्य की तुलना में श्रृंगार, धर्म के अधिक निकट 
है ? वात्सल्य पाप है और श्रृंगार जीवन का धर्म है ?? 

*कुतर्क मत करो ।” अर्जुन पर्याप्त संयत स्वर में बोला, “पुत्र हो जाने के पश्चात 
भी जो स्त्री पति का संग-निर्वाह करती है, वही सती है। जिसे पुत्र पति से अधिक प्रिय 
हो, वह सती नहीं होती | इसलिए नहीं कि वात्सल्य कोई हीन भाव है, इसलिए कि तुम 
मेरी धर्मपत्नी हो, काम-संगिनी नहीं। मैं अपनी कामनाओं को अस्वीकार नहीं करता। 
काम-भाव को हमारे ऋषियों ने देवत्व की उदात्तता प्रदान की है।“” पर पति-पली का 
संबंध, केवल शरीर-भोग तक सीमित नहीं है। पति-पत्नी के रूप में वे धर्मपूर्वक काम 
तथा अर्थ का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं । पर शायद तुमने दांपत्य-जीवन 
को कभी इस दृष्टि से नहीं देखा। तुम्हें अब मेरी आवश्यकता नहीं है।“* 

*ऐसा मत कहिए। इतने क्रूर मत बनिए |” चित्रांगदा की आँखों में अश्वु आ 
गए, "हो सकता है कि मैं एक दुर्वल नारी हूँ, जो किसी को भी नहीं छोड़ सकती" 
न पिता को, न पुत्र को, न पति को"” |” उसने अर्जुन की ओर देखा, “क्या यह संभव 
नहीं है कि आप सदा के तिए मणिपूर में ही रह जाएँ ?” 

अर्जुन हँस पड़ा, “यह धर्मसंगत नहीं है| मेरे लिए यहाँ रहना उचित नहीं है। फिर 
मुझ पर मेरी माता और मेरे भाइयों का अधिकार है| तुम्हारे अधवा अपने सुख के लिए 
में न अपनी माता का त्याग कर सकता हूँ न अपने भाइयों का, न अपनी पत्नी का" ।” 

*होँ। आपकी तो एक पली भी वहाँ है।” चित्रांगदा बोली, “एक मैं ही न हुई 
तो क्या अंतर पड़ेगा।' 


धर्म/57 


“तुम इस समय संतुलित मन से सोच नहीं पा रही हो,” अर्जुन वोला, “इसहिए 
मेरे दायित्वों और कर्तव्यों को समझ नहीं पा रही हो।” पर मैं न तो तुमसे रुष्ट हूं 
न तुम्हारा शत्रु हूँ। तुम्हारा सुख मुझे अब भी उतना ही प्रिय है। यदि तुम यहाँ 
कर सुखी हो, तो यहीं रहो ।“जब तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है, तुम इंद्रप्रध 
आ सकती हो | तुम्हारा स्वागत होगा। स्वयं न आ सको तो संदेश मिजवा सकती हो, 
मैं तुम्हारे इंद्रप्रस्थ पहुँचने की व्यवस्था कर दूँगा, अथवा स्वयं आकर तुम्हें ले जाऊँगा।' 

“ओह ! प्राण-सखा !” चित्रांगदा का स्वर अत्यन्त विह्ल था, “तुम अपने सुख के 
लिए क्यों नहीं जी सकते ?” 

“हमारा जीवन धर्म के लिए है चित्रा ! सारा सुख उस धर्म के निर्वाह में ही है।' 
अर्जुन बोला, “अपने सुख के लिए जीना, तो कोई जीना नहीं होता |" 

“मेरी समझ में तुम्हारी वात नहीं आती। व्यक्ति अपने सुख के लिए न जिए, तो 
किसके लिए जिए ?' चित्रांगदा ने विवाद त्याग दिया, “अच्छा ! मुझे विचार करने के 
लिए कुछ समय तो दो!” 

#तुम सोच लो |” अर्जुन बोला, “किंतु यह भी जान लो कि जो लोग जीवन में 
सुख खोजते हैं, वे कभी सुखी नहीं होते | सुख उन्हीं को मिलता है जो धर्म को जानना 
चाहते हैं, उस पर चलना चाहते हैं, उसके लिए कष्ट सहने को तैयार रहते हैं।” 

“मैं यह सव नहीं समझती ।” चित्रांगदा बोली, “मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ 
कि वशु मेरा पुत्र है, और मैं उसे छोड़कर नहीं रह सकती।" 

“तुम विचार कर लो ।' अर्जुन का स्वर उदासीन हो चला था, “मैं कल ही तो मणिपूर 
नहीं छोड़ रहा ।“किंतु अब निश्वय कर ही लो कि तुम क्‍या चाहती हो। मुझे तुम्हाग 
प्रत्येक निश्चय स्वीकार होगा |" 


हट, 


“अर्जुन | 
अर्जुन ने पलटकर देखा प्रभास क्षेत्र में इस एकांत सागर-तट पर उसे पहचानने 
वाला कौन था ?"उसकी आँखें क्षण भर के लिए आश्चर्य से फैलीं और फिर जैसे उसका 
मन विह्ल होकर जल के रूप में उसकी आँखों में समा गया |“'उसके सामने कृष्ण खड़ा 
था। रुकना अर्जुन के लिए संभव नहीं था। अगले ही क्षण अर्जुन, कृष्ण की आमंत्रणमयी 
भुजाओं में समा गया। 

“तुम यहाँ कैसे ?” अलग होते ही अर्जुन ने पूछा। 

“उल्टी बात कर रहे हो मित्र ! यह प्रभास-द्षेत्र है, हमारा क्षेत्र ! चकित तो मुझे 
होना चाहिए कि तुम यहाँ कैसे !” 


“मुझे कुछ अनुमान तो था कि मैं द्वारका के निकट हूँ, किंतु ठीक-ठीक कितनी 
दूर हूँ, यह मैं नहीं जानता था।” अर्जुन बोला, “तुम यहाँ किसी काम से आए हो ?” 

“तुम्हारा स्वागत करने ही आया हूँ। यदि यह काम है तो समझ लो काम से ही 
आया हूँ, अन्यथा अपना सुख प्राप्त करने आया हूँ।' 

“तुम्हें सूचना थी कि मैं यहाँ हूँ ?” 

“हाँ !” कृष्ण मुस्कराए, “अपने क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों की खोज-खबर नहीं 
रखेंगे, तो यादव अपना शासन कैसे चलाएँगे।' 

“पर कैसे ?” अर्जुन चकित था, “क्या यहाँ आने-जानेवाले प्रत्येक व्यक्ति की सूचना 
तुम्हें रहती है ?” 

“नहीं ! प्रत्येक व्यक्ति की नहीं किंतु यहाँ की गति-विधि की सूचना तो रखनी 
ही पड़ती है। तीर्थ-स्थलों की शांति बनी रहे और वहाँ आनेवाले यात्री कष्ट न पाएँ, 
उसके लिए शासन को सजग तो रहना ही पड़ता है। इसलिए जब कोई विशिष्ट व्यक्ति 
आ जाए तो हमें उसकी सूचना भी मिल जाती है|” कृष्ण की वाणी कुछ गंभीर हो गई, 
“और अभी तो चारों ओर हमारे विरोधी फैले हुए हैं, उनसे अपनी रक्षा के लिए भी 
हमें अपनी आँखें खुली रखनी पड़ती हैं, और अपने तटों पर निरंतर प्रहती के समान 
सजग रहना पड़ता है।” 

“किंतु यहाँ प्रहरी कहाँ हैं ? मुझे कोई सैनिक चौकी तो दिखाई ही नहीं पड़ी |” 
अर्जुन बोला। 

“जो दिखाई पड़ें, वे प्रहरी नहीं होते, क्योंकि शत्रुओं और अपराधियों को यह 
ज्ञात होता है कि उन्हें किससे बचना है अथवा किसको अपने प्रभाव से शियिल कर्‌ 
उसे कर्तव्यच्युत करना है ।” कृष्ण हँस पड़े, 'शासन को ईश्वर के ही समान सर्वव्यापी 
किंतु अदृश्य होना चाहिए पार्थ ! जो प्रकट है, वह बल है, शासन तो अदृश्य होता है। 
अकारण बल-प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।” 

“तुम्हारी गुप्तचर-व्यवस्था पर्याप्त दृढ़ मात्रूम होती है ।” अर्जुन हँसा, “नहीं तो एक 
तीर्थ-स्थान पर एक संन्‍्यासी का आगमन कोई ऐसी घटना तो नहीं, जिसकी सूचना तुम 
तक पहुँच जाए |” 

“आओ ! कहीं बैठें।” कृष्ण ने कहा, “हमारा सागर-तट बहुत सुंदर है।” 

अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप कृष्ण के पीछे-पीछे चल पड़ा । 

कृष्ण के निकट खड़े होकर उसने सागर की ओर देखा : सचमुच बहुत सुंदर स्थल 
धा। अपनी इस यात्रा में अर्जुन ने सहस्नों योजनों तक फैला सागर-तट देखा था। सागर 
ने उसे सदा ही लुभाया था, फिर भी उसे तनिक भी संदेह नहीं था कि अनन्त सागर 
कहीं बहुत संकीर्ण भी दिखाई देता था, कहीं उद्यम और कहीं बहुत प्रचंड। कहीं-कहीं 
चट्टानों के सम्मुख वह अवश, अक्षम और निरीह भी हो जाता था। उसका सौन्दर्य 
जल का ही सौन्दर्य था, और जल सब कहीं था, फिर भी उसका कोई रूप मनमोहक 
था, कोई नहीं | लहरें तो सब एक जैसी ही थीं, फिर भी जैसे प्रत्येक लहर, दूसरी लहर 
से भिन्‍न थी, और पर्याप्त नवीनता लिए हुए थी।“ 

“तुम्हें यह ज्ञात था कि मैं इंद्रप्रस्थ में नहीं हूँ ?” अर्जुन ने बैठते हुए कहा। 


धर्म/59 


“हाँ ! इंद्रप्रस्थ छोड़े, तुम्हें वर्षो ही गए, क्या अब तक मुझे यह सूचना ही नहीं 
मिलती ?” 
श्रेरे इंद्रप्रस्थ छोड़ने का कारण भी ज्ञात है ?? 
“हाँ ! कारण भी ज्ञात है। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो, जैसे इंद्रप्रस्थ से हमारा कोई 
संपर्क ही न हो | हमारे पत्र-वाहक इंद्रप्रस्थ आते-जाते हैं, इसलिए सूचनाएँ मिलती रहती 


हैं|" 

आने इंद्रप्रथ छोड़कर कुछ अनुचित तो नहीं किया ?” 

“यहाँ प्रसंग उचित और अनुचित का नहीं है," कृष्ण वोले, “तुम इंद्रप्रस्थ से चलते 
आए, इसलिए इंद्रप्र्य॒ का विकास नहीं हुआ, उसका विकास धम गया, किंतु तुमने 
इतनी लंबी यात्रा की, इतने नए संबंध वनाए, नई परिस्थितियों से जूझे, तो तुम्हारा अपना 
विकास हुआ | अब इसका समाधान कौन-सा गणित्त करेगा कि यह लामप्रद था या हनिप्रद, 
उचित था या अनुचित !” 

श्वस्तुतः अपने पारिवारिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक था कि 
इस प्रकार का कोई विधान बनाया जाएं। वह हमने बनाया |" अर्जुन बौला, “अब यह 
संयोग ही था कि मुझे ही एकांत में बैठे धर्मराज और द्रौपदी के दर्शन करने पड़े। अतः 
उसका दंड तो मुझे स्वीकार करना ही था।” 

“दंड का विधान क्‍या था ?” 

“दंड के अनुसार मुझे बारह वर्ष इंद्रप्रस्थ तथा अपने भाइयों से दूर रहना था।' 
अर्जुन बोला, “किंतु नीति यह भी थी कि जो इस दंड के अधीन इंद्रप्रस्थ तथा अपने 
परिवार से दूर रहे, वह अपना समय व्यर्थ इधर-उधर नष्ट न करे, अतः वह वनवास 
करे तथा ब्रह्मचर्य का पालन करे, ताकि वाध्य होकर किए गए इस वनवास में वह कुछ 
साधना तथा तपस्या कर, अपना विकास कर सके |” अर्जुन रुका, “किंतु परिस्थितियों 
ने मुझे न तो पूर्णरूपेण वनवास करने दिया, और न ही ब्रह्मचर्य का पालन ही।' 

“वह सव मुझे ज्ञात है|” कृष्ण ने उत्तर दिया, “और अच्छा ही है कि तुम उत्ूपी 
हा चित्रांगदा के प्रासादों में रह आए हो, अन्यथा तुम द्वारका चलने से भी इंकार कर 
देते ।” 

“तो तुम यह भी जानते हो कि मैं कब कहाँ हूँ ?” 

“नहीं ! हर समय निश्चित सूचना तो नहीं होती थी कि तुम कहाँ हो, किंतु तुम्हारी 
यात्रा की प्रगति का कुछ-न-कुछ अनुमान तो रहता ही था |” कृष्ण ने उत्तर दिया, 'इसतिए 
एक प्रकार से मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा भी थी।” 

“इंद्रप्रस्थ का क्या समाचार है ?” अर्जुन पूछे बिना नहीं रह सका, यद्यपि उसके 
मन में एक अटपटी-सी अनुभूति यह भी थी कि उसने अभी कृष्ण, उसके परिवार और 
द्वारका के विषय में कूछ भी नहीं पूछा है। 

“इंद्रप्रस्थ के भीतर तो प्रायः सव कुछ ठीक-ठाक ही है, किंतु मेरी दृष्टि में उसका 
विकास अवरुद्ध है!" कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, “धर्मराज युधिष्ठिर के मूर्धाभिषिका 
होने 8:28 रा आयविर्त को होना चाहिए था, चह अभी तक नहीं हो पाया है।"” 


“उनके चारों ओर विरोधी शक्तियाँ सक्रिय हैं ।" कृष्ण बोला, “और वे उनका दमन 
नहीं कर रहे ।” 

“दमन कर नहीं रहे या दमन करने में असमर्थ हैं ?? 

“सामर्थ्य शारीरिक भी होती है और मानसिक भी अर्जुन, ! इस समय इंद्रप्रस्थ में 
दोनों का ही अभाव है |” 

“मैं समझा नहीं ।” अर्जुन बोला। 

“कुछ शत्रु ऐसे हैं, जिनका दमन करने के साधन पांडवों के पास नहीं हैं|” कृष्ण 
ने बताया, “और कुछ शत्रु ऐसे हैं जिनके दमन में समर्थ होते हुए भी धर्मराज अपनी 
वृत्ति की कोमलता के कारण, किंकर्तव्यविमूढ़-से बैठे हैं।" 

“हाँ महाराज युधिष्ठिर ने आनृशंसता का संकल्प ले रखा है|” 

“नृशंस तो किसी को होना ही नहीं चाहिए | दया, मानवता के उच्चतम आदर्शो 
में से एक है, किंतु दया और आत्मघात में अंतर है ।" कृष्ण के मुख-मंडल पर जैसे कोई 
दिव्य प्रकाश था, “राजा को क्रूर नहीं होना चाहिए, किंतु शज्षुओं और अत्याचारियों के 
दमन के लिए उसे कठोर तो होना ही पड़ेगा। यदि वह अपनी ही रक्षा नहीं करेगा, तो 
प्रजा की रक्षा कैसे करेगा ? यदि राजा सर्प के प्रति कठोर नहीं होगा, तो गाय की रक्षा 
कैसे होगी ? क्या हम सर्पों को यह अनुमति देंगे कि वे हमारी गोशालाओं में घुस आएँ 
और मनमाने ढंग से हमारे गोधन को नष्ट कर दें ?” 

“ठीक कहते हो मित्र ?” अर्जुन बोला, “किंतु धर्मराज की प्रकृति तो नहीं बदली 

जा सकती |” 
“प्रकृति तो किसी की भी नहीं बदली जा सकती ।” कृष्ण बोले, “और प्रकृति को 
बदलने की आवश्यकता भी क्या है ! बदलनी तो मात्र नीति है। अपने कर्तव्य की पूर्ति 
के लिए कठोरता धारण करने से न कोई पतित होता है, न मानवता-शून्य ! धर्मपरायण 
होने का अर्थ मूर्ख होना तो नहीं है न ! हमें अपने भ्रमों से मुक्त होना है, न्याय-अन्याय 
के बोध से नहीं ! हमें अपना अहंकार और मोह त्यागना है। अपने अधिकारों का त्याग 
तो आत्मघाती होगा पार्थ !” और सहसा, कृष्ण ने जैसे अपने आपको पूर्णतः परिवर्तित 
कर लिया, “चलो ! उठे ! अब द्वारका चलते हैं। तुम भी तो यादवों की राजधानी को 
देखो ।” वे उठकर खड़े हो गए थे। 

“इस वेश में ?” अर्जुन ने पूछा। 

कृष्ण ने लीलामयी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा : इतनी देर के वातलिप में, 
उनका मन जैसे विचारों में मगन था और अर्जुन के वेश को जैसे वे विस्मृत ही कर 
चुके थे, “वैसे तो तुम इस वेश में भी चलते तो कोई हानि नहीं थी”“कुछ विनोद ही 
रहता, किंतु यदि तुम्हें लगता है कि द्वारका की सुंदरियाँ तुम्हें तुम्हारे सुसज्जित राजकुमार 
के वेश में ही देखें तो वही सही |” कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाया, “पहले 
हम रैवतक पर्वत पर चलते हैं। कुछ दिन वहाँ रह लो। अपनी इच्छानुसार अपना रूप 
सँवार लो, फिर जब उचित समझो, तब द्वारका चलो | तब तक मैं द्वारका को भी तुम्हारे 
स्वागत के लिए सँवार दूँगा।” 

अर्जुन के मन में रेवतक पर्वत को लेकर अनेक प्रश्न थे, किंतु अपनी जिज्ञासा 


धर्म/6] 


को इस प्रकार प्रकट करने में उसे कूछ संकोच हो रहा था, जब कृष्ण उसे वहाँ ते है 
जा रहा है, तो बालकों के समान व्यर्थ में प्रश्न पूछ-पूछ कर उसे परेशान कल की व्या 
आवश्यकता थी। वह स्वयं वहाँ जाकर अपनी आँखों से सब कुछ देख लेगा“फ़ि 
आवश्यकता होगी, तो पूछ भी लेगा" 


रेवतक ने अर्जुन को सचमुच चकित कर दिया | यह एक प्रकार से यादवों की राजधानी 
का ही अंग था, ०3 उनके दैनन्दिन जीवन का अंग न होकर, उनके जीवन का समागेह 
था। उन्होंने इस पर्वत को जैसे अपने उत्सवों के लिए स॒जा रखा था। कोई समाज हो, 
कोई उत्सव हो, कोई धार्मिक समारोह हो”उसके लिए वे लोग यहीं आते थे। उन्होंने 
इसी पर्वत की सबसे ऊँची चोटी पर महादेव के एक विशाल मंदिर की स्थापना की थी 
और उसके आस-पास अत्यन्त मनोरम उद्यानों का एक सात्विक संसार रचा था। उसे 
कुछ नीचे उतरकर उस मार्ग का निर्माण किया गया था, जो रैवतक की परिक्रमा के उपयोग 
में आता था। परिक्रमा का यह मार्ग मानो लौकिक और अलौकिक सुखों की सीमारेखा 
थी। लौकिक सुख, समारोह, आयोजन, भोग और वैभव-प्रदर्शन'“सवके सब, उप्र पथ 
के नीचे ही रह जाते थे। ऊपर के क्षेत्र में केवल धार्मिक समारोह होते थे और उम्ों 
भाग लेने के लिए, लौकिक भावों को नीचे ही त्याग कर जाना होता था ।”परिक्रमायय 
से नीचे उतरकर क्रीड़ा के अनेक आयोजन दिखाई देते थे | वहाँ वैभवशाली यादवों के 
अनेक निजी प्रासाद थे, जिनका उपयोग एकांतवास के लिए भी होता था और निजी 
उत्सवों के लिए भी। सार्वजनिक उत्तवों, मेलों और समाजों के लिए विस्तृत क्रीड़ाभूमि 
और विलास भवनों का निर्माण किया गया था*” रैवतक-द्षेत्र में कृष्ण का भी अपना 
भवन था। कृष्ण के सेवकों को यह सूचना थी कि उनके स्वामी अपने किसी अलन 
सम्मानित अतिथि के साथ भवन में पधार रहे हैं और यहाँ वे कुछ दिन निवाप्त कोंगे। 
सेवकों ने अर्जुन की वेशभूषा के प्रति तनिक भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया था। उनक्न 
3५4 अत्यन्त सहज और सामान्य था, जैसे इस प्रकार के लोग यहाँ प्रायः आया-जाय 
करते हों। 

“तुम प्रायः यहाँ आकर रहते हो क्‍या ?” अर्जुन ने पूछा। 

“जब कोई समाज नहीं होता तो एकांतवास के लिए यह चहुत्त अच्छा स्थान है! 
कृष्ण ने बताया। 

“तो यह एक प्रकार से द्वारका से वाहर कृष्ण का गुप्त स्थान था। गुप्तचर यहीं 
उनसे भेंट करते होंगे। वे विभिन्‍न प्रकार की वेश-भूषाओं में आते होंगे।पर कृष्ण अपनी 
दार्शनिक चर्चाओं के लिए विद्वानों, ऋषि-मुनियों, चिंतकों-बुद्धिजीवियों तथा साधकों के 
साथ भी तो गोष्ठियाँ करते होंगे। उनके लिए भी यह बहुत उपयुक्त स्थान थाना 
से दूर, पर्वत के ऊपर, जहाँ के गवाक्षों से सागर की लहरें दिखाई देती हों और उन्न 
गर्जन सुनाई देता हो 

“और जब कोई समाज होता है ?? 

तो द्वारका का सारा वैभव, विलास, सुख और उन्माद यहीं एकत्रित हो जाता 


है। विश्वकर्मा ने इंद्रप्रस्थ में खांडव-वन के साथ-साथ यमुना-तट पर क्रीड़ा-भूमि और 
विलास-भवन का निर्माण तो किया है, किंतु समाज-समारोह के लिए स्थान नहीं बनाया [” 

“हाँ | वारणावत में उसकी व्यवस्था थी |” अर्जुन बोला, “मुझे तुम्हारे रैवतक-पर्वत 
से वारणावत का ही स्मरण हो आया। हाँ ! यह ऊँचाई पर है और वह समतल भूमि 
पर स्थित है।“क्रीड़ाओं के लिए कुछ थोड़ी-सी व्यवस्था प्रमाणकोटि में भी थी। कुरुओं 
के पास सागर-तट नहीं है, इसलिए उन्होंने सरिता-तट पर ही अपने क्रीड़ा-स्थल बनाए 
हैं। किंतु हमारा दुर्भाग्य है, कि उन क्रीड़ा-स्थलों को हमारे लिए मृत्यु-स्थलों में परिवर्तित 
कर दिया गया।” 

“वस्तुतः वे तुम्हारे क्रीड़ा-स्थल नहीं थे, वे दुर्योधन के क्रीड़ा-स्थल थे और दुष्टों 
की क्रीड़ा भी दुष्टतापूर्ण ही होती है | सज्जन पुरुष की क्रीड़ा, जीवन को प्रोत्साहित करने 
तथा जिजीविषा में वृद्धि करने में है”*और दुर्योधन जैसे लोगों की क्रीड़ा मृत्यु का तांडव 
करने में है।” कृष्ण की वाणी प्रसन्न प्रवाहयुक्त थी, “प्रकृति त्तो है ही क्रीड़ामयी | ये 
दोनों उसी के रूप हैं “मैं समझता हूँ कि अभी न तो पूर्णरूपेण पांडवों का राज्य स्थापित 
हुआ है, न इंद्रप्रस्थ का निर्माण पूरा हुआ है। जब तुम भी खाडंव-वन से कुछ और भूमि 
प्राप्त करोगे तो यमुना-तट पर अपने और अपनी प्रजा के लिए एक सुंदर और विस्तृत 
क्रीड़ा-मूमि का निर्माण करना ।” 


वे लोग रैवतक पर्वत पर दो दिन निवास कर द्वारका आ गए थे। कृष्ण ने ठीक ही कहा 
था, इन दो दिनों में अर्जुन ने अपना वेश द्वारका के अनुकूल वना लिया था, और द्वारका 
अर्जुन के लिए सुसज्जित हो गई थी। जब तब रैवतक पर्वत से उतरकर कृष्ण के साथ 
अर्जुन द्वारका आया, तब तक द्वारका में यह सूचना पर्याप्त प्रचार पा चुकी थी कि पंचाल 
की राजधानी कांपिल्य में, धनुर्विधा की कगेरतम प्रतिज्ञा को पूर्ण कर महाराज द्वुपद 
की पुत्री, वीर्यशुल्का पांचाली कृष्णा को जय करने वाला संसार का प्रसिद्ध धनुर्धारी तथा 
वसुदेव की बहन कुंती का पुत्र अर्जुन द्वारा आ रहा है। नगर सायास सजाया हुआ 
प्रतीत हो रहा था | स्थान-स्थान पर तोरण बनाए गए थे और प्रायः सारे ही मार्ग में रंग-बिरंगे 
घ्वज तहरा रहे थे । मार्ग के दोनों ओर नर-नारी खड़े थे और जहाँ-जहाँ भवनों की अटारियाँ 
दिखाई देती थीं, लोगों से आकंठ भरी हुई प्रतीत होती थीं। भय होता था कि कहीं गवाक्षों 
से लोग बाहर न गिर पड़ें। 

अर्जुन को आश्चर्य हो रहा था” क्या यह सब उसके स्वागत के लिए था ? उसके 
लिए, जो अपनी एक प्रतिज्ञावश एक अज्ञात पथिक की भाँति सारे जंबूद्वीप की यात्रा 
कर रहा था ?”यदि यही स्वागत मातुल वसुदेव के घर में होता तो वह मान लेता कि 
यह मातुल का स्नेह था, किंतु सारे नगर के लोग उसके स्वागत को इस प्रकार व्यग्र 
क्यों थे ?” और कुछ नहीं, यह सारा तो कृष्ण का ही प्रेम था, जिसने यह रूप धारण 
* कर लिया धा। वह चमत्कारी पुरुष है। उसके एक कथन से नगरियाँ सज्जित हो सकती 
हैं, उसकी इच्छा जानकर राज्य पलट सकते हैं, राजवंश बन और मिट सकते हैं'“तो 
. फिर अपने ही नगर में वह ऐसा क्‍यों नहीं कर सकता। चस्तुतः द्वारका अर्जुन के लिए 


धर्म/63 


नहीं, कृष्ण के लिए सजी थी" कृष्ण की इच्छा जानकर, कृष्ण को रिश्ाने के तिए"अर्जुग 
को कृष्ण का कृतज्ञ होना चाहिए”. 

वे लोग मार्ग में कहीं भी नहीं रुके । रथ चलता गया और कृष्ण के भवन में आन 
ही रुका। रुक्मिणी, सत्यमामा और जामवती ने उसकी आरती उतारी और सत्ता 
उसे भवन के भीतर ले गई।“ 

कृष्ण की पत्नियों से अर्जुन की यह पहली भेंट थी। उसने सुना था कि अपने 
पिता सत्राजित की शतधन्वा द्वारा हत्या के पश्चात्‌ कृष्ण को खोजती हुई 
हस्तिनापुर आई थी, किंतु उस समय अर्जुन अपनी माता और भाइयों के साथ शाप 
हिडिंव बन में था। 

“आप पांचाली कृष्णा को अपने साथ नहीं ला सकते थे पार्य ! तो उल्ृपी अथवा 
चित्रांगदा को ही ले आते |” रुक्मिणी ने मुस्करा कर कहा, “अव एक ऐसा सुदर्शन युवा, 
ब्रह्मचारियों के समान अकेला द्वारका में आए, तो द्वारका के पुरुष किसके दर्शन कोगे ?' 

“ऐसा परिहास मत करो वैदर्भी ! वेचारा पहली वार आया है| कहीं संकोच हे 
मारे कुछ खा-पी ही न सका, तो तुम्हारे वनाए वे सारे पकवान निरर्थक हो जाएँगे! 
कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। 

अर्जुन कुछ कहता, उससे पहले ही वार्तालाप की वागडोर सत्वभामा ने सँभात 
ली, “यह तो वीर पुरुषों की रीति ही नहीं है कि अपने साथ सुंदरी पल्ली लाओ और 
नगर के पुरुषों की दृष्टि को परितृप्त करो। वीर पुरुष तो एकाकी आते हैं और नए 
की सुंदरियों को अवसर देते हैं कि वे अपना भाग्य-परीक्षण कर लें।" उसने रुव्मिणी 
की ओर देखा, “तुमने ध्यान नहीं दिया दीदी ! ये जिस नगर में जाते हैं, वहीं से अपने 
लिए एक पली प्राप्त करते हैं, यदि अपने साथ उलूपी और चित्रांगदा को ते आते, ते 
द्वारका को वह सौभाग्य कैसे मिलता, जो गंगाद्वार और मणिपूर को मिला ?” 

“ओह ! आज तो व्यूह-रचना बड़ी सुदृढ़ है।” कृष्ण मुस्कराए, “किंतु पार्थ | यह 
युद्ध तो तुम्हें स्वयं ही करना होगा। मैं शस्त्र धारण नहीं करूँगा।" 

“मुझे तो युद्ध ही नहीं करना है।” अर्जुन भी परिहास की मुद्रा में आ चुका था, 
“जव मैं ही शस्त्र धारण नहीं करूँगा, तो तुम्हें क्या आवश्यकता है शस्त्रवद्ध होने की! 

“ओह ! यह तो बड़ी विचित्र स्थिति है,” रुक्मिणी बोली, “जिसके विरुद्ध व्यूहरचना 
रा न वह शस्त्र धारण करेगा, न उसका मित्र शस्त्र उठाएगा | तो फिर आखिर युद्ध किप्मे 
होगा ?! 

“अरे भाई। पार्थ अथवा उसके किसी मित्र को शस्त्र उठाने की आवश्यकता ही 
क्या है।' सत्यभामा वोली, “यहाँ तो लगता है पार्थ का ही स्वयंवर होगा। उन्हें प्रा 
करने के लिए प्रयलशील सुंदरियाँ स्वयं ही शस्त्रदद्ध होकर परस्पर निर्णय कोंगी।' 

अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए, “मुझे क्षमा करें देवि ! मैं अपने लिए पलियाँ बटोले .' 
के लिए निकला हुआ कोई राजकुमार नहीं हूँ, जिसका स्वयंवर रचाकर आप सुंदर 
को परस्पर युद्ध करती हुई देखना चाहती हैं। में तो वचन-भंग के अपराध में 
राज्य-निष्कासित, दंडित मनुष्य हूँ। सोचा था कि यह समय साधना में व्यतीत कहागा। 
ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ वनवास कूँगा, किंतु गंगाद्वार में ही उलूपी ने मुझे अपने 


निश्चय से विरत कर दिया। फिर चित्रांगदा के आकर्षण ने मुझे बाँध तिया। यहाँ आकर 
कृष्ण के मोह में नगर में चला आया, और अब आप मेरा स्वयंवर रचा रही हैं।" 

"तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है|" सत्यभामा पुनः बोली, “तुम्हें कुछ नहीं 
करना होगा। हमें तो तुम्हारी प्रदर्शनी भर लगानी है। फिर देखना द्वारका की सुंदरियाँ 
अपने-आप तुम्हें चुन लेंगी।” 

“वैसे भी अगले सप्ताह रैवतक पर्वत पर यादवों का समाज जुटने ही वाला है,” 
रुक्मिणी ने जोड़ा, “वहाँ पार्थ को सुसज्जित कर किसी ऊँचे टीले पर खड़ा कर देंगे। 
बस ! आगे की प्रक्रिया अपने-आप चल पड़ेगी।? 

“तुमने ठीक कहा रुक्मिणी !” कृष्ण ने अपना मौन तोड़ा, “वह एक बहुत ही 

- उपयुक्त अवसर है। उस दिन अर्जुन अधिकांश यादवों से मिल पाएगा।" 

“चलिए ! अघोषित स्वयंवर ही सही |” सत्यभामा ने टिप्पणी की। 


रैवतक पर्वत पर बहुत समारोह था। 

अर्जुन भी कृष्ण के साथ आया था। उसने पिछले सप्ताह भर में द्वारका के कई 
रूप और कई स्थान देखे थे। इतनी भीड़ तो उसने द्वारका में भी किसी एक स्थान पर 
नहीं देखी थी। संभवतः द्वारका में यह भीड़ बिखरी हुई अपने-अपने घरों के भीतर छिपी 
होती होगी। यहाँ सब लोग एक ही स्थान पर एकत्रित हो गए थे। सारे मार्ग वाहनों 
से अटे पड़े थे। अनेक लोग अपने बच्चों के साथ पैदल भी चल रहे थे। यदि वे भी 
अपने वाहन लाए होते, तो शायद यहाँ खड़े होने का भी स्थान न बच पाता |“नारी, 
पुरुष, बच्चे, बूढ़े”सब असीम उत्साह से तरंगायित थे। उनकी वेश-भूषा, आभूषण और 
साधन इत्यादि देखकर तो लगता था कि द्वारका में कोई व्यक्ति निर्धन है ही नहीं"“शायद 
आज का उत्सव उन्होंने अपने वैभव-प्रदर्शन के निमित्त ही रखा था।" 

प्रत्येक व्यक्ति अथवा परिवार सबसे पहले मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना करता था | 
वहाँ से वापसी पर वह ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था करता था। उसके पश्चात्‌ वह 
इस विस्तृत क्षेत्र में अपने परिचितों को ढूँढ़ता और उनसे भेंट करता था। अनेक लोगों 
की रुचि उस अस्थायी हाट में अधिक थी, जो उनके स्थानीय तथा बाहरी व्यापारियों 
के प्रयल से आज खुले मैदान में उग आया था। कुछ लोग खाने-पीने की व्यवस्था में 
लगे थे। कोई दल किसी क्रीड़ा में मगन हो गया धाऔर अनेक स्थानों पर नृत्य और 
संगीत मंडलियाँ अपनी कला का प्रदर्शन कर रही थीं। 

तभी अर्जुन की दृष्टि रेवती और बलराम पर पड़ी। बलराम आज मांगलिक वेश 
में थे और प्रसन्‍नता की उत्ताल तरंगों पर पैरते क्षीव-से लग रहे थे । रेवती ने स्वर्ण-आभूषणों 
के स्थान पर पुष्प गुच्छों से श्रृंगार किया था। दोनों एक विचित्र मस्ती में झूमते-से लग 
रहे थे। उनके साथ-साथ गंधर्वों का एक दल भी था, जो निरंतर गाता-बजाता चल रहा 
था।“बलराम को देखकर लोग प्रणाम कर मार्ग दे देते थे। बलराम उनको अभिवादन 
का उत्तर तो दे रहे थे, किंतु उन्होंने एक बार भी यह देखने का प्रयल नहीं किया कि 
कौन उन्हें प्रणाम कर रहा है और कौन उनके लिए मार्ग छोड़ रहा है। वे रेवती का 


धर्म/65 


हाथ थामे अपनी धुन में आगे बढ़ते जा रहे थे। 

पीछे से एक रथ असाधारण वेग से आ रहा था। अर्जुन का ध्यान शायद उसकी 
ओर न भी जाता, किंतु एक तो उसका वेग ही इतना अनियंत्रित और असावधान था, 
और फिर बलराम के दल के मार्ग से न हटने पर उस सारधि को अकस्मात्‌ ही अपना 
रथ रोकने के लिए तत्काल जितना प्रयल करना पड़ा और उसने अपने अश्वों को नियंत्रित 
करने के.लिए जिस अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया, उससे अर्जुन का ध्यान अनायाम् 
ही उस ओर खिंच गया"उसने ध्यान से देखा रथ का सारथ्य एक स्त्री कर रही थी। 
यद्यपि क्षत्रियों में सामान्यतः स्त्रियाँ भी पुरुषों के ही समान स्वावलंबी थीं, किंतु युद्ध 
तथा सारथ्य जैसे विषयों में वे ऐसी रुचि नहीं लेती थीं कि उनमें से कोई दक्ष योद्धा 
अथवा इतनी कुशल सारथधि बन जाती ।“किंतु यह तरुणी तो सचमुच अद्भुत थी ।“उम्रका * 
सारथ्य-कौशल ही नहीं उसका रूप भी आकर्षक था। वहाँ उपस्थित अन्य त्ियों के 
समान उसका प्रसाधन और श्रृंगार रेखांकित नहीं था, उसका तेज अधिक मनोरम था| 
उसका वेश मांगलिक अवसरों के अनुकूल तो था, किंतु यह भी स्पष्ट था कि उसने 
समारोह के लिए अपना श्रृंगार नहीं किया था। उसका नेसर्गिक रूप ही इतना मोहक 
था कि" 

“क्या बात है अर्जुन | वनवासी का भी मन नियंत्रण में नहीं है ?" 

अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, वे अत्यन्त मधुर ढंग से मुस्करा रहे थे। उनके 
नयनों, अधरों तथा वाणी में कहीं रंच मात्र भी विरोध अथवा अग्रसन्नता का भाव नहीं 
था। 

अर्जुन कुछ आश्वस्त हुआ, यह कृष्ण की उदारता ही थी कि उन्होंने अर्जुन के 
मन के भाव को पहचान कर भी, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं देखा ।”अन्यधा वे 
सोच सकते थे कि यह अर्जुन कितना पतित है कि वनवासी के रूप में ब्रह्मचर्य का पालन 
करने का संकल्प करने के पश्चात्‌ भी न अपनी वासना को नियंत्रित कर पाया है, न 
अपने मन पर ही उसका कोई वश है।और फिर कृष्ण इसलिए तो उसे अपने साथ 
द्वारका नहीं लाए थे कि वह यादव कन्याओं को देखे और उनके रूप और यौवन पर 
मुग्ध हो''वैसे शायद अर्जुन का रैवत्तक पर्वत के इस समाज में आना ही उचित नहीं 
था। इस प्रकार के समारोहों में, जहाँ चारों ओर लौकिक सौन्दर्य और उल्लास विखग 
हो, सुख के साधन पुकार रहे हों, लोग उन्मुक्त विहार कर रहे हों, वह अपनी कामनाओं 
का दमन नहीं कर णता। पता नहीं उन लोगों का मन कैसा होता है, जो इस विषुत् 
मात्रा में यौवन और सौन्दर्य का उन्मुक्त प्रदर्शन देखकर भी विचलित नहीं होते | अर्जुन 
के तो न नयन उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, न उसके मन की गति ही कुछ धमती है“ 
वह वन के किसी एकांत कोने में ही रहा होता तो ठीक रहता" 

“कुछ और भी देखोगे या उस यादव कन्या को ही समारोह का पुंजीभूत स्वरूप 
मान लिया है।" कृष्ण के स्वर में अब भी परिहास ही धा। 
पर “चलो ! कहीं और चलो कृष्ण !” अर्जुन ने कहा, “लगता है मेरा मन फिर से 
मुँहजोर तुरंग का रूप धारण कर रहा है।" 

“चलो ! जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहीं चलो |" कृष्ण ने गंभीर वाणी में कहा, “कहो 


तो महादेव के मंदिर में चलकर बैठें | संभव है, महादेव के भय से तुम्हारा मन नियंत्रित 
हो जाए।! 

अर्जुन समझ नहीं पाया कि यह भी गंभीरता के छद॒म में कृष्ण का परिहास ही 
था, अथवा वे वस्तुतः गंभीर थे। 

“मुझे लगता है कृष्ण ! कि मेरे भीतर दो विरोधी धाराएँ निरंतर प्रवाहित होती 
रहती हैं [” अर्जुन कृष्ण के साथ-साथ चल पड़ा, “जब मैं किसी देवालय में जाता हूँ, 
जब किसी तीर्थस्थान में पहुँचता हूँ, तो मेरा मन जैसे आरोहण की स्थिति में आ जात्ता 
है। जीवन के ये छोटे-मोटे साधारण सुख और भोग अत्यन्त नगण्य लगने लगते हैं और 
मन में कहीं उनका लेश भी नहीं होता। मन व्याकुल होने लगता कि किसी प्रकार संसार 
के इस सारे प्रपंच को तोड़कर मैं उस सत्य के दर्शन पा जाऊँ, जो शाश्वत है, सृष्टि 
का आधार है, जो मूल अस्तित्व है, जो सत्‌, चित्‌ और आन्नद है। उस समय सारी 
कामनाएँ, सारी वासनाएँ, सारे सुख और भोग, सारी सांसारिक उपलब्धियाँ मलिन दीखने 
लगती हैं। उनसे वितृष्णा होने लगती है। मन उन्हें त्यागने को आतुर होने लगता है। 
उस त्याग में कितना सुख है“और"”। 

कृष्ण ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। 

“और फिर सहसा ही मैं बदल जाता हूँ, मेरा मन बदल जाता है। मन में कामनाएँ 
उठने लगती हैं। भोग और सुख आकर्षक लगने लगते हैं। न उनमें कोई दोष दिखाई 
देता है, न उन्हें ग्रहण करने की आतुरता बुरी लगती है। लगता है ईश्वर ने यह सृष्टि, 
सुख-भोग त्यागने के लिए तो नहीं की है । कामनाओं का प्रवाह कुछ इतना वेगवान होता 
' है कि मैं थम नहीं पाता और उनके साथ बहने लगता हूँ” अर्जुन ने रुककर कृष्ण 
की ओर देखा, “एक ओर वनवासी के रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लेकर 
निकला था और दूसरी ओर इसी यात्रा में दो-दो विवाह कर लिए और अब” ।? 

कृष्ण ने उसकी ओर न देखकर अपनी दृष्टि दूर किसी पर्वत शिखर पर टिका 
दी। बोले तो इस बार उनकी वाणी अत्यन्त गंभीर थी, “योगी न तो वे होते हैं अर्जुन ! 
जो बहुत खाते हैं, और न वे जो बहुत कम खाते हैं।” 

अर्जुन ने चौंककर उनकी ओर देखा, “मेरी समस्या खाने-पीने की नहीं है।” 

“जानता हूँ।” कृष्ण मुस्कराए, “तुम्हारी समस्या भोग और त्याग की है। मैं भोग 
को ही बहुत अधिक खाना, और त्याग को बहुत कम खाना कह रहा हूँ।” 

“तो क्या व्यक्ति को तपस्या नहीं करनी चाहिए ?” अर्जुन ने चौंककर पूछा। 

“व्यक्ति को सहज होकर जीना चाहिए |" कृष्ण बोले, “स्वयं को तपाना, और व्यर्थ 
कष्ट देना निरर्थक होता है, जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है। तुमने अपनी इंद्रियों का दमन 
किया। विषयों से उनको दूर रखा। उन्हें अतृप्त रखा।“किंतु जैसे ही किन्हीं कारणों 
से वह दमन कुछ हल्का पड़ा कि वे इंद्रियाँ पीछे खींचे गए धनुष के समान दुगुने वेग 
से प्रहार करेंगी ।“इसलिए कहता हूँ, सहज रूप से जीवन जीओ। न इंद्रियों का दमन 
करो, न विषयों को छोड़कर वन में भागो। संसार के बीच रहो”।” 

“किंतु यह तो भोग का दर्शन है!” अर्जुन बोला, “भोग से तृष्णा की अग्नि और 
प्रज्यलित होती है तृष्णा मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाएगी। फिर न संयम रहेगा, 


धर्म/67 


न नियंत्रण, न अनुशासन, न” |” 
मै नतो इंद्रियों को तृप्त करने को कह रहाः हूँ, न उन्हें अतृप्त रख, उनकी प््ु 
की प्रतीक्षा करने को," कृष्ण ने मुस्कराकर उसे देखा, “भोग से मुक्ति पाने को 
व्यग्र हो फाल्गुनी ! तो मन को अनासक्त कर लो। तुम्हें न विषयों को जीतना है, 
इंद्रियों का दमन करना है“जीतना है तो अपनी आसक्ति को | अनासक्त होकर विषयों 
के मध्य रहो”वे तुम्हें तनिक भी वॉध नहीं पाएँगे |” 
अर्जुन मौन ही रहा | वह कृष्ण की वात पर विचार कर रहा था*“ठीक ही तो कह 
रहे थे कृष्ण ! काम नारी में तो नहीं है, काम तो उसके अपने मन में है। अपने मन 
के इस काम को जय किए विना, वह वन-पर्वतों पर कितना भी भटक ले, क्या लाभ 
होगा “और एक वार वह काम से अनासक्त हो जाए, इंद्रलोक की अप्सराएँ भी उ्े 
मोहित नहीं कर पाएँगी'" 
तुम कह सकते हो अर्जुन ! कि अनेक संन्यासी वन में कठोर तपस्याएँ करते 
हैं। वे तो पुनः अपनी उन दमित इंद्रियों से पीड़ित नहीं होते |” कृष्ण ने पुनः कह, 
किंतु उनकी दृष्टि अब भी अर्जुन की ओर नहीं घूमी थी। वे पहले के ही समान ब्षितित 
की ओर देख रहे थे, “दसका विरोध करना हो तो कहा जा सकता है कि कठोर तपस्या 
के पश्चात्‌ लौटकर तपस्वियों के भोगी और अहंकारी होकर राक्षस हो जाने के भी अनेक 
उदाहरण हमें उपलब्ध हैं| राक्षस न भी हुए तो ऋषियों के तपस्या-स्खलित होकर पत्ित 
होने की घटनाएँ हमारे लिए अपरिचित नहीं हैं'"किंतु मैं उनकी बात नहीं कह रहा।' 
कृष्ण ने अपनी दृष्टि अर्जुन पर टिका दी, “मैंने कहा है सहज होकर जीओ [और यक्ति 
सहज होता है केवल अपनी स्वाभाविक स्थिति में | इसलिए अपने स्वभाव को जानो, 
अपनी प्रकृति को समझो | तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारा स्वधर्म है। उसे पहचानो ! तुम 
क्षत्रिय हो, वंशानुक्रम, प्रशिक्षण और कर्म से नहीं, अपने स्वभाव से भी | तुम किसी तपस्ी 
के अनुकरण में अपने क्षत्रिय-भाव को त्यागने का प्रयल करोगे, तो सफल नहीं हो पाओगे। 
क्षत्रिय होकर अपने स्व-धर्म में युद्ध-क्षेत्र में प्राण त्यागना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा, 
भिक्षा माँगकर जीवनयापन करना अथवा संनन्‍्यासी होकर एकातवास करना नहीं। प्रयल 
करोगे, तो असफल रहोगे | तुम्हें अपना स्व-धर्म परिवर्तित नहीं करना है, उसका ब्याग 
भी नहीं करना है। तुम्हें उसका विकास करना है, परिष्कार करना है। तुम्हें अपने स्वार्थ 
में आसक्‍त होकर शस्त्रवल से दमन और अपहरण नहीं करना है, अनासक्त होकर अपने 
शस्त्र-कीशल से आर्त्त-त्राण करना है, समाज को अनुशासित करना है, धर्म-राज्य की 
स्थापना करनी है'”।” 

“पर तुम तो मुझे योगी बनने के लिए कह रहे हो !” अर्जुन ने उनकी आँखों में 
देखा, “क्या संसार का त्याग किए विना कोई योगी हो सकता है ?” 

“तन से मत त्यागो, मन से त्यागो। विषयों के मध्य रहकर भी उनके होकर मत 
रहो ।” कृष्ण की वाणी में जाने कैसा संगीत जाग रहा था, “कर्म करते हुए भी उसमें 
लिप्त न होना योग है | लेखनी से लिखो, किंतु मसि से तुम्हारे हाथ काले न हों | कर्म-कौशत 
ही तो योग है।” कृष्ण की दृष्टि घूमी तो अर्जुन को लगा कि वह उसमें बँध ही गया 
है, “विषयों से दूर रहने के लिए संसार-त्याग, संन्यास ग्रहण करोगे, तो कर्म से भी भागोगे। 


68/महासमर-4 


ऐसे में तुम विषयों का त्याग नहीं कर रहे, कर्म का त्याग कर रहे हो” |” 

“कर्म का त्याग ?” अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। 

हाँ ! कर्म का त्याग !” कृष्ण की वाणी पुनः प्रवाह में आ गई, “किसी नाम से 
किया जाए, कर्म का त्याग अनिष्टकारी है। अकर्म में प्रीति नहीं होनी चाहिए | वह तुम्हें 
तमोगृण के महा-अंधकार में धकेल देगी।“कर्म तो करना ही है। कर्म के बिना मनुष्य 
जीवित नहीं रह सकता। कर्म के अभाव में सृष्टि का अस्तित्व नहीं रहेगा।” 

“कर्म करेंगे, तो कर्म-बंधन भी तो हमें ही बाँधेगा।” अर्जुन ने कुछ मंद स्वर में 
आपत्ति की , “हमने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया, तो हमें उसकी रक्षा भी तो करनी होगी, 
“उसका पालन-पोषण भी तो करना होगा। फिर तो हम बँध गए, उसी नगर से।” 

“बंधन कर्म का नहीं होता अर्जुन ! आसक्ति का होता है।” कृष्ण की वाणी जैसे 
आदेश का रूप धारण करती जा रही थी, "तुम्हें इंद्रप्रथ में आसक्ति होती, तो उसे 
छोड़ बारह वर्षो तक भटकने के लिए नहीं निकल पड़ते। तुम्हें कर्म के फल में आसक्ति 
होती, तो ब्राह्मण के गोधन की रक्षा कर, तुम उससे अपने शुल्क के रूप में पशु अथवा 
धन वसूल्र कर रहे होते और वहीं कहीं उन गोओं का पालन-पोषण कर रहे होते | यदि 
कर्म-फल में आसक्ति न हो, तो कर्म तुम्हारा बंधन नहीं हो सकता | मैंने और भैया बतभद्र 
ने कंस का वध किया, यादवों को मुक्त किया और द्वारका का निर्माण किया"'किंतु न 
हमें द्वारका बाँध सकी, न द्वारका का राजसिंहासन। वह अनासक्त कर्म था। निष्काम 
कर्म। पा कर्म बंधन नहीं होता | वह घोर कर्म के मध्य भी अकर्म की स्थिति उत्पन्न 
करता है” ।” 

अर्जुन के पग कृष्ण के साथ चल रहे थे, किंतु उसका मन जैसे आत्मलीन होता 
जा रहा धा"घोर कर्म में भी अकर्म की स्थिति ?"“कांपिल्य में यही तो हुआ था। द्रौपदी 
का स्वयंवर"“देश-विदेश के राजाओं का आगमन"'पांडवों को खोज कर निकालना'"कृष्ण 
द्रपद की सहायता कर रहे थे, पांडवों की रक्षा कर रहे थे, पांडवों को पुनर्जीवित कर 
रहे थे, दुर्योधन और जरासंध जैसे राजाओं का दमन कर रहे थे” और इतने पर भी 
कैसे शांत होकर एक और बैठे थे, जैसे वे कुछ कर ही न रहे हों““उनका उस सारे घोर 
कर्म से कुछ लेना-देना ही न हो”घोर कर्म में अकर्मी“ 

अर्जुन को लग रहा था, कृष्ण उसके समवयस्क सखा तो हैं, किंतु वे उससे कहीं 
अधिक बड़े हैं, महान हैं। उन्होंने तो जीवन के सत्य का जैसे साक्षात्कार कर तिया 
है।अर्जुन को लगा, कृष्ण के प्रति उसका स्नेह जैसे स्नेह न रहकर श्रद्धा में परिणत 
हो रहा है*"कृष्ण उसके सखा नहीं थे, उसके गुरु थे, मार्ग-दर्शक | अर्जुन को शायद 
ऐसे ही गुरु की आवश्यकता थी, जो उसके सम्मुख शास्त्र-वचन को उद्धृत न करे, उन 
सिद्धांतों को अपने जीवन में मूर्तिमान करके दिखाए"अर्जुन को अमूर्त धर्म-वाक्यों से 
क्या लेना''वह तो ऐसा ही मार्गदर्शक चाहता ढै, जो समस्याओं के मध्य में उसकी बाँह 
पकड़ कर उसे निकाल ले जाए। जिसकी भुजा का सहारा, साक्षात्‌ उपलब्ध हो, जिसकी 
शरण में अर्जुन को किसी घने-वृक्ष की छाया का-सा अनुभव हो”उसकी इच्छा हुई कि 
वह इसी क्षण कृष्ण के चरणों में नत हो जाए 

“क्या सोच रहे हो सखा ?? 


धर्म//69 


अर्जुन सजग हुआ। उसने कृष्ण की ओर देखा, वे उसके प्रिय सखा के रूप में 
सामने खड़े मुस्करा रहे थे। इस समय वे सर्वथा आत्मीय लग रहे थे। उनमें कुछ भी 
असाधारण नहीं था, कुछ भी भिन्‍न नहीं था। उनका दिव्य-भाव जाने कहाँ तिरोहित हो 
गया था“साधारण मनुष्य के समान अधरों पर नटखट मुस्कान लिए उसे देख रहे थे, 
जैसे कह रहे हों, देखा, तुम्हें कैसे छकाया।“” कृष्ण यह कैसे कर लेते हैं'* कभी तो 
वे इतने निकट, इतने आत्मीय, इतने अपने होते हैं, और कभी वे इतने दिव्य, इतने विराट, 
इतने दूर होते हैं, जैसे आकाश पर खड़े हों, जिन्हें छूना अर्जुन के लिए संभव न हो 

“में सोचता हूँ कृष्ण ! जिस अनासक्ति की चर्चा तुम कर रहे हो, क्या इस संसार 
में रहकर वह संभव है ? 

“क्यों ? संभव क्यों नहीं ?” कृष्ण ने कहा, “मिट्टी का साधारण-सा खिलौना टूट 
जाने पर, एक छोटा वालक जिस प्रकार गला फाड़कर चिल्लाता है, उसी प्रकार किम्मी 
वयस्क को रोते देखा है तुमने ?” 

ब्नहीं [१ 


“क्यों नहीं रोता वयस्क ? इसलिए कि उसका परिपक्व और प्रौढ़ मन, अपने 
चिंतन-मनन, ज्ञान तथा अनुभव से यह समझ चुका है कि मिट्टी का खिलौना इतना 
मूल्यवान नहीं कि उसके लिए इस प्रकार रोया जाए |” कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, 
“क्या उसी प्रकार कुछ और अधिक प्रौढ़ नहीं हुआ जा सकता, जिससे सांसारिक सुद्रों 
की वास्तविकता भी मिट्टी के उस खिलौने के समान हमारे सामने प्रकट हो जाए ?? 

“संभव क्‍यों नहीं / अर्जुन जैसे अपने-आपसे बोला। 

“उन सुखों की निरर्थकता का साक्षात्कार हम कर लेंगे, तो उनके प्रति आसक्ति 
अपने-आप ही समाप्त हो जाएगी।" कृष्ण ने कहा। 

“तुम ठीक कह रहे हो। मेरा ध्यान कभी इस ओर गया ही नहीं (” अर्जुन पुनः 
अपने भीतर कहीं बहुत गहरे डूब गया था। 


शत को अर्जुन सोने के लिए लेट तो प्रातः रैवतक पर्वत पर देखी उस तरुणी का दिंव 
पुनः उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ | कौन धी वह ?"'उसके मन में जैसे संघर्ष छिड़ गया"क्यों 
सोच रहा है अर्जुन उसके विषय में ? प्रातः भी कृष्ण ने परिहास किया धा""वनवात्ती 
का भी मन नियंत्रण में नहीं है ?"“हाँ ! नहीं है, वनवासी का मन नियंत्रण में ।“कैसे 
हो सकता है ?“कृष्ण ने ठीक ही कहा था, इंद्रियाँ विषयों का भोग न करें और मन 
उनमें रमा रहे, त्तो क्या लाभ ? होना तो यह चाहिए कि इंद्रियाँ विषयों के संपर्क में 
भी हों, तो मन उनसे अनासक्त रहे"" 

+कृष्ण्‌ | 

“क्या वात है, नींद नहीं आ रही क्या ?* कृष्ण ने पूछा। 

“नहीं | ऐसी तो कोई बात नहीं ।” अर्जुन अपने उत्साह का दमन करता हुआ बोता, 
“ऐसे ही मन में जिज्ञासा उठी कि प्रातः रैवतक पर जिस तरुणी को अपने रथ का सार 
करते देखा था, वह कौन थी ?” 


“ओह वह ! तुम उसे नहीं जानते क्या ?” 

अर्जुन ने अपनी दृष्टि पुनः उस बिंब पर टिकाई'“कौन है वह ? पहले कभी उसे 
देखा है क्या ?*“पर देखा कहाँ होगा, वह तो पहली बार द्वारका आया है।“द्वारका में 
नहीं, हस्तिनापुर में ? कांपिल्य में ?*“इंद्रप्रस्थ में ? पर इंद्रप्रसथ से निकले हुए भी उसे 
कई वर्ष हो चुके हैं“ तब वह तरुणी नहीं, बालिका रही होगी" 

“नहीं ! लगता तो नहीं कि उसे पहले कभी देखा हो |" अर्जुन बोला, “कौन है 


*मेरे पिता वसुदेव की लाइली पुत्री, मेरी भगिनी और सारण की सहोदरा| उसका 
नाम सुभद्रा है।” 

सुभद्रा ! “अर्जुन ने उसका नाम ही सुना था“साक्षात्कार का कभी अवसर ही 
नहीं आया”तो यह है सुभद्रा''मातुल की लाड़ली पुत्री ही नहीं, कृष्ण और वल्राम की 
लाइली बहन भी”परम स्वतंत्र तथा आलनिर्भर ! उसका पालन-पोषण ही द्वारका के 
उन्मुक्त वातावरण में कुछ इस ढंग से हुआ था, जहाँ व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं करता 
है।"अर्जुन ने कृष्ण से ही सुना था कि सुभद्रा ने अश्वारोहण में दक्षता प्राप्त कर ली 
थी। वह खड़ग चला लेती थी, धनुष-बाण उसके प्रिय सहचर थे, सारथ्य-कर्म तो उसने 
स्वयं कृष्ण से ही सीखा था”'तो यह सुभद्रा थी वहा“ 


वह ? 


कल ही कृष्ण ने कुछ समय इसकी चर्चा में नहीं, इसकी चिंता में व्यतीत किया धा'"आजकल 
उसके परिवार में सुभद्रा के विवाह की बड़ी चर्चा थी। वसुदेव चाहते थे कि अब सुभद्रा 
का विवाह हो जाए। उसकी शिक्षा-दीक्षा हो चुकी थी और विवाह के लिए वह उपयुक्त 
आयु भी प्राप्त कर चुकी थीमाता रोहिणी और देवकी भी चाहती थीं कि अब सुभद्रा 
अपने सुसराल जाए। बलराम भी उसके लिए चिंतित थे*” चारों ओर से उसके लिए 
संबंध भी आ रहे थे” और स्थिति जटिल होती जा रही थी “यदि तुम लोग उसका 
विवाह करना चाहते हो और संबंध भी आ रहे हैं, तो इसमें जटिलता क्‍या है ?” अर्जुन 
ने कुछ चकित होकर पूछा था। 

कृष्ण हँसे थे, “किसी महत्वपूर्ण विषय में निर्णय लेना बड़ा कठिन ओर समयापेक्षी 
होता है मित्र !” 

“क्यों ?? 

“यदि विधाता ही किसी बात का निर्णय कर दे, मनुष्य के लिए कोई विकल्प ही 
न रखे तो मनुष्य चाहे शिकायत करता रहे कि उसे निर्णय का अवसर ही नहीं मिला, 
किंतु निर्णय तत्काल होता है “और जब स्थिति यह हो कि चुनाव के सारे मार्ग खुले 
हों, प्रत्येक विकल्प सुंदर और आकर्षक हो”साथ ही निर्णय करने का अधिकार अनेक 
लोगों को हो तो निर्णय करना कठिन होता जाता है।”” 

तो सुभद्रा के विवाह के संबंध में निर्णय करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति 
को नहीं है क्या ?” अर्जुन के मन में स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी, “क्या मातुल स्वयं 
यह निर्णय नहीं कर सकते ?"'या फिर स्वयंवर"सुभद्रा स्वयं भी तो अपने वर का चयन 


धर्म/7] 


कर सकती है।” 

“सुभद्रा परिवार में सबसे छोटी है। इसीसे माता-पिता के अतिरिक्त हम, उम्र 
भाई भी उसके अभिभावक के समान हो गए हैं| और हम सब लोग, विभिन्‍न प्रत्याशियों 
के विषय में अपनी-अपनी स्वतंत्र धारणाएँ बनाए हुए हैं ।” कृष्ण मुस्करा रहा था, *मुपद्रा 
पर सब ओर से दवाव है कि वह उनका अनुरोध स्वीकार करे।”“* 

शतो सुभद्रा किसकी ओर अधिक प्रवृत्त है ?” अर्जुन की उत्सुकता जाग रही थी। 

“यही तो सवसे रोचक पड़ाव है, इस यात्रा का !" कृष्ण जैसे उस स्थिति का आनन्द 
उठा रहे थे, “सुभद्रा ने वह सारी विसात ही उलट दी है। वह कहती है कि इस संदर्भ 
में किसी का भी निर्णय उसे स्वीकार्य नहीं है | वह अपना निर्णय स्वयं करेगी। वह स्वयंवर 
चाहती है|” 

“तो तुम लोग उसकी वात मान क्‍यों नहीं लेते ?” अर्जुन बोला, 'स्वयंवर कोई 
ऐसी असंभव शर्त तो है नहीं।” 

“नहीं ! असंभव क्या है ! वह तो कठिन भी नहीं है'“और ऐसी कोई अशोभनीय 
माँग भी नहीं है।" कृष्ण ने उत्तर दिया, “वात तो यह है कि हमारा परिवार अपने ही 
इन्द्र में फेस गया है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की जितनी शिक्षा सुभद्रा को दी गई 
है, स्वावलंवन का जितना गौरव-गान उसके सम्मुख किया गया है, अब उसी स्वतंत्रता, 
5 00/8 और स्वावलंवन का अधिकार हम लोग उसे देना नहीं चाहते।' 

हक 


“उससे उसके अभिभावकों की स्वतंत्रता सीमित होती है। उसका अर्थ है कि उसके 
अभिभावक उसपर से अपना सारा अधिकार समाप्त मान लें |” कृष्ण ने रुक कर जर्शुन 
की ओर देखा, “वास्तविकता यह है कि सब लोग डरे हुए हैं कि जाने सुभद्रा के ५८ 
में क्या है। जब वह किसी भी प्रस्ताव के विषय में किसी से कोई चर्चा ही नहीं १६ 
चाहती और स्वयंवर के लिए हठ पकड़े हुए है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ७५. 
३ का ऐसा भयंकर निर्णय कर रखा हो, जो परिवार के अन्य लोगों को €व% 

नहों। 

“क्या तुम्हारे मन में भी ऐसी कोई आशंका है ?” अर्जुन ने पूछा, 'क्या तुम्हें 4 
अपनी इस छोटी वहन पर भरोसा नहीं है ?” 

“मुझे अपनी बहन पर तो भरोसा है, उसकी बुद्धि और रुचि पर भी मैं विश्व. 
कर सकता हूँ, किंतु उसके वय की उद्दंडता तथा परंपरा-भंजन की आतुरता से मैं ' 
बहुत आश्वस्त नहीं हूँ।” 

अर्जुन का ध्यान पिछले कुछ दिनों की घटनाओं की ओर चला गया। द्वारका " 
अपने मातुल से संबंधित विभिन्‍न परिवारों में वह आमंत्रित होता रहा धा। कृष्ण 
साथ तो वह उसके भवन में रह ही रहा था। वलराम, सारण और वसुदेव के घर 
आमंत्रित किया गया धा। वहाँ वह परिवार के विभिन्‍न लोगों से मिला और ॥ए 
हुआ धा”“किंतु सुभद्रा से उसकी भेंट कहीं नहीं हुई धी। सुभद्रा अन्य किसी घर में .. 
आई ही नहीं, अपने घर पर भी नहीं मिली । वह अन्यत्र व्यस्त थी। उसकी अपनी ० 
थीं, अपनी व्यस्तता थी | उसके पास न तो इतना समय धा कि वह स्वयं किसी से 


/ 72/महासमर-4 


जाती, और न ही उसे अपने परिवार की इस सामाजिकता से कोई मोह था, कि उसके 
लिए वह अपनी जीवन-पद्धति की उपेक्षा करती”वसुदेव प्रसन्न नहीं थे*वे इसे सुभद्रा 
की व्यस्तता नहीं, उद्दंडता मानते थे" 

तो तुम भी चाहते हो कि वह परिवार के बड़ों की बात मान ले ?” अर्जुन ने 
कुछ-कुछ आपत्तिजनक स्वर में पूछा था। 

“यदि परिवार के सब बड़े एकमत हो जाते तो फिर कोई संकट ही नहीं था।! 
कृष्ण ने कहा, “मूल समस्या तो यह है कि सुभद्रा के अभिभावक ही एकमत नहीं हैं। 
इसलिए मैं भी आशंकित हूँ कि कहीं वह किसी दबाव में बलराम भैया की बात न मान 
ते! 

“बलराम भैया ने भी किसी को चुन रखा है ?” अर्जुन ने विस्मय से पूछा, “मेरी 
धारणा थी कि परिवार की ऐसी समस्याओं में उनकी कोई रुचि नहीं है।” 

“बलराम भैया तो बस फिर बलराम भैया ही हैं।” कृष्ण बोले, “न दिखाएँ तो बड़ी 
से बड़ी बात में अपनी कोई रुचि न दिखाएँ-युद्ध हो जाए, राज्य बन और बिगड़ जाएँ, 
राजवंशों के भाग्य का निबयारा हो जाए, वे किसी से एक प्रश्न भी नहीं पूछेंगे | आपके 
मन में जो आए, वह कर लीजिए |“पर यदि उनके मन में कोई बात आ गई, तो उसका 
जितना विरोध होगा, वे उस पर उतना ही अड्ते चले जाएँगे। आप उन्हें समझाने का 
जितना प्रयल करेंगे ? उनका मस्तिष्क तर्क की ओर से अपने कान उतने ही बंद करता 
चला जाएगा"कभी तो अपने कृष्ण की एक बात पर अपने प्राण न्यौछावर करने को 
आतुर दिखाई पड़ेंगे, और कभी इस बात पर ही धरना देकर बैठ जाएँगे कि सारी बातें 
कृष्ण की ही क्‍यों मानी जाएँगी | कृष्ण बहुत बुद्धिमान है और बलराम एकदम मूर्ख है ?'“बस 
अड़ते जाएँगे तो अड़ते ही चले जाएँगे ।“बच्चों की-सी हठ पकड़ लेंगे और किसी की 


एक नहीं सुनेंगे""।”" 
“तो उन्होंने सुभद्रा के लिए किसे चुन लिया है ?” 
“दुर्योधन को !” 


“दुर्योधन को ?” अर्जुन के वक्ष पर जैसे किसी ने तप्त श्लाका रख दी थी, “क्यों ? 
दुर्योधन को क्‍यों ? क्या बलराम भैया नहीं जानते कि दुर्योधन कितना अधर्मी है ?” 

“जानते क्यों नहीं |” कृष्ण के अधरों पर मुस्कान तो अब भी थी, किंतु उसमें विषाद 
का बहुत हल्का-सा रंग घुला हुआ था, “क्या तुम्हारे पितामह भीष्म नहीं जानते कि दुर्योधन 
और धृतराष्ट्र कैसे मनुष्य हैं, किंतु क्या उन्होंने उनका त्याग कर दिया ? क्या वे उन्हें 
अपना आतीय नहीं मानते ?'“बलराम मैया भी संबंधों की दृष्टि से धृत्तराष्ट्र के परिवार 
को पराया नहीं मानते। साथ ही वे भीम तथा दुर्योधन को अपना समान रूप से प्रिय 
मानते हैं | शायद उन्हें दुर्योधन, भीम से कुछ अधिक योग्य शिष्य लगता है। अपने शिष्य 
की योग्यता के लिए उनके मन में पर्याप्त आकर्षण है। वैसे वे भी पितामह भीष्म के 
समान स्वयं को मध्यस्थ ही मानते हैं।” |” 

“वह सब ठीक है। उनकी जो इच्छा हो, वे मानते रहें ।** अर्जुन को लगा उत्तेजना 
के कारण उसकी वाणी जैसे लड़खड़ा रही है, “किंतु उस पापी, अधर्मी और आततायी 
के साथ सुभद्रा कैसे रह पाएगी ?” 


धर्म/73 


“वह सब ठीक है। वे मानते हैं कि जिन्हें वह अपना शत्रु मानता है, उनके विरुद्ध 
वह क्रूरता की किसी भी सीमा तक जा सकता है, किंतु अपनी पली के लिए वह अच्छा 
पति है, अपनी संतान के लिए अच्छा पिता है, भाइयों के लिए अच्छा भाई है और माता-पिता 
के लिए एक योग्य और आज्ञाकारी पुत्र है।” 

और मनुष्य के रूप में ?” 

“यही तो समझने से वे इंकार करते हैं।” 

अर्जुन ने कुछ नहीं कहा | उसके हृदय में जैसे विकट मंथन चल रहा था"आखिर 
क्या था यह सब ? बलराम भैया यदि संबंधों को ही इतना महत्व देते हैं, तो उन्हें यह 
क्यों स्मरण नहीं रहता कि पांडव उनकी सगी बूआ के पुत्र हैं'“और दुर्योधन पांडवों 
का घोर शत्रु हैऐसे में उन्हें दुर्योधन से इतनी सहानुभूति क्यों है ?"“वे शायद इन संबंधों 
को नहीं मानते | गुरु के रूप में केवल अपने शिष्य की योग्यता पर ही दृष्टि रखते हैं।' 
हाँ | गुरु को शिष्य प्रिय होता है, उसके गुण प्रिय होते हैं"* आचार्य द्रोण को भी अर्जुन 
प्रिय धा''और शायद आज भी प्रिय है, किंतु उन्होंने अर्जुन को अश्वत्यामा से अधिक 
कभी नहीं माना*“पर सबसे बढ़कर तो धर्म है । क्या वलराम भैया धर्म के विषय में कभी 
नहीं सोचते ?“'कृष्ण तो दिन-रात धर्म के विषय में ही चिंतन करता रहता है 

“और मैं सोचता हूँ कि यदि कहीं यह संबंध हो गया," कृष्ण कह रहे थे, "तो 
मैं उसे वह सम्मान नहीं दे पाऊँगा, जो सुभद्रा के पति को मिलना चाहिए।” 

“कृष्ण ! तुम क्या बलराम भैया के सम्मुख इतने असहाय हो ?” अर्जुन समझ 
नहीं पाया कि उसके मुख से यह वाक्य कैसे निकल गया। 

कृष्ण ने पहले तो अर्जुन की ओर देखा भर" और अर्जुन के मन में आया कि 
वह कृष्ण से अपने इस वाक्य के लिए क्षमा माँग ले"किंतु तभी कृष्ण की आँखों में 
एक अद्भुत मुस्कान उभरी“लहर के समान यात्रा करती हुई उनके अधरों पर आई, 
और फिर सहसा सारी सागर-वेला पर ही नहीं, सारे परिवेश में फैल गई। उसके छींटे 
अर्जुन पर भी पड़े" 

“मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं असहाय हूँ। किंतु बलभद्र मेरे बड़े भाई हैं| उनकी 
मर्यादा की रक्षा करना भी तो मेरा धर्म है। कृष्ण तो केवल धर्म के सम्मुख असहायय 
-है।“किंतु वह असहायता नहीं है, धर्म ही तो सबसे बड़ा संवल है। हम धर्म की रक्षा 
करेंगे, तो धर्म हमारी रक्षा करेगा।” | 

अर्जुन अपने सखा की ओर देखता रहा, देखने में कृष्ण चंचल थे, चतुर थे। बाहय 
जीवन में वे योजनाएँ वनाते और कार्यान्वित करते दिखाई देते थे। किसी का पक्ष लेते 
थे, किसी का विपक्ष |“किंतु वस्तुतः वे केवल धर्म की रक्षा कर रहे थे।“और अर्जुन 
का मन कहता था, जहाँ धर्म है, वहीं जय है 


कल्न इतनी चर्चा हुई थी सुभद्रा की और अर्जुन ने उसे देखा तक नहीं था“और आज 
जब वह रैवत्तक के समारोह में इस सीमा तक लीन था कि सुभद्रा संबंधी कोई विचार 
मस्तिष्क के किसी कोने में भी नहीं था, तो सुभद्रा स्वयं आकर उसके सामने खड्टी हो 


गई थी: 

“तो यह है वह सुभद्रा'अर्जुन अपना मन एक विचित्र प्रकार से ऐँठ रहा था''और 
इसका विवाह बलराम, दुर्योधन से कर देना चाहते हैं।“संभव है मातुल वसुदेव ने भी 
उसके लिए कोई योग्य वर विचार रखा हो | परिवार में इतने लोग और हैं'“इसकी माताएँ, 
इसके भाई“सबने कुछ-न-कुछ सोचा होगा"“सबका कोई-न-कोई मत होगा"अर्जुन को 
यह सब तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था*“उसका सुभद्रा पर कोई अधिकार क्‍यों नहीं 
है ? वह उसके विषय में निर्णय क्यों नहीं कर सकता ?*“ 

अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि उसका मन इतना विहल क्‍यों था। 

“अर्जुन ।” कृष्ण ने मुस्कराकर उसकी ओर देखा, “क्या तुम सुभद्रा से विवाह करना 
चाहोगे ? मैं देख रहा हूँ कि प्रातः से अब तक तुम उसी के विषय में सोच रहे हो।” 

“नहीं ! मैं उसके विषय में नहीं सोच रहा |” अर्जुन कृष्ण के प्रश्न की स्पष्टता 
और आकस्मिकता से जैसे विचलित हो गया था, “मैं वस्तुतः उसके विवाह संबंधी तुम्हारी 
चर्चा पर विचार कर रहा था।” 

“जानता हूँ, तुम विचार ही कर रहे थे ।” कृष्ण मुस्करा रहे थे, “तुम्हारे उस मनन 
को देखकर ही मैं भी विचार करने लगा था कि क्या तुम सुभद्रा से विवाह करना चाहोगे ?” 

अर्जुन कुछ सँभला। उसे लगा, जैसे कृष्ण वरदाता की मुद्रा में उसके सम्मुख खड़े, 
कह रहे हों, “माँग अर्जुन ! क्‍या चाहिए। जो तुझे सर्वाधिक प्रिय हो, वह माँग ले। जो 
सबसे मूल्यवान हो, वह माँग ले। जो पाना तुझे असंभव लगता हो, वही माँग ले।” 

“क्या यह संभव है कृष्ण ?” 

“क्यों नहीं ।” 

“मैं विवाहित हूँ।” 

“दुर्योधन भी तो विवाहित है |” कृष्ण ने आश्वस्त भाव से कहा, “वैसे तुम्हारी 
पहली पत्नी पांचाली कृष्णा केवल तुम्हारी पतली नहीं है। पिछले कितने ही वर्ष तुमने 
उसके बिना ही बिताए हैं और भविष्य में भी ऐसे अवसर आ सकते हैं। उलूपी से तुम्हारा 
संबंध मात्र एक रात्रि का ही रहा। भविष्य अभी बहुत अनिश्चित है, और चित्रांगदा 
भी कदाचित्‌ मणिपूर छोड़ कर शायद ही तुम्हारे पास इंद्रप्रथ आए। ऐसी स्थिति में एक 
रानी ऐसी भी तो चाहिए, जो तुम्हारे साथ इंद्रप्रस्थ में रहे।” 

“यदि देवी सुभद्रा मेरी पली बन सके, तो मेरा इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा।” 
अर्जुन की वाणी जैसे स्वयं अपने शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। 

“यह तो तुम्हारी आकांक्षा की तीव्रता पर निर्भर करता है |” कृष्ण अत्यन्त सहज 
ढंग से कह रहे थे, जैसे इस विषय में कुछ भी अस्वाभाविक न हो, “सुभद्रा सरलता 
से तो नहीं मिलेगी। 

मेरी आकांक्षा के बल को परखने के लिए क्या प्रमाण चाहिए तुम्हें ?” 
कक “केवल तुम्हारा शब्द ही प्रमाण है।” कृष्ण ने कहा, “तुम चाहो तो मैं पिताजी से 
चर्चा करूँ।” 

अर्जुन के लिए अपने विहवल मन को सँमालना कठिन हो रहा था। बोला, “कृष्ण ! 
तुमने मुझ पर और मेरे भाइयों पर बहुत सारे उपकार किए हैं, किंतु यह तुम्हारा सब 


धर्म/475 


से बड़ा उपकार होगा।” 

किंतु कृष्ण का ध्यान अर्जुन के कृतज्ञता-ज्ञापन की ओर नहीं था। दे जैसे मन 
ही मन अपनी योजना बना रहे थे, अथवा बना चुके थे, “मेरा विचार है कि तुम सुष्दरा 
के साथ सुखी रहोगे, और मैं यह भी सोचता हूँ कि सुभद्रा के लिए भी तुमसे श्रेष्ठता 
पति दूसरा नहीं हो सकता। तुम्हारी पल्ली के रूप में वह हम दोनों के कुल्षों के सम्मान 
की रक्षा कर पाएगी। “किंतु अब हमें यह तय करना है कि यह विवाह किस्त प्रकार 
हो ।! 

तुमने कहा न कि तुम मातुल से चर्चा करोगे !” अर्जुन बोला। 

“हाँ ! कहा तो था”। किंतु उस पर विचार करने से लगता है कि तुम्हारे लिए 
सुभद्रा को प्राप्त करने का वह निश्चित मार्ग नहीं हो सकता ।" 

भ्क्यों रः 


“क्योंकि यह सुभद्रा के लिए आए संबंध प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव और होगा। 
पिताजी जैसे अन्य प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं, वैसे इस पर भी करेंगे। सुभद्रा के 
भाई अन्य प्रस्तावों के समान, इस पर भी आपत्तियाँ करेंगे। सुभद्रा एक और प्रस्ताव 
से विद्रोह करेगी । अपने विरोध में वह और भी दृढ़ होगी ।नहीं मित्र ! यह सुमद्रा-प्राप्ति 
का निश्चित मार्ग नहीं है।” 

(पर कृष्ण ! मैं समझता हूँ कि मेरे विषय में सुनते ही मातुल अन्य प्रस्तावों का 
तत्काल तिरस्कार कर देंगे।” अर्जुन बोला, “वे हमसे इतना प्रेम करते हैं|” 

कृष्ण ने जिस दृष्टि से अर्जुन को देखा, वह कह रही थी, 'कितने अबोध और 
अनजान हो तुम | मानव-मनोविज्ञान को तनिक भी नहीं समझते ।”“वे बोले तो उनका 
स्वर सुविचारित निष्कर्ष की गंभीरता लिए हुए था, “मातुल के रूप में वे तुमसे बहुत 
प्रेम करते हैं, किंतु कन्या के पिता के रूप में जब वे संबंध-प्रस्तावों पर विचार कोंगे, 
तो उस समय वे तुम्हारे मातुल नहीं होंगे।वे यह आपत्ति भी कर सकते हैं कि तुम 
सुभद्रा के समवयस्क नहीं हो, अवस्था में उससे बड़े हो ।'“वे यह भी कह सकते है कि 
तुम किसी राज्य के न राजा हो, न युवराज ! तुमसे विवाह कर, सुभद्रा अपने जीवन 
में कभी रानी नहीं बन सकती, जबकि दुर्योधन, शिशुपाल अथवा ऐसे ही किसी अन्य 
राजा अथवा युवराज से विवाह होने पर वह निश्चित रूप से महारानी बनेगी |” कृष्ण 
ने अर्जुन की ओर देखा, “वे यह भी कह सकते हैं कि पांडवों का राज्य बहुत छोय 
हैः” मात्र इंद्रप्र्थ नगर तक सीमित है वह। बहुत समृद्ध भी नहीं है। पांचालों, यादवों 
तथा इंद्र की सहायता न होती तो शायद तुम लोग इंद्रप्रस्थ का भी निर्माण न कर पाते"! 

“ऐसा सोचते हैं मातुल ?" 

“नहीं | तुम्हारे मातुल ऐसा नहीं सोचते ।” कृष्ण ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, “किंतु 
वर का चयन करते हुए, किसी भी कन्या का पिता इस प्रकार विचार कर सकता 
है “इसीलिए कह रहा हूँ मित्र ! कि सुभद्रा प्राप्ति का यह निश्चित मार्ग नहीं है।“और 
यदि कोई निश्चित मार्ग हो तो अनिश्चित मार्ग क्यों स्वीकार किया जाए ? 

“तो क्या कोई निश्चित मार्ग है ?” 

“चलो निश्चित न सही, प्रायः निश्चित मार्ग तो है, ” कृष्ण ने उत्तर दिया, हम 


/महासमर-4 


उसे सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग मान सकते हैं।” 
: ><त्या है वह सुरक्षित मार्ग ?? 

श्तुम सुभद्रा का हरण कर उसे इंद्रप्ररध ले जाओ" ।? 

अर्जुन की आँखें आश्चर्य से फैल गई“क्या हो गया है कृष्ण को”वे अपनी बहन 
के हरण का परामर्श दे रहे हैं उसे" 

“अपने मातुल की कन्या का हरण करूँ ? सुभद्रा का ?” अर्जुन समझ नहीं पा 
रहा था कि वह कृष्ण से पूछ रहा था, अथवा अपने-आपसे, “तुम्हारे, द्वारका के, यादवों 
के आतिध्य, सम्मान और सत्कार का इस प्रकार तिरस्कार कर्खूँ ?” 

कृष्ण अपने लीलामय नेत्रों से अर्जुन की बौखलाहट देखते रहे*” अर्जुन चुप हुआ 
तो वे बोले, “तुम समझ लो कि मैं किसी से पूछे बिना, बिना किसी से परामर्श किये, 
बिना किसी को सूचना दिये सुभद्रा का स्वयंवर आयोजित कर रहा हूँ: 

“स्वयंवर ?” 

“हाँ | स्वयंवर ! सुभद्रा को वीर्य-शुल्का समझो | उसके स्वयंवर की प्रतिज्ञा है शौर्य, 
साहस, शस्त्रास्त्र-परिचालन तथा रध-संचालन की अद्भुत्त दक्षता।" कृष्ण के चेहरे पर 
अगंभीरता का कोई लक्षण नहीं था, “तुम्हें शारीरिक संकट भी झेलना होगा और असफल 
होने पर तिरस्कार और अपमान का जोखिम भी उठाना होगा” और यदि तुम सफल 
हो गए तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुभद्रा तुम्हारी होगी, हमारे संबंध पहले से 
कहीं अधिक दृढ़ और मधुर होंगे, द्वारका में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा““और कोई यादव 
स्वयं को अपमानित अनुभव नहीं करेगा।"? 

“यह सब कैसे संभव है कृष्ण !” 

“संभव है |” कृष्ण का स्वर दृढ़ था, “किसी भी स्वयंवर में प्रतिज्ञा पूर्ति का अवसर 
सारे योद्धाओं को एक साथ नहीं मिलता। वे लोग बारी-बारी ही अपना सामर्थ्य-परीक्षण 
करते हैं। कोई पहले आता है और कोई बाद में। पूर्वापर के बिना कोई स्वयंवर होते 
देखा है तुमने ? द्रीपदी के स्वयंवर में तुम्हें सर्वथा अंत में अवसर मिला था। मैं चाहता 
हूँ कि सुभद्रा के स्वयंवर में तुम्हें सबसे पहले अवसर मिले “यदि तुम असफल हो जाओ, 
तो अन्य वीर अपने भाग्य की परीक्षा कर सकते हैं|” 

“किंतु स्वयंवर में कन्या की इच्छा का भी समावेश होता है, उसके अभिभावक 
प्रतिज्ञा निश्चित करते हैं। प्रतिज्ञा की घोषणा होती है" ।? 

“वह सब कुछ सत्य है !” कृष्ण ने अर्जुन को बीच में ही टोक दिया, “इसे एक 
प्रकार का अघोषित स्वयंवर समझो | सुभद्रा के बड़े भाई के रूप में मैंने प्रतिज्ञा निश्चित 
की है।तुम पहले अपनी क्षमता का परिचय दो"“उसके पश्चात्‌ आएगी सुभद्रा की इच्छा" |? 

“में समझा नहीं।” अर्जुन बोला, “और वैसे भी मैं हरण जैसे संकटपूर्ण कार्य की 
तैयारी क़रके नहीं आया। तुम रुक्मिणी का हरण करने गए थे, तो कैसी तैयारी से गए 
थे। मेरे पास तो युद्धक रथ क्या, साधारण यात्री-रथ भी नहीं है। अपहरण कर यादव 
वोद्धाओं की चुनौती को पार कर जाने के लिए शस्त्रास्त्र तो दूर एक साधारण खड्‌ग 
भी लेकर नहीं चला हूँ मैं 

“अर्जुन ! मैं तुम्हें अपना रथ दूँगा, अपने ही घोड़ों से जुता हुआ, किंतु कोई सारथी 


धर्म।77 


नहीं होगा। तुम्हें अपना सारथ्य स्वयं ही करना होगा।" कृष्ण मानो स्वमंवर का गा 
स्वरूप स्पष्ट कर रहे थे, “रथ में एक बड़े युद्ध के लिए पर्याप्त शस्राल्ल होंगे, ्ि 
तुम्हारे साथ कोई योद्धा नहीं होगा | तुम्हें अपना युद्ध स्वयं ही लड़ना होगा।' कृण ) 
रुककर अर्जुन की ओर देखा, “सुभद्रा रैवतक पर्वत पर पूजा और देवदर्शन के हिए 
जाएगी। उसके साथ कुछ सशस्त्र रक्षक भी होंगे। वे रक्षक विशेष योद्धा नहीं होते। गुफा 
का अपहरण कर तुम उसे अपने रथ में बैठाओगे। वे रक्षक प्रतिरोध करेंगे। तुप पढे 
पराजित कर रथ निकाल ले जाओगे ।“किंतु सावधान रहना, यदि अनिवार्य न हो, वे 
उनका वध मत करना। अपने रक्षकों के वध से यादव कुपित हो उठेंगे।"यदि तुप कं 
से सफलतापूर्वक निकल गए, तो पर्वत से नीचें उतरते ही द्वारका के सीमा“ मे 
तुम्हारा सामना होगा। सावधान ! वे पूर्ण सैनिक तथा योद्धा होते हैं। संभव है उन्े 
दुर्धर्ष युद्ध करना पड़े । उस अवरोध को पार कर सके तो मार्ग पर यादवों की कुछ सैरिद 
चीकियाँ मिलेंगी'"और अंततः द्वारका से वाहर निकलते हुए पुनः सीमा-रक्षकों का गुल 
मिलेगा ।” कृष्ण ने क्षण भर रुककर अर्जुन की ओर देखा, “उनमें से किसी को सूचना 
नहीं होगी कि तुम स्वयंवर की प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हो | वे यही जानेंगे कि तुम, यादव-कचा, 
वसुदेव-पुत्री तथा कृष्ण-भगिनी देवी सुभद्रा का उसकी इच्छा के विरुद्ध अपहरण का 
रहे हो। वे प्राण-पण से लड़ेंगे। केवल सुभद्रा को छुड़ा लेने का नहीं, तुम्हरे वध क 
प्रयल करेंगे। तुम यदि उनसे वचकर सुरक्षित द्वारका से बाहर निकत गए और युषा 
को अपने साथ ले जा सके, तो मेरा विश्वास करो कि यादव सेना तुरहारा पीछा नहीं 
करेगी। तुम स्वयंवर की प्रतिज्ञा पर खरे उतरे मान लिए जाओगे जौर वीर्य-शुल्का सुपर 
तुम्हारी होगी।” 
“किंतु सुभद्रा की इच्छा ?” 
“मैंने कहा न कि यदि तुम सुरक्षित द्वारका से बाहर निकल गए और सुझ्दरा के 

अपने साथ ले जा सके" |! 


“किंतु सुभद्रा की इच्छा ?” अर्जुन अब भी चकित भाव से कृष्ण की ओर देह 
रहा था। 

“सुभद्रा की इच्छा !” कृष्ण लीलापूर्वक मुस्कराए, “वह अपनी इच्छा तुफ्ें ख 
ही बताएगी। बस समझ लो कि यदि उसकी इच्छा न हुई तो तुम उसे अपने साथ नही 


ले जा पाओगे।" कृष्ण रुक गए, “पर एक बात के लिए सजग ही नहीं सावधान भी 
रहना 


ककया ?? 

“सुभद्रा की स्वीकृति पाने के लिए तुम बलप्रयोग नहीं करोगे।”” कृष्ण की मु 
पर कैसा तो कठोर भाव आ गया था, “बोलो ! है स्वीकार ?” 

अर्जुन ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया"“यह सारा कुछ उसके लिए इतना आकसिक 
और अनपेक्षित था कि किसी निश्चय पर पहुँचना, उसके लिए संभव नहीं हो पा रा 
था।“उसके अपने मन ने तो सुभद्रा की कामना मात्र की थी। कृष्ण की सहमति ऐ 
वह कामना प्रवल होकर उसके हृदय का चीत्कार बन गई थी। अब सुभद्रा को पाने की 
इच्छा त्याग देना उसके लिए सरल नहीं था*“किंतु इच्छा हो या कामना”वह स्वयंतिद्ध 


तो नहीं होती, उसका औचित्य सिद्ध करना पड़ता है।“अभी तो उसका अपना मन ही 
इस हरण के औचित्य को पूर्णतः ग्रहण नहीं कर पाया धा“मात्ुल की अनुमति के 
विना ?”और फिर माँ क्या सोचेंगी कि उनका पुत्र काम के हाथों इतना विवश हो गया 
कि कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण कर लाया" 

“तुमने उत्तर नहीं दिया अर्जुन !” कृष्ण ने पुनः कहा | 

“गुझे मातुल की ओर से, सुभद्रा के बड़े भाई के रूप में तुम्हारी अनुमति प्राप्त 
है।" अर्जुन बोला, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं माँ और ज्येष्ठ से भी अनुमति प्राप्त 
हा लूँ” | यदि वे मुझे अनुमति दे दें, तो फिर इस स्वयंवर में मुझे कोई आपत्ति नहीं 

| 


कृष्ण को निर्णय में निमिष मात्र ही लगा होगा। बोले, “अच्छा प्रस्ताव है। तुम 
युधिष्ठिर के नाम पत्र लिखो।”या तुम बूआ को पत्र लिखना चाहते हो ?” 

“नहीं ! पत्र तो महाराज युधिष्ठिर के ही नाम जाए, तो अच्छा है।” अर्जुन ने 
उत्तर दिया, “वे हमारे राजा हैं। उनकी अनुमति हर प्रकार से आवश्यक है। वैसे, यदि 
माँ की अनुमति न हुई, तो महाराज भी अनुमति नहीं देंगे। माँ के लिए यह तनिक भी 
आवश्यक नहीं है, कि वे अपने पुत्रों से अनुमति लें, किंतु पुत्र माँ से अनुमति लिए 
बिना कोई निर्णय नहीं करेगा ।” 

"तो फिर धर्मराज की ही पत्र लिखो। मैं किसी पत्र-वाहक को भेज दूँगा।” अर्जुन 
को कुछ कहने को आतुर देखकर कृष्ण ने अपने हाथ के संकेत से उसे रोका, “निश्चित 
रहो, पत्र का संदेश गुप्त ही रहेगा, कोई विशेष आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। 
पत्र-वाहक अपने दैनन्दिन कार्य के रूप में ही पत्र ले जाएगा |“और अर्जुन ! धर्मराज 
का उत्तर आने तक तुम चाहो तो ब्रह्मचारी के रूप में वनवास कर सकते हो |" मेरे मित्र 
के रूप में द्वारका का सत्कार ग्रहण कर सकते हो । इच्छा हो तो शस्त्रासत्रों का अभ्यास 
कर स्वयं को अधिक सक्षम बना सकते हो। या"? 

“बस ! बस ! इससे अधिक विकल्प सुझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इनमें 
8 चुन लूँगा।” अर्जुन पुनः गंभीर हो गया, “एक शंका मेरे मन में और भी 
उठी है।! 


“वह भी कह डालो। शंका सागर !” कृष्ण हैंसे, “जाने तुम्हारे मन में इतनी शंकाएँ 
क्यों उठती हैं।” 

“पितामह भीष्म ने जब काशीराज की पुत्रियों का हरण किया था, तो शाल्व ने 
22 अंबा से कहा था कि धर्मतः हरण के क्षण से ही वह भीष्म की पल्ली हो गई" 

श्तो ?7 


"वैसे ही यदि मैं सुभद्रा हरण करता हूँ। लोक-मान्यता यह हो कि धर्मतः उसी 
क्षण से वह मेरी पली हुई, और उसके पश्चात्‌ मुझे यह ज्ञात हो कि सुभद्रा मुझसे विवाह 
नहीं करना चाहती, तो हम दोनों के लिए धर्म-संकट उत्तन्न नहीं हो जाएगा ?” 

कृष्ण ने अर्जुन को देखा | उनके नयन जैसे कह रहे थे, अर्जुन ! तुम इतनी विपरीत 
परिस्थितियों की कल्पना क्यों करते हो ?” किंतु मुख से उसने यह कहा नहीं। बोले, 
“जब कह दिया कि रथ पर सुभद्रा अपनी इच्छा प्रकट कर देगी।" 


छाय/470 


“पर तुम उससे पूछ ही क्यों नहीं लेते ?” अर्जुन ने कुछ झल्लाकर पूछा, नुप 
एक साधारण-सी स्थिति को इतना जटिल क्यों बना रहे हो ?” 

“साधारण स्थिति को जटिल मैं नहीं बना रहा, तुम बनाना चाहते हो ।" कृष्ण 
श्सुभद्रा से पूछना, पिताजी से अनुमति लेना अथवा बलराम भैया से चर्चा कला“ ये 
सब एक ही समस्या के विभिन्‍न रूप हैं | जैसे ही द्वारका में यह चर्चा, हम दोनों के अतिरिक्त 
किसी तीसरे तक पहुँची, यह एक सार्वजनिक सूचना हो जाएगी, सभी संबद्ध पत्तों को 
ज्ञात हो जाएगा कि सुभद्रा से विवाह करने के प्रसंग में अर्जुन द्वारका पहुँचा हुआ है। 
द्वारका के भीतर और बाहर हलचल मच जाएगी | सारे संबंध-प्रस्ताव सजीव होका प्रेतों 
के समान हमारे चारों ओर मँडराने लगेंगे ।“और तुम्हें पता है न बलराम भैया की हठ 
का। पिता जी सचेत और सक्रिय हो जाएँगे ।“'और सुभद्रा ! वह फिर इस बात पर जड़ 
जाएगी कि उसके लिए स्वंयवर का आयोजन क्यों नहीं किया जा रहा [परिणाम समझते 
हो न? और कुछ हो या न हो, सुभद्रा का विवाह तुमसे नहीं होगा।” 

“ओह ! हो !” अर्जुन कुछ अनमना-सा हो गया"कृष्ण ठीक कह रहे थे*“इस समय 
जो अर्जुन यादवों का आत्मीय बना, उनके सत्कार का भाजन था”“वही अर्जुन पगाया 
हो जाएगा ।“उसकी विभिन्‍न राजकुमारों से छुलगा की जाएगी"उसकी न्रुटियाँ ढूँढी 
जाएँगी |“वह, जो आज तक उनके घर का व्यक्ति है, अकस्मात ही निकाल कर बाह्म 
खड़ा कर दिया जाएगा।" 

“ठीक है ! तुम्हारी ही योजना रही ! मैं ज्येष्ठ को पत्र लिखता हूँ। 


अर्जुन के मन में अनेक प्रश्न थे'"क्या-क्या लिखे वह युधिष्ठिर को और क्या नतिखे ?'' क्या 
वह लिखे कि वह सुभद्रा में इतना अनुरक्त हो उठा है कि उसके बिना नहीं रह सकता, 
इसलिए उससे विवाह करना चाहता है। मातुल की यह इच्छा नहीं है, बलभद्र भी इप 
संबंध के लिए सहमत नहीं हैं““सुभद्रा के मन का भी उसे पता नहीं है*“फिर भी वह 
विवाह करना चाहता है“ यदि युधिष्ठिर पूछे कि उसने उलूपी और चित्रांगदा से विवाह 
करने से पहले तो उससे नहीं पूछा था। अब ऐसा क्‍या विशेष हो गया है कि युधिष्ठि 
से पूछने की आवश्यकता आ पड़ी है ?“क्या वह वे सारी परिस्थितियाँ लिखे, जिप्में 
वह विवाह हुआ था ? उलूपी ने (वरयं अर्जुन को पाने की इच्छा प्रकट की थी। इच्छा 
क्या प्रकट की थी, वह त्तो अर्जुन 4, अपहरण करके ही ले गई थी वह कामातुरा थी'"चित्रांगद् 
से भी उसका विवाह चित्रांगग्र और उसके पिता की इच्छा से हुआ था, उनकी शर्तों 
पर हुआ था। चिज्रांगदा शा4द इंद्रप्रस्थ आने वाली भी नहीं थी'“किंतु सुभद्रा को साध 
लेकर वह इंद्रप्रस्थ आ रह; था। यदि वह सुभद्रा को जय कर सका तो वह उनके साथ, 
परिवार की सदस्या होकर उन्हीं के भवन में उनके साथ इंद्रप्रस्थ में रहेगी। परिवार के 
प्रत्येक सदस्य को उसे स्वीकार करना होगा, उससे व्यवहार रखना होगा।“इस संबंध 
से, संभव है मातुल के साथ संबंध विगड़ें। संभव है, यादव वंश इससे कुपित होका! 
ससैन्य इंद्रप्स्थ पर आक्रमण करें।“त्तब पांडवों को उनसे युद्ध करना होगा"इंगरा्न 
में सुभद्रा और अर्जुन की सुरक्षा का ही नहीं, इंद्रप्रस्थ की हो सुरक्षा का प्रबंध कल 


होगा। पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों के समीकरण बदल जाएँगे''जो 
मित्र हैं, वे शत्रु हो जाएँगे ।'“इसलिए महाराज युधिष्ठिर की अनुमति आवश्यक है। क्या 
वे राजनैतिक और सामारिक संकट झेलने को तैयार हैं ?*“ 

और यदि धर्मराज ने पूछा कि इतना संकट है, तो वह इस संबंध के लिए इतना 
आतुर ही क्यों है ? क्या वह अपनी कामनाओं का इतना-सा संयमन नहीं कर सकता ? 
क्यों वह अपने परिवार और राज्य को अपनी कामनाओं की ज्वाला में दग्ध करना चाहता 
है ?“तो क्या अर्जुन लिख दे महाराज युधिष्ठिर को कि द्वारका में आकर ही उसने अनुभव 
किया है कि द्रौपदी, उलूपी और चित्रांगदा जैसी पत्नियाँ होते हुए भी वह वस्तुतः पलीविहीन 
है।कह दे वह कि सुभद्रा ने उसके मन को कुछ उसी प्रकार विहवल कर रखा है, जैसा 
किसी समय द्रौपदी ने किया था ! बता दे वह अपने भाइयों को कि द्वारका आकर ही 
उसने अनुभव किया है कि कृष्ण की मैत्री, स्नेह और सौहार्द के होते हुए भी उनके 
सबसे वड़े मित्र और सहायक यादव, पांडवों को इस योग्य भी नहीं मानते कि वे अर्जुन 
को अपनी कन्या के योग्य वर स्वीकार करें। पांडव उनकी दया के पात्र हैं, स्पृष्ठा के 
नहीं। इंद्रप्रथ उनके लिए बहुत छोटा-सा राज्य है। महत्वहीन और समृद्धिशून्य यदि 
पांडवों को राजाओं और राजवंशों की बिरादरी में सिर उठाकर सम्मानपूर्वक, बराबरी 
के आधार पर जीना है, तो उन्हें अपने राज्य का विस्तार करना होगा, धन-धान्य और 
संपन्‍नता की दृष्टि से कुछ और समृद्ध होना होगा | यादवों के निशिह और असहाय संबंधी 
नहीं, उनके योग्य समर्थ और सक्षम संवंधी बनना होगा"वैसे धर्मराज से इन तथ्यों को 
गोपनीय रखने का कोई औचित्य भी नहीं है। उन्हें यह सब ज्ञात होना चाहिए ! वे राजा 
हैं और राजा को अपने राज्य से संबद्ध सारी सूचनाएँ होनी चाहिए। उन्हें यह मालूम 
होना चाहिए कि उन्हें धृतराष्ट्र ने किस प्रकार वंचित किया है, जैसे कोई अपने किसी 
निर्धन संबंधी को उसकी आजीविका के लिए दयावश कोई उपेक्षित भूखंड दे दे। यदि 
यादवों की दृष्टि में भी हस्तिनापुर का राज्य इंद्रप्रस्थ से इतना अधिक समृद्धिशाली और 
महत्वपूर्ण है कि वे पापी, अधर्मी और आततायी दुर्योधन से अपनी कन्या का संबंध 
करने का न केवल विचार कर सकते हैं वरन्‌ स्वयं अपनी पहल पर इसका प्रस्ताव हस्तिनापुर 
भेज सकते हैं'किंतु अर्जुन की तीव्र इच्छा होने पर, कृष्ण की इस मैत्री के बावजूद वे 
अर्जुन के प्रस्ताव का तिरस्कार कर सकते हैं, तो पांडव किस आधार पर आश्वस्त बैठे 
हैं ?”आखिर कव तक वे यादवों की मैत्री और पांचालों के संबंधी होने के आश्वासन 
पर जीवित रहेंगे** 

सहसा अर्जुन का चिंतन रुक गया"'यद्यपि उसकी माता का संबंध शूरसेन के परिवार 
से है“किंतु शायद अब वह शूरसेन की कन्या नहीं, कुंतिभोज की पुत्री होकर ही रह 
गई है। वह द्वारका वालों की पुत्री नहीं है। इसलिए पांडव उनके उतने आत्मीय नहीं 
हैं, जितने वे कांपिल्य वालों के हैं। द्रौपदी का कष्ट हरण करने के लिए जैसे द्वुपद, 
धृष्टधुम्न तथा शिखंडी दौड़ेंगे, वैसे द्वारका से सिवाय कृष्ण के और कोई पांडवों की 
सहायता को नहीं आएगा"“वलराम भैया भी नहीं'“किंतु यदि सुभद्रा का विवाह अर्जुन 
से हो जाता है तो शायद मातुल-वसुदेव, बलभद्र और अन्य यादव भी वैसी ही आतुरता 
से आकर उनके पक्ष में खड़े हो जाएँगे" 


धर्म/8। 


पर कहीं यह अर्जुन के मन का काम मात्र ही तो नहीं है, जो उसे इस प्रा 
अनेक तर्क सुझा रहा है ?“कहीं उसका यह कृत्य यादवों को उनका मित्र बनाने ढे 
स्थान पर शत्रु ही तो नहीं बना देगा ?“'पर नहीं। यदि ऐसी कोई संभावना होती गे 
कृष्ण उसे इस प्रकार का परामर्श ही नहीं देते“'और वह धर्मराज से अनुमति तो मांग 
ही रहा है। उनके मन में तो काम नहीं है। वे तो सोच-विचार कर ही उसे अनुमति देंगे" 


युधिष्ठिर को अर्जुन का संदेश मिला तो वे चकित रह गए |” 

अर्जुन द्वारका में था, यह उनके लिए सुखद समाचार था। वह सुभद्रा से विवाह 
करना चाहता था इसमें भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी“किंतु सुभद्रा-हरण ?'“ठीक है 
कि उन लोगों के वंश पृथक थे किंतु कृष्ण के परिवार को युधिष्ठिर ने सदा अपना है 
परिवार समझा था |अपने ही परिवार में कन्या-हरण ! यह उचित था क्या ? ऐसे में 
कौन किसका विश्वास करेगा ? अर्जुन को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिम 
यादव अपने-आपको अपमानित अनुभव करें"'किंतु यादवों को भी तो कोई ऐसा काम 
नहीं करना चाहिए, जिससे पांडव स्वयं को उपेक्षित अनुभव करें""युधिष्ठिर ने कभी कल्पना 
भी नहीं की थी कि यादव उन्हें इतना हीन समझते हैं, कि अर्जुन जैसे पुरुष से वे अपनी 
कन्या का संबंध नहीं'और उनमें से भी स्वयं मातुल वसुदेव ?““पर यदि मातुल पहले 
से ही उनके विषय में अच्छी धारणा नहीं रखते, “*और अब अर्जुन ने सुभद्रा का हरण 
किया तो मातुल के मन पर और गहरा आधात होगा, मातुल को बुरा लगा तो माँ को 
भी बुरा लगेगा। माँ” 

युधिष्ठिर कुंती के पास पहुँचे, “माँ !” उन्होंने अर्जुन का पत्र आगे बढ़ा दिया। 

कुंती ने पत्र पढ़ा। दो क्षण मौन रहकर विचार किया और निर्टन्द्र मन से पट 
शब्दों में बोली, “अर्जुन को लिख दो, वह निर्भय होकर सुभद्रा को ले आए। मुझे न 
सुभद्रा को पुत्र-वधू मानने में कोई आपत्ति है, न उसके हरण में |” 

“किंतु माँ | हरण जैसा नृंशस कार्य !” युधिष्ठिर बोले, “मातुल को अच्छा तगेगा 
क्या ?” 

“मातुल को अच्छा न लगने की भला इसमें क्‍या बात है ?* कुंती के स्वर में बुषठ 
कठोरता थी, “उन्हें सुभद्रा के लिए वर नहीं चाहिए क्‍या ?” 

“किंतु उनकी इच्छा ? सुभद्रा की इच्छा ?? 

“सुभद्रा की इच्छा नहीं होगी तो अर्जुन उसे इंद्रप्रस्थ नहीं ला पाएगा |” कुंती पर्याष 
दृढ़ स्वर में बोली, “और यदि सुभद्रा को अर्जुन अपने पति के रूप में स्वीकार्य है, तो 
तुम्हारे मातुल की इच्छा-अनिच्छा का कोई महत्व नहीं रह जाता |” 

है “मैं अर्जुन की सहायता के लिए जाऊँ माँ ?” भीम ने आतुरता से पूछा, “वह 
वहाँ अकेला है और यादवों के इतने महारथी और अतिरथी ! कहीं” ।" 

“नहीं ! यह पराक्रम अर्जुन को ही करने दो |” कुंती हँस पड़ी, “तुम्हारा क्या भगेसा 


है, अभी अर्जुन की सहायता करने जाओ और बाद में कहो कि तुमने और अर्जुन ने 
मिलकर सुभद्रा का हरण किया, इसलिए”? 


_ 82/महासमर-4 


“माँ ! तुम तो । 

भीम कुछ और कहना चाहता था कि युधिष्ठिर बीच में ही बोले, “शायद तुमने 
मातुत के पक्ष से विचार नहीं किया माँ ! उनके मन में हमारा क्या सम्मान रह जाएगा ?” 

“पराक्रम से सम्मान बढ़ता है, कम नहीं होता ।” कुंती बोली, “उसने ठीक लिखा 
है कि द्वारका के यादवों के मन में हमारे प्रति दया और सहानुभूति तो है, किंतु सम्मान 
नहीं है| हमें वह सम्मान तो अर्जित करना ही पड़ेगा।" 

“तुम क्या कहती हो पांचाली ?” युधिष्ठिर ने पूछा। 

द्रौपदी मुस्कराई, “लोग अपनी पत्नियों से पूछकर, राजकुमारियों का हरण नहीं 
करते ।" 

“फिर भी इस संदर्भ से तुम्हारा परामर्श क्या है ?” 

“उन्होंने अपने राजा की अनुमति माँगी है, ताकि सैनिक संघर्ष हो, तो राजा को 
ज्ञात हो कि उसका धर्म क्‍या है।” द्रौपदी अब भी पर्याप्त तटस्थ दिखाई दे रही थी। 

*मैं तुमसे तुम्हारी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ।” युधिष्ठिर के स्वर में 
आग्रह था, “अर्जुन अपने साथ सुभद्रा जैसी पतली लाएगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा ?" 

वड़ी विचित्र स्थिति है क्षत्रिय-पली की।” द्रौपदी गंभीर ही नहीं, कुछ-कुछ 
अन्यमनस्क भी हो चुकी थी, “सपत्नी का कोई स्त्री स्वागत नहीं करती, किंतु वीर-पत्नी 
अपने पति के पराक्रम में बाधा नहीं डालती “और मैं तो स्वयं पाँच पतियों की भार्या 
हूँ। मैं उन पर एकाधिकार की कल्पना भी कैसे कर सकती हूँ।” 

द्रीपदी उठकर अपने भवन में चली आई। जो कुछ युधिष्ठिर उससे पूछ रहे थे, 
वह तो कदाचित्‌ गृह-कलह से बचने के लिए उसकी औपचारिक सहमति प्राप्त करने 
का प्रयल था, किंतु उसे भी तो अपने-आपसे बहुत कुछ पूछना था”इन परिस्थितियों 
में अर्जुन का धर्म क्या थायह प्रश्न अपने स्थान पर महत्वपूर्ण था"“किंतु द्रौपदी की 
प्रतिक्रिया ? उसकी भावनाएँ ? उसकी इच्छा ?““ठीक ही कहा था उसने, क्षत्रिय-पत्नी 
की विचित्र स्थिति थीसपली की चर्चा ही भयानक थी। वह उसके पति को उससे 
छीन लेगी। वह उसके प्रति अर्जुन का प्रेम क्षीण नहीं तो मंद अवश्य कर देगी"और 
फिर यह जो आ रही थी, साधारण राजकुमारी नहीं धी। यह सुभद्रा थी ! कृष्ण को चंचला 
भगिनी.! यादव-कन्या ।सुंदर, बुद्धिमती, सुशिक्षित, रण-कुशल | अर्जुन को तो वह मुग्ध 
करेगी ही'बहुत संभव है, वह पूरे परिवार की ही लाड़ली हो जाए |“किंतु द्रौपदी का 
उससे क्‍या विरोध ? वह उसके सखा की भगिनी थी। छोटी बहन-सरीखी ! और इन 
पाँचों भाइयों की ऐसी-ऐसी रानियों की महारानी होगी”द्रौपदी !'“उसका अपना ही 
साम्राज्य समृद्ध हो रहा है*“और सबसे बड़ी बात तो वीर पति के पराक्रम और कुल 
गौरव की थी“द्रौपदी का सुभद्रा से विरोध ही क्या हो सकता था ?'“ 


धर्म/83 


20 


अर्जुन ने रथ का निरीक्षण किया : न केवल कृष्ण के इस रध में उनके अपने अश्व"शैग 
तथा सुग्रीव“जुते हुए थे; बाहुक ने रथ को काफी सुसज्जित भी कर दिया था। जाने 
क्या सोचकर बाहुक ने रथ को सजाया था”निश्चित रूप से कृष्ण ने उसे अर्जुन के 
अभियान. के विषय में कुछ नहीं बताया होगा। इंद्रप्रस्थ से युधिष्ठिर की अनुमति आ 
जाने पर द्वारका में अर्जुन के अकेले आखेट पर जाने की सूचना कृष्ण ने अवश्य प्रचार 
कर दी थी “किंतु आखेट पर जाने के लिए तो कोई रथ को सज्जित नहीं करता"अब 
वाहुक के मन की तो बाहुक ही जाने” 

रथ का सारा पृष्ठभाग शस्त्रास्त्रों से अय पड़ा था, जैसे अर्जुन दिग्विजय के लिए 
जा रहा हो ! कृष्ण ने बड़ी सावधानी से विभिन्‍न प्रकार के ये शस्त्रास्त्र रखवाए थे“हथी 
को गदा से मारना, सिंह को बाण से। मृग के लिए तो ये हल्के बाण ही पर्याप्त होंगे, 
किंतु अरना मैंसा आए तो इन भारी वाणों की आवश्यकता पड़ेगी।“वबाघ झपट पढ़े 
तो बाणों से क्या होगा, तब यह शूल उत्तम रहेगा, और यह त्रिशूल'” |” वन में जितने 
प्रकार के पशुओं की कल्पना की जा सकती है उतने ही प्रकार के शस्त्र रथ में रखा 
दिए थे" 

अर्जुन ने कवच धारण कर लिया था और कटि में एक भारी खड़ग बाँध तिया 
था।“अब वितंब का कोई कारण नहीं था। 

“जाओ मित्र ! सफल होकर मिलो |” कृष्ण ने कहा, “चिंता मत करना, पराक्रम 
करना !” 

अर्जुन का कंठ अवरुद्ध हो आया"कृष्ण जैसा सखा कहाँ मिलेगा उसे ! उसके 
ऋण से उऋण होना संभव है क्या !!“ 

रधारूढ़ होकर अर्जुन ने वल्गा सँमाली तो उसका मन अपनी योजना बुनने तगा: 
“द्वारका में प्रचारित किया गया था कि अर्जुन आखेट के लिए जा रहा है। इसलिए 
द्वारका से बाहर निकल वन अथवा रैवत॒क पर्वत की ओर जाने में उसे कोई कठिनाई 
नहीं थी। वह तो आखेट के लिए जाने वालों का स्वाभाविक मार्ग था*" किंतु रैवतक 
पर्वत पर रथ सहित उसका देव-स्थानों तक जाना किसी के भी मन में शंका उत्नन 
कर सकता है" उसे रैवतक पर नहीं जाना है, किंतु वह रेवतक से दूर भी नहीं ह 
सकता। सुभद्रा मंदिर में पूजा कर रैवतक की परिक्रमा करेगी | परिक्रमा के पश्चात वह 
द्वारका के जितनी निकट होती जाएगी, उतनी ही अर्जुन की कठिनाई बढ़ती जाएगी। 
““ इसका अर्थ है कि उसे उस स्थान पर सुभद्रा की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जहाँ वह 
परिक्रमा के पश्चात पर्वत से नीचे उतरेगी और नगर की ओर मुड़ेगी'” मार्ग में रुकने 
का सबसे सरल उपाय था घोड़ों को रथ से खोलकर सुस्ताने के लिए छोड़ देना, अथवा 
उनके सामने चारा डाल देना |” किंतु वह अश्वों को खोल नहीं सकता सुभद्रा को देखते 
ही, निमिर्ष भर में उसे स्फूर्तिपूर्वक सुभद्रा को उठाकर अपने रथ में बैठा लेना था और 
चल पड़ना था” किंतु अश्वों को खोल देने पर यह इतना सरल नहीं होगा। अश्वों को 


84/महास मर-4 


जोतने में भी तो कुछ समय लगेगा" उसे इसी प्रकार प्रतीक्षा करनी होगी"किंत ऐसे 
में क्या यह उचित नहीं है कि वह रथ को मार्ग से उतार कर वृक्षों के पीछे खड़ा कर 
दे” इस प्रकार एक तो वैसे ही आते-जाते नागरिकों की उस पर दृष्टि नहीं पड़ेगी, 
और दूसरे यदि किसी ने देख भी लिया तो यही माना जाएगा कि आखेट के लिए वन 
में प्रवेश करने से पूर्व वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा है'" 

रैवतक पर हुए समारोह के पश्चात्‌ अर्जुन की सुभद्रा से कई बार भेंट हो चुकी 
थी” कभी स्वयं कृष्ण के भवन में, कभी बलराम के घर, कभी मातुल वसुदेव के घर ! 
अर्जुन ने जितनी बार उसे देखा, उससे चर्चा की, अथवा उसे शस्त्रासत्रों का अभ्यास 
करते देखा, उसकी कामना तीव्र होती गई। किंतु सुभद्रा ने उसमें अतिरिक्त रुचि कभी 
भी नहीं दिखाई” हाँ ! उसकी उपेक्षा अथवा अनादर भी नहीं किया। कृष्ण के घर 
में कई बार तो ऐसे एकांत अवसर भी आए कि अर्जुन का मन अनायास ही अपनी 
बात कह देने के लिए आतुर हो उठा, किंतु उसे हर बार लगा, यह उचित नहीं होगा। 
कृष्ण ने उसे सुभद्रा का हरण करने के लिए कहा था, उसका मन जीतने का परामर्श 
कभी नहीं दिया था।” यदि उसका कोई अवकाश होता तो कृष्ण हरण की बात ही 
क्यों करते। ऐसा न हो कि वह अपने मन की बात कहकर कृष्ण की योजना में कोई 
विष्त उपस्थित कर दे“ 

सुभद्रा को आते देखकर अर्जुन सचेत हो गया। 

सुभद्रा के साथ चार खड़गधारी रक्षक थे। उसके अपने हाथ में पूजा की थाली 
थी और उसके आस-पास अनेक दासियाँ हाथों में फल, फूल अथवा मिष्टान्न इत्यादि 
लिए चल रही थीं। यह सुभद्रा का वह तेजस्वी और जुझारू रूप नहीं था, जो उत्सव 
के दिन अर्जुन ने देखा था। आज वह पर्याप्त कोमल और भीरु लग रही थी।जाने 
क्यों आज वह बहुत आत्मलीन दिखाई पड़ रही थी। उसका रूप आकर्षक था एक सीमा 
तक उत्तेजक भी। उसके मुख-मंडल पर छाई सात्विकता, देखनेवाले के मन को शांति 
अवश्य देती थी, किंतु उसे और भी अधिक कमनीय बना रही थी।” अर्जुन को लगा, 
जैसे स्वयं देवी पार्वती अपने आराध्य को पाने के लिए तपस्या कर हिमालय से उत्तरकर 
नीचे आ रही थी” और देखो, साक्षात्‌ वरदान-सा स्वयं अर्जुन वहाँ खड़ा था। यदि 
सुभद्रा को ज्ञात होता कि भगवान महादेव ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी है, तो उसे 
रैवतक पर जाने की आवश्यकता ही क्‍या थी ?“ 

किंतु तभी अर्जुन के मन में दूसरे विचार ने सिर उठाया" वह तो जानता भी 
नहीं कि सुभद्रा के मन में क्या है| यदि कहीं उसके मन का वरदान अर्जुन न हुआ तो ?*“ 
यदि अर्जुन के पराक्रम को उसने उसका दुस्साहस माना तो ?*” किंतु अब सोचने का 
समय नहीं था [” उसे सुभद्रा को प्राप्त करना था, तो यह सारा जोखिम तो उसे उठाना 
ही था" कृष्ण ने कहा था कि सुभद्रा उसे अपनी इच्छा रथ में ही बताएगी” 

उसने रथारूढ़ हो घोड़ों को आगे बढ़ाया और रथ लाकर सुभद्रा के ठीक सामने 
खड़ा कर दिया" 

सुभद्रा ने चौंककर रथ को देखा, इस रथ को वह पहचानती थी” यह कृष्ण का 
रथ था। रथारोही का रूप भी कृष्ण से कुछ समानता रखता था, किंतु वह कृष्ण नहीं 


धर्म/85 


था] यह उसके भैया का वेश नहीं था" 

अर्जुन रथ से कूदकर उसके सामने आया। 

“ओह पार्थ !” सुभद्रा सस्मित बोली, “आपने तो मुझे चौंका ही दिया।" 

और तभी अर्जुन ने झुककर सुभद्रा को अपनी भुजाओं में उठाया और रघ में 
बैठा दिया। सुभद्गा ने कुछ नहीं कहा, केवल विस्मित दृष्टि से उसे देखती रही। 

रक्षकों की समझ में नहीं आया कि उनकी आँखों के सम्मुख क्या घटित हो रहा 
था। सुभद्रा जिस रथ में आई थी, वह भी थोड़ी दूरी पर खड़ा था। सारथि स्वामिनी 
के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। यदि देवी सुभद्रा को अपने रथ में न जाकर, पार्य 
के साथ इस रथ में जाना था, तो वे उन्हें पूर्व सूचना भी दे सकती थीं)" यदि यह 
पूर्व-नियोजित नहीं था, तो अधिक स्वाभाविक था कि पार्थ आकर देवी सुभद्रा से निवेदन 
करता, या उन्हें आमंत्रित करता।” किंतु पार्थ ने तो उन्हें अपनी भुजाओं में उत्रकर 
रथ में वैठा दिया था। देवी सुभद्रा ने भी विस्मय ही प्रकट किया था*” 

अर्जुन ने बाएँ हाथ में वल्गा पकड़े, दाएँ हाथ से खड़ग खींच लिया, “मार्ग से 
हट जाओ जाकर द्वारका में सूचना दे दो, मैंने देवी सुभद्रा का हरण कर लिया है।! 

निमिर्ष भर में सब कुछ स्पष्ट हो गया। रक्षक खड़्ग लेकर झपटे और दापियाँ 
चीत्कार कर गिरती-पड़ती भाग गई।” किंतु चार रक्षकों के लिए अर्जुन को रोक पाना 
संभव नहीं था| खड्गों की दो-चार टकराहटों के पश्चात्‌ ही अर्जुन को मार्ग मिल्न गया 
और उसका रथ पूरे वेग से दौड़ पड़ा। 

अर्जुन सतर्क था कि उसके हाथों द्वारका के इन साधारण खड्गधारी रक्षक़ों में 
से भी किसी का वध न हो, उसका रथ कितने ही चेग से क्यों न चले, किंतु मार्ग में 
आए किसी साधारण व्यक्ति को भी चोट न आए। वह नहीं चाहता था कि यादव उसे 
आक्रामक अथवा अन्यायी मानें | सुधर्मा सभा में उस पर यह आरोप न लगाया जा सके 
कि वह क्रूर तथा आततायी है। वे लोग उसके शौर्य, साहस और वीरता की जितनी 
और जैसी परीक्षा लेना चाहें ले लें, किंतु न तो वह उनका विरोधी घोषित हो, न उन्हें 
वह अत्थाचारी प्रतीत हो 

हरण करते समय तो उन चार रक्षकों से एक छोटी-सी झड़प भी नहीं हुई। बस 
ऐसा ही लगा, जैसे उन्हें खड़ग दिखाकर धमका भर दिया हो और वे अपना सामर्ध्य 
पहचान कर पीछे हट गए हों । उनके लिए अर्जुन से लड़ने से कहीं सुरक्षित मार्ग था, 
जाकर सुधर्मा सभा में शोर मचाना। इस प्रकार वे अपने धर्म का पूर्ण निर्वाह भी कर 
लेंगे और उनके प्राण भी सुरक्षित रहेंगे" 

किंतु अब सामने सैनिक चौकी थी। संभव है यहाँ सौ-पचास सशस्त्र सैनिक हों 
और वे ज्ञोग युद्ध करने का साहस दिखाएँ। वैसे तो शायद उन्हें अभी तक इस हरण 
की सूचना भी न मिली हो, किंतु वे रथ को अवश्य रोकेंगे। उन्हें यही निर्देश है कि 
यहाँ स्वयं महाराज उग्रसेन का रथ भी रुकेगा |” किंतु अर्जुन रथ को रोक नहीं सकता। 
रथ के रुकने से विलंब होगा। सैनिकों को कहीं से सूचना मिल सकती है। सुभद्गा, जो 
अब तक स्तब्ध-सी चुपचाप बैठी है, चिल्ला सकती है, सैनिकों को अपनी सहायता के 
लिए पुकार सकती है, अथवा रथ से कूद सकती है*"अर्जुन को इन सैनिकों अथवा उनकी , 


86/महासमर-4 


सहायता के लिए आ सकने वाली सेनाओं का भय नहीं था। उसके मन में न तो यादव 
वीरों से पराजित होने का भय था, न अपने प्राण गँवाने का। *“ उसकी सारी घबराहट 
केवल एक ही बिंदु पर टिकी हुई थी” रैवतक पर्वत से भागते हुए सुभद्गरा के वे रक्षक 
किसी भी क्षण सुधर्मा सभा में पहुँच कर दुहाई मचा सकते हैं। ऐसे में यदि यादव वीरों 
ने उसका पीछा किया,” स्वयं मातुल अथवा भैया बलभद्र आकर उसके सम्मुख धनुष 
तान कर खड़े हो गए तो ? वह मातुल अथवा बलराम पर आक्रमण कर पाएगा क्‍या ? 
यह सारण, उद्धव अथवा सात्यकि का वध कर पाएगा क्‍या ? वह अक्रूर, कृतवर्मा अथवा 
अन्य वीरों को अपना शत्रु मान कर उनसे युद्ध कर पाएगा क्या ?* केवल इसलिए 
कि वह सुभद्रा के रूप को देखकर उसमें आसक्त हो गया है ? अपनी कामनाओं को 
पूर्ण करने के लिए, एक स्त्री को प्राप्त करने के लिए वह अपने इन आत्मीय जनों से 
युद्ध कर पाएगा ? उनका चध कर पाएगा ?"” 

ओह कृष्ण ! तुमने किस धर्म-संकट में फँसा दिया मुझे |” 

रथ वायु-वेग से दौड़ रहा था और अर्जुन का मन उससे भी अधिक वेगवान हो 
गया था” वह सहस्रों कल्पनाएँ कर रहा था, असंख्य संभावनाओं पर विचार कर रहा 
था, अनेक जटिल परिस्थितियों की सृष्टि कर उनका समाधान कर रहा था"” बस उसका 
ध्यान नहीं था, तो एक सुभद्रा की ओर ही नहीं था।'* 


अर्जुन को अकस्मात्‌ ही अपने सामने खड़े देख कर सुभद्रा केवल विस्मित ही हुई थी।“ 
उसने सुन रखा था कि अर्जुन आखेट के लिए जाने वाला है।” किंतु वह यहाँ खड़ा 
कया कर रहा है ? भैया कृष्ण और बलराम के घर उसने उसे कई बार देखा था। कई 
बार वह उनके घर पिताजी से मिलने भी आया था"“किंतु उसकी सुभद्रा से कभी कोई 
विशेष बात नहीं हुई थी। भैया कृष्ण और बलराम दोनों ही सुभद्गा को स्वयं से इतनी 
छोटी मानते थे कि उनकी किसी गंभीर बात में वह सम्मिलित ही नहीं हो पाती थी। 
: तो ऐसे में कृष्ण के इस मित्र से वह क्या बात कर पाती।” 

पर यहाँ तो जैसे वह उसके लिए ही खड़ा था। कुछ कहना था क्‍या ? कहीं भैया 
कृष्ण ने ही तो कोई संदेश नहीं भेजा ?*” नहीं | भैया को संदेश ही भेजना होता तो 
अपने इस सम्मानित मित्र को क्‍यों भेजते ? उनके पास संदेशवाहकों का कोई अभाव 
था क्या ? नहीं | संदेश नहीं । वैसे ही जाते-जाते सुभद्रा को देखकर रुक गया होगा.।“ 

और तभी अर्जुन ने उसे अपनी भुजाओं में उठाकर रथ पर बैठा लिया | यदि अर्जुन 
ने उसके हरण की घोषणा न की होती, तो भी वह यही मानती कि भैया के ही समान 
वह उसे छोटी बच्ची समझ कर, उसके साथ उसी के समान व्यवहार कर रहा है*” पर 
उसने तो उसके हरण की घोषणा की थी” सुभद्रा के मन में विचारों के असंख्य बवंडर 
एक साथ उठ खड़े हुए थे।” अर्जुन का वह स्पर्श ! कैसा कमनीय था वह। पुरुष के 
उस एक स्पर्श ने उसके भीतर की नारी को चैतन्य कर दिया था। *” नारी के चैतन्य. 
होते ही उसकी लज्जा और आत्म-रक्षा की भावनाएँ भी सजग हो गई थीं। उसे अर्जुन 
के इस दुस्साहस पर जैसे क्रोध आया | वह उसका हरण कर रहा है। उसे असहाय पाकर, 


धर्मस्‍87 


उसकी इच्छा के अभाव में, उसके माता-पिता से पूछे बिना, बलातू हरण कर रह है। 
इस समय सुभद्रा का कोई रक्षक नहीं है। उसे अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी" 

उसकी आत्मरक्षा की भावना अंकुरित हुई, तो उसके भीतर विलुप्त क्षत्राणी भी 
साक्षात्‌ हो उठी” उसे स्मरण हो आया कि वह खड़्ग चला सकती है। धनुष-बाण क्ष 
प्रयोग कर सकती है, इतने सारे शस्त्र रखे हैं रथ में । वह उसकी ओर से निश्चित र 
हाँक रहा है। अभी वह एक शूल्र या शक्ति उठाकर भोंक दे तो उसके वक्ष के आस्पार 
हो जाएगी" खड़्ग का एक वार अभी इस धनंजय को बता देगा कि किसी यादव-कन्या 
का अपहरण क्या अर्थ रखता है। 

सुभद्रा ने दृष्टि घुमाकर शस्त्रों की ओर देखा : कितना असावधान था अर्जुन ! 
“और तभी सुभद्रा का मन जैसे पलट गया” वह स्वयं असावधान नहीं थी क्या १" 
वह क्यों समझ नहीं पा रही थी कि अब वह युवती हो गई है। पुरुष मन उप्तकी ओर 
आकृष्ट होता है। अर्जुन जैसा योद्धा, जिसने कांपिल्य में भीषण प्रतिज्ञा पूरी कर द्रौपदी 
जैसी नारी को प्राप्त किया था, वह स्वयं उसका हरण कर रहा था “” उसने सुभद्रा को 
इस योग्य समझा था और उसके लिए अपने प्राणों का पण लगाने यहाँ आया था। यादों 
की नगरी में से वह वसुदेव की पुत्री तथा कृष्ण और वलराम की बहन का हरण कर 
रहा था" 

सहसा सुभद्रा का मन चौंककर खड़ा हो गया” कृष्ण के इस मित्र ने, कृष्ण की 
बहन के हरण का साहस कैसे किया ? नहीं जानता वह भैया कृष्ण को ? ““और तभी 
उसका ध्यान रथ की ओर चला गया” यह भैया का ही रथ था, भैया के ही घोड़े थे'और 
निश्चित रूप से ये सारे शस्त्र भी भैया के ही थे। भैया ने यह रथ अर्जुन को न सौंपा 
होता तो ये अश्व अर्जुन के चलाए चलते ही नहीं। भैया ने ये शस्त्रास्त्र स्वयं इस रथ 
में न रखवाए होते तो अर्जुन स्वयं मास भर भी लगा रहता तो ये सारे शस्त्र रथ में 
सजाए न जा सकते |” इतने शस्त्रास्त्र दिये हैं भैया ने कि अर्जुन सारी यादव सेना के 
विरुद्ध अकेला ही कई दिन तक लड़ता रहे" 

तो भैया ने भेजा है अर्जुन को, सुभद्रा के हरण के लिए। यह रथ और शल्त्रात्तर 
ही भैया ने नहीं दिए, यह साहस भी भैया का ही दिया हुआ है।“ 

पर भैया ने उसकी इच्छा-अनिच्छा की चिंता क्‍यों नहीं की ? उसकी इच्छा १" 
और उसकी आँखें पुनः उस शस्त्र-मंडार पर जा टिकी” ये शूल और शक्तियाँ “ यही 
तो वे शस्त्र थे, जिनका अभ्यास पिछ ले दिनों सुभद्रा करती आ रही है। उन्होंने अर्जुन 
को भेजा है कि वह सुभद्रा का ह' ॥ कर ले, तो वे शस्त्र भी साथ रख दिए हैं, जिन 
से सुभद्रा अपनी रक्षा कर सके*" अर्थात सुभद्रा को यह निर्णय आज और अभी करा 
होगा कि उसे अर्जुन का वरण करना है या नहीं” यदि उसे अपने पति के रूप में 
अर्जुन स्वीकार नहीं है, तो उसे तत्काल शस्त्र उठा लेने चाहिए और यादव सैनिकों दी 
चौकियों के निकट सहायता की गुहार करनी चाहिए |“ अभी इन मार्गों पर यादव वीरों 
की भीड़ लग जाएगी और अर्जुन के लिए पग भर चलना भी दूभर हो जाएगा।” और 
यदि उसे अर्जुन स्वीकार है, तो उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। वह चुपचाप 
बैठी रहे''आअर्जुन ही उसका पति होगा।" 


88/महासमर-4 


तो भैया कृष्ण ने उसे वाध्य कर दिया है कि वह इसी क्षण निर्णय करे। बहुत दिनों 
से वह टाल रही है उन्हें ! अब नहीं यात्न सकती। यही निर्णय का क्षण है। उसे निर्णय 
करना ही होगा” पर भैया क्‍यों बाध्य कर रहे हैं उसे ? क्‍यों उसे मनोनुकूल अवसर नहीं 
दिया जा रह्य ? यदि भैया उसे बाध्य कर, उससे 'ह्ोँ' करवाना चाहते हैं, तो वह इसके 
विरुद्ध विद्रोह करेगी । वह इस आरोपित पुरुष को अपना पति स्वीकार नहीं करेगी” 

उसने हाथ बढ़ाकर शूल उठा लिया और अर्जुन की ओर देखा : अर्जुन की दृष्टि 
मार्ग पर ही लगी हुई थी। सामने द्वारका की अंतिम सैनिक चौकी धी। इसका अर्थ 
है कि मार्ग की दो चौकियों को अर्जुन पार कर आया धा और इस चौकी के पश्चात्‌ 
तो वे द्वारका से वाहर होंगे।'* यदि सुभद्रा शूल का प्रहार कर अर्जुन को आहत कर 
देती है और रथ पर से कूद कर सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है, तो उसका अर्थ 
होगा अर्जुन का तिरस्कार। उसके रक्षक अब तक सुधर्मा सभा में पहुँच चुके होंगे। यादवों 
की सेना अपने वीरों के नेतृत्व में आ ही रही होगी। यदि वह अर्जुन को इस प्रकार 
वाधित कर लेगी तो वे लोग इतने में आ ही लेंगे। बलराम भैया, अर्जुन को बाँधकर 
द्वारका ले जाएँगे। उसे दंडित करेंगे" वे उसे बंदी कर सकते हैं, उसका अंग-भंग कर 
सकते हैं*” और उसकी हत्या भी कर सकते हैं |” यदि इतना कठोर दंड नहीं भी दिया 
गया तो अर्जुन का तिरस्कार तो होगा ही और फिर वह अर्जुन को अपने पति के रूप 
में कभी नहीं पा सकेगी“कभी नहीं। कभी नहीं" 

सैनिक चौकी निकट आ गई थी। नायक आगे बढ़ आया था और रथ को रुकने 
का संकेत कर रहा धा” सुभद्रा जानती थी कि नायक कृष्ण का रध पहचान लेगा और 
तत्काल उन्हें आगे बढ़ जाने का संकेत करेगा"" किंतु अर्जुन जिस वेग से रथ दौड़ा रहा 
था और उसके मंथर होने का कोई भी लक्षण नहीं था, उससे तो सैनिकों को संदेह हो 
ही जाएगा और वे तत्काल मार्ग में अवरोध खड़ा करने का प्रयत करेंगे" बहुत संभव 
है कि वे मार्ग वंद करने के लिए अस्थायी फाटक का भी प्रयोग करें'* पहले ऐसा नहीं 
होता धा। यादवों के रथ द्वारका के भीतर ही अबाध गति से नहीं चलते थे, द्वारका 
में उनके प्रवेश और निष्क्रमण पर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं धा।” किंतु 
सत्राजित की हत्या कर शतधन्वा के द्वारका के बाहर भाग जाने के बाद से ही इस प्रकार 
के नियम बना दिये गए थे"* 

सुभद्रा का अनुमान ठीक था। वह देख रही धी कि रथ के वेग को कम न होते 
देख नायक ने अपने सैनिकों को संकेत किया था और वे भागते हुए काष्ठ के बड़े-बड़े 
अवरोधक उठ लाने का प्रयल कर रहे धे** तभी सुभद्रा ने एक चमत्कार देखा” सहसा 
अर्जुन ने अश्वों की वल्गा अपने दाँतों से थाम ली धी और दोनों हाथों से 
धुनष-वाण-परिचालन आरंभ कर दिया था | पर यह बाण चलाना मात्र नहीं थधा। यह 
तो उसके धनुष से जैसे बाणों की एक नदी प्रवाहित होने लगी धी। वाणों की वह धारा 
धनुष से छूटते ही दो वर्गों में विभाजित हो रही थी। एक वर्ग मार्ग की बायीं ओर 
जा रहा था, दूसरा दायीं ओर ! मार्ग के दोनों ओर जैसे वाणों की प्राचीरें खड़ी हो गई 
थीं, जिनके मध्य से रथ सुचारु गति से निर्विष्न निकलता जा रहा धा। साधारण सैनिक 
तो क्या, सुभद्रा को लगा कि बड़े-बड़े महारधी भी इन बाण-प्राचीरों के मध्य घैसने का 


धर्म/89 


है 


साहस नहीं कर सकते | अर्जुन के रथ के सम्मुख कोई बाधा खड़ी नहीं की जा सक्ती। 
उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता।” और अदभुत तथ्य यह था कि एक भी गैनिद 
घायल तक नहीं हुआ था। अर्जुन ने उन्हें बाणों के मध्य आने का अवसर ही नहीं दि 
था 

और तब सुभद्रा का ध्यान इस और भी गया.कि इसके पूर्व के द्वारका के दो 
अवरोध-द्वार भी अर्जुन ने कुछ इसी प्रकार पार किए होंगे | जाने तव उसका ध्यान के 
था कि उसने यह अलौकिक चमत्कार देखा ही नहीं। शायद यह वही समय रहा होगा 
जब सुमभद्रा अर्जुन पर शस्त्र से प्रहार कर, उसे आहत कर रथ से नीचे फेंक देने कल 
योजना बना रही थी ।“यदि कहीं उसने यह चमत्कार देखे बिना ही प्रहार कर दिया होता 
सुभद्रा का उठा हुआ हाथ झुक ही नहीं गया, उसके हाथ से शूल्र स्वतः छटका 
गिर पड़ा। 

खटके से अर्जुन का ध्यान मार्ग से हटकर सुभद्रा की ओर भटक आया।“ सुपर 
को अपनी भुजाओं में उठाकर रथाख्ढ़ कराने के पश्चात्‌ से ही उसका ध्यान सुरक्षा-समज्ा 
को लेकर कुछ इस प्रकार एकाग्र रहा था कि वह भूल ही बैठा था कि रथ में उप्के 
अतिरिक्त कोई और भी है*” उसकी चेतना ने एक साथ ही कई तथ्यों को ग्रहण किया" 
वह द्वारका की अंतिम सैनिक चौकी पार कर आया था। सैनिक, रक्षक, प्रहरी सब 
पीछे छूट गए थे और अब कोई अश्व अथवा रथ उसका पीछा नहीं कर रहा था|" 
साथ ही उसने देखा कि सुभद्रा के हाथ से शूल छूटकर नीचे गिर पड़ा था।" इसका 
अर्थ था कि सुभद्रा ने रथ में पड़े शस्त्रास्त्रों में से शूल उठाया था। वह शूत्र उसने 
निश्चित रूप से द्वारका के सैनिकों के आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए नहीं उया 
था । वह अवश्य ही उसने अर्जुन से अपनी रक्षा करने अथवा उससे मुक्त होने का प्रयल 
करने के लिए ही उठाया होगा” तो फिर उसने उसे फेंक क्‍यों दिया ? उसने अर्जुन 
पर आक्रमण क्‍यों नहीं किया ? 

“ सहसा उसे स्मरण हो आया, कृष्ण ने कहा था, रथ में ही सुभद्रा उसे अपनी 
इच्छा बताएगी" तो सुभद्रा ने उठाया हुआ शूल फेंक कर अपनी इच्छा ही प्रकट की 
है।” क्या कृष्ण ने इतनी दूर तक यह सव कुछ अपने अनुमान से ही दृश्यमान कर 
तिया था ? वे सुभद्रा के चरित्र को इतनी गहराई से समझते हैं कि वे पूर्ण आत्मविश्वात 
से बता सकते हैं कि किन परिस्थितियों में उसकी प्रतिक्रिया क्‍या होगी ! यदि वे सुभद्रा 
से पूछते कि वह किस से विवाह करना चाहती है, तो बहुत संभव था कि उसके मन 
में कोई भी नाम न होता, अथवा नाम होता भी तो वह उन्हें न बताती! यदि अर्जुन 
के नाम का प्रस्ताव करते, तो स्वयं को परम स्वतंत्र मानने वाले युवा मन की तत्कात 
प्रतिक्रिया उसके तिरस्कार की ही होती | कृष्ण उसे अर्जुन के गुण बताते, तो शायद वह 
उन गुणों को सुनती ही नहीं, सुनती तो उन पर ध्यान न देती। अर्जुन उसके सामने 
खड़ा होता, तो उसकी ओर आँखें न उठाती | उठाती तो उसके रूप को न देखकर अपने 
मन के आक्षेपों से उसका चेहरा ढक कर देखती" 

“शायद इसीलिए कृष्ण ने उसे इन परिस्थितियों में डाला था, ताकि वह बाध्य 
होकर अर्जुन का रण-कौशल् देखे, शस्त्रास्त्र परिचालन में उसकी दक्षता देखे, उसकी 


. ॥/महासमर-4 


कोमल और कठोर मुद्राएँ देखे" और तत्काल निर्णय करे कि उसे अर्जुन से विवाह करना 
है अथवा किसी और से ?” अब तक उसने निर्णय कर ही लिया होगा" 

अर्जुन ने शांत मन से उसकी ओर देखा : सुभद्रा अत्यन्त सहज भाव से मुस्करा 
रही थी, जैसे कुछ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध न हुआ हो” और जो कुछ हुआ था, 
उसमें न कुछ उसके मन के प्रतिकूल था, न उसमें उसकी तनिक भी अवहेलना अथवा 
अवमानना थी।” 

अर्जुन ने वल्गा बाएँ हाथ से सँभाली और अपना दाहिना हाथ सुभद्रा की ओर 
बढ़ा दिया। आतुर प्रेमिका-सी सुभद्रा उसके कंधे से आ लगी। 


24 


सुभद्रा के रक्षकों को सुधर्मा सभा के सभापाल के पास पहुँचने में अधिक समय नहीं 
लगा। 

“क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो ?” सभापाल को उनका इस प्रकार आना 
अपनी मर्यादा का उल्लंघन लग रहा था। 

“सभापाल ! कौंतेय अर्जुन ने देवी सुभद्रा का अपहरण कर लिया है |” नायक ने 
हॉफते हुए बताया, “हमने उसे वहाँ खड़े अवश्य देखा था, किंतु हम तो कल्पना भी 
नहीं कर सकते थे कि वासुदेव कृष्ण के घर आया हुआ पाहुना, जिसका कल तक सारी 
द्वारका ने सत्कार किया था, देवी सुभद्रा का अपहरण कर लेगा। इसीलिए हम सावधान 
नहीं थे। उसने जब अपनी भुजाओं में उठाकर देवी सुभद्रा को अपने रथ में बैठा लिया, 
तो भी हमें संदेह नहीं हुआ कि यह अपहरण था।”” 

“क्यों ? तुम्हें संदेह क्यों नहीं हुआ ?” सभापाल ने कुछ तीखे स्वर में पूछा। 

मैंने सोचा कि दोनों कहीं भ्रमण के लिए जा रहे होंगे, और बहुत संभव है कि 
अर्जुन, देवी को उनके घर ही ले जा रहा हो ।” नायक बोला, “यहाँ तक कि जब अर्जुन 
ने स्वयं अपनी जिल्ला से कह दिया कि वह देवी का हरण कर रहा है, तब भी क्षणों 
तक मैं यही सोचता रह गया कि कहीं यह उसका परिहास ही तो नहीं था। 

“तुम्हारा दोष यह है नायक ! कि तुम सोचते बहुत हो |” सभापाल कुछ रुष्ट स्वर 
में बोला, “और सोचने के नाम पर भी चिंतन और विश्लेषण कम करते हो, आधारहीन 
कल्पनाएँ और अनुमान ही अधिक भिड़ाते हो |” वह दुष्ट अपहरण कर रहा था और 
तुम सोचते रहे कि प्राधुण परिहास कर रहा है। अब बलभद्र का क्रोध तुम्हीं झेलना, 
मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकत |” 

सभापाल के आदेश से, सुधर्मा सभा के चारों ओर तगे हुए, बड़े-बड़े घंटे बजा 
दिये गए। उनकी ध्वनि सुनकर नगर के अन्य स्थानों पर लगे हुए घंटे भी टनटना उठे | 


धर्म/9] 


सारे नगर में जैसे कोताहल मच गया" प्रहरी, रक्षक, दंडघर, सैनिक, रथी, महारवी और 
अतिरथी#सवके सव सुधर्मा समा की ओर भागने लगे ।” सब ही जानते थे कि 
के द्वारा इस प्रकार घंटे वजवाए जाने का अर्थ क्या है | निश्चित रूप से कोई ऐसी 
घटना हो गई थी, जिसके प्रतिकार के लिए तात्कालिक सैनिक अभियान की 
थी, अन्यथा सारी द्वारका के घंटे इस प्रकार उग्र निनाद न कर रहे होते।" 

अपने भवन में कृष्ण ने भी वह निनाद सुना” उन्हें संतोष हुआ।" अर्जुन अपने 
अभियान में सफल हो गया लगता था।” वस्तुतः कृष्ण को तो; प्रातः अर्जुन को विद 
करने के क्षण से ही इन ध्वनियों की प्रतीक्षा थी। इन ध्वनियों को सुनने के पश्चात्‌ 
सुधर्मा सभा के लिए तत्काल प्रस्थान की तैयारी भी थी। बाहुक रथ तैयार कर वाह 
खड़ा प्रतीक्षा कर रहा धा।” किंतु अन्य लोगों से पहले सभा में पहुँच कर कृष्ण करे 
करना भी क्या था। इतना समय तो दिया ही जाना चाहिए धा कि प्रमुख यादव-ष 
सभा में पहुँच लें, घटना की सूचना प्राप्त कर, परस्पर विचार-विमर्श भी कर हें, संभव 
हो तो किसी निश्चय पर भी पहुँच लें, किंतु उनका अभियान आरंभ होने से पहले कृण 
को वहाँ पहुँच जाना चाहिए था” 

रुक्मिणी ने कुछ आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखा : वे प्रातः से ही कहीं जाने को 
तैयार थे, किंतु जा नहीं रहे थे। उसे कुछ-कुछ आभास था, शायद वे किसी सूचना की 
प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जव सारी द्वारका घंट-ध्वनि से निरंतर निनादित हो रही थी, 
तो रुव्मिणी समझ गई कि कृष्ण कदाचित इसी सूचना की प्रतीक्षा में रहे होंगे |“ किंतु 
वे तो अब भी हिल नहीं रहे थे |" द्वारका के जीवन में जिस किसी व्यक्ति का तनिक-सा 
भी महत्त्व था, वह भी सुधर्मा समा की ओर भागा चला जा रहा या" और कृष्ण थे 
कि निश्चिंत घर में बैठे थे।“ 

“क्या आपको सभा में नहीं जाना है ?” रुक्मिणी से पूछे बिना रहा नहीं गया। 

“जाना तो है।' 

“तो फिर जा क्यों नहीं रहे ?” 

“प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त समय होता है, देवि | उसी को हम शुभ मुहूर्त 
कहते हैं।” कृष्ण ने मुस्कराकर कहा, “उत्तावली तो श्रेष्ठ पुरुषों का गुण नहीं है।” 

कृष्ण को परिहास की इस मुद्रा में देखकर, रुक्मिणी के मुख से अनायास ही 
निकला, “किंतु यह तो किसी आकस्मिक संकट की सूचना है।" 

“सूचना तो आकस्मिक संकट के समान ही है, किंतु वस्तुतः कोई संकट है नहीं।' 
कृष्ण का स्वर पूर्णतः आश्वस्त था, “सभापाल ने रज्जू को सर्प समझ लिया है। 

“तो आपको जाकर उसे समझाना चाहिए कि यह रज्जू है, सर्प नहीं।' 

“जाऊंगा। उसे तथा अन्य यादवों को समझाने जाऊँगा, किंतु पहले उन्हें उसे सर्प 
समझकर उस पर प्रहार करने की तैयारी तो करने दो] यदि उन्हें पहले ही समझ में 
आ गया कि वह सर्प नहीं है, तो उन्हें कुछ समझाने की आवश्कयता ही क्या है ?' 


वलराम ने सभा में प्रवेश किया तो कोई भी देख सकता था कि उनका क्रोध अपनी 


,... /महासमर-4 


पराकाष्ठा पर धा। चेहरा तमतमाया हुआ था, आँखें जैसे चिंगारियाँ बरसा रही थीं, और 
नथुने रह-रहकर फड़क रहे थे। उन्हें अपने भवन में ही सुभद्रा के एक रक्षक से सारी 
घटना की सूचना मिल गई धी। 

उन्होंने दृष्टि उठकर इधर-उधर देखा : अभी सभा आरंभ नहीं हुई थी। लोग 
इधर-उधर छोटे-बड़े दलों में बैंटे हुए खड़े, उत्तेजित स्वर में चर्चा कर रहे थे। बलराम 
को लगा कि एक ओर त्तो ये लोग निष्क्रिय खड़े चर्चा कर रहे हैं और दूसरी ओर उस 
सारी चर्चा में कहीं आक्रोश भी नहीं है, वे तो जैसे उसमें रस ले रहे थे। वलराम के 
फट पड़ने के लिए इतना ही पर्याप्त था। 

“हम लोग इस प्रकार खड़े हुए, यहाँ किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं ?" उन्होंने 
क्रुद्ध स्वर में पूछा, “अर्जुन के इंद्रप्रस्थ पहुँच जाने की ?” 

“इंद्रप्रस्थ पहुँच भी जाए तो कया ?” कृतवर्मा उतने ही उत्तेजित स्वर में बोला, 
“क्या इंद्रप्रस्थ में प्रवेश कर जाने मात्र से वह हमारे प्रतिशोध से बच जाएगा ?! 

वह प्रश्न ही और है।” बलराम बोले, “मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि हम लोग इस 
प्रकार निठल्ले क्‍यों खड़े हैं। क्या मैं यह मान लूँ कि अपहरण मेरी ही बहन का हुआ 
है, यादवों की पुत्री का नहीं, इसलिए उसे उस विश्वासघाती अर्जुन से मुक्त कराने के 
कक मुझे ही जाना है ? शेष लोग पथों तथा वीधियों में खड़े केवल चर्चा का 
रस लेंगे ?” 

“नहीं ! ऐसा कुछ नहीं है आर्य बलभद्र !” सभापाल अपने भय को सम्मान के 
आवरण में लपेटकर बोला, “हम लोग महाराज उग्रसेन के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं'* |? 

“क्यों ? क्‍या सेना का नेतृत्व महाराज उग्रसेन करने वाले हैं, या उनके आदेश 
से अर्जुन के रथ के पहिए रुक जाएँगे ?” बलराम ने उद्ंड भाव से पूछा। 

बलराम की इस मुद्रा का कोई उत्तर सभापाल के पास नहीं धा। वस्तुतः यह संवाद 
की स्थिति तो थी ही नहीं, जिसमें बलराम से तक संभव हो सकता। बलराम क्रोध में 
थे और अपने उस क्रोध को वे अभिव्यक्त कर रहे थे। ऐसे में वे किसी की कोई बात 
सुनने वाले नहीं थे** सहसा सभापाल का ध्यान कृष्ण की ओर चला गया, “और फिर 
अभी तो कृष्ण भी नहीं आए। वे लोग आ जाएँ तो हम सभा आरंभ करें|” 

“आपके सभा आरंभ कर लेने भर से कोई अमोघ बाण नहीं छूटने लगेंगे कि अर्जुन 
आहत होकर रथ से गिर पड़ेगा, और न ही आपकी सभा के आहवान से उसके मार्ग 
में भूमि से कोई सागर उगकर उसका मार्ग रोक लेगा।” बलराम का क्रोध कुछ और 
उम्र हो गया, “और फिर यह क्या बात हुई कि जो लोग अपनी असावधानी के कारण 
या तो आ नहीं रहे, या आने में विलंब कर रहे हैं, उनकी प्रत्तीक्षा में उन लोगों को 
काम करने से रोका जा रहा है, जो कुछ करने के लिए व्यग्र हैं ।” उन्होंने उपस्थित लोगों 
पर एक दृष्टि डाली और आवेशभरे स्वर में कहा, “मैं तो एक ही वात जानता हूँ, अर्जुन 
ने यादवों का अपमान किया है। हमें उसका प्रतिशोध लेना है। अपने अपमान का कलंक 
धो डालने की जिनकी इच्छा हो, वह चले मेरे साथ। अर्जुन अभी बहुत दूर नहीं गया 
होगा। हम अभी उसे बाँधकर ले आएँगे। उसे मालूम तो हो कि यादवों का अपमान 
करने का अर्थ कया होता है|” 


धर्म/93 


“वह तो ठीक है।” सभापाल बोला, “किंतु सैनिक अभियान से पहले महागत कल 
अनुमति तो लेनी होगी न ?” 

“अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मुझे राजा की अनुमति लेनी होगी ? 
अन्याय का प्रतिकार करने के लिए मुझे राजा से पूछना होगा ?” बलराम की उ्रत 
विकट हो गई थी, “किंतु कंस को मारने के लिए तो हमें किसी की अनुमति की आवश्यकता 
नहीं पड़ी थी।” 

"मैं तो चकित हूँ.” अक्रूर ने सबको सुनाते हुए, जैसे अपने-आपसे कहा, *मुंती 
का पुत्र इस प्रकार का कार्य करने का साहस कर ही कैसे सकता है।"” 

“यह सब कृष्ण के प्रेम का परिणाम है !” कृतवर्मा ने उग्र स्वर में कहा, “वह समझता 
है कि वह कृष्ण का दुलारा है, तो कोई उससे कुछ कहेगा ही नहीं।” 

सात्यकि को लगा बलभद्र मर्यादा को तोड़कर कुछ अधिक ही आगे बढ़ रहे हैं 
यद्यपि उसे बलराम द्वारा अर्जुन का विरोध भी अच्छा नहीं लग रहा था, किंतु इसमें ते 
एक प्रकार से कृष्ण की भी अवमानना थी।” वैसे यह कोई नई बात नहीं थी। अपने 
आक्रोश में बलराम कई बार कहनी-अनकहनी बहुत कुछ कह जाया करते थे, किंतु कह 
मान लिया जाता था कि बलराम क्रोध में यह सब कह रहे हैं, वस्तुत उनके मन में कृष 
के प्रति कोई विरोध नहीं है** और यदि कोई छोय-मोटा विरोध होगा भी तो कृष्ण कै 
एक मुस्कान से वह सब मिट जाएगा” सबसे बड़ी बात तो यह थी कि बलराम ऐसी 
बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कहते थे“ पर आज तो स्थिति कुछ बदली हुई लगती थी" 
वे सुधर्मा सभा में, सारे यादव-प्रमुखों के सम्मुख ऐसी बातें कह रहे थे। 

सहसा सात्यकि का ध्यान स्यमंतक मणि की ओर चला गया" स्यमंतक मृत्रि 
की लेकर बलराम ने कृष्ण पर संदेह किया था। तब वे इतना क्रुद्ध हो गए थे कि कृष 
के सारे विरोधी उनको अपने मित्र तथा कृष्ण के सारे मित्र अपने परमशत्रु लगने शगे 
थे [” इसीलिए उन्होंने पांडवों के शत्रु दुर्योधन को अपना शिष्य मानकर, उसे गदा-युद्ध 
सिखाया था” आज फिर बलराम के मन में सुभद्रा-हरण को लेकंर कृष्ण और अर्जुन 
दोनों का ही विरोध जाग उठा था। 

“भैया बलराम !” सात्यकि अपने स्वर को ऊँचा उठाता हुआ बोला, “आप कृष 
को आ तो जाने दें। उनसे बात करके ही मालूम होगा कि वास्तविक घटना क्या है। 
बहुत संभव है कि इसमें सुभद्रा की अपनी इच्छा भी हो"” और यदि सुभद्रा अपनी इच्छा 
हे अर्जुन के साथ गई है, तो अर्जुन के प्रति रोष का कोई कारण ही नहीं रह जाता 

[हट 


बलराम ने अपनी क्रुद्ध आँखें सात्यकि की ओर फेरी, “सुभद्रा अंभी बच्ची है। 
रा ३ भले-बुरे का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसकी इच्छा-अनिच्छा का कोई अर्थ है 
न । 8४2६ 

कृतवर्मा की न तो अर्जुन में अधिक रुचि थी, न सुभद्रा में। वह शायद चुप है 
रहता, किंतु सात्यकि के विरोध का ऐसा अवसर वह छोड़ना नहीं चाहता था।” और 
फिर यहाँ तो बलराम को सात्यकि के विरुद्ध भड़काने का सुनहरा अवसर था। 

“बलभद्र ! कन्याएँ अपनी इच्छा से ही सही जब हरण-कर्ता के साथ चली जाती 


94/महासमर-4 


हैं, तो क्या वह हरण, हरण नहीं रहता, या उससे कन्या-पक्ष आहत और अपमानित नहीं 
होता ?” कृतवर्मा बोला, “सात्यकि से पूछो तो जरा कि रुक्मिणी अपनी इच्छा से कृष्ण 
के साथ आई थी या नहीं। साथ आना तो क्या, उसने तो संदेश-वाहक के हाथ पत्र 
भेजकर कृष्ण को बुलाया धा। तो भी भीष्मक ने उसका विरोध किया था या नहीं ? 
रुक्‍्मी के नेतृत्व में विदर्भ की सेनाएँ लड़ने आईं या नहीं ? यादव क्या विदर्भो से भी 
गए बीते हैं कि अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का प्रयतल भी नहीं करेंगे ?” 

'विदर्भो ने क्या किया, इससे हमें क्या लेना-देना ।" बलराम पूर्णतः उन्माद की स्थिति 
में थे, “यादव-कन्या का अपहरण करनेवाला मनुष्य जीवित नहीं बच सकता। यादवों 
का अपमान करना इतना सरल नहीं है। चलो ! अपने शस्त्र बाँधों । रथ और अश्व तैयार 
करो। हम अर्जुन के पीछे जाएँगे। मार्ग में नहीं मिला, तो इंद्रप्रस्थ तक जाएँगे। जिस 
इंद्रप्रस्थ का निर्माण हमने अपने हाथों किया है, उसे अपने इन्हीं हाथों से नष्ट भी कर 
आएँगे।” 

सात्यकि को लगा, अब उन्माद को रोका नहीं जा सकता"“ और कृष्ण अभी तक 
नहीं आए थे। संभव है कि वे भी अभियान की तैयारी कर रहे हों।'” नारायणी सेना 
के नायकों को सूचनाएँ भिजवा रहे हों, शस्त्रास्त्र एकत्रित करवा रहे हों, अपनी 
अश्वशाल्राओं से अश्व मँगवा रहे हों" पर यदि बलराम और कृतवर्मा उन्माद के इस 
ज्वार के मुकुट बनकर चल पड़े और उन्होंने अर्जुन को वाँध ही लिया, तो फिर कृष्ण 
आकर भी क्या करेंगे ?“ किंतु तभी सात्यकि का चिंतन जैसे स्तंभित होकर खड़ा हो 
गया।“क्या इतना ही सरल है अर्जुन को बाँधकर ले आना ?” यदि ऐसा ही होता 
तो अर्जुन इस प्रकार का दुस्साहस करता ? कृष्ण ने सात्यकि को अर्जुन से धनुर्विद्या 
सीखने का परामर्श क्यों दिया था ?“इसका अर्थ था कि यादवों में कोई भी ऐसा धनुधरी 
नहीं था, जिसे सात्यकि अपना गुरु मानता | “'कृतवर्मा जान-बूझकर बलराम को उत्तेजित 
कर रहा धा।” कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कृष्ण और बलराम को परस्पर ही उलझा 
देना चाहता हो ?** उसका कोई भरोसा नहीं है, कहीं वह कृष्ण का भक्त प्रतीत होने 
लगता है और कहीं उनका परम शत्रु | पता नहीं वह किसका मित्र है और किसका शत्रु । 
पता नहीं वह स्वयं भी इस बात को समझता है या नहीं | बस किसी बात पर अड़ जाता 
है तो अड़ ही जाता है** परिणाम कुछ भी हो ! 

“चलो | जिस-जिसको यादवों का सम्मान प्रिय हो, वह चले मेरे साथ !” बलराम 
ने द्वार की ओर पग बढ़ाए। 

“आर्य बतभद्र !” समापाल अपने असमंजस में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, 
“आप महाराज उग्रसेन के आने तक तो रुक जाएँ"” या" या” वह हकलाया, “कृष्ण 
को तो आ लेने दें।” 

मैं उनके आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता" बलराम बोले, “वे आ जाएँ तो 
आप ही उनसे पूछ लीजिएगा कि संकट के इस काल में उनसे यह प्रमाद कैसे हो गया 
कि वे सुधर्मा सभा के घंटनाद को सुनकर भी घर में ही बैठे रहे। किसी राज्य अथवा 
समाज का नेतृत्व प्रमाद तथा आलस्य से नहीं होता। उन्हें अपने आचरण पर एक बार 
गंभीरता से विचार करना चाहिए ।”मैं उन आलसियों के लिए रुक नहीं सकता |” 


धर्म/95 


“पर ऐसे में आपका यह निर्णय सुधर्मा-सभा का निर्णय नहीं माना जा सकता! 
सभापाल बोला,, “यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है और अपने आचरण के तिए आए 
स्वयं उत्तरदायी होंगे।” 

अपनी इस श्षुब्ध स्थिति में भी बलराम हँसे, “महाराज उग्रसेन को कं के कागगाए 
से मुक्त कराने का निर्णय सुधर्मा सभा अथवा यादवों का निर्णय नहीं था। वह भी गे 
और कृष्ण का व्यक्तिगत निर्णय ही था। और श्रीमन्‌ !” वे सभापाल की और घूमे, “अरे 
आचरण के लिए सदा मैं स्वयं ही उत्तरदायी रहा हूँ। मेरे आचरण के लिए आप उत्तर 
कैसे हो सकते हैं ? 

बलराम शायद अभी कुछ और भी कहते किंतु तभी द्वारपाल ने महाग़ज उम्र्ेन 
के आने की सूचना दी। महाराज के साथ-साथ वसुदेव भी आए थे | उनके पीछे ही कृष 
और उद्धव भी आ पहुँचे थे। 

बलराम पर उग्रसेन से अधिक अपने पिता की उपस्थिति का प्रभाव पड़ा। उनके 
उग्रता कुछ मर्यादित हुई, किंतु वे अधिक थैर्य नहीं रख सके | उग्रसेन के आसन पर 
विराजमान होते ही वे उच्च स्वर में बोले, “महाराज ! अर्जुन ने सुभद्रा का अपहाए 
किया है | यह यादवों का घोर अपमान है । मेरा प्रस्ताव है कि यादवों को तत्काल रण-सम्जित 
होकर, अर्जुन का पीछा कर, उसे बंदी कर, यहाँ ला, दंडित करने का आदेश दिया जाए।! 
कुछ सोचकर वे कुछ थमे और बोले, “हाँ ! इस विषय में कृष्ण का मत भी जान हें 
इतना बुद्धिमान होकर भी वह इस समय तनिक भी सक्रिय नहीं लग रहा है। इतनी देर 
से आया है और शांति से एक ओर बैठ गया है।'” 

उम्रसेन ने कृष्ण की ओर देखा, “वासुदेव ! क्या विचार है तुम्हारा ? क्या हों 
अर्जुन अथवा युधिष्ठिर से संपर्क कर किसी प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए ? उम्र 
पर तत्काल आक्रमण ही कर देना चाहिए ?? 

“आक्रमण नहीं करेंगे तो क्‍या करेंगे महाराज ?” कृतवर्मा बोला,“यादव अब 
अपराधियों को दंडित भी नहीं करेंगे ? अपने अपराध का प्रतिशोध भी नहीं लेंगे ?” 

उम्रसेन ने पुनः कृष्ण की ओर देखा ! 

“यदि अर्जुन ने यादवों का अपमान किया है, तो उसे अवश्य दंडित किया जाना 
चाहिए । कृष्ण ने अत्यन्त शांत स्वर में कहा, “हमें पूर्ण गंभीरता से इस तथ्य का विशेषण 
करना चाहिए कि क्या सचमुच ही अर्जुन के इस कार्य से यादवों का अपमान हुआ है ! 
क्या अर्जुन ने सचमुच अधर्मरत हो, मर्यादा का खंडन किया है ?” 

कृतवर्मा का मुख आश्चर्य से खुल गया, “सुभद्रा के अपहरण से यादवों का अपमान 
नहीं हुआ है क्या ? अपनी कन्या को छुड़ना और हरणकर्ता को दंडित करना हमार 
धर्म नहीं है क्या ?” 

कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए। उसी प्रकार शांत भाव से बोले, '्षत्रियों में 
विवाह के लिए हरण का प्रचलन नहीं है क्या ? आपको पहले तो यह निर्णय करना 
चाहिए कि वह हरण है जथवा अपहरण ? यदि यह हरण है और अर्जुन सुभद्रा से विवाह 
करना चाहता है तो इसमें यादवों का सम्मान है या अपमान ?” 

“सम्मान कैसे ?” बलराम के मुख से अनायास ही निकल गया। 


-... 5/महासमर-4 


“पांचालराज द्रुपद के जामाता, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने यादवों को 
इतना सम्मानित, प्रतिष्ठित तथा अपना संबंधी होने के योग्य माना है तभी तो उनकी 
कन्या से विवाह का प्रस्ताव रखा है।* 

“होगा वह द्वपद का जामाता !” बलराम आक्रोश से उबल, पड़े, “किंतु हमने सदा 
पांडवों की रक्षा की है। उन्हें सहारा हमने ही दिया है। हमने उनके लिए इंद्रप्रस्थ का 
निर्माण न किया होता, तो वे उसी वन में कुटीर बनाकर रह रहे होते अथवा दस्युओं 
से दुखी होकर कहीं चले गए होते। और आज वही अर्जुन हमारी बहन का अपहरण 
कर हमें सम्मानित कर रहा है ?” 

है क्या पांडवों के पास” चारों ओर अपने शत्नुओं से घिरा हुआ, धन-धान्य से 
शून्य इंद्रप्रस्थ का एक छोटा-सा राज्य ?” कृतवर्मा बोला, “उनकी हैसियत ही क्‍या है 
कि वे यादवों के इस समृद्ध और शक्तिशाली वंश से संबंध जोड़ने का स्वप्न देखें ? 
न उनके पास यादवों जैसी संपत्ति, न वैसा राज्य, न वैसी सेना ! 

"मैं जानता हूँ कि यादवों के पास समृद्धि का बहुत बल है |” कृष्ण ने अपना दाहिना 
हाथ उठाकर कृतवर्मा को बीच में ही चुप करा दिया, “हम राज्यों और राजवंशों के समाज 
में श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त हैं, इसलिए हमें उसका लाभ होना चाहिए, हमें सुभद्रा के लिए 
श्रेष्ठ वर चुनने का अवसर मिलना चाहिए ।” 

“वह तो है ही।" बलराम ने जैसे कृष्ण को अपने ही विचारों की पुष्टि करते 
हुए पाकर कहा, “इसीलिए तो हम सुभद्रा के लिए श्रेष्ठतम वर चुनना चाहते हैं।” 

“आप श्रेष्ठतम वर नहीं चुनना चाहते, आप केवल धनी वर चुनना चाहते हैं। 
आप अपने सामर्थ्य का लाभ उठाने के स्थान पर हानि उठाना चाहते हैं| आप धनी 
हैं, इसलिए धन के दुर्गुणों से युक्त पापी, आततायी, अधार्मिक और अन्यायी वर चुनना 
चाहते हैं अपनी बहन के लिए।” क्ृष्ण के स्वर में ऐसा तेज था कि सारी सभा मानो 
हतप्रभ होकर उनकी ओर देख रही थी, “आप धनी हैं, शक्तिशाली हैं, स्वतंत्र हैं, समर्थ 
हैं” इसलिए आपको अपनी बहन के लिए ऐसा वर चुनना चाहिए, जो धर्म के मार्ग 
पर चतत्ता हुआ, स्वच्छ जीवन व्यतीत करता हो, दुर्योधन जैसा पापी नहीं जो पर-संपत्ति 
और पर-नारी पर दृष्टि गड़ाए हो, जो षड्यंत्र कर अपने सत्वगुणी भाइयों की हत्याएँ 
करवाता, हो, जो अपने लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और धन, सत्ता और शक्ति के मद में मातुल 
कंस के समान राक्षस हो गया हो”।” 

“अवसर पड़ने पर अर्जुन भी वैसा ही नहीं हो जाएगा, इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे 
पास ?” अक्रूर स्वयं समझ नहीं पाए कि यह एक तटस्थ व्यक्ति की मात्र जिज्ञासा थी 
अथवा वह कृष्ण का अस्पष्ट विरोध करने का प्रयल था। 

“प्रमाण यह है कि समर्थ होने पर भी भीम ने अपनी हत्या का प्रयल करने वाले 
दुर्योधन का वध नहीं किया !” कृष्ण बोले, “युवराज बन जाने पर भी युधिष्टिर ने धृतराष्ट्र, 
दुर्योधन तथा उसके साथियों को अपदस्थ कर उनकी हत्या करना तो दूर, उन्हें तानिक-सी 
क्षति पहुँचाने का भी कोई प्रयल नहीं किया। द्रपद को पराजित कर भी पांडवों ने उनका 
राज्य छीनने अथवा उनसे किसी प्रकार का लाभ उठाने की कोई चेष्टा नहीं की | वारणावत 
जाने के संकट को जानते हुए भी अपने पितृव्य की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। 


धर्म/97 


कांपिल्य और हस्तिनापुर में अवसर मिलने पर भी वारणावत कांड का प्रतिशोध हे 
का प्रयल नहीं किया | कुरु-राज्य के बँटवारे के नाम पर खांडवप्रस्थ पाकर भी न विशेष 
किया, न लोभ दिखाया। द्रौपदी जैसी स्त्री पाकर भी अर्जुन का धर्मविरुद्ध काम नही 
जागा। राजा और भाई के क्षमा करने पर भी वह प्रतिज्ञा के अनुसार बार वर्षो के 
लिए इंद्रप्रसथ छोड़ आया।” कितने प्रमाण चाहिए आपको"" | 
“यह पांडवों की कायरता भी तो हो सकती है।” कृतवर्मा पुनः बोला। 
“कायरता धर्म से डिग जाने में होती है, धर्म पर स्थिर रहने में नहीं।' कृष्ण क्ष 
स्वर पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया था, “इतनी विकट विरोधी परिस्थितियों में, ग्राणो 
का भय होने पर भी जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, वे कायर नहीं हो सकते।'* 
शयूदि वह इतना ही वीर है तो सुभद्रा का अपहरण कर भाग क्‍यों गया ?” बला 
ने कटु स्वर में कहा, “सामने खड़ा हो, चुनौती देता तो मैं देखता उसकी वीरा!' जौए 
जैसे बलराम ने पुनर्विचार के रूप में जोड़ा, “और वैसे भी अभी ऐसा क्या बिगड़ गया 
है। हम अभी तीव्रगामी रथों में उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वह कितना वी 
है हल 
“अवश्य जाइए !” कृष्ण के अधरों पर वक्रता थी, “मैं न किसी को अर्जुन के 
पीछे जाने से रोक रहा हूँ, न किसी को उससे युद्ध करने से हतोत्साहित कर रहा हूँ। 
उसके पास इस समय मेरा युद्धक रथ है, शस्त्रास्त्रों का विशाल भंडार है और अपना 
युद्ध कौशल एवं पराक्रम है। जिसमें साहस हो, जाकर लड़ ले, उसे पराजित कर सुपर 
को लौटा लाए!” 
“तुम यादवों को उसका भय दिखा रहे हो ?” अक्रूर ने पूछा। 
“नहीं ! यादवों को अपनी वीरता के परीक्षण का अवसर दे रहा हूँ।! 
“तुम साथ नहीं जाओगे ?” कृतवर्मा ने पूछा। 
पा अधर्म-युद्ध में किसी का साथ नहीं दे सकता |” कृष्ण ने कहा, “यादवों क 
भी नहीं ।! 
खा हे अपमान का प्रतिशोध अधर्म है ?” बलराम की दृष्टि फिर से कठोर हे 
गई थी। 
“नहीं ! किंतु अपने अहंकार के मद में उचित्त-अनुचित की सूक्ष्म रेखा को मिय 
देना अधर्म अवश्य है ।” कृष्ण का स्वर शांत था, “यह आपको सोच लेना चाहिए भैया! 
कि आप अपने अहंकार का पोषण कर रहे हैं, अथवा अपमान का प्रतिशोध ले रहे हैं।'' 
“मेरा तुमसे कोई विरोध नहीं कृष्ण !” वसुदेव ने सारी चर्चा में पहली बार मु 
खोला, “किंतु तुम मुझे यह बताओ कि यदि अर्जुन सुभद्रा के योग्य वर भी है, पांडप 
हमारे कुल के तुल्य प्रतिष्ठा-संपन्‍न भी हैं'“ सुभद्रा की कामना में कोई अनौचित भ 
नहीं है, तो अर्जुन ने मुझसे सुभद्रा की याचना क्‍यों नहीं की ? उसने मुझते क्यों कीं 
कहा कि वह सुभद्रा से विवाह करना चाहता है ? उसने सुभद्रा का हरण क्यों किया 
*वह शुल्क देकर सुभद्रा को प्राप्त करना चाहता तो आप उसकी इच्छा पूरी कीं 
हे क्योंकि धन के विपर्यय में कन्या प्रदान करना श्रेष्ठ पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं है। 
यादवों में कन्या-विक्रय सर्वधा अशोभनीय माना जाता है ।” कृष्ण बोले, “दान के हा 


में कन्या को स्वीकार करना पौरुषहीनता है | जिसमें सामर्थ्य हो, वह क्यों बैठकर अनिश्चित 
काल तक प्रतीक्षा करेगा, कि कब उस पर दया कर कन्या के अभिभावक उसे कन्या-दान 
करेंगे!" 

किंतु इन दो के अतिरिक्त और मार्ग भी तो हैं।” वसुदेव बोले। 

हैं | क्षत्रियों के लिए एक मार्ग है स्वयंवर और दूसरा हरण # कृष्ण मुस्कराए, 
स्वयंवर सर्वथा अनिश्चित है। भैया बलभद्र स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि सुभद्रा की 
चयन-बुद्धि पर आश्रित रहना विवेक-संगत नहीं है | स्वयंवर में सुभद्रा जाने किसका चयन 
करती। अर्जुन ने अनिश्चित को छोड़ निश्चित मार्ग चुना । हरण में अनिश्चय के लिए 
कोई अवकाश नहीं था।” 

“किंतु सुभद्रा की इच्छा ! उसका कोई महत्त्व नहीं है ?” 

“उसकी इच्छा को न आप महत्त्व दे रहे थे, न अर्जुन ने दिया।” कृष्ण ने उत्तर 
दिया, “किंतु मैं पूर्ण निश्वय से कह सकता हूँ कि यदि अर्जुन सुभद्रा के मनोनुकूल न 
होता, तो सुभद्रा शूल अथवा खड़ग से उसका वक्ष चीर कर कब से घर लौट आई होती ! 

“उसके पास शस्त्र कहाँ थे ?? 

"मेरे उस रथ में पर्याप्त शस्त्र हैं| सुभद्रा उनमें से किसी का भी उपयोग कर सकती 
थी।” कृष्ण मुस्कराए,'आप यह समझिए कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया है और 
सुभद्रा ने अपने स्वयंवर में अर्जुन को वरमाला पहनाई है।” 

वसुदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सिर झुकाकर जैसे अपने मन में झाँक रहे 
थे : क्‍या कृष्ण सत्य कह रहा था ? यादवों ने समृद्ध और समर्थ होकर कया धर्म और 
अधर्म का भेद भुला दिया है ?”“ उनके लिए समृद्धि, धर्म से भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो 
गई है ?“” अभी उन्होंने सुभद्रा के वर का चयन नहीं किया था, किंतु दुर्योधन के नाम 
पर विचार तो चल ही रहा था। यदि उन लोगों ने धर्म की दृष्टि से विचार किया होता, 
तो उस आततायी के नाम पर विचार ही न किया होता।'” अब उनकी समझ में स्पष्ट 
रूप से आ रहा था कि धन के साथ कीटाणुओं के समान लगे हुए दुर्गुणों को वे देख 
नहीं पाए धे। वे लोग सुविधाजीवी हो गए थे। कष्ट में रहने की बात नहीं सोच सकते 
थे।और एक वह है पांचालराज द्वुपद ! उसने तो निर्धन और वनवासी अर्जुन के साथ 
अपनी.राजकुमारी विदा कर दी थी।” कया हो गया है यादवों को ?*” पर इस कृष्ण 
को कोई प्रमाद नहीं छूता। वह ऐश्वर्य के मध्य रहकर भी जैसे उससे अछूता ही है। 
उसे धनी किंतु अधर्मी व्यक्ति का अधर्म तो दिखाई देता है, उसका धन नहीं। वह 
हक से कंगाल व्यक्ति को भी उसकी सात्विकता के अनुपात में गले से लगा सकता 


“तुम क्या कहते हो बलराम !" वसुदेव ने पूछा। 

“मुझे पता था कि कृष्ण आ गया तो कोई-न-कोई ऐसी वात अवश्य कह देगा, 
जिससे सबका उत्साह मंद पड़ जाएगा।" बलराम का अनुत्साह उनके चेहरे पर प्रकट 
हो गया था। 

“तुम क्‍या कृष्ण से सहमत नहीं हो ?” उम्रसेन ने प्रश्न किया। 

“मुझे इस प्रकार अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण अच्छा नहीं लग रहा है, किंतु कृष्ण 


धर्म!99 


के तर्क के सम्मुख, मैं अर्जुन को अपराधी भी नहीं ठहरा पा रहा हूँ" बलगम बोले 
“इसलिए समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करना मेरे लिए उचित है ?? ! 

“हमारे सम्मुख दो ही विकल्प हैं भैया ।” कृष्ण बोले, “या तो हम सेना लेकर जाएँ 
और अर्जुन से युद्ध करें, या फिर अपना समाज लेकर जाएँ और उसे ससम्मान द्वारका 
ले आएँ तथा सुभद्रा से उसका विवाह कर उन दोनों को विदा करें। आप इन दोतों 
में से कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं, किंतु परिणाम दोनों का एक ही होगा!" 

बलराम के चेहरे पर खीझ झलकी, “तुम मुझे इस प्रकार पहेलियाँ मत 
करो | किसी से युद्ध कर उसे दंडित करने का प्रयलल और किसी को ससम्मान आग्रहपूर्वक 
आमंत्रित कर लाने के अभियान का परिणाम एक ही कैसे हो सकता है ?” 

श्परिणाम तो एक ही होगा |” कृष्ण मुस्करा रहे थे, “किंतु एक में परिस्थितियाँ 
आपके लिए सुखद होंगी और दूसरे में त्रासद। अब यह आपकी इच्छा है कि आप उन 
दोनों में से किसका चुनाव करते हैं।" 

बलराम के चेहरे के भाव बता रहे थे कि अब यदि कृष्ण ने अपनी बात शीघ्र 
ही स्पष्ट नहीं की, तो वे फट पड़ेंगे |“ उग्रसेन ने बलराम को बोलने का अवसर नहीं 
दिया | कहा, “अपनी बात स्पष्ट कर कहो, कृष्ण |” 

“हारे जो योद्धा अर्जुन से युद्ध करने जाएँगे, वे निश्चित रूप से पराजित होंगे! 
कृष्ण बोले, “ऐसे में अर्जुन सुविधा से सुभद्रा को इंद्रप्रस्थ ले जा सकेगा। वहाँ उन 
दोनों का विवाह होगा ।'” और यदि आप सत्कारपूर्वक अर्जुन को द्वारका में लौट लाएँगे, 
तो भी अर्जुन और सुभद्रा का विवाह होगा |” कृष्ण ने सभा पर एक दृष्टि डाली, दोनों 
स्थितियों में परिणाम एक ही हुआ या नहीं ।” किंतु पहली परिस्थिति में हम सुभद्रा से 
यह भी नहीं पूछ पाएँगे कि क्या वह अर्जुन से विवाह करना चाहती है ? क्या वह 
उसे पति के रूप में पाकर प्रसन्‍न है ? हम उनके विवाह के समारोह में सम्मिलित भी 
नहीं हो पाएँगे। हमारे लिए सुभद्रा का विवाह, अनन्त काल तक एक यादव-कन्या का 
अपमानजनक हरण ही रह जाएगा। पांडवों से हमारे संबंध सुधर नहीं पाएँगे और वे 
धर्मप्राण योद्धा सदा के लिए हमसे पृथक्‌ हो जाएँगे।* किंतु दूसरी स्थिति में हम जान 
पाएँगे कि सुभद्रा अर्जुन को पाकर प्रसन्न है या नहीं | यदि वह प्रसन्न है तो हम उनके 
विवाह में सम्मिलित होंगे। हम उस समारोह के अंग होंगे | यह प्रसंग हमारे लिए अपहरण 
का अपमान लिए हुए नहीं होगा, उत्तव और समारोह का अवसर होगा। पांडवों से 
हमारे संबंध बिगड़ेंगे नहीं, और घनिष्ठ होंगे। परिणाम यह होगा कि जंबूद्वीप में धर्म-रज्य 
की स्थापना करने में वे हमारे सबसे बड़े सहायक होंगे।" 

उग्रसेन और वसुदेव दोनों ही मौन थे। अक्रूर उनके चेहरों की ओर देख रहे थे, 
और कृतवर्मा की दृष्टि बलराम पर टिकी थी | सात्यकि विस्मय और प्रशंसापूर्ण उत्सुकता 
से कृष्ण की ओर देख रहा था“ कृष्ण की वाणी सारे यादव योद्धाओं के शरस्तरों से 
शक्तिशाली, प्रखर और धारदार थी। उद्धव सदा के समान मुग्ध-भाव से कृष्ण को निहार 
रहा था। कभी-कभी उसकी यह मुग्धावस्था भक्ति को छूने लगती थी। 

“मुझे तो लगता है वसुदेव ! कि सुभद्रा तथा हमारा हित इसी में है कि हम अर्जुन 
को जामाता के रूप में स्वीकार करें।” उग्रसेन ने धीरे से कहा, “इसी में सुभद्रा का 


/ 'समर-4 


हित है और इसी में यादवों का कल्याण है।” 

“महाराज का विचार ठीक ही है,” कृतवर्मा ने अपना स्वर कुछ ऊँचा उठते हुए 
कहा, “किंतु हमें देखना यह है कि कहीं हम स्वयं को दुर्बल पाकर एक अत्याचारी के 
अधर्मपूर्ण कृत्य को तो स्वीकृति नहीं दे रहे। जिन यादवों ने कंस, जरासंध तथा काल 
यवन जैसे अत्याचारियों की सेनाओं के सम्मुख सिर नहीं झुकाया, वे अर्जुन की उद्दंडता 
को इसलिए स्वीकार कर लें, क्योंकि अपनी धनुर्विध्या के बल से वह हम पर भारी पड़ता 
है। 

हाँ ! यह प्रश्न तो मुझे भी पूछना है!” अक्रूर ने कहा, “हम स्वयं को दुर्वल पाकर 
अधर्म के सम्मुख नत्तमस्तक हो रहे हैं ?” 

“नहीं !” कृष्ण का तेजस्वी स्वर सभा-भवन में गूँज गया, “मैंने अर्जुन से युद्ध 
करना इसलिए अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं उसके सम्मुख अक्षम हूँ। में युद्ध से 
विमुख इसलिए हुआ क्योंकि वह मात्र हमारा अहंकार होगा | धर्म उसकी ओर है, इसलिए 
मैं उससे युद्ध करना नहीं चाहता। मैं धर्म के विरुद्ध लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ 
धर्म है, वहीं जय भी है।? 

“कृष्ण से अधिक धर्म के मर्म को कोई नहीं जानता !" वसुदेव ने अत्यन्त शांत 
स्वर में कहा, “इसलिए मैं कृष्ण के वचन को प्रमाण मान कर यह स्वीकार करता हूँ 
कि अर्जुन का कृत्य पापपूर्ण नहीं है। उसने अधर्म नहीं किया है, इसलिए हमें उसके 
विरुद्ध शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है।” 

यदि आप लोग वसुदेव से सहमत हैं, तो उनके मत को सभा का निश्चय मान 
लें ?” उग्रसेन ने कहा। 

“हम सहमत हैं।" अनेक स्वरों ने कहा। 

निश्चय ही बहुमत ने अपनी सहमति नहीं दी थी, किंतु उसके विरुद्ध एक भी 
स्वर नहीं उठा। 

तो ठीक है !” उग्रसेन ने अपना निर्णय दिया, “हमारे योद्धा तीव्रगामी अश्वों को 
लेकर अर्जुन के पीछे जाएँ, और उसे सभा के निर्णय से अवगत कराएँ। अर्जुन और 
सुभद्रा को ससम्मान द्वारका लौटा लाएँ। द्वारका में उनका विवाह हो | विवाह के पश्चात्‌ 
जितने समय तक वे लोग द्वारका में रहना चाहें, रहें । उनके लिए पृथक भवन का प्रवंध 
किया जाए।” और जब अर्जुन सुभद्रा को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुँचे तो यादव वीर उनके 
सम्मान के योग्य उपहार लेकर इंद्रप्रस्थ जाएँ, और इस संबंध की पुष्टि कर आएँ। 


222 


अर्जुन द्वारका में अपने भवन के गवाक्ष पर खड़ा सागर की लहरों को देख रहा था : 


धर्ष/20। 


कैसा आकर्षण था, इन लहरों में कि एक बार मनुष्य देखना आरंभ करता था तो देखता 
ही चला जाता था। जाने कहाँ, इस अनन्त सागर के किस छोर से लहर उठ्ती और 
फिर तट पर आकर उसी में विल्लीन हो जाती थी ।“अर्जुन को लग रहा था, सागर कि 
ये लहरें भी समय के समान ही थीं*“जाने हमारा भविष्य कहाँ उगता था, अनन्त काल 
की कितनी यात्रा करके, हमारे सामने तब ही प्रकट होता था, जब वह हमारा वर्तमान 
बन जाता था, और फिर अतीत बनते-बनते उसी महाकाल में. जाने कहाँ समा जाता 
था।“समुद्र से तो इस काल-यात्रा का कोई विशेष ही सम्बन्ध लगता था। कात् के 
सबसे बड़े मापक उस सूर्य को सागर प्रतिदिन इसी स्थान पर उगलता था और फिर 
सन्ध्या होते-होते उसे किसी अन्य तट पर लील भी लेता था।“ 

जब अर्जुन प्रभास क्षेत्र से कृष्ण के साथ द्वारका आया था, तो यही मानकर आया 
था कि वह अधिक-से-अधिक दो-चार सप्ताह कृष्ण के साथ व्यतीत कर आगे बढ़ जाएगा। 
वह अपनी यात्रा का चक्र प्रायः पूर्ण कर चुका था"“और निष्कासन का समय भी अधिक 
शेष नहीं धा““पर तब वह क्या जानता था कि यहाँ सुभद्रा नाम की एक तरुणी उसे 
इतना मुग्ध कर लेगी कि उसकी कोई योजना पूर्ववत्‌ नहीं रह जाएगी।“ 

कैसा संयोग था कि वह कृष्ण के साथ रैवतक के उत्सव में गया और वहाँ सुभद्ा 
भी आ गई। आ क्‍या गई, आकर उसके ठीक सामने खड़ी हो गई। उसका मन कैम़ा 
मुग्ध हो उठा था, उस पर |“और उसे देखते ही कृष्ण समझ गये थे कि उसके मन में 
क्या था !”उसके पश्चात तो सारी प्रेरणा ही कृष्ण की थी, सारी योजनाएँ *“ 

अर्जुन का चिन्तन सहसा ही स्तॉभित खड़ा रह गया"“उसके बाद की योजनाएँ ?"'कौन 
कह सकता है कि उस दिन अर्जुन को रैवतक पर्वत पर ले जाना और ठीक उस स्थान 
पर खड़ा कर देना, जहाँ सुभद्रा को आकर रुकना था, कृष्ण की ही योजना नहीं थी ?'“कृष्ण! 
जाने कृष्ण अपनी योजनाएँ कब बनाते हैं और कैसे बनाते हैं कि काल को उनकी आज्ना 
का पालन करना पड़ता है। कांपिल्य में पांडवों को प्रकट करने की योजना भी कृष्ण 
ने ही बनाई थी ।“कहीं प्रभास में ही”“या इन्द्रप्रस्थ के निर्माण के समय ही कृष्ण ने सुभद्रा 
के साथ उसके विवाह की योजना नहीं बना ली थी ?"“ 

“भैया और भाभी आए हैं !! 

अर्जुन ने मुड़कर देखा : सुभद्रा खड़ी उसकी ओर देख रही थी। 

“कौन ? कृष्ण ?” 

“हाँ ! बाहर रथ रुका है। आते ही होंगे।” 

अर्जुन उत्साहपूर्वक द्वार की ओर बढ़ा। कृष्ण और रुक्मिणी तव तक भवन में 
प्रवेश कर चुके थे। कृष्ण ने आगे बढ़कर अर्जुन को अपनी भुजाओं में बाँध लिया। 

“मैं तुम्हारे ही विषय में सोच रहा था |” अर्जुन बोला। 

तो क्‍या सोचा ?” 

“सोचना क्‍या था। मन में बार-बार आ रहा था कि तुम्हारे स्नेह के बन्धनों की 
उपेक्षा कर अब मुझे द्वारका से चल पड़ना चाहिए।” 

“क्यों ? अभी तो इन्द्रप्रस्थ से तुम्हारा निष्कासन पूरा नहीं हुआ है।' कृष्ण ने 
आसन पर बैठते हुए कहा, "तुम्हें निष्कासन का शेष समय कहीं-न-कहीं तो व्यत्तीत कला 


202/महासमर-4 


ही है। तो द्वारका: ही क्या बुरी है ?” 

अर्जुन हँस पड़ा, “जब द्वारका आया था, तो मन में यही था क़ि अपने मातुल 

के घर जा रहा हूँ। नहीं तो अपने मित्र से भेंट करने जा रहा हूँ, किन्तु “अब लगने 
लगा है कि मैं अपने श्वसुर-कुल में रह रहा हूँ।” 

ह “नए सम्बन्ध की आड़ में पुराने सम्बन्धों को भुला देना चाहते हो ?” कृष्ण ने 

उसे नटखट दृष्टि से देखा, “किन्तु ऐसा तो द्वारका में टिकने के लिए करना चाहिए, 

यहाँ से भागने के लिए नहीं |” 

“वस्तुतः मैं सोच रहा था*, अर्जुन बोला, “कि इन्द्रप्रस्थ से मेरा निष्कासन दण्ड-स्वरूप 
हुआ था, इसलिए नहीं हुआ था कि मैं द्वारका में राजसी सत्कार ग्रहण करूँ।" 

“वह ठीक है। अधिकांश समय तुमने तपस्या और तीर्थाटन में ही बिताया है।" 
कृष्ण ने कहा, “किन्तु अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ सुभद्रा भी है। इसलिए 
हम लोग नहीं चाहेंगे तुम वन-वन भटकते फिरो, या किसी एकांत स्थान पर समाधि लगाकर 
बैठ जाओ, और सुभद्रा पत्थरों और वृक्षों से अपना सिर फोड़ती फिरे |” 

“तो क्‍या तुम चाहोगे कि मैं निष्कासन की समाप्ति तक द्वारका में ही डेरा डाले 
रहूँ ?” 
“नहीं ! मैं चाहूँगा कि जितना समय उचित समझो, द्वारका में व्यतीत करो, और 
जब लगे कि अब तुम्हें द्वारका से चल ही देना चाहिए, तो यहाँ से पुष्कर चले जाओ 
और निष्कासन का शेष समय वहीं व्यतीत करो, ताकि तुम्हारी साधना भी चलती रहे 
और सुभद्रा को अधिक कष्ट भी न उठाना पड़े। तुम अपनी नव-विवाहिता को दण्डित 
तो नहीं करना चाहोगे न ?” 

“तुम्हारा सुझाव ठीक ही है।” अर्जुन चिन्तनशील स्वर में बोला, “समय पूरा होने 
पर पुष्कर से इन्द्रप्रस्थ जाने में अधिक समय भी नहीं लगेगा, और पुष्कर में मैं धोड़ी-बहुत 
साधना भी कर पाऊँगा |” 

“साधना करना”, कृष्ण ने उत्तर दिया, “किन्तु कुछ मेरी बातों पर भी विचार करना ।" 

“कौन-सी .बात ?? 

“अब इन्द्रप्रस्थ का राज्य इतना नगण्य और महत्त्वहीन नहीं रहना चाहिए कि उनके 
अपने संबंधी पांचालों और यादवों को भी उन्हें अपना संबंधी मानने में संकोच हो |" 
कृष्ण ने कहा। 

“तो क्या इन्द्रप्रस्थ अन्य दुर्बल राज्यों का निगरण करे ? निगल जाए उनको ?” 
अर्जुन का स्वर कुछ उत्तेजित था, “धर्म-स्थापना और प्रजा-पालन के लिए सीखी हुई 
यह रण-विद्या, दुर्बलों को नष्ट कर उनके अधिकार छीनने में लगाई जाए ?? 

“नहीं |" कृष्ण मुस्कराए, “धर्मराज के राजा बनने का लाभ प्रजा को हो, इसलिए 
सरे जंबूद्वीप को अन्याय समाप्त करने तथा धर्मराज्य की स्थापना की प्रेरणा इन्द्रप्रस्थ 
से मिले। इसके लिए इन्द्रप्रसथ को शक्तिशाली और समृद्ध बनना होगा |? 

“ऐसा हो तो मुझसे अधिक प्रसन्‍नता और किसको होगी /' अर्जुन वोला, “किन्तु 
तुम धर्म-स्थापना का केन्द्र द्वारका को क्‍यों नहीं बनाना चाहते। यादव तो समर्थ हैं, तुम 
उनसे यह काम क्‍यों नहीं लेना चाहते १ 


धर्म/203 


'यादवों में अब बहुत अन्तर आ चुका है अर्जुन !” कृष्ण ने चिन्ता-दग्ध स्वर 
में कहा, “अब वे पहले जैसे यादव नहीं हैं, जो कंस के क्रूर शासन से पीड़ित थे, जे 
जरासंध से आतंकित और जस्त थे। अब उन्हें न कालयवन का भय है न जग़संध का, 
न शिशुपाल और रुकमी का | अब वे साधारण कृषक अथवा पशु-पालक भी नहीं हैं। 
अब वे स्वतंत्र हैं, महाराज उग्रसेन का शासन उनपर नाममात्र का ही है। उनके कृपकों 
के पास विशात्र भूखण्ड हैं। भूमि उपजाऊ है | जल का कोई अभाव नहीं है। वे स्वेचछा 
से मनमानी फसलें उपजा सकते हैं | पशु-पालकों के पास सुदीर्घ बाड़े हैं। असंख्य गोधन 
है। योजनों तक फैली हुई गोचर-भूमि है। उद्योगों की भी कमी नहीं है। प्रत्येक घ में 
कोई-न- कोई उद्योग भी हो ही रहा है। वे सागर-तट पर बसे हैं, विभिन्‍न देशों के व्यापारियों 
से कर लेते है ! सागर के वक्ष पर उनकी बड़ी-बड़ी नौकाएँ और जलपोत चत्ततते हैं | उनके 
पास अपार सैन्य-शक्ति है। उन्हें किसी का भय नहीं है” [” 

“यह तो अच्छा ही हुआ कृष्ण !” अर्जुन प्रसन्‍न मन से बोला, “समृद्धि तो सौभाग 
है| यादव अपने कष्ट के दिनों को भूलकर सुख की नींद सो सकेंगे। यह सब वस्तुतः 
तुम्हारे अक्लांत प्रयतों का परिणाम है|” 

“यही तो सृष्टि का रहस्य है ।” कृष्ण मुस्कराए, “आततायी के भय से मुक्त होकर 
मनुष्य स्वयं ही आततायी बनने की प्रक्रिया आरम्भ कर देता है। अपने कष्यें से मुक्त 
होकर, वह दूसरों के कष्टों के प्रति असंवेदनशील हो जाता है | दूसरों के शासन से मुक्त 
होकर, वह स्वयं दूसरों पर शासन करने की आकांक्षा करने लगता है।" 

अर्जुन ने उसे आश्चर्य से देखा, “पर क्या यादवों के विषय में भी यह सत्य है ?" 

“क्यों, सत्य क्यों नहीं ?” कृष्ण का स्वर गंभीर था, “उन्हें भी तो अब धर्म के 
स्थान पर धन दिखाई देने लगा है। वे भी अब तपस्या से अधिक महत्व भोग को देने 
लगे हैं। स्वयं मेरे परिवार में अर्जुन तथा दुर्योधन समान तुला पर तुलने लगे हैं“और 
वैभव के आधिक्य के कारण दुर्योधन अधिक वरेण्य होने लगा है!” 

“मैं उन्हें दोष नहीं देता ।” अर्जुन निश्छल भाव से बोला, “कन्या का विवाह कले 
से पूर्व परिवार-जन वर की धन-सम्पत्ति के विषय में विचार तो करते ही हैं।' 

“मैं कब कहता हूँ कि वे विचार न करें ।” कृष्ण बोले, “विचार करें, वर की योगा 
पर, उसके कुल्-शील पर, उसके चरित्र और आचरण पर, उसकी धन-सम्पत्ति पर, किन्तु 
यह भी देख लें कि उनकी कन्या को पति-गृह में धर्म भी मिलेगा या वह अधर्म की 
वृद्धि के लिए ही वहाँ जा रही है।“नहीं अर्जुन !” कृष्ण मानो गम्भीरता से चिन्ता की 
ओर वढ़ रहे ये, “मैं जिस धर्म-राज्य की कल्पना करता हूँ, उसकी स्थापना अब यात्यों 
द्वारा नहीं हो सकती “महाराज द्वपद से कुछ अपेक्षा की जा सकती थी, किन्तु वे पर्म 
से अधिक प्रतिशोध के हो चुके हैं। न वे अपना अहंकार छोड़ पाएँगे, न धर्म को निएेत 
भाव से देख पाएँगे [“यह कार्य तो धर्मराज युधिष्ठिर को ही करना होगा, पांडवों से 
अपना कर्तव्य समझना होगा | तुमने देख ही लिया है कि इन्द्रप्रस्थ का राज्य अभी इतना 
छोटा और अल्प-शक्ति-सम्पन्न है कि उनके अपने मित्र यादव भी राजकुमार अर्जुन के 
'पने सम्बन्ध-योग्य नहीं समझते ।" कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, “धर्म को इतना दुरई! 

६ नगण्य तो नहीं होना चाहिए मित्र ! इन्द्रप्रस्थ इतना दुर्बल रहकर जंबूदीप को ४ 


महासमर-4 


का मार्ग कैसे दिखाएगा ? अन्य राजा यदि उसकी श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करेंगे तो उसे 
अपना आदर्श तथा अनुकरणीय कैसे मानेंगे | वह पापियों और अधर्मियों की आतंकित 
कैसे करेगा ? उन्हें पाप से विरत कैसे करेगा ? नहीं अर्जुन ! धर्मराज को कुछ उद्यम 
करना होगा | उन्हें चक्रवर्ती सम्रायों के लिए आदर्श, अनुकरणीय तथा त्रास”तीनों बनना 
होगा" ।” 

अर्जुन मौन बैठा कृष्ण की ओर देखता रहा, फिर धीरे-से बोला, “तुम जानते हो, 
कृष्ण ! धर्मराज को न राज्य में रुचि है, न वैभव में। यदि अपनी माता और भाइयों 
का विचार न होता तो कदाचित्‌ वे इन्द्रप्रस्थ का राज्य भी ग्रहण न करते ! अब यदि 
उन्हें राज्य के विस्तार हेतु युद्ध करने के लिए कहा जाएगा, तो वे कभी भी सहमत 
नहीं होंगे। वे मानते हैं कि शासन तो केवल अपना होना चाहिए । दूसरों पर शासन 
करने की इच्छा उनके लिए सत्वगुणी नहीं है” 

“ठीक है ! मैं भी दूसरों पर शासन करने का समर्थक नहीं हूँ, किन्तु स्वयं दूसरों 
के शासन से मुक्त होने की इच्छा तो सत्वगुणी है। स्वशासन तो सांसारिक इच्छा नहीं 
है। धर्म का राज्य होगा, तो प्रत्येक व्यक्ति स्वशासित होगा ।” कृष्ण ने कहा, “वस्तुतः 
जिन्हें राज्य में आसक्ति है, वे धर्म-शासन कर ही नहीं सकते। वे अपना स्वार्थ देखेंगे, 
भोग देखेंगे। यदि आज यादवों को यह अवसर दिया गया तो या तो वे धन, वैभव, 
सम्पत्ति और सत्ता के लिए परस्पर एक-दूसरे से लड़कर पृथक हो जायेंगे, या फिर जरासंध 
के ही समान एक क्रूर अत्याचारी शासन स्थापित करेंगे |” 

“किन्तु महाराज उग्रसेन तो ऐसे लोभी और अन्यायी नहीं लगते।” 

“महाराज उग्रसेन का शासन अब है ही कहाँ ?” कृष्ण बोले, “उनकी तो मात्र 
छत्न-छाया ही है । यादवों में स्वतन्त्रता भी है और प्रतिद्वन्द्धिता भी। यदि द्वारका के 
राज्य का विस्तार हुआ तो साम्राज्य का विस्तार होगा, धर्म-राज्य का नहीं। वह राज्य 
दूसरों के अधिकार-हनन के लिए होगा, धर्म की स्थापना के लिए नहीं। मुझे लगता है 
कि नारायणी सेना ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, अतः अब उसकी उपयोगिता भी 
५38) हो चुकी है। अब कदाचित धर्म-रक्षा के लिए युद्ध का कोई अवसर उसे नहीं 

गा 20 

“कृष्ण ! यादव तुम्हारे अपने हैं, सगे-सम्बन्धी, नाते-रिश्तेदार ! उनका और तुम्हारा 
रक्त एक है। तुम्हें उनसे प्रेम नहीं है क्या ?” अर्जुन चकित था। 

“मुझे किससे प्रेम नहीं है ?” कृष्ण के चेहरे पर परम शान्ति का भाव था, “किन्तु 
आसक्ति किसी में नहीं है। मेरी आसक्ति केवल धर्म में है। मैं जानता हूँ कि यादवों 
ने यदि और ऐश्वर्य प्राप्त किया, तो उसमें न उनका हित है, न धर्म का। प्रेम को इतना 
संकीर्ण मत करो पार्थ ! कि वह मोह अथवा आसक्ति का पर्याय हो जाए ।” कृष्ण ने 
अर्जुन की ओर देखा, “इसीलिए कहता हूँ कि शासन का अधिकार केवल उसे ही है, 
जिसे शासन में आसक्ति नहीं है, जो भोग के लिए, वैभव-विलास के लिए, अपने अधिकार 
और अहंकार के लिए शासन नहीं करता। शासन करता है तो केवल धर्म-स्थापना के 
लिए, और धर्म के लिए निमिष भर में सम्पूर्ण संसार का साम्राज्य त्याग सकता है 
और इस दायित्व के लिए मुझे धर्मराज युधिष्ठिर से अधिक उपयुक्त और कोई व्यक्ति 


धर्म/205 


23 


चरण-स्पर्श कर प्रणाम करने के पश्चात्‌ सुभद्रा खड़ी हुई तो उसने कुन्ती की आँखों 
में उमड़ती हुई अथाह ममता को पहचाना | वहाँ अस्वीकार अथवा परीक्षण का एक कण 
भी नहीं था। वहाँ तो स्वीकृति ही स्वीकृति थी। न्‍ 

कुन्ती ने अपनी तर्जनी से उसके चिबुक को ऊपर उठाया और उसे प्रश॑सापूर्ण 
दृष्टि से निहारती हुई बोली, “इस घर में तुम्हारा स्वागत है बहू ! सम्बन्ध तो हमाश 
पहले भी था, किन्तु अब वह और भी प्रगाढ़ हो गया है तुम मेरे उस भाई की पुत्री 
हो, जिसके साथ मैं बहुत रही नहीं । जिसे मैंने स्नेह के प्रमाण-स्वरूप कभी कुछ दिया 
नहीं है, किन्तु उसने सदा भाई के धर्म का निर्वाह किया है ।“तुम उस कृष्ण की बहन 
हो, जो हमारा सबसे बड़ा सहायक है, हमारे राज्य का ही नहीं, हमारे जीवन का भी 
आधार है|” कुन्ती ने मौन होकर उसे निहारा, “मेरे घर में एक-से-एक सुन्दर पुत्रवधु 
आई हैं सुभद्रे ! किन्तु तुम तो तुम ही हो। तुम्हारे समान दूसरी कोई नहीं है। आज 
से इस घर को अपना मानकर, यहाँ अधिकारपूर्वक रहो और अपने धर्म का निर्वाह करो। 
बड़ों का आदर करो। छोटों को स्नेह दो | तुम देखोगी सब तुमसे कितना प्रेम करते हैं। 
युधिष्ठिर राजा है क्योंकि वह बड़ा है, किन्तु अधिकार का भोग सारे भाई समान रूप 
से करते हैं। मेरे सारे पुत्र अपने-अपने गुणों के कारण महत्वपूर्ण हैं, किन्तु फिर भी अर्जुन 
विशिष्ट है। तुम उसकी पत्नी हो, अतः तुम्हारा भी विशेष महत्व है। तुम हमारे कुल 
का सौभाग्य हो, अतः इस कुल से कभी रुष्ट न होना। कोई असुविधा हो तो अपने 
पति से कहना। असुविधा दूर न हो तो निस्संकोच मेरे पास आ सकती हो | मेरे पास 
कोई अधिकार नहीं है, किन्तु मेरे पुत्र माँ के प्रति अपने स्नेह के कारण मेरा कहा कभी 
नहीं यातते |” 
रु कुन्ती ने सुभद्रा के माथे का चुम्बन किया, उसे निहारा और अपने वक्ष से लगा 

या ! ' 

“माँ ! सारा वात्सल्य वहू पर ही ढाल दोगी, तो मेरे लिए कया बचेगा ?” अर्जुन 
वोला, “मैं भी तो खड़ा हूँ, तुम्हारी एक आशीष के लिए |” 

कुन्ती मुस्कराई, “वात्सल्य की कोई निश्चित मात्रा मान रखी है क्या तूने ? और 
पुत्र यह भी तो तेरी अर्द्धागिनी ही है | इसे दिया गया वात्सल्य, क्या तुम तक नहीं पहुँचता ? 
इसे अपने वक्ष से लगाती हूँ, तो क्या तेरा वक्ष शीतल नहीं होता ? पति-पली में तो 
किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता पुत्र ! स्वयं को समग्रता में पत्नी को सौंपेगा, 
तभी तो पत्नी को समग्र रूप में पाएगा। तुम अपनी माँ को सम्पूर्ण रूप से अपनी फ्ली 


206/महासमर-4 


को समर्पित नहीं करोगे, तो तुम्हारी पतली तुम्हारी माँ के प्रति सम्पूर्ण रूप से समर्पित 
कैसे होगी !” 

अर्जुन ने कुन्ती के चरप-स्पर्श कर प्रणाम किया। कुन्ती ने आशीष देकर कहा, 
'जा,अपने भाइयों से भेंट कर, पांचाली से भी मिलकर आ। तब तक सुभद्रा मेरे पास 
रहेगी [” 

“ज्येष्ठ और मध्यम से मैं मिल चुका हूँ माँ।” अर्जुन बोला, “नकुल और सहदेव 
भी हमसे मिल गये हैं।” 

“जाओ, फिर पांचाली से मित्र आओ।! 


द्रौपदी को अपने कक्ष में बैठे-बैठे ही सारी सूचनाएँ मिल रही थीं। अर्जुन और सुभद्रा 
के द्वारका से चलने की सूचना भी मिल गयी थी और पुष्कर में पहुँचने की भी ! पुष्कर 
से उनके प्रयाण का समाचार भी आया था और इन्द्रप्रस्थ में उनके स्वागत की पैयारियाँ 
भी उसंकी नाक के नीचे होती जा रही थीं; किन्तु द्रौपदी का मन था कि वह बोझिल 
से बोझिलतर होता जा रहा था। उसमें एक बार भी उत्साह नहीं जागा कि बारह वर्षों 
के प्रवास के पश्चात्‌ लौटे अर्जुन का टूटकर स्वागत करे !“जैसे-जैसे अर्जुन के निकट 
आने के समाचार मिलते जा रहे थे उसका संकट जैसे गहराता जा रहा था। उसे लग 
रहा था कि वह अर्जुन का सामना करना नहीं चाहती, किन्तु दूसरी ओर वह अर्जुन से 
अब और अधिक दूर रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी।”तो कया चाहती थी 
वह ?”वह अर्जुन से रुष्ट थी, किन्तु उससे विरक्त नहीं थी। इस रोष का आधार तो 
उसके प्रति द्रीपदी की अपनी आसक्ति ही थी। आसक्ति के प्रवाह में आए विघ्न के 
कारण ही तो यह रोष था"“विचित्र प्रकार का कष्टदायक भाव था, यह रोष भी ! आसक्ति 
उसे अर्जुन से दूर नहीं जाने देगी और रोष उसे उसके निकट नहीं जाने देगा'“वह उससे 
दूर खड़ी, उस पर दृष्टि गड़ाए रहेगी और अपना रक्त जलाती रहेगी |" 

पर वह रुष्ट क्‍यों थी ? उसके भी तो पाँच पति थे। अन्य सारे भाइयों ने भी 
तो और विवाह किए थे तो फिर अर्जुन से ही वह इतनी रुष्ट क्यों थी ?'“वह जितनी 
बार अपने मन से यह प्रश्न पूछती थी, उतनी ही बार उसका मन क्रुद्ध अश्व के समान 
दुलत्तियाँ झाड़ने लगता था और उसके नथुनों से क्रोध के मारे झाग गिरने लगता था। 
वह किसी प्रकार का उत्तर नहीं देना चाहता था, कोई तर्क नहीं सुनना चाहता था। वह 
तो बस, अपना सब कुछ छिन जाने के भय से आशंकित, अपने आहत अभिमान को 
भीतर ही भीत्तर छिपाए, अपने घावों से रिसते हुए रक्त के लिए बाहर निकलने के 
सारे कपाट उढ़काएं, अपने आँसुओं को रोके हुए क्रुद और पीड़ित खड़ा था ऐसे 
में क्या तो कोई उससे उत्तर माँगता और क्या वह किसी को उत्तर देता। 

“पर द्रौपदी का विवेक जानता था, उसे अर्जुन से रुष्ट होने का कोई अधिकार 
नहीं था। अर्जुन दोषी नहीं था।“उसका तो तब भी कोई दोष नहीं था, जब उसने युधिष्ठिर 
और उसका तिरस्कार करने के अपराध को मान्यता दे, बारह वर्षों का निष्कासन स्वीकार 
किया था “और आज भी उसका कोई दोष नहीं था, जब वह सुभद्रा से विवाह कर 


धर्म/207 


घर लौट रहा था।“किंतु द्रौपदी क्या करती, वह अर्जुन को किसी के साथ बाँट नहीं 
सकती थी, किसी के साथ भी नहीं” 

दासी ने कपाट खोल कर सूचना दी, “महारानी ! राजकुमार धनंजय आपके भेंट 
करने आ रहे हैं।” 

द्रौपदी ने दृष्टि उठाकर दासी को देखा भर ! उन आँखों में कोई भाव नहीं था। 
मुख से भी उसने आदेश के रूप में कोई शब्द नहीं कहा। दासी ने थोड़ी देर प्रतीक्षा 
की और फिर सिर झुकाकर कक्ष से बाहर निकल गई। 

इस बार कपाट खुलने की आहट हुई तो वह समझ गई कि अर्जुन आ गया है। 
उसकी आँखें उसे देखना चाहती थीं, किंतु न तो उसकी पलकें ही खुल रही थीं, और 
न उसकी गर्दन ही ऊपर उठ रही थी। 

*कृष्णा !” 

द्रौपदी के विवेक ने उसे बहुत सँमाला, किंतु उसके आक्रोश का वेग नहीं रुका। 
झटके से उसकी ग्रीवा उठी, आँखों में अश्रु थे और वाणी में चीत्कार, “क्या करने आए 
हो यहाँ ? अपनी उस नई नवेली के पास ही क्यों नहीं जाते ?” 

अर्जुन को द्रीपदी के रोष की आशंका थी, किंतु अपने इस प्रकार के स्वागत की 
कल्पना उसने नहीं की थी। उसका विचार था कि द्रौपदी अपने रोष को छिपा कर ऊपर 
से प्रसन्‍नता दिखाने का प्रयत्ल करेगी, किंतु यहाँ तो द्रौपदी का छद्महीन आक्रोश उसके 
सम्मुख खड़ा धा"”साक्षात्‌ ! 

“कृष्णा ! यह तुम्हारी उपेक्षा नहीं है। तुम अब भी मेरी हृदयेश्वरी हो। कितनी 
भी नई-नवेलियाँ आएँ, किंतु कोई तुम्हारा स्थान ले ले'“यह तो संभव ही नहीं है ।" अर्जुन 
ने अत्यन्त कोमल स्वर में कहा, “फिर भी यदि तुम मुझे अपराधी मानती हो, मैं क्षमाप्रार्थी 
हूँ।“सोचो, तुमसे वियुक्त हुआ, इसीलिए उलूपी मुझे लुभा सकी। वह साथ नहीं गई, 
तो चित्रांगदा के लिए मन ने चीत्कार किया। उसने भी साथ नहीं निभाया, तो सुभद्रा 
ने लुब्ध किया | तुम्हारे अभाव की पूर्ति करने का प्रयल करता रहा, किंतु तुम्हारा स्थानापन्‍न 
कोई नहीं है।” 

“पहला बंधन चाहे कितना भी दृढ़ क्यों न हो, जब उसके ऊपर से दूसरा बंधन 
बाँधा जाता है, तो पहला किसी-न-किसी मात्रा में शिथिल् हो ही जाता है ।” द्रौपदी बोली, 
“यदि तुम्हारा हृदय सारा का सारा मेरा ही है, उसमें तनिक भी स्थान सुभद्रा के लिए 
नहीं है, तो फिर उससे विवाह ही क्‍यों किया ? क्यों किया उसका हरण ? क्‍यों लाए 
उसे इंद्रप्रस्थ में ?” द्रौपदी ने एक प्रखर दृष्टि उस पर डाली, “वह कृष्ण की बहन है 
तो क्या, वह मेरी समकक्ष हो जाएगी ? मेरी समता करेगी वह ? मेरी सपली होकर 
रहेगी वह यादव-कन्या ? मेरे साथ, वह तुम्हें बाँटने आई है ?” 

अर्जुन को लगा, शायद द्रौपदी भी अपनी पीड़ा का कारण नहीं समझ पा रही 
है'“किंतु उसके ये उद्गार अर्जुन को कुछ संकेत दे रहे थे ।द्रौपदी ने युधिष्ठिर, भीम, 
नकुल तथा सहदेव के अन्य विवाहों पर कोई आपत्ति नहीं की धी। उलूपी और चित्रांगदा 
के विषय में भी उसने कुछ नहीं कहा था “उसे केवल अर्जुन के ही विवाह में आपत्ति 
थी, और वह भी केवल सुभद्रा के साथ ["* 


*/महासमर-4 


अपने प्रति उसके प्रेम को अर्जुन समझता था"'यदि वह किसी भी अन्य नारी को 
उसके निकट होते नहीं देख सकती थी, तो उसने उलूपी और चित्रांगदा के विषय में 
कुछ भी क्यों नहीं कहा ? सारा आक्रोश सुभद्रा के प्रति ही क्यों है “और यह सपतनी 
और समकक्षता की चर्चा" 

सहसा अर्जुन का ध्यान कुंती की ओर चला गया"माँ ! कितनी समझदार है। वे 
कुछ-न-कुछ अवश्य ही भाँप रही होगी। इसीलिए तो उन्होंने सुभद्रा को अपने पास रोक 
लिया | यदि कहीं अर्जुन, सुभद्रा को साथ लेकर द्रौपदी से मिलने चला आया होता, तो 
एक ओर या तो द्रौपदी अपना आक्रोश ही अभिव्यक्त न कर पाती और उसके मन 
में सदा के लिए एक ग्रंथि पड़ जाती, या यदि वह आक्रोश व्यक्त करती तो सुभद्रा के 
लिए यह पहली भेंट कितनी कटुता लिए होती।'” 

“कृष्णा ।' सहसा अर्जुन बोला, “मैं अपनी भूल समझ रहा हूँ | उसके लिए लज्जित 
हूँ। आशा है, मुझे क्षमा करोगी।” 

द्रौपदी का मन जैसे चीत्कार कर रहा था, “धनंजय ! तुम्हें क्षमा नहीं करूँगी, तो 
अपनी इस क्रूरता के लिए स्वयं को ही कैसे क्षमा कर पाऊंगी।“” किंतु उसके मुख 
से एक भी शब्द नहीं निकला। वह निःशव्द आँखों से उसकी ओर देखती रही। 

अर्जुन अपने स्थान से उठा और धीरे-धीरे द्वार की ओर बढ़ गया। 

द्रौपदी की इच्छा होती रही कि वह उसे पुकार ले, लपककर उसकी भुजा थाम 
ले, उप्ते रोक ले, किंतु उसका आहत अभिमान इंद्रियों को सर्वथा निष्क्रिय करने वाले 
किसी लेप के समान उन पर आरोपित हो चुका था" 

अर्जुन लौट कर कुंती के पास आया, “माँ ! मैं सुभद्रा को अपने भवन में ले जा 
रह हूँ।' 

जाओ पुत्र ! विश्वाम करो | तुम लोग थके हुए होगे ।” कुंती बोली, “युधिष्ठिर के 
पास्त सूचना आई है कि द्वारका से कृष्ण, सारण, सात्यकि, अक्रूर, कृतवर्मा तथा अन्य लोग 
सुभद्रा के लिए अनेक उपहार लेकर आ रहे हैं । उनके स्वागत की तैयारी भी करो पुत्र !” 

अच्छा माँ !! 

अर्जुन जल्दी में धा। न वह और ठहर सकता था, न अपने भवन तक पहुँचने 
में विलंब कर सकता था ! 

“क्या बात है आर्यपुत्र ?” सुभद्रा ने पूछा, “इस शीघ्रता का कारण ?” 

“प्रिये ! वही हुआ है, जिसकी आशंका मेरे मन में थी।” अर्जुन बोला, “पांचाली 
रुष्ट है। उसे मनाना होगा, अन्यथा इंद्रप्रस्थ के राजवंश सें कोई उल्लास पनप नहीं सकेगा। 
तुम मेरी एक इच्छा पूर्ण करोगी सुमद्रे ?” 

“आपकी सारी इच्छाएँ पूर्ण होंगी। आप आदेश तो करें |” सुभद्रा बोली, “मैं किसी 
से सर्धा करने नहीं आई, न किसी की प्रसन्नता छीनने आई हूँ। वे बड़ी हैं, योग्य हैं, 
मुंदर हैं, गुणवत्ती हैं” सबसे बड़ी बात है कि वे आपके प्रति इतनी निष्ठावान हैं ! मैं 
कृष्ण की बहन हूँ पार्थ ! प्रतिभा की पूजा करती हूँ, और वरिष्ठता का सम्मान । 

“तुम मेरी बात समझ गई हो प्रिये ! अब तुमसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं ।” 

अर्जुन ने अपने हाथों से सुभद्रा का गोप-बाला का-सा वेश सजाया ! सुभद्रा ने 


धर्म/209 


राजरानियों की-सी अपनी लाल साड़ी के स्थान पर व्रजवासिनी गोपियों का घाघरा पहन 
लिया था। उन्हीं की-सी चोली और वैसे ही आभूषण भी धारण कर लिए थे। 

“यह ठीक है !” अर्जुन ने अंतिम रूप से उस पर निरीक्षक दृष्टि डाली, “अब शेष 
स॒ब कुछ तुम्हारे बुद्धिकौशल पर छोड़ता हूँ प्रिये।" 

“आप चिंता न करें आर्य पुत्र" 

सुभद्रा निस्संकोच चलती हुई द्रौपदी के कक्ष में आई। उसने हाथ जोड़ कर प्रणाम 
किया, “महारानी की जय हो !” 

द्रौपदी ने उसे देखा : एक असाधारण रूपवती गोपी ! “और कैसा तेज था उसके 
मुख-मंडल पर ! 

“कौन हो ?? 

“आपकी दासी हूँ महारानी !” 

“क्या चाहती हो ?? 

“आपका आश्रय! 

“क्यों ? मेरा आश्रय क्‍यों चाहती हो ? तुम्हारा पति तुम्हें आश्रय देने में समर्थ 
नहीं है क्या ?” 

“जो स्वयं आपके द्वार का याचक हो महारानी ! वह मुझे क्या आश्रय देगा ।" सुभद्रा 
ने वैसे ही विनीत भाव से कहा। 

“क्या नाम है तुम्हारे पति का ?” 

“पांडुपत्र कीन्तेय अर्जुन महारानी !* 

“तुम ? तुम ? 

“मैं सुभद्रा हूँ महारानी ! ब्रज के गोपाल कृष्ण की छोटी बहन ।” 

द्रौपदी को रोमांच हो आया । कंठ में हूक-सी उठी और आँखें भीग गई | इस सुभद्रा 
से रूठी थी वह ! इसे लाने के लिए अर्जुन के प्रति रोष से भर उठी धी ? उसने दौड़ 
हा सुभद्रा को अपनी भुजाओं में भर लिया, “तुम सुखी रहो बहन ! तुम्हारे पति शत्रुरहित 
हों!" 

सुभद्रा ने अपना मस्तक द्रौपदी के वक्ष से टिका दिया, “अपना घर छोड़कर तुम्हारे 
भरोसे आई हूँ जीजी। निराश मत करना। मुझे आश्रय दो !” 


द्रौपदी की भुजाएँ सुभद्रा के चारों ओर कस गई, उसने जैसे अपने सुख को सहेजने 
के लिए अपनी आँखें बंद कर लीं। 


24 
रथों की दौड़ की प्रतियोगिता का अभ्यास पूरा कर सात्यकि ने अश्वों को खोल दिया। 


20/महासमर-4 


उन्हें सहलाया और धपथपाया | सारथि ने अश्व सँभाल लिए तो सात्यकि कृष्ण की ओर 
मुड़ा, “तो अर्जुन और सुभद्रा इंद्रप्रस्थ पहुँच गए हैं ?” 

“हाँ ! और अब हमें भी इंद्रप्रस्थ चलने की तैयारी करनी चाहिए।? 

“क्यों ?” सात्यकि इस सूचना से कुछ उत्साहित नहीं हुआ, “ऐसी क्या जल्‍दी है। 
हम अपनी इस रथ-स्पर्धा का अभ्यास तो पूर्ण कर लें ।'“और मैं तो उसके पश्चात्‌ धरुर्विद्या 
का अभ्यास भी करना चाहता हूँ।” 

'फिर तो तुम्हें भी हमारे साथ इंद्रप्रसथ अवश्य चलना चाहिए |” कृष्ण बोले, “वहाँ 
अर्जुन के पास रहकर धुनर्विद्या का जितना अभ्यास करना चाहो, कर लेना।” 

“सोचा तो मैंने भी था कि किसी उपयुक्त समय पर मैं धनंजय से यह प्रार्थना 
करूँगा, किंतु इस अवसर पर ? 

“क्यों ? इस अवसर में ऐसा क्या आपत्तिजनक है ?” कृष्ण ने कहा, “मैं तो चाहता 
हूँ कि प्रद्युम्न, सांब, चारुदेष्ण और गद भी धनंजय से ही धनुर्विधा सीखें। 

“हम लोग सुभद्रा के विवाह के उपहार लेकर जाएँगे। सारा परिवेश कन्या-पक्ष 
0 के समारोहों का होगा |" सात्यकि बोला, “ऐसे में मैं अपनी शिक्षा का खटराग 
त्ते हैं ००० ?ः 

“देखो युयुधान !” कृष्ण ने उसपर एक स्नेह भरी दृष्टि डाली, “अर्जुन से इस संदर्भ 
में चर्चा तो की ही जा सकती है। वैसे में तो चाहता था कि अर्जुन के द्वारका में रहते 
हुए ही तुम्हारी शिक्षा आरंभ हो जाती। वह नहीं हो सका तो अब स्थिति देखकर उसे 
आरंभ किया जा सकता है। हाँ ! अर्जुन की सुविधा-असुविधा का ध्यान तो रखना ही 
होगा। यदि परिस्थितियाँ अनुकूल हुई तो तत्काल अपना अभ्यास आरंभ कर सकते हो । 
अनुकूल न हुईं तो योजना-निर्धारण का कार्य हो जाएगा | तुम्हारे साथ और कौन-कौन 
सीखेगा, यह भी निश्चय हो जाएगा ।“'रही तुम्हारी सारथ्य के अभ्यास की बात, तो यहाँ 
से इंद्रप्रस्थ की यात्रा में जितना अभ्यास चाहे कर लेना।” 

“यदि आपकी इच्छा है, तो मैं अवश्य चलूँगा।” सात्यकि बोला, “मैंने तो उनकी 
राजधानी भी नहीं देखी। इधर तो सुना है कि उनके परिवार में कुछ वृद्धि भी हुई है। 
मैंने कांपिल्य में जब उन्हें देखा था तो पाँच ही थे ।” 

“हाँ | उनके परिवार में वृद्धि तो हुई है। ” कृष्ण हँसे, “धर्मऱाज युधिष्ठिर ने शिवि 
के पौरव नरेश गोवासन की पुत्री से विवाह कर लिया है। यह पली उन्होंने स्वयंवर 
में प्राप्त की है। यौद्धेध नाम के उनके एक पुत्र ने भी जन्म लिया है।” 

“द्रौपदी ने भी तो उनके एक पुत्र को जन्म दिया है न ?” 

“हाँ। प्रतिविन्ध | वैसे कृष्णा के चार पुत्र हैं"'प्रतिविन्य, सुततोम, शतानीक, और 
श्रुतसेन | प्रतिविन्ध धर्मराज का पुत्र है, सुतसोम मध्यम पांडव भीम का, शतानीक नकुल 
का और श्रुतसेन सहदेव का। महाबली भीम ने काशी की राजकुमारी वलंधरा से विवाह 
किया है। उसका भी एक पुत्र है सर्वग | नकुल की पली है करेणुमती। यह शिशुपाल 
की पुत्री तथा धृष्टकेतु की बहन है। उसका पुत्र है निरमित्र |” 

“गोविन्द !” सात्यकि ने कृष्ण को बीच में ही रोक दिया, “मुझे इस संबंध पर 
आश्चर्य होता है । शिशुपाल ने अपनी पुत्री का विवाह आपके प्रिय पांडवों में: से एक 


धर्म/2॥] 


के साथ कैसे कर दिया ।” 

“मैं जानता था कि तुम्हें आश्चर्य होगा।” कृष्ण बोले, “मेरे प्रति शिशुपाल के भावों 
को जानने वाले किसी भी व्यक्ति को आश्चर्य ही होगा ।“पर मुझे लगता है कि शिशुपात् 
ने यह संबंध कुछ तो नकूल के गुणों पर रीझ कर और कुछ मुझसे शत्रुता निबाहने 
के लिए ही स्वीकार किया होगा ।” 

“आपके मित्र-परिवार से संबंध करके वह आपसे शत्रुता कैसे निवाह सकता है ?” 

“बहुत संभव है कि पांडवों का संबंधी वनकर वह उन्हें मेरे विरुद्ध भड़काने की 
योजना बना रहा हो |” कृष्ण ने उत्तर दिया, “यह भी संभव है कि वह इस संबंध के 
माध्यम से अपने स्वामी जरासंध का पक्ष प्रबल करने का प्रयत्न कर रहा हो। कारण 
जो भी हो। मैं यही मानता हूँ कि अपने किसी षड़यंत्र में वह पांडवों को लिप्त करने 
का प्रयल अवश्य करेगा |”“* 

"तो आपने पांडवों को इस संबंध के विरुद्ध चेताया क्‍यों नहीं ?” सात्यकि के 
स्वर में आश्चर्य था। 

“उसकी आवश्यकता नहीं है।" कृष्ण बोले, *पांडवों की वृत्ति ही ऐसी नहीं है कि 
उन्हें कोई अपने षड्यंत्र में सम्मिलित कर ले। जरासंध का पक्ष तो वे ले ही नहीं 
सकते ।और फिर इस संबंध के कुछ लाभ भी हैं | इसी सूत्र से शिशुपाल का पुत्र, धृष्टकेतु 
पांडवों के अनुराग में रैंगता जा रहा है। शिशुपाल के जीवन में न सही, किंतु उसके 
पश्चात्‌ चेदि-राज्य में धृब्तकेतु के प्रभाव से जगासंध और पाप"दोनों का ही प्रभाव कम 
हो जाएगा ।! 

सात्यकि ने विषय बदल दिया, “हमारे साथ अक्रूर और कृतवर्मा भी इंद्रप्रत्थ 
जाएँगे ?” * 

“हाँ। पिताजी चाहते हैं कि तुम्हारे पिता सत्यक, अक्रूर काका और कृतवर्मा भी 
अवश्य हमारे साथ जाएँ।? 

“आप जानते हैं कि अक्रूर और कृतवर्मा ने सत्राजित की हत्या में शतधन्वा की 
सहायता की थी ?” 

“जानता क्‍यों नहीं ?” 

“फिर भी उन्हें साथ ले जा रहे हैं ?” 

“ओह सात्यकि !” कृष्ण खिलखिलाकर हँस पड़े, “तुमने आज़ तक उन्हें उसके 
लिए क्षमा नहीं किया ?” 

“न तो क्षमा किया है, न क्षमा करूँगा ।" सात्यकि बोला, “मैं उनसे घृणा करता हूँ।' 

“शतधन्वा ने सत्राजित की हत्या की थी, उसके लिए उसे दंडित कर दिया गया। 
अक्रूर और कृतवर्मा को भी उनके कर्म का फल मिल गया |“अब उन्हें कुछ पुण्य करने 
का भी तो अवसर देना चाहिए!” कृष्ण कुछ अन्तर्मुखी हो गए, “धृणा पाप से करो, 
पापी से नहीं। अपने मन को क्‍यों घृणा से कलुषित करते हो ? मुझे लगता है कि उन 
दोनों का लोभ कुछ कम हुआ है| सदृवृत्तियाँ पनपी हैं। यदि हम उन्हें पूर्णतः त्याग देंगे, 
तो बहुत संभव है कि उनका चरित्र पुनः पतन की ओर अग्रसर हो जाए। हमें उन्हें 
सँमलने में सहायता करनी चाहिए।” 


2]2/महासमर-4 


“आपको विश्वास है कि वे आपके प्रति निष्ठावान हैं ?” 

#मेरे प्रति तो वे पूर्णतः निष्ठावान हैं।” कृष्ण बोले, “किंतु यह उन्हें क्षमा करने 
का कारण नहीं है| मैंने अपने प्रति उनका अपराध क्षमा किया है, समाज के प्रति उनके 
अपराध क्षमा नहीं कर सकता। धर्म के प्रति निष्ठा, किसी भी व्यक्ति के प्रति निष्ठा 
से महान्‌ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वे धर्म के प्रति अपनी निष्ठा का प्रमाण दें।' 

“आप ही क्षमा कर सकते हैं ऐसे लोगों को ।” सात्यकि बोला, “मैं तो कभी क्षमा 
नहीं करूँगा।” 

"मं अधर्म के कारण वध भी कर सकता हूँ, किंतु उससे पहले सी बार क्षमा भी 
करता हूँ। मनुष्य भूलें करके ही आगे बढ़ता है, इसलिए भूल-सुधार का अवसर अवश्य 
दिया जाना चाहिए |” कृष्ण ने सात्यकि की ओर देखा, “मुझे भय है कि तुम्हारा और 
कृतवर्मा का पारस्परिक विरोध कहीं यादवों का विभाजन ही न कर दे ।” 

“यादवों में अन्तर्कलह मैं भी नहीं चाहता ।” सात्यकि बोला, “किंतु आपके समान 
इतना बड़ा हृदय कहाँ से लाऊँ, जो हत्यारे के सहायक को क्षमा कर दे।” 

कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे अपने विचारों में खो गए थे। 


इंद्रप्रस्थ में यादवों का आशातीत स्वागत हुआ। धौम्य मुनि ने अपने शिष्यों के साथ 
स्वयं मंत्रोच्चार कर उनकी अगवानी की | अतिथि भवन में उनका स्वागत करने धर्मराज 
युधिष्ठिर आए। 

“पृथा नहीं आई ?” अक्रूर ने पूछा। 

“वे आपके आतिषथ्य का प्रबंध अपने भवन में कर, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। 
युधिष्ठिर ने बताया। 

“हाँ भाई। वर की माता है। हमें ही उसके पास जाना होगा।!” 

“नहीं | ऐसी बात नहीं है मातुल। उन्हें भय था कि व्यवस्था किसी और को सौंप 
कर वे आपकी अगवानी के लिए आ गईं तो आपके योग्य तैयारी नहीं हो पाएगी |” 

“मैंने तो विनोद में कहा पुत्र । अक्रूर ने अपना उपालंभ लौटा लिया, “हम अपनी 
पृथा को जानते नहीं क्‍्या।” 

“वैसे हमें ही बूआ के पास जाना चाहिए ।” कृष्ण बोले, “सुभद्रा और धनंजय भी 
हमें वहीं मिलेंगे। क्यों मैया ?” 

“जैसा तुम उचित समझो |” बलराम ने उत्तर दिया, “हम जैसे पहले बूआ के बालक 
थे, वैसे ही आज हैं। सुभद्रा के लिए कुछ उपहार लेकर आए हैं, इससे स्थिति कुछ बदल 
तो नहीं जाएगी।” 

“आप लोग आइए। रथ तैयार हैं।” नकुल ने आकर कहा। 

“रथ हमारे पास हैं न।” उद्धव ने कुछ असमंजसपूर्ण स्वर में कहा। 

“तुम्हारे अश्व लंबी यात्रा करके आए हैं उद्धव !' युधिष्ठिर बोले, “उन्हें अब विश्राम 
करने दो | यहाँ जो कुछ है, वह तुम्हारा ही है। कृष्ण की सहायता न होती, तो न हमारा 
यह नगर बसता और न मैं यहाँ का राजा होता।? 


धर्म/23 


“यह आपकी उदारता है धर्मराज !” उद्धव ने तत्काल हाथ जोड़ दिए, “हमारे लिए 
तो ऐसा सोचना भी पाप है।” 

कुंती के भवन के द्वार पर उनका स्वागत स्वयं सुभद्रा और अर्जुन ने किया। 

कृष्ण ने अर्जुन को अपनी भुजाओं में भर लिया और प्रद्युम्न, सांब, और चारुदेष्ण 
दौड़ कर सुभद्रा से चिपट गए, “बूआ।” 

सुभद्रा ने उन्हें अपनी भुजाओं में समेट लिया,“आओ कितने दिनों में याद आई 
तुम्हें अपनी बूआ।” 

“बूआ ! इस बार स्वयं आई हो, या इस बार भी फूफा तुम्हें रथ में बैठा, रथ भगा 
लाए ? सांब ने सुभद्रा के कान में फुसफुसाकर पूछा। 

“नहीं रे। इस वार तो मैं तेरे फूफा को रध में डाल, भगा लाई |” सुभद्रा के अधरों 
पर मुस्कान थी और वह स्वयं समझ नहीं पाई कि उसकी आँखों में अश्रु क्यों आ गए। 

“क्या कह रहा है यह दुष्ट ?” बलराम ने निकट आकर पूछा। 

“कुछ नहीं | हमारी आपस की बात है |” सुभद्रा ने अश्रु पोंछ लिए, “आइए भैया | 
आइए काका |” 

भवन के भीतर प्रवेश करने पर सबसे पहले उन्हें कुंती दिखाई दी। कुंती ने जैसे 
एक दृष्टि में ही देख लिया कि कौन-कौन आया है। वह अक्रूर के कंधे से जा तगी। 

“पृथा ! तुम अब हमारी समधन हो |” अक्रूर ने मुस्कराने का प्रयल किया। 

“तो क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं रही ?” कुंती बोली, “मैंने तो समझा था कि हमारा 
संबंध और भी प्रगाढ़ होगा और भैया ! तुम !” 

“चलो ! तुम ही जीती ।” अक्रूर बोले, “इस घर में हमारी वहन भी है और बेटी 
भी। ठीक तो है सुभद्रा !” 

“हाँ काका । 

“जैसे सुभद्रा के भतीजे अपनी बूआ के गले मिले हैं, तुम अपनी बूआ से नहीं 
मिलोगे ?” कुंती ने बलराम, कृष्ण, सारण और उद्धव की ओर देखा, “या अब तुम लोग 
भी मेरे भतीजे नहीं रहे, सुभद्रा के भाई ही रह गए हो ?” 

“नहीं बूआ। आप ऐसा क्‍यों सोचती हैं।” चारों भाई कुंती के चरण स्पर्श करने 
के लिए आगे बढ़े और कुंती ने उन्हें वक्ष से लगा लिया, “यह सारण है ?” 

“नहीं बूआ ! यह उद्धव है।” कृष्ण ने बताया, “और यह है सारण |” 

“अच्छा ! मैं तुम्हारा अपनी बहुओं से भी परिचय कराऊँ।” कुंती बोली, “द्रौपदी 
को तुम जानते ही हो यह जो इंदीवर के समान श्याम वर्ण वाली राजमहिला है यह 
काशी की राजकुमारी, भीम की पतली बलंधरा है। यह जो चंपा की माला के समान गौर 
वर्ण वाली सुंदरी बैठी है यह मद्रराज ्ुतिमान की पुत्री विजया है। यह सहदेव की पतली 
है। यह नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाली कमलनयनी, करेणुमती है, यह नकुत दी 
पतली है” कुंती ने कृष्ण की ओर देखा, “इनसे तो तुम भी नहीं मिले हो कृष्ण !! 

“नहीं बूआ !” कृष्ण ने उत्तर दिया, “ये विवाह इंद्रप्रस्थ के निर्माण के पश्चात्‌ 
मेरे द्वारका जाने के बाद हुए हैं।" 

“अच्छा बलभद्र ! भैया वसुदेव क्यों नहीं आए ? मुझे बहुत आशा थी कि सुभद्रा 


244/महासमर-4 


के ब्याज से मैं भैया और भाभी से मिल्ूँगी।” 

बलराम ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। 

“वैसे तो वे कहीं भी आते-जाते नहीं हैं बूआ |" कृष्ण ने उत्तर दिया, “किंतु आपके 
पास न आने का कारण यह नहीं है। वे आपको पूर्ववत्‌ अपनी भगिनी के रूप में ही 
देखना चाहते हैं, इसलिए सुभद्रा की सास की उपहार देने वे नहीं आए।! 

“मुझे जो भेज दिया उन्होंने !” अक्रूर बोले, “बहुत लोभ मत कर पृथा ! एक समय 
में एक ही भाई से भेंट को पर्याप्त मान ।” 

“भाइयों से मिलना भी कभी पर्याप्त हुआ है भैया !” कुंती की आँखें डबडवा आई। 


तुम इतने चिंतित क्‍यों हो अर्जुन ?” कृष्ण ने एक किनारे लगाकर रथ रोक दिया। 

“चिंता की बात नहीं है क्या सखा ?” अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, “यह सब 
देखा न होता तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमारे नेत्नहीन पितृव्य इतनी 
दूर तक देख सकते हैं। वे जानते थे कि यदि इस बार दुर्योधन हमसे टकराया तो पांडवों, 
यादवों तथा पांचालों का सम्मिलित बल उसे नष्ट कर डालेगा। इसलिए राज्य-विभाजन 
का प्रस्ताव कर, दुर्योधन को राज्य का एक बड़ा भाग भी दे दिया, उसे हमारे हाथों 
से साफ सुरक्षित निकाल भी लिया, और हमें उन देव तथा दस्यु शक्तियों के मध्य ला 
पटका, जिनके षडयंत्रों का हमारे पास कोई निराकरण ही नहीं है।” 

“निराकरण तो प्रत्येक समस्या का है |” कृष्ण के अधरों पर अत्यन्त मोहक मुस्कान 
थी, प्रश्न तो यह है कि वाहर के षड्यंत्रों से टकराने से पहले क्या हम अपने मन 
के बंधन तोड़ सके हैं ?” 

“तुम किस वंधन की चर्चा कर रहे हो सखा ?” अर्जुन की दृष्टि में आश्चर्य था। 

“वारणावत जाते हुए कया धर्मराज को किंचित्‌ आभास नहीं था कि धृतराष्ट्र क्या 
करने वाले हैं ?” कृष्ण ने पूछा। 

“आभास तो था। विदुर काका ने संकेत भी कर दिया धा।'शिव-भवन को देखकर 
तो सब कुछ स्पष्ट हो गया था ।” अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, “क्यों पूछ रहे हो यह 
सब ?” 
को “संकट का आभास होते हुए भी, धर्मराज ने वारणावत जाने से इंकार तो नहीं 

या?” 


“कैसे कर सकते थे ? पिता की आज्ञा का उल्लंघन कोई कर सकता है ?” अर्जुन 
वोला,“धृतराष्ट्र हमारे पिता के बड़े भाई हैं, और पिता के स्थान पर हैं, उनकी आज्ञा 
का उल्लंघन अधर्म होगा।? 

“प्रहलाद द्वारा अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन अधर्म नहीं था, तो युधिष्ठर 
द्वारा धृतराष्ट्र की आज्ञा का उल्लंघन अधर्म क्यों है" ?? 

अर्जुन को तत्काल कोई उत्तर नहीं सूझा। कुछ सोचकर बोला, “प्रहलाद अपने 
पिता की आज्ञा न मानकर परमपिता की आज्ञा का पालन कर रहा था।' 

“धर्म पर चलना परमपिता की आज्ञा पर चलना ही है।” कृष्ण के स्वर में एक 
गहरी अनुगूँज थी, “और आत्म-रक्षा परम धर्म है ।वस्तुतः धर्मराज ने धर्म के नाम पर 


धर्म/25 


स्वयं को मुक्त नहीं किया है, विभिन्‍न प्रकार के बंधनों में बाँधा है। यह उनकी तपस्या 

अवश्य है, किंतु तपस्या तो फिर कठिनाई ही उत्पन्न करेगी |” कृष्ण कुछ क्षण मौन 

रहकर पुनः बोले, “तुम पूछ सकते हो कि राज्य के विभाजन के समय धर्मराज पिता 

की आज्ञा से बाध्य थे, किंतु मैं तो स्वतंत्र था, फिर मैंने धृतराष्ट्र का प्रस्ताव स्वीकार 

क्यों किया ? पांडवों को उसका विरोध करने का परामर्श क्‍यों नहीं दिया ?” 
अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। 

“पांडव धृतराष्ट्र के संरक्षण में, हस्तिनापुर में रहते, तो वारणावत जैसी जाने कितनी 
घटनाएँ होतीं। धर्मराज अपना धर्म मानकर धृतराष्ट की आज्ञाओं का पालन करते और 
तुम लोगों के प्राण सदा संकट में रहते | इसलिए तुम लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक 
था कि तुम लोग धृतराष्ट्र से दूर रहो, चाहे और कितने ही बड़े संकट के निकट रहो। 
बाहरी शत्रुओं से धर्मराज युद्ध तो करेंगे।” 

“तुम किन्हीं भीतरी बंधनों की बात कर रहे थे।” अर्जुन ने याद दिलाया। 

“अपने शैशव में धर्मराज ने धृतराष्ट्र की कृतज्ञता का बंधन कुछ ऐसा बाँध लिया 
है कि वह कितना भी दुर्व्यवहार करे, धर्मराज उसका विरोध नहीं कर पाएँगे। स्वयं धृतराष्ट्र 
को कदाचित्‌ इसका अनुमान नहीं है। यदि कहीं उसे यह आभास हो गया होता, तो 
वह धर्मराज को बार-बार हस्तिनापुर से निष्कासित न कर, उन्हें अपने निकट रखकर, 
अपना दास बनाए रखता।”” 

“तो क्या यह भैया का बंधन है, धर्म नहीं ?” अर्जुन शायद स्वयं अपने मन में 
स्पष्ट नहीं था, “वे तो अपने शत्नु से भी प्रेम करते हैं।" 

“जिसे हम प्रेम कहते हैं, कई बार वह मात्र हमारा मोह होता है। तपस्या का भी 
तो अपना एक अंहकार होता है।” कृष्ण ने अर्जुन की भुजा धाम ली, “सुनो मित्र ! 
मेरी इच्छा है कि युयुधान, सात्यकि, प्रद्युम्न, सांव और चारुदेष्ण इत्यादि इंद्रप्रस्थ में रहकर, 
तुमसे धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करें, कितु यहाँ की परिस्थितियाँ देखकर मुझे नहीं लगता 
कि अभी अनुकूल अवसर है | इस समय तुम यदि शिक्षण में लगोगे तो इंद्रप्रस्थ की सुरक्षा 
पर से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा।” 

“ओह कृष्ण ! अर्जुन हँस पड़ा, “मैं इतने वर्षों तक इंद्रप्रस्थ से बाहर था। तुम्हारा 
विचार है कि तब इंद्रप्रस्थ सुरक्षित नहीं था।” 

“मेरा विचार है कि तुम्हारे भाइयों ने इंद्रप्ररथ को बचाए अवश्य रखा है, किंतु 
उसकी सुरक्षा-समस्या को यात्रा ही है, उसका समाधान नहीं किया।” 

“इन सारे वर्षो में इंद्रप्रस्थ पर एक भी आक्रमण नहीं हुआ है|” अर्जुन ने कहा, 
“तो सुरक्षा-समस्या” |” 

“आक्रमण हुआ नहीं है, किंतु आक्रमण की संभावना लगातार बनी हुई है !” कृष्ण 
ने उत्तर दिया, <“इंद्रप्रस्थ की प्राचीर के बाहर कुछ भी सुरक्षित नहीं है। तुम एक कृषक 
को भूमि तक नहीं दिला सकते खांडव-वन से | प्रयतत करो तो अपने लिए एक क्रीड़ा 
क्षेत्र भी नहीं बना सकते। तुम अपने उन गुप्त शत्रुओं से आँखें मूँदे बैठे हो, और वे 
अवसर की प्रतीक्षा में हैं [इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि पहल हमारी ओर से हो। 
इससे पहले कि वे अपनी मनमानी कर बैठें, हमें उन्हें समाप्त कर स्वयं को सुरक्षित 


26/महासमर-4 


कर लेना चाहिए।”” 

“हमें |” अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, “तुम तो कल द्वारका जा रहे हो!” 

“नहीं | शेष सब लोग बलराम भैया के साथ लौट रहे हैं। में नहीं जा रहा ।" कृष्ण 
क्षण भर रुके, वैसे तो प्रत्यक्ष युद्ध में हमें बलभद्र भैया, सात्यकि, उद्धव, कृतवर्मा इत्यादि 
की सहायता ही रहती, किंतु यह प्रत्यक्ष युद्ध नहीं है। शत्रु छिपा हुआ है और छिपा 
ही रहना चाहता है। वह जानता है कि कब और कहाँ प्रहार करना है। हम नहीं जानते 
कि कौन कब और कहाँ प्रहार करेगा ।“इसलिए हमें भी गोपनीयता की रक्षा करनी है। 
अतः उन सबको वापस भेज रहा हूँ कि कहीं शत्रु यह न मान ले कि पांडव युद्ध की 
तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने यादव वीरों को सहायता के लिए बुलाया है।” 

“यदि हमारे वे गुप्त शत्रु ऐसा मान ही लेंगे, तो हमारी क्‍या क्षति कर सकते हैं ? 
हम उनसे भयभीत नहीं हैं।" 

“हम भयभीत नहीं हैं, किंतु वे भयभीत हो सकते हैं।” कृष्ण बोले, “वे भयभीत 
होकर बिखर गए और अपने अन्य गुप्त स्थानों को चले गए, तो उन्हें पुनः खोज पाना 
कठिन होगा ।” 

श्तो ?ः 

"मैंने कहा था न कि धर्मराज को धर्मराज्य की स्थापना करनी है। यदि खांडव-वन 
में हमारी नाक के नीचे ऐसे घातक श्नु छिपे रहे, तो पांडवों की सेनाएँ जिस राजा के 
विरुद्ध बलप्रयोग करेंगी, वही इन दुष्टों की शरण में चला जाएगा अथवा ये उसकी सहायता 
को जा पहुँचेंगे। इसलिए इन्हें समाप्त करना आवश्यक है। तुम समझो कि खांडव-वन 
पर नियंत्रण प्राप्त करना धर्मराज को चक्रवर्ती बनाने की ओर हमारा पहला पग होगा, 
और यदि खांडव-वन हमारे लिए अजेय हो जाता है तो यह पांडवों के नाश का आरंभ 
है।“बोलो ! क्‍या निर्णय है तुम्हारा ?” 

“खांडव-विजय |” 

“तो कल हम बलराम भैया और शेष लोगों को द्वारका के लिए विदा कर देते 
हैं। तब हम दोनों देखेंगे कि क्या किया जा सकता है |” कृष्ण रथारूढ़ होते हुए बोले, 
“पर याद रखना, यह सब गोपनीय है। तुम्हारे अपने भाइयों को भी सूचना नहीं होनी 
चाहिए कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। ऊपर से सब कुछ सामान्य होना चाहिए। 
हम लोग यदि विलास और राग-रंग में लीन दिखाई दें, तो और भी अच्छा है।”” 

अर्जुन ने कुछ कहा नहीं। चुपचाप बैठा कृष्ण की ओर देखता रहा। 


23 


सुभद्रा का मन कुछ बुझा-बुझा था, जैसे शरीर में ऊर्जा न रह गई हो। बिस्तर से उठने 


धर्म/27 


की इच्छा ही नहीं हो रही धी। इच्छा होती थी कि दिनभर इसी प्रकार लेटी रहे और 
कोई उससे मीठी-मीठी बातें करता रहे। या फिर वह गहरी नींद सो जाए और मधुर 
स्वप्न देखती रहे | सृष्टि का सारा सुख और आनन्द उसके चारों ओर बिखरा रहे और 
कठीरता, करता तथा कुखूपता का अस्तित्व ही न रहे।"* 

अर्जुन को बाहर जाने की तैयारी करते देख, उससे रहा नहीं गया। पूछ ही बैठी, 
“आर्यपुत्र ! कहीं जा रहे हैं क्या ?? 

'हाँ भाई। आखेट के लिए जाना है|” 

सुभद्रा चौंक गई, कहाँ वह सोच रही थी कि संपूर्ण सृष्टि में कठोरता, क्रूरता और 
कुरूपता का अस्तित्व ही न रहे, और यहाँ उसके अपने पति आखेट के लिए जा रहे 
थे। वे मृगों पर बाण चलाएँगे और मृगियाँ तथा मृगशावक देखते रह जाएँगे।'“ 

“किसका आखेट करेंगे आप ? मृगों का ?? 

अर्जुन ने स्नेह भरी दृष्टि से सुभद्रा को देखा, “नहीं। सिंह का आखेट करेंगे, व्याप्र 
का करेंगे, वराह का करेंगे" ।” एक बार तो अर्जुन के मन में आया कि वह कृष्ण के 
साथ हुई सारी वार्ता ही सुभद्रा को सुना दे, किंतु फिर उसने स्वयं को संयत किया, “तुम 
तो इस प्रकार पूछ रही हो, जैसे इससे पहले कभी कोई क्षत्रिय आखेट खेलने ही न गया 
हो! 

“नहीं ! क्षत्रिय तो आखेट के लिए जाते ही रहे हैं। मेरा ही मन पहली बार इतना 
कोमल और करुणायुक्त हुआ है।” सुभद्रा हँस पड़ी, “क्या यह संभव नहीं कि मैं भी 
आपके साथ चलूँ। संभव है कि आपके साथ रहकर मेरा मन कुछ बदले ।यहाँ भवन 
के अवरोध में मन कैसा तो हो जाता है|” 

“यह भवन के अवरोध के कारण नहीं है देवि ! यह सारे परिवर्तन तो तुम्हारे गर्भ 
धारण करने के कारण हैं|” अर्जुन हँसा, “तुम भूल गई कि माँ ने तुम्हें अश्वारोहण से 
भी मना किया है, और तुम मेरे साथ आखेट पर जाना चाहती हो।' 

“आप ठीक कह रहे हैं, किंतु मैं आपके बिना एकदम अकेली हो जाती हूँ।”” 

“माँ अथवा पांचाली के पास चली जाना अथवा उन्हें बुला लेना। किसी 
देवरानी-जेठानी के पास चली जाना।” 

“आप रुक नहीं सकते ?? 

“आज तो कठिन है प्रिये !” अर्जुन का स्वर मंद और मधुर हो गया, "मैंने कृष् 
को वचन दे रखा है। तुम्हारे भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे |” 

“मुझे अनुमान होता कि मेरी यह मनःस्थिति हो जाएगी, तो मैं प्रद्युम्न इत्यादि को 
यहाँ रोक लेती |” सुभद्रा बोली, “अच्छा जाइए | पर देखिए, निरीह मृगों को मत मारिएगा, 
व्याप्र और सिंह का आखेट कीजिएगा, ताकि संसार में क्रूरता कम हो !” 


खांडव-वन की सीमा पर पहुँचते ही कृष्ण ने रथ रोक दिया। पीछे आने वाले अनेक 
र॒थ एक के बाद एक कर रुकते गए । उन रथों में अर्जुन अपने सैनिकों को लाया था, 
किंतु न तो वे सैनिक वेश-भूषा में थे और न उनके पास शस्त्र ही थे। वे लोग अपने-अपने 


« 28/महासमर-4 


रथ छोड़कर उतर आए थे और अर्जुन के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। 

सैनिकों !” अर्जुन ने उच्च स्वर में उन्हें संबोधित किया, “हम लोग युद्ध करने 
नहीं, आखेट खेलने आए हैं | इसीलिए हमने तुम्हें शस्त्रास्त्र नहीं दिए हैं | मेरे और मधुसूदन 
के पास शस्त्र हैं, किंतु वे भी आखेट भर के तिए ही हैं, सशस्त्र शत्रुओं से युद्ध करने 
के लिए नहीं। इसलिए वन में यदि कोई तुम्हें रोके, गोके, किसी एक दिशा में जाने का 
निषेध करे तो उससे संघर्ष करने का प्रयल मत करना। हम यहाँ मनोरंजन के लिए 
आए हैं। किसी प्रकार का संघर्ष हो जाने पर वह मनोरजंन नहीं रहेगा। कोई तुम्हारा 
परिचय पूछे तो अपना परिचय दे देना, कि तुम हमारे आखेट के लिए पशुओं को हॉँकने 
आए हो। उसका भी परिचय पूछ लेना। इतना ध्यान रखना कि जिधर मनुष्य जितने 
अधिक होंगे, वन्य पशु उतने ही कम होंगे। मनुष्यों की बड़ी बस्ती होगी तो आस-पास 
हिंश्न पशु एकदम नहीं होंगे। स्वयं को जोखिम में मत डालना। तुम्हारा काम न तो हमारे 
तिए पशुओं को घेरना है, न खोजना | यदि तुम्हें दिन भर में एक भी पशु दिखाई न 
दे तो चिंता मत करना । जो कुछ दिखाई दे, वह याद रखना और हमें ठीक-ठीक बताना, 
ताकि हमें यह अनुमान हो सके कि वन कहाँ विरत है, कहाँ सघन, कहाँ मनुष्यों का 
वास है, कहाँ पशुओं का, कहाँ हिंस पशु हैं, कहाँ निरीह प्राणी । इससे हमारे लिए सदा 
के लिए आखेट सरल हो जाएगा ।” अर्जुन ने रुककर उनके चेहरों पर एक दृष्टि डाली 
और पुनः कहा, “जाओ। अब दलों में बैंटकर विभिन्‍न दिशाओं में फैल जाओ। पहले 
तुम्हें हमारे प्रहरी मिलेंगे, फिर सैनिक | उनके आगे खांडव-वन होगा और तुम लोग होगे। 
आँखें खुली रखना, मन नियंत्रित। जाओ ।” 

सारे सैनिक चार-चार के दलों में वैंटकर विभिन्‍न दिशाओं में फैल गए। 

“अब ?” अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। 

.'अब क्‍या ! आखेट ही तो करना है। चलो, आगे बढ़ते हैं।" 

कृष्ण ने वल्गा थाम ली और रथ को आगे बढ़ाया। पांडवों की सैनिक चौकियाँ 
पीछे छूट गई कृष्ण थे कि रथ को सघन से सघन वन में धँसाते ही जा रहे थे। अर्जुन 
को कृष्ण के सारध्य पर इतना आश्चर्य नहीं हो रहा था, जितना यह देखकर कि एक 
ओर जहाँ विशाल और सघन वृक्षों, कंटीली झाड़ियों और झूलती लताओं के कारण वन 
में कहीं कोई मार्ग ही नहीं सूझता था और यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि 
इसमें रध आगे बढ़ सकता है, वहीं ध्यान से देखने और प्रयल करने पर पगडंडियाँ 
तो मित्र ही जाती थीं, रथ के लिए भी मार्ग बनता जा रहा था। लगता धा कि प्रतिदिन 
नहीं तो कभी-न-कभी यहाँ रथ आते ही हैं। कम से कम उनके आवागमन की च्यवस्था 
बनाए रखने का प्रयल अवश्य दिखाई देता था [“पगडंडियाँ तो नियमित चलती हुई लगती 
हा | वनचर इनका प्रयोग करते होंगे, या अश्वों की यापें इनपर घास नहीं जमने देती 

रे 


सहसा कहीं से सनसनाता हुआ एक वाण आया और वृक्ष में धैस गया । स्पष्ट 
रूप से यह उनका वध करने के लिए नहीं, उन्हें चेतावनी देने के लिए चलाया गया 
धा। 

कृष्ण ने वल्गा खींच ली। अश्व रुक गए। 


धर्म/29 


वृक्षों के पीछे से निकलकर चार सैनिक रथ के सम्मुख आ खड़े हुए। उनका वर्ण 
तप्त स्वर्ण जैसा और श्मश्रु अग्नि के समान थे। 

“कौन हो ? कहाँ जाना है ?” 

कृष्ण मुस्कराए, “हमने तो नहीं पूछा कि तुम कौन हो, और यहाँ क्‍या कर रहे 
हो?” 


“तो पूछ लो ! हम अग्नि के सैनिक हैं, और उनकी आज्ञा से यहाँ स्थित हैं|" 
एक सैनिक बोला, “तुम कौन हो ?” 

“मैं द्वारका का वासुदेव कृष्ण हूँ और ये इंद्रप्रस्थ के महाराज युधिष्ठिर के छोटे 
भाई पांडव अर्जुन हैं|” कृष्ण ने बताया, “हम यहाँ आखेट के लिए आए हैं|" 

“आखेट के लिए आए हो, यह तो ठीक है, किंतु कहीं आखेट हो मत जाना। 
इस वन में व्याध भी हैं और व्याप्र भी” |” 

“कुछ सोच-समझ कर बात कर ।” दूसरे सैनिक ने उसे टोक दिया, “ये इंद्रप्रस्थ 
के राजकुमार हैं। इन्हीं का राज्य है यहाँ। अभी चाहें तो तुझे बँंधवा दें। व्यक्ति को 
पहचानता तो है नहीं, बस वकवाद आरंभ कर देता है।”” 

कृष्ण देख रहे थे कि दूसरा सैनिक यद्यपि अर्जुन की प्रशंसा में यह सब कुछ कह 
रहा था, किंतु न तो उसके शब्दों में सम्मान था और न ही उसकी वाणी में। वह तो 
पांडवों की सत्ता का उपहास कर रहा था, जैसे कह रहा हो, कि “यदि तुम्हारा ही राज्य 
है तो हटाओ हमें यहाँ से, दो अपनी सत्ता का प्रमाण ।"“ 

“और इन्हें नहीं जानते हो ।” उसने कृष्ण की ओर संकेत किया, *ये द्वारका के 
कृष्ण हैं। राजा नहीं हैं, किंतु भगवान के समान पूजे जाते हैं। जिस राजा को चाहें क्षण 
भर में रंक कर दें और जिस रंक को चाहें, राजा बना दें” ।” 

“ओह ! हो ! आप तो स्वामी लोग हैं।” पहले सैनिक ने कहा, “जाइए ! जाइए ! !* 
आखेट कीजिए। वन भी आपका है और वन्य जंतु भी आपके ही हैं।” सम्मान तो उसके 
स्वर में भी नहीं था। 

“अच्छा सैनिक !” कृष्ण सैनिकों के उपहास से पूर्णतः अविचलित थे, “तुम्हारा 
तो इसी वन में वास है। तुम तो जानते होगे कि आखेट के लिए हमें पशु किस ओर 
अधिक मिलेंगे।” कृष्ण ने रुककर उसकी ओर देखा, “हमें छोटे-छोटे निरीह जंतु नहीं 
चाहिए, हमें तो हिंस़ पशु चाहिए, जिनके गर्जन से यह वन थर्राता रहता है।”” 

“ओह ! हाँ । क्यों नहीं। क्यों नहीं महाराज !” उसने पहले सैनिक को, अपनी बाई 
आँख दबाकर, कोई संकेत किया, “आप यहाँ से सीधे जाकर कुछ बाएँ मुड़ जाएँ, फिर 
तो आपको झुंड के झुंड मिलेंगे, हिंसा पशु । इच्छा भर आखेट कीजिए | ” वह अपने 
साथियों की ओर मुड़ा, "क्यों भाइयो ?” 

“सत्य है। सत्य है|” 

“और यदि हम बाएँ न जाकर दाएँ जाना चाहें त्तो आपको कोई आपत्ति होगी ?” 
कृष्ण ने पूछा। ' 

खा “हमें क्या आपति है |” दूसरे सैनिक ने कहा, “हम अपने मंडप में प्रवेश नहीं करने 
, शेष सारा खांडव-वन आपका है। दाएँ जाइए, बाएँ जाइए, आगे जाइए, पीछे 


/महासमर-4 


जाइए“हमें क्या लेना-देना है। वह तो आपने हमसे हिंस पशुओं के विषय में पूछा 
तो हमने आपकी सहायता के विचार से बता दिया।” 

“आप धन्य हैं। आप धन्य हैं।” कृष्ण ने अपनी मोहिनी मुस्कान उनपर बिखेरी 
और रथ आगे बढ़ा दिया, “क्या समझे अर्जुन !” 

“लगता तो नहीं कि ये किन्हीं दस्यु-दलों, अपराध-कर्मियों अथवा हमारे विरोधियों 
को वन में संरक्षण दे रहे हों।” अर्जुन कुछ सोचता हुआ बोला, “किंतु हमारी सत्ता को 
वे स्वीकार नहीं करते |? 

“वह तो स्पष्ट ही है।” कृष्ण बोले, “उनके पास सैनिक भी कम संख्या में हैं और 
शस्त्रास्त्र भी थोड़े ही हैं। वह सब कुछ उनके मंडप में ही है।” 

तो अब किधर चलना है ?” 

“उन्होंने जिस दिशा में हिंसक पशुओं का आधिक्य बताया है न, उसी दिशा में 
चलते हैं।” कृष्ण बोले, “पता लग जाएगा कि उधर सचमुच हिंस पशु ही अधिक हैं, 
अथवा उनके शत्रु सैनिक हैं, जिनसे वे हमें भिड़ाना चाहते हैं।? 

“मुझे भी लगता है कि उधर हिंस़ पशु नहीं, उनके विरोधी ही होंगे ।” अर्जुन बोला, 
“उनकी वाणी में न हमारे प्रति सम्मान था, न विश्वसनीयता “पर मेरा भी ध्यान इस 
ओर गया.कि हमारे वन में विचरण में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी।” 

रथ आगे बढ़ता गया। वन का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कहीं वह सहसा 
विरल हो जाता धा। और कहीं सघन। मार्ग में वन्य जीव-जंतु बहुत ही कम थे। बड़े 
आकार का हिंसत पशु तो कोई दिखा ही नहीं, छोटे पशुओं की संख्या भी नगण्य ही 
धी। हाँ, जिधर से रथ आगे बढ़ता था, उधर से पक्षी कोलाहल करते हुए उड़ जाते थे। 

“मुझे लगता है कि ये पक्षी तो निकट ही स्थित कुछ लोगों को हमारे आने की 
चेतावनी देने का कार्य कर रहे हैं।? 

“तुम ठीक ही कह रहे हो, किंतु वे सायास ऐसा नहीं कर रहे हैं |" कृष्ण बोले, 
“यह भी किसी और की बुद्धि का चमत्कार है। यहाँ के कुछ विशिष्द क्षेत्रों में पक्षियों 
की तनिक भी हानि नहीं की गई है; और अन्य जीव-जंतुओं को समाप्त कर पक्षियों 
को पूर्णतः निर्भय कर दिया गया है। परिणामतः उनकी संख्या पर्याप्त है ।“हम तो रथ 
पर आए हैं, मेरा विचार है कि यदि कोई पैदल भी आए तो ये इसी प्रकार कोलाहल 
करेंगे। यदि किसी ने सायास यह तंत्र रचा है, तो सचमुच वह बहुत चतुर है और इन 
पक्षियों की रक्षा कर इनसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य ले रहा है।” 

पक्षियों का कोलाहल समाप्त होने से पहले ही अनेक दिशाओं से अनेक सैनिक 
निकल आए थे,””रुको !? - 

कृष्ण ने रथ. रोक तिया। 

“कहाँ जाना है ?” सैनिक प्रमुख ने पूछा। 

“हम आखेट के लिए आए हैं।” कृष्ण ने सहज भाव से कहा, “हमें हिंस पशु 
किस ओर मिलेंगे ?? 

“वापस लौट जाओ, और फिर कभी इधर मत आना |” सैनिक-प्रमुख बोला, “यह 
निषिद्ध-क्षेत्र है। मुँह उठाए चले आए हो, नहीं जानते कि कोई तुम्हारा भी आखेट कर 


घर्म/22 


सकता है।” वह झल्लाया हुआ लग रहा था, “पता नहीं सारे प्रहही और सचेतक कहाँ 
मर जाते हैं कि लोग आखेट करने यहाँ तक आ जाते हैं।” 

“हम सिंह और व्याप्र से नहीं डरते ।” कृष्ण ने किसी अत्यन्त सरल बालक के 
समान कहा। 

“में सिंह और व्याप्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं” सैनिक-प्रमुख कुछ कहते-कहते 
रुक गया, “तुम लोग लौट जाओ नहीं तो मुझे अपने सैनिकों को बलप्रयोग का आदेश 
देना पड़ेगा ।” 

अच्छा ! हम आपके क्षेत्र में आखेट नहीं करेंगे।” अर्जुन ने जैसे समझौते का 
प्रस्ताव रखा, “हम आगे निकल जाते हैं। वहाँ आखेट कर लेंगे।' 

“कहा न ! तुम आगे नहीं जा सकते ।” सैनिक-प्रमुख ने दाँत पीसे, “अपना समय 
नष्ट मत करो, और न ही मुझे क्रोध दिलाओ। मैं तो तुम्हें जीवित लौटने का अवसर 
भी दे रहा हूँ, आगे बढ़ गए तो कभी जीवित नहीं लौटोगे। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें 
खोजने के लिए आएँगे और उनमें से कोई बिकेगा, कोई कटेगा, कोई झेलेगा, कोई भोगेगा, 
कोई मरेगा। जाओ, यहाँ से |” 

“अच्छा ! हम लौट जाते हैं। फिर किसी दिन आ जाएँगे, जब आप क्रोध में नहीं 
होंगे!” कृष्ण ने घोड़े मोड़ लिए थे। 

“इधर कभी मत आना, नहीं तो तुम्हारी कुशल नहीं है।” सैनिक-प्रमुख ने पीछे 
से चिल्लाकर कहा, “मेरी मानो तो खांडव-वन की दिशा में मुँह भी मत करना ।” 

कृष्ण ने मुस्कराकर अर्जुन की ओर देखा, “क्यों ?” 

“सम्भव है, आगे उनकी बस्तियाँ हों।” अर्जुन बोला। 

“यह भी तो सम्भव है कि आगे उनका दुर्ग हो । कृष्ण ने कहा, “इतना तो स्पष्ट 
है कि खांडव-वन में जिन सैनिक शक्तियों ने अपने स्कंधावार बना रखे हैं, वे पांडवों 
की शक्ति से तनिक भी भयभीत नहीं हैं। वे स्वयं को पूर्णतः सुरक्षित मानते हैं। उन्होंने 
यह भी नहीं जानना चाहा कि हम कीन हैं।” 

“यह तो हमारी नाक के नीचे, धर्मराज की सत्ता को चुनौती देना है। और तुम 
धर्मराज को चक्रवर्ती सप्राट बनाने की वात कहते हो !” अर्जुन के मन का सारा उल्लास 
कहीं खो गया था। 

“मेरा विचार है कि धर्मराज के राजसूय यज्ञ की पहली आहुति खांडव-वन में ही 
पड़नी चाहिए। यहीं से श्रीगणेश हो।” कृष्ण का स्वर निर्टन्द्र था। 

अर्जुन ब्राह्मण के गोधन के चोरों के पीछे जाने की घटना भूला नहीं था। उस 
दस्यु ने भी अर्जुन को धमकाया था। भीम ने उसे वन के वृक्ष काटने के मार्ग में आई 
बाधाओं के विषय में भी बताया था| यह सूचना भी अर्जुन को मिल गई थी कि वन 
में तक्षक के विषधर थे, जो छिषकर किसी को भी दंश मार सकते थे ।पर ये सैनिक 
किसके थे ? पहले जो दल मिला था, वे अग्नि के सैनिक थे | तो दूसरा दल क्या इन्द्र-सैनिकों 
का था। ये लोग इन्द्र की जय बोलने वाले सामान्य दस्युओं से भिन्‍न थे।“किन्तु ये 
लोग किसके भरोसे इतने निर्भय थे ? इन्द्र के भरोसे ? इनका विचार है कि युद्ध हुआ 
तो इन्द्र देवलेक से इनकी रक्षा करने आएगा ?'“ 


'77/महासमर-4 


कृष्ण जानबूझकर रथ को उसी मार्ग से लौट कर लाए थे, जिस मार्ग से वे लोग 
गए थे ।अग्नि-सैनिकों के मण्डप के पास आकर उनकी गति विशेष रूप से मन्धर हो 
गई थी।” 

उनकी आहट पाकर अग्नि-सैनिक पुनः वाहर निकल आए थे, दिन्तु इस बार उन्होंने 
बाण-सन्धान नहीं किया | उनके साथ उनका कोई अधिकारी भी था। उसने हाथ जोड़कर 
कृष्ण और अर्जुन को प्रणाम किया और रुकने का संकेत किया। 

कृष्ण ने रथ रोक लिया तो वह बोला, “धक गए होंगे | धोड़ा विश्राम कर लीजिए ।” 

कृष्ण और अर्जुन ने एक-दूसरे की ओर देखा : इस वार उन्हें उद्दंडता और उपहास 
का सामना नहीं करना पड़ रहा था। यह एक प्रकार का निमन्त्रण था। स्वर में विनय 
का भी स्पर्श था। 

“नहीं ! ऐसी कोई क्लांति नहीं है।” कृष्ण ने उतने ही मधुर ढंग से उत्तर दिया, 
“*चस्तुतः कोई आखेट तो हुआ ही नहीं, इसलिए विशेष श्रम नहीं करना पड़ा। बस, 
इधर-उधर से टकराकर लौट आए। पता नहीं इस वन में प्रत्येक डगर पर निषेध क्‍यों 
खड़ा है। अब वन में कोई आखेट भी न कर सके तो वन का क्‍या लाभ ?? 

“आप आखेट को बहुत उत्सुक हैं ?? 

“आए तो इसी विचार से थे।' 

“आखेट न मिलने से निराशा हुई ?” 

“ऐसा ही समझिए !” 

“आप थोड़ा समय दें तो आखेट विषयक चर्चा भी हो जाए,” वह अधिकारी बोला, 
“और उसका क्षेत्र भी आपको बता दें।” 

“नहीं ! ऐसी कोई बात नहीं है।” अर्जुन समझ नहीं पाया कि कृष्ण को ऐसी 
कौन-सी व्यग्रता थी कि उन्होंने अधिकारी की बात सुने बिना ही रथ आगे बढ़ा दिया, 
“हम स्वयं खोज लेंगे ?” 

“मेरी बात सुनिए।" अधिकारी उनके पीछे प्रायः दौड़ पड़ा, “मुझे भी उसी दिशा 
में जाना है। मुझे अपने साथ ले चलिए ।” 

कृष्ण ने रथ रोक दिया, “आइए |” 

अधिकारी रथ में बैठ गया | रथ चल पड़ा तो उसने पूछा, “फिर कब आएँगे आखेट 
के लिए ?? 

“कल नहीं आएँगे, परसों आएँगे।” कृष्ण ने उत्तर दिया। 

प्रातः आएँगे ?” 

“हाँ, प्रातः। प्रायः आज के ही समय । पर थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है।” 

“सचमुच आखेट करना चाहते हैं ?* 

“और क्‍या नाटक कर रहे हैं हम ?” अर्जुन कुछ रोष से बोला | 

“नहीं, मेरा अभिप्राय यह नहीं था |” अर्जुन के रोष के उत्तर में अधिकारी तनिक 
भी कठोर नहीं पड़ा, “कई लोग शश का आखेट करना चाहते हैं, कई मूषक का, किन्तु 
कुछ लोग जोखिम-विहीन आखेट को आखेट ही नहीं मानते | वे शत्रु का रक्त बहाते 
हैं तो अपना रक्त बहने पर भी विचलित नहीं होते ।” 


धर्म/223 


“आनन्द तो उप्ती आखेट का है, जिसमें पौरुष को चुनौती हो ।' कृष्ण बोले, “निरीह 
आखेट क्षत्रियों को शोभा नहीं देता ।” 

“यदि सचमुच आखेट करना चाहते हैं, तो परसों प्रातः: आज के समय से ही आइएगा। 
इसी मार्ग से आइएगा और हमारे मंडप से कुछ आगे जाकर जहाँ विशाल वृक्षों का जमघट 
दिखाई दे, वहाँ थोड़ी प्रतीक्षा कीजिएगा। आपका आगमन जितना गोपनीय हो, उतना 
अच्छा है। गोपनीयता, आकस्मिकता तथा त्वरित कर्म'"ये ही सफलता की कुजियाँ हैं। 
वह मुस्कराया, “आपको आखेट मिल जाएगा। ऐसा आखेट आपने जीवन भर न किण 
होगा।" सहसा उसकी मुद्रा एकदम वदल गई, “अब आप मुझे उतार दीजिए॥' 

“आपका गन्तव्य ?”“कृष्ण ने आश्चर्य जताया। 

शपहुँच गया गन्तव्य पर | लक्ष्य पूरा हुआ |” उसके चेहरे पर अर्थपूर्ण मुस्कान थी। 

रथ अभी रुका भी नहीं था कि वह कूदकर वृक्षों में कहीं विलीन हो गया। 

“इसका क्या अर्थ है ?” अर्जुन ने चकित भाव से पूछा। 

“इसका अर्थ स्पष्ट है कि हमारा आज का श्रम सार्थक हुआ। हमें परसों आखेट 
के लिए अवश्य आना चाहिए। जैसा उसने कहा, वैसा करना चाहिए।"सम्भवतः आखेट 
से उसका अभिप्राय है“संधर्ष ! हो सकता है कि युद्ध की ही स्थिति आ जाए।! 

“हमें इसके दूसरे पक्ष पर भी विचार कर लेना चाहिए.” अर्जुन ने कहा, “बहुत 
सम्भव है कि वे लोग हमारे लिए कोई षड़यन्त्र रच रहे हों।” 

“यदि ऐसा है, तो भी हमें आना चाहिए," कृष्ण बोले, “इतना जोखिम तो उठाना 
58 ! वैसे मेरे विचार है कि षड्यन्त्र तो रचा ही जा रहा है, किन्तु हमारे विरुद्ध 
नहाँ।" 

“क्यों लगता है तुम्हें ऐसा ?” 

“हम जब यहाँ से गए थे तो अग्नि-सैनिकों ने हमारे साथ उद्दण्ड और अविनीत 
व्यवहार किया था, जब लौटे तो वे लोग तनिक भी अविनीत नहीं थे। होना यह चाहिए 
था कि हमारे असफल लौट आने पर वे हमारा अधिक उपहास करते, किन्तु ऐसा नहीं 
हुआ 28 ने अर्जुन की ओर देखा, “क्यों ?? 

है 


“मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे उस दिशा में जाने की सूचना अपने अधिकारियों 
तक पहुँचा दी होगी और अधिकारियों को लगा होगा कि किन्हीं कारणों से उन्हें हमारी 
मैत्री चाहिए, अतः हमारे साथ विनीत तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। जब 
हम लौटे तो वही प्रयल हुआ और अब यह निमन्त्रण।”* 

“हुँ अर्जुन अब भी शंकाग्रस्त था, “और यदि उन्होंने हमें पुनः बुलाकर घेरने 
का ही षड़यन्त्र रचा हो ?” 

“यदि हमारी क्षति करनी थी तो वे आज भी उसका प्रयतल कर सकते थे ।” कृष्ण 
ने उत्तर दिया, “हमारा परिचय आज भी उन्हें ज्ञात था। हम अधिक आशस्त्रास्त्र लेकर 
भी नहीं गए थे, हमारे साथ सैनिक भी नहीं थे और हमने तनिक-सा भी शक्ति-प्रदर्शन 
नहीं किया था।“उनके पास समय भी पर्याप्त था। यदि वे चाहते तो हमारे जाने और 
लौटने के बीच के समय में और सैनिक भी मैँगा सकते थे ।* 


2274/महासमर-4 


“हाँ । तुम्हारा ही दृष्टिकोण ठीक है !” अर्जुन सहमत हो गया, “यह भी तुमने अच्छा 
ही किया कि कल आने के लिए नहीं कहा। कल धर्मराज महर्षि व्यास के दर्शन करने 
उनके आश्रम जा रहे हैं।” 

“मुझे स्मरण था |” कृष्ण मन्द-मन्द मुस्कराए, “यह भी अच्छा संयोग है कि तीन-चार 
दिनों के लिए धर्मराज इन्द्रप्रस्थ में नहीं होंगे। प्रशासकीय अंधिकार भीमसेन के हाथ 
में होंगे। हमें यदि कोई उग्र आयोजन करने की आवश्यकता हुई, तो उनकी अनुपस्थिति 
में वह अपेक्षाकृत सुविधाजनक होगा |” ं 

“ठीक कहते हो मधुसूदन !” अर्जुन ने स्वीकार किया, मध्यम पांडव हमारी कगेरता 
के आड़े नहीं आएँगे।” 

“आज हमें बस एक ही काम और करना है।” सहसा कृष्ण ने कहा। 

क्या?” 

“साथ आए सैनिकों से जो छोटी-से-छोटी सूचना भी मिले, उसे ध्यान से सुना 
जाए और उसी के अनुसार खांडव-वन का मानचित्र तैयार करवाया जाए। मुझे पूर्ण 
विश्वास है कि उन सैनिकों के माध्यम से भी हमें अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त 
होंगी ।”“'कृष्ण विचारमग्न हो गए लगते थे। 


“यदि आप अतिथि भवन में भैया के पास जा रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ चलूँगी।” 
सुभद्रा ने कहा, “आज भी आखेट का बहाना बनाकर भागने का प्रयल मत कीजिएगा। 
आपका प्रतिदिन आखेट के लिए जाना आवश्यक नहीं है”वैसे भी इस ग्रीष्म में आखेट 
के लिए वन में भटकना” |” 

“परर्थ ! कृष्ण से भेंट करने जा रहे हो, तो मैं भी चलूँगी |” द्रौपदी ने कहा, “गोविन्द 
मेरे भी सखा हैं।” 

“गोविन्द तो सबका सखा है, किन्तु उसके साथ आखेट के लिए जाने की पूर्व-योजना 
है मेरी। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा |” अर्जुन बोला, “तुम लोग वहाँ जाकर क्या 
करोगी ?? 

“रथ में बैठकर तुम्हें बाण चलाते देखेंगे हम ।” द्रौपदी बोली, “क्या पहले कभी 
क्षत्रिय राजाओं की पलियाँ उनके साथ आखेट के लिए नहीं गईं ?? 

“देखिए | इस स्थिति में आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो मुझे बहुत दुःख होगा ।” सुभद्रा 
कुछ कहते-कहते रुक गई। 

अर्जुन सोच ही रहा था कि क्या उत्तर दे कि द्रौपदी बोली, “पार्य ! तुम्हें सुभद्रा 
की दोहद इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। वह ठीक कहती है, उसे इस अवस्था में छोड़कर, 
हर दूसरे दिन इस प्रकार आखेट के लिए जाना उचित नहीं है ।और वैसे भी ““” द्रौपदी 
ने उसे वक्र दृष्टि से देखा, “वह बेचारी यह सोच-सोचकर प्रसन्‍न होती रही कि उसके 
भैया आए हुए हैं और तुम मधुसूदन को लेकर आखेट के लिए चले जाओ, यह तो 
उचित नहीं है धनंजय ! तुम भाई-बहन के मध्य प्राचीर मत बनो |” 

“ओह पांचाली |” अर्जुन समझ रहा था कि द्रौपदी उसे इस प्रकार फन्दे में फैसाकर 
अपना मनोविनोद कर रही थी” 


धर्म/225 


“अच्छा चलो | तुम दोनों ही चलो ।” अर्जुन ने भी क्रोध और असहायता का अभिनय 
किया, “जब स्वयं कृष्ण तुम्हें कहेगा न कि हमें आखेट के लिए जाना है, और तुम लोग 
साथ नहीं जा सकतीं, तभी तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आएगी।" 

कहा तो अर्जुन ने भी विनोद के ढंग से ही था, किन्तु मन-ही-मन उसे विश्वास 
भी था कि कृष्ण के पास इस समस्या का कोई-न-कोई समाधान होगा ही। द्रौपदी को 
मनाना कठिन नहीं था , किन्तु सुभद्रा““वह गर्भवती थी, शरीर कष्ट में था, मन अधिक 
द्रवितावस्था में था'“और मायके के सम्बन्ध में स्त्री अधिक संवेदनशील भी होती है। 
सम्भव है अर्जुन का आग्रह उसे अनुचित लगे और उसका मन दुःख जाए, किन्तु कृष्ण 
का अनुरोध उसे कभी बुरा नहीं लगेगा" 


“आओ ! आओ ! कृष्ण ने उनका स्वागत किया, “आज तो सखा ! सारा रनिवास भी 
साथ ही ले आए तुम |” 

“क्यों, सारा रनिवास क्यों ?” अर्जुन के स्थान पर द्रौपदी ने उत्तर दिया, “अभी 
तो उलूपी और चित्रांगदा नहीं आईं |” 

यदि द्रौपदी ने यह वाक्य पर्याप्त हँसकर कहा था, फिर भी उसमें निहित वक्ता 
अर्जुन से छिपी नहीं रह सकी। 

“अरे हाँ | कृष्णा ने अच्छा स्मरण दिलाया |” कृष्ण की मुद्रा गम्भीर हो गई, “उलूपी 
की कोई सूचना ?” 

“नहीं ! मैं स्वयं चकित हूँ कि कोई सूचना क्यों नहीं है।” 

“तुमने अपनी ओर से कोई सन्देश भेजा ?” 

“मैंने आते ही दोनों को अपने इन्द्रप्रस्थ पहुँचने का समाचार भिजवा दिया था।' 
अर्जुन बोला, “वैसे बड़े आश्चर्य की बात है कि उन दोनों की ओर से मुझसे सम्पर्क 
करने अथवा इन्द्रप्रस्थ पहुँचने का तनिक भी प्रयत्न दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है 
कि न वे मेरी पलियाँ हैं, न उन्हें मुझसे कोई लगाव है। वह सम्बन्ध जैसे मेरी ओर 
से बलातू उनपर आरोपित किया गया था।”” 

“भैया ! यह क्या आरम्भ कर दिया आपने |” सुभद्रा उपालम्भ के स्वर में बोली, 
“हम आई थीं कि कुछ हास-विलास और मनोविनोद रहेगा और आपने पार्थ को उनकी, 
वियुक्ता पत्नियों का स्मरण दिला दिया। अब इस दो-दो पत्नियों के विरही पति से कोई 
आनन्ददायी चर्चा कैसे कर सकता है ?” 

“नहीं सुभद्रा ! तुम्हें उनके प्रति भी वैसा ही भाव रखना चाहिए, जैसा तुमने कृष्णा 
जा और कृष्णा ने तुम्हारे प्रति रखा है |” कृष्ण के स्वर में स्नेह भी था और वर्जना 

। 


“मुझे उनसे कोई ईर्ष्या नहीं है भैया !” सुभद्रा ने उत्तर दिया, “मैं तो पार्थ की 
मनःस्थिति की बात कह रही थी।" 


“अच्छा सुनो ! पार्थ को भी आश्चर्य है कि उलूपी की ओर से संपर्क का कोई 
प्रयल क्यों नहीं हो रहा, जबकि उलूपी ने एक प्रकार से उनका अपहरण किया था और 


226/महासमर-4 


अपने पिता के आने की प्रतीक्षा किए बिना व्यग्रता में गंधर्व-विवाह कर लिया था।”" 
कृष्ण बोले, “यदि मैं परिस्थितियों का विश्लेषण करूँ तो यही कहूँगा कि शायद वह यह 
प्रयल करेगी भी नहीं“और निकट भविष्य में तो निश्चित रूप से नहीं करेगी।” 

“क्यों ? ऐसा क्यों ?” द्रौपदी ने पूछा। 

“मुझे लगता है कि उलूपी का पिता कोरव्य चाहे अपनी इच्छा से,अथवा परिस्थितियों 
के दबाव से तक्षक का समर्थक है।और यदि ऐसा है तो तक्षक यह संबंध कभी होने 
नहीं देगा। संभव है कि उलूपी के मन में भी ऐसी कोई आशंका पहले से ही रही हो। 
इसीलिए उसने पिता की अनुपस्थिति में यह विवाह किया, ताकि यदि पिता विरोध करें 
तो वह कह सके कि अब तो यह विवाह हो चुका है।” 

विवाह तो हो ही चुका है,” द्रौयदी बोली, “अब वह उलूपी को कैसे रोक सकता 
है।! 

“यही तो बात है।” कृष्ण हँसे, “जो हो भी चुका है, उसे मान्यता दे देना तक्षक 
की नीति नहीं है, अन्यथा वह धर्मराज को इस क्षेत्र का राजा मानकर, खांडव-वने छोड़ 
अन्यत्र चला न गया होता। वह तक्षक है, जो घटित को भी स्वीकार नहीं करता और 
निरंतर उसे अघटित बनाने का प्रयलल करता रहता है ।उलूपी अथवा उसके पिता की 
ओर से संपर्क करने के किसी भी प्रयत्न का न होना, क्या घटित को अघटित करने 
का ही प्रयल नहीं है ?” 

“तो क्‍या उलूपी कभी स्वाभाविक दांपत्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगी ?” इस 
बार सुभद्रा के मन में पर्याप्त करुणा थी। 

“मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा |” कृष्ण ने उत्तर दिया, “मैं तो केवल परिस्थितियों 
का विश्लेषण कर रहा हूँ। यदि उलूपी और उसके पिता साहस करें, तक्षक से विद्रोह 
करें, तो स्थिति इसके ठीक विपरीत भी हो सकती है।“पर उसकी संभावना बहुत कम 

| हो 

“क्यों ? क्‍या तक्षक का आतंक सर्वव्यापी और सार्वकालिक है ?” अर्जुन का 
आक्रोश सिर उठा रहा था। 

“जब पांडव अपने सारे शस्त्र कौशल, साहस और वीरता के रहते हुए, खांडव-वन 
से तक्षक का आतंक समाप्त नहीं कर पाए” 

“वह तो इसलिए, क्योंकि इंद्र उसकी रक्षा कर रहा है, और इंद्र से युद्ध करने के 
साधन हमारे पास नहीं हैं [” अर्जुन ने कहा। 

“तो बेचारे कौरव्य नाग के पास ही कौन-से साधन हैं कि वह तक्षक अथवा उसके 
संरक्षक इंद्र से लड़े ।” कृष्ण बोले, “और वह तो अपनी सामाजिकता से भी बँधा हुआ 
है। उसे तक्षक के विरुद्ध सहायता कहाँ से मिलेगी ?” 

“गोविन्द ! यदि पार्थ ही उलूपी के पास चले जाएँ ?” द्रौपदी ने पूछा। 

“तो भी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आएगा ।” कृष्ण ने कहा, 'जिस किसी 
भय से वँधी उत्तूपी अर्जुन से संपर्क नहीं कर रही है, अर्जुन के जाने से उल्ूपी का वह 
भय बढ़ जाएगा ।''वस्तुतः मैं यह नहीं मानता कि उलूपी अपने प्रति किसी भय से अपने 
हाथ-पैर और जिहवा को बाँघे पड़ी होगी ।तक्षक की कार्य-पद्धति यही है। उसकी सबसे 


धर्म/227 


बड़ी ६5४ हैं उसके विषधर, जो छिपकर किसी भी व्यक्ति पर घात करते हैं। उस्ते दंश 
मारते हैं" |” 

“वे सर्प हैं ?” सुभद्रा ने आश्चर्य से पूछा। 

“नहीं । नाग जाति के मनुष्य हैं!” कृष्ण बोले, “वे विभिन्‍न प्रकार के विष को, 
विशेष-कर सर्प-विष को मनुष्य के शरीर में विभिन्‍न पद्धतियों से पहुँचाने में सिद्ध-हस्त 
हैं। वे अपना परिचय नहीं देते। अत्यन्त गोपनीयता से कार्य करते हैं और अल्यन्त धूर् 
हैं। न उलूपी जानती होगी, न कौरव्य कि उनके सेवकों में से कौन तक्षक का विषधा 
है, उनके सैनिकों में से कौन उनसे भी अधिक तक्षक के प्रति निष्ठावान है। यह गुप्त 
तंत्र है। उनमें से कितने ही तक्षक के विषधर होंगे, जिन्हें तक्षक ने कौरव्य की चौकी 
के लिए नियुक्त किया होगा, और कौरव्य उन्हें अपना सैनिक समझ कर अपनी ओर 
से वेतन देते होंगे |” 

“क्या वे उलूपी को भी डस सकते हैं ?” द्रौपदी जैसे चकित थी। 

“शायद वे उलूपी पर प्रहार न करें, उसे भयभीत करने के लिए वे उसके पिता, 
उसके पति और उसके पुत्र पर प्रहार कर सकते हैं” |” 

“पुत्र ?” अर्जुन उत्तेजना के मारे अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। 

“ओह । तो तुम्हें शायद इसकी सूचना ही नहीं है।” कृष्ण बोले, “उलूपी ने तुम्हारे 
एक पुत्र को भी जन्म दिया है। इरावान नाम है उसका |” 

“तुम्हें ये सारी सूचनाएँ कहाँ से मिलती हैं ?” अर्जुन समझ नहीं पाया कि इस 
वाक्य में कृष्ण के प्रति प्रशंसा का भाव था अथवा संशय का। 

“सूचनाएँ अपने-आप में एक शक्ति हैं, इसलिए स्वयं को शक्तिशाली बनाने के 
लिए जैसे मैं युद्ध का अभ्यास करता हूँ, शस्त्रों का निर्माण अथवा क्रय करता हूँ, वैसे 
ही सूचनाएँ प्राप्त करने का भी प्रयलल करता हूँ।? 

“ठीक है। प्रत्येक राजा अपने गुप्तचर नियुक्त करता है ।” अर्जुन बोला, “किंतु 
वह अपने राज्य के विषय में अथवा विशेष लोगों के विषय में सूचनाएँ प्राप्त करता 
है। तुम्हें सारे संसार की सूचनाएँ कैसे प्राप्त हो जाती हैं ? द्वारका से गंगाद्वार का कोई 
संबंध नहीं। कौरव्य और उलूपी से तुम्हारा कुछ लेना-देना नहीं” फिर भी तुम जानते 
हो कि उलूपी की समस्या क्या है | मुझे कोई सूचना नहीं कि इरावान नाम का मेरा कोई 
पुत्र भी है, और तुम जानते हो कि अर्जुन का ज्येष्ठ पुत्र इरावान है, जो गंगाद्वार में 
पत्र रहा है'“॥” 

हाँ !” कृष्ण हँसे, “मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा संबंध किसी एक राज्य से नहीं 
है, किसी एक राजवंश से नहीं है। मेरा कोई व्यक्तिगत मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं 
है। मेरा संबंध केवल धर्म से है। इसलिए जहाँ धर्म है, वहाँ मेरे मित्र हैं, जहाँ अधर्म 
है, वहाँ मेरे शत्रु हैं। राजाओं ने धरती को अपने और पराए की सीमा में बाँय है, मैं 
उन सीमाओं को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं कोई अपना और पराया स्वीकार नहीं 
करता। सब मेरे अपने हैं। मुझे किसी एक राज्य और राजवंश की चिंता नहीं है, मुझे 


48 की चिंता है। इसलिए जहाँ कहीं जो कुछ घटित हो रहा है, उन सबें मेरी 
रुचि है। 


228/महासमर-4 


“यही नहीं कि तुम्हें सबमें रुचि है,” अर्जुन वोला, “मुझे तो लगता है, कि तुम 
प्रत्येक कण के भीतर विद्यमान हो | तुम सवके पेट में घुसे हुए हो । सवके विषय में 
सब कुछ जानते हो!” 

कृष्ण हँसे, “सृष्टि वस्तुतः एक ही तत्त्व है, उसे विभाजित करना या तो अज्ञान 
है या स्वार्थ। और सत्य तो यह है कि स्वार्थ भी अज्ञान ही है। मेरा तादाल्य सचमुच 
प्रत्येक कण से होता है। इतना विराट हूँ मैं । तो स्वयं को अहंकार की सीमाओं में बाँध 
कर संकुचित क्‍यों करूँ ?” 

अर्जुन की इच्छा हुई, पूछे, तुम प्रत्येक कण में हो, तो क्या तुम ईश्वर हो ?' किंतु 
उसने पूछा नहीं। यह चर्चा वह कृष्ण से फिर किसी समय भी कर सकता था" किंतु 
आज तो उन्हें आखेट के लिए जाना था। अग्नि-सैनिकों का वह अधिकारी” 

“तुम्हें नहीं लगता कृष्ण ! आज ऊष्मा कुछ अधिक ही हो गई है'”।” 

हाँ | जब ग्रीष्म ऋतु आ पहुँची है, तो ऊष्मा से कहाँ तक बचोगे ?” कृष्ण बोले, 
“तो आखेट के लिए चलें ? पर इस ऊष्मा में आखेट कूछ कष्टप्रद होगा। फिर ये महिलाएँ 
भी साथ चलना चाहेंगी।"” 

तो ?? 

“यमुना में जत-विहार के लिए चलते हैं।” कृष्ण बोले, “मुझे भी अपनी यमुना 
से विछड़े बहुत दिन हो गए हैं | यमुना-तट के क्रीड़ा भवन में चलते हैं। कुछ जल-विहार 
हो जाएगा, कुछ नृत्य और संगीत” ।” 

अर्जुन समझ रहा था कि कृष्ण ने अपनी योजना कदाचित बदल दी थी। यदि 
वे लोग जल-विहार, नृत्य और संगीत की योजना बनाकर चलें तो किसी को यह आभास 
ही नहीं होगा कि वे लोग वस्तुतः खांडव-वन में किसी विशेष अभियान पर निकले 
हैं। उस अग्नि-सैनिक ने गोपनीयता, आकस्मिकता तथा त्वरित प्रहार पर वल दिया था" 

“यदि नृत्य और संगीत की इच्छा है तो फिर तुंबरु गंधर्व के शिष्यों की टोली 
को भी साथ ले लेते हैं।" अर्जुन ने प्रस्ताव रखा। 

हाँ ! अच्छा ही है।” कृष्ण सहमत हो गए, “हम जल-विहार के लिए दूर निकल 
गए अथवा वन की ओर चले गए तो कृष्णा और सुभद्रा का मनोरंजन करने के लिए 
वे गंधर्व बालाएँ तो होंगी" 

“तो फिर मैं अपनी कुछ सखियों को भी साथ ले लेती हूँ।” द्रौपदी बोली। 

“अवश्य !" कृष्ण बोले, “सुभद्रा ! तुम भी जिसे चाहो बुला लो |” 


अंगरक्षकों और सैनिकों को विहार भूमि में विभिन्‍न स्थानों पर नियुक्त कर वे लोग क्रीड़ा- 
भवन में चले गए। 

“सुभद्रा ! तुम अधिक ऊधम नहीं मचाना, और कृष्णा ! तुम इसका ध्यान रखना !” 
कृष्ण ने कहा, “जब तक नृत्य और गायन की तैयारी आरंभ होती है, हम यमुना में 
नहा कर जाते हैं।” 

“हो आइए । नृत्य और संगीत की ही नहीं, मैं मोजन की तैयारी भी करवाती हूँ।* 


घर्म/229 


द्रौपदी बोली, “जहाँ इतनी सारी महिलाएँ एकत्रित हों, वहाँ पाकशाला न खुल जाए, तो 
बात ही क्या |” 


सब लोगों को किसी-न-किसी काम में व्यस्त होते देखकर, अर्जुन और कृष्ण वहाँ से 
हट गए। वे सहज रूप से चलते हुए क्रीड़ा-भूमि से बाहर निकल आए। 

थोड़ी ही देर में उनका रथ खांडव-वन में अपने गंतव्य पर पहुँच गया। कृष्ण ने 
रथ रोक दिया। चारों ओर देखा : कहीं कोई नहीं था। 

क्या सोचते हो कृष्ण ?” अर्जुन ने दबे स्वर में पूछा। 

“हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह चर्चा व्यर्थ का परिहास नहीं थी।' 

“धोड़ों को खोल दूँ ?” अर्जुन ने पूछा, लगेगा, उन्हें विश्राम देने के लिए रुके 
हैं।” 

“ठीक है।” 

अर्जुन ने घोड़े खोल दिए और वे दोनों विश्राम की मुद्रा में बैठ गए। दोनों मौन 
थे, किंतु वन में विभिन्‍न प्रकार की ध्वनियाँ अपनी प्रतिध्वनियों के साथ लुका-छिपी खेल 
रही थीं । थोड़ी देर में ही लगने लगा जैसे वह भी कोई नैसर्गिक संगीत था, जिसमें अलौकिक 
लय थी | तुंबरु के शिष्य, यह सब कुछ सीखते थे, यहाँ के जीव- ज॑तुओं और वनस्पतियों 
को यह सब सीखना नहीं पड़ता था | लोग संगीत सुनने के लिए एकत्रित,होते थे, किंतु 
यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं था। लगता था प्रकृति अपने लिए ही गा रही थी" 

नैसर्गिक लय भंग हुई। 

किसी के पदचाप ने लय का क्रम खंडित कर दिया था। वन की सधनता के कारण 
आने वाले व्यक्ति को दूर से ही देख पाना संभव नहीं था|” किंतु पगध्वनि से लगता 
था कि वह व्यक्ति पूर्ण आश्वस्त भाव से चल रहा धा। न वह स्वयं को छिपाने का 
प्रयल कर रहा था और न ही वह अपनी पग-ध्वनि को दबाने का इच्छुक धा"” कुछ 
क्षणों में जो व्यक्ति उनके सामने आया, वह तपे सोने के से वर्ण वाला लंबा-ऊँचा, किंतु 
इकहरे बदन का, वल्कल तथा जटधारी ब्राह्मण था। हे 

“यह तो कोई तपस्वी लगता है।” अर्जुन ने कहा। 

“खांडव-वन में तपस्वी !” कृष्ण के स्वर में हल्का-सा विस्मय था, “इन दुष्यों के 
मध्य कोई तपस्वी रह कैसे सकता है ?” 

ब्राह्मण निकट पहुँच कर उनके सम्मुख खड़ा हो गया | 

कृष्ण तथा अर्जुन ने प्रणाम किया, “कहिए ब्राह्मण देवता | कैसे कष्ट किया ?* 

“ब्राह्मण ने जैसे सतर्कता से इधर-उधर देखा, “भूखा हूँ। भोजन चाहता हूँ। तृप्त 
कर सकोगे ?” 

अर्जुन ने उसे परीक्षक दृष्टि से देखा : कहीं, यह भी कोई षड़यंत्र ही न हो | अपना 
संशय मिटाने के लिए बोला, “इतने सघन वन में बैठा कोई तपस्वी भिक्षा के लिए किप्ती 
गृहस्थ के आने की प्रतीक्षा नहीं करता। वह वन के फल और कंद-मूल खा सकता है।' 
वह रुका, “हमें देखकर अकस्मात्‌ ही आपकी भूख जाग गई है, या आपको हमारे आने 


230/महासमर-4 


का पूर्व आभास हो गया था ?? 

ब्राह्मण मुस्कराया, “मैं अग्नि हूँ मुझे तुम लोगों के आने की पूर्व सूचना थी धनंजय ।" 

“ओह, देव अग्नि ! कृष्ण ने कहा, “किंतु इस छद्मवेश की आपको क्‍या 
आवश्यकता है ?? 

“यह खांडव-वन पहले किसी समय अत्यन्त भयंकर राक्षसों तथा दैल्यों का घोर 
आश्रय-स्थत था। मैंने ही इस वन को जलाकर इस स्थान को उनसे खाली कराया था” 
किंतु मेरे प्रति अपने विरोध के कारण इंद्र ने पुनः यहाँ वन उगाया | वैसे ही लोगों 
को यहाँ बसने की सुविधा प्रदान की, और आज फिर यह खांडव-वन षड्यंत्रों और 
अपराधों की भूमि है।” अग्नि ने कहा, “यहाँ तो प्रत्येक कण से सावधान रहना चाहिए ! 
यदि यह सूचना प्रचारित हो जाए कि मैं स्वयं तुम लोगों से मिलने के लिए यहाँ आया 
था, तो क्या तुम समझते हो कि स्थिति इसी प्रकार शांत रहेगी ?” 

“ठीक है ।” कृष्ण के स्वर में स्थिति का पूर्ण बोध था, “कहिए ! हम आपकी क्या 
8 कर सकते हैं। आप वस्तुतः भोजन माँगने के लिए तो यहाँ तक आए नहीं 

गो 

“मैं अपनी माँग तो तुम्हारे सामने तब ही रखूँगा, जब पहले यह स्पष्ट हो जाए 
कि तुम्हारा इंद्र के प्रति क्या भाव है ?” अग्नि का स्वर शांत तथा स्थिर था। 

“इंद्र हमारे मित्र हैं।” अर्जुन बोला, “आप जानते ही होंगे कि इंद्रप्रस्थ के निर्माण 
में इंद्र ने हमारी पर्याप्त सहायता की थी। उन्होंने देव विश्वकर्मा की इस कार्य के लिए 
भेजा था, नहीं तो कदाचित्‌ इंद्रप्रस्थ का निर्माण ही न हो पाता। आप यह भी जानते 
होंगे कि हमने इंद्र के इस उपकार को स्वीकार करने के लिए ही अपने नगर का नाम 
इंद्रप्स्थ रखा है |!” 

“जानता हूँ।” अग्नि ने कहा, “किंतु क्या तुम जानते हो अर्जुन ! कि तुमसे इन 
संबंधों के बावजूद इंद्र ने तुम्हारे शत्रु तक्षक को यहाँ खांडव-वन में छुपा रखा है, और 
वह उसकी लगातार सहायता कर रहा है। उसे यहाँ बनाए रखने के लिए वह अन्य लोगों 
का बल ध्वस्त करता रहता है। मुझे देख रहे हो, मेरे स्कंधावार को भी तुमने देखा है। 
मैंने सात बार खांडव-दाह का प्रयत्त किया और असफल रहा | इंद्र से बार-बार पराजित 
होकर मैं जो इतना तेजहीन और निष्क्रिय हो गया हूँ, वह आखिर क्‍यों ? देवकुल का 
इंद्र होकर भी वह मुझसे शत्नु का-सा व्यवहार कर रहा है और तक्षक की सहायता कर 
रहा है। तक्षक जैसे दुष्ट तथा दुस्साहसी व्यक्ति को इस प्रकार संरक्षण देने का क्या 
अर्थ है ? क्या प्रयोजन है इंद्र का ? क्या इंद्र को नहीं मालूम है कि तक्षक तथा उसके 
अनुचर ही नहीं, इस वन में आश्रय पाए हुए अन्य दैत्य, निशाचर, राक्षस तथा यातुधान 
किस कोटि के अपराधकर्मी हैं ? उन ज्ञोगों के आस-पास योजनों तक धर्म का अंकुर 
नहीं उपज सकता। फिर भी इंद्र उनकी रक्षा कर रहा है। उनका पोषण कर रहा है। 
क्यों ? वह उनका उपयोग कहाँ करना चाहता है ? किसके विरुद्ध करना चाहता है ? 
क्यों करना चाहता है ?” अग्नि ने रुककर अर्जुन की आँखों में देखा, “मेरी चिंता छोड़ 
दो। अपनी और अपनी प्रजा के हित की बात सोचो। इन क्रूर अपराधियों के पड़ोस 
में बस कर तुम्हारी प्रजा सुखी रह सकती है ?” 


धर्म/234 


“नहीं !" अर्जुन के मुख से अनायास ही निकला। 

“तो तुम्हारा मित्र होकर भी उसने क्यों तुम्हारी राजधानी की सीमा पर उन लोगों 
को बसा रखा है ?” अग्नि जैसे धधक उठे, “क्या यह व्यवहार मैत्रीपूर्ण है ?” 

“नहीं, यह व्यवहार बहुत मैत्री-पूर्ण तो नहीं |” अर्जुन धीरे से बोला, “पर यदि 
हम खांडव-वन के विरुद्ध अभियान करें तो इंद्र क्या खुले रूप में तक्षक की सहायता 
के लिए आएगा ?” 

“अवश्य आएगा ।” अग्नि के स्वर में पर्याप्त दृढ़ता थी। 

“मुझे अब भी विश्वास नहीं होता ।” अर्जुन बोला, “तक्षक को सैनिक सहायता 
भिजवा दी जाए" यह तो संभव है, किंतु स्वयं इंद्र साक्षात्‌ उपस्थित होकर तक्षक के 
पक्ष से युद्ध करें|” ह 

“इस पर विश्वास तब ही करना, जब स्वयं देख लो ।” अग्नि ने उत्तर दिया, “किंतु 
खांडव-वन को अपना दुर्ग बनाए बैठे अपराधियों से निपटना चाहते हो या नहीं ?” 

“क्यों नहीं चाहता। किंतु उसके लिए साधन कहाँ हैं ?” 

“इसीलिए तो मैं उपस्थित हुआ हूँ। अग्नि ने कहा, “हम परस्पर एक दूसरे के 
सहायक हो सकते हैं।” ४ 

“आप सहायता करना चाहते हैं या सहायता लेना चाहते हैं ?” कृष्ण ने अग्नि 
की ओर देखा, “महाशक्तियों का छल-छंद किसी से छिपा नहीं है। वे कितनी भी सहायता 
करें, कितने भी प्रेम और सौहार्द का प्रदर्शन करें, किंतु उनका कोई भी कार्य निःस्वार्थ 
नहीं होता। यदि आप इंद्र के विरुद्ध हमारी सहायता करेंगे तो इंद्र के बल को तोड़ने 
के पश्चात्‌ आप यहाँ अपना शक्तिशाली स्कंधावार स्थापित करना चाहेंगे, इंद्र के ही 
समान अपने किन्हीं भयंकर गणों को बसाना चाहेंगे तो हमारा क्या हित होगा ? आधिपत्य 
इंद्र का न हुआ आपका हुआ तो भी हमारी सत्ता और स्वतंत्रता उतनी ही बाधित रहेगी।" 
और कौन जाने, आप अपने जिन गणों को हम पर आरोपित करें, वे इन दुष्टों से भी 
अधिक भयंकर हों 

“मेरा विश्वास करो। मैं वचन देता हूँ कि इंद्र का आधिपत्य समाप्त कर उसके 
संरक्षण में पलने वाले इन अपराधियों को नष्ट कर मैं अपना स्कंधावार यहाँ से हटा 
लूँगा। मेरा स्वार्थ केवल इतना ही हैं कि मेरे अनुयायियों को पीड़ित करने वाले, इंद्र 
द्वारा पोषित ये दुष्ट नष्ट कर दिए जाएँ।” 

“यदि आपने अपना वचन पूरा नहीं किया ?” अर्जुन ने पूछा। 

“देव शक्तियों से तुम यह अपेक्षा नहीं कर सकते, किंतु यदि ऐसा हुआ तो तुम 
पुनः इंद्र की सहायता से मेरे विरुद्ध सैनिक-अभियान करने को स्वतंत्र हो ।” अग्नि ने 
कहा, “इस स्कंधावार के नष्ट हो जाने से, न तो इंद्र समाप्त हो जाएगा, न उसकी सत्ता 
और न उसकी अधिकार-लिप्सा |” 

अर्जुन ने कुछ क्षणों तक मौन दृष्टि से अग्नि को देखा, “हमारे पास खांडव-वन 
में निवास करने वाले इंद्र-समर्थक अपराधियों के विरुद्ध व्यूह-रचना के साधन नहीं हैं। 
इसीलिए हम खांडव-वन को अपने इन शत्नुओं से खाली करा, उसपर पूर्ण आधिपत्य 
स्थापित नहीं कर पाए। ऐसे में क्या हम आपके बल को पुष्ट कर सकते हैं ?” 


232/महासमर-4 


अग्नि के पास प्रस्ताव पहले से तैयार था। उन्होंने पूर्ण आश्वस्त शब्दों में कहा, 
“उन दुष्टों से निबटने का सामर्थ्य मुझमें है। उसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है" 
#तो फिर बार-बार पराजित हो आप निस्तेज क्‍यों हो गए हैं देव अग्नि ?? कृष्ण 


पूछा। * 

“तुम मेरी इतनी ही सहायता करो कि न इंद्र ख़ांडव-वन के भीतर पहुँचे और न 
वन से निकलकर भागने वाले वे अपराधी इंद्र तक जीवित पहुँचें ।” अग्नि ने उत्तर दिया, 
“यदि इंद्र की सहायता उन तक पहुँच गई तो मैं पुनः अक्षम हो जाऊँगा, और यदि ये 
अपराधी इंद्र तक पहुँच गए तो इंद्र इन्हें सुरक्षित निकाल ले जाएगा | मेरा सारा अभियान 
असफल हो जाएगा।? 

क्यों ? जब इंद्र का स्कंधावार ही ध्वस्त हो गया और ये दुष्ट यहाँ से भाग गए, 
तो आपका अभियान असफल कैसे हो जाएगा ?” 

“तुम भूलते हो पार्थ ! कि खांडव-वन न तो मेरा शन्नु है, न तुम्हारा । वह तो एक 
अत्यन्त लाभकारी वन था। हमारे लिए हानिकारक तो तब बना, जब वह मानवता के 
शत्रु इन अपराधियों का गढ़ बना। यदि इंद्र उन्हें सुरक्षित निकाल ले गया, तो खांडव-वन 
तो व्यर्थ ही जल जाएगा। हमारा लक्ष्य तो इन अपराधियों का विनाश है, खांडव-दाह 
नहीं |” अग्नि ने रुककर बारी-बारी कृष्ण और अर्जुन की ओर देखा, “बोलो ! मेरी सहायता 
कर सकोगे ?” 

“क्यों पार्थ ?” कृष्ण ने स्वयं कोई उत्तर नहीं दिया। 

“मैं समझता हूँ कि इतने बड़े अभियान के लिए हमारे पास उपयुक्त शस्त्रास्त्र 
नहीं हैं ।" अर्जुन ने रुककर अग्नि को देखा, “एक बात और है। हमें यह भी ध्यान रखना 
होगा कि यह सारा अभियान शीश्रातिशीघ्र समाप्त हो जाए। विलंब से जैसा कि आप 
कह रहे हैं, इंद्र का बल तो बढ़ ही सकता है | साथ ही यदि यह सूचना महाराज युधिष्ठिर 
को मिलती है कि हम अपराधियों के साथ-साथ खांडव-वन को भी नष्ट करने का प्रयल 
कर रहे हैं, तो संभवत: उनका दयालु मन इसे स्वीकार न कर पाए और अपनी करुणा 
के वश, वे हमें इससे रोक दें।” 

“क्यों ? क्या वे अपने शत्रुओं से मुक्ति नहीं चाहते ?” 

“चाहते क्यों नहीं, किंतु वे युद्ध में भी क्रूरता के समर्थक नहीं हैं।” अर्जुन बोला, 
वैसे तो क्रूरता का समर्थक मैं भी नहीं हूँ। अनावश्यक हिंसा का समर्थक हम में से 
कोई भी नहीं है, किंतु युद्ध में हमारी नीति यह तो रहती ही है कि युद्ध का लक्ष्य तो 
प्राप्त कर ही लें" ।” 

“और युधिष्ठिर ?? 

“वे प्रतिशोध नहीं, प्रतिकार चाहते हैं। दंड नहीं, क्षमा के समर्थक हैं। वे युद्ध, 
दुष्ट-दलन और दंड में भी कोमल हैं, और प्रतिहिंसा के स्थान पर आनृशंसता के पक्षधर 
हैं।” अर्जुन बोला, “इसलिए एक ओर तो शायद उनकी इस बात में भी आपत्ति हो कि 
तक्षक इत्यादि को मात्र वन से बाहर निकालने के लिए, इतने बड़े वन को नष्ट कर 
दिया जाए।” और दूसरी ओर वे यह भी पूछ सकते हैं कि यदि तक्षक तथा अन्य 
अपराधकर्मी वन को छोड़कर भाग रहे हैं, तो उनके विरुद्ध सनिक अभियान की आवश्यकता 


धर्म/233 


ही क्‍या है ?” 

हि या उन्हें समझाया नहीं जा सकता कि शत्रु के दुर्ग को नष्ट कर उसकी सेनाजं 
को अक्षुण्ण छोड़ देने से राजा को कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता ।” अग्नि का स्वर आवेशपूर्ण 
था, “समझदार राजा वह होता है, जो अपने शत्नु को भविष्य में कभी उठने योग्य ही 
नछोड़े।” 

“नहीं उन्हें कठोरता और क्रूरता के लिए सहमत नहीं किया जा सकता" अर्जुन 
बोला, “इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हम अपना अभियान उनके इंद्रप्रस्थ लौटने से पूर्व 
समाप्त कर लें, तो सुविधा रहेगी।” 

“उसकी तुम चिंता मत करो |” अग्नि ने कहा, “हमारा अभियान अत्यंत त्वरित् 
और वेगवान होगा। विलंब किसी का भी सहायक नहीं होता। किंतु तुम युधिष्ठिर की 
आज्ञा के बिना इस अभियान को पूरा कर पाओगे ? तुम्हें यह तो नहीं लगेगा कि तुम 
ने अपने बड़े भाई और राजा की आज्ञा न लेकर उनकी अवज्ञा की है ?? 

अर्जुन किंचित्‌ मुस्कराया, "अपनी प्रजा के हित और उसकी रक्षा के लिए अपराधियों 
के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही का अधिकार मुझे महाराज की ओर से प्राप्त है | यह आवश्यक 
तो नहीं कि सेनापति राजा को अपनी योजनाओं की विस्तृत सूचना देकर अपने हाथ 
बाँध ले। उनको तो केवल उद्देश्य तथा परिणाम की ही सूचना दी जानी चाहिए ।“बैसे 
उनकी इंद्रप्रस्थ से अनुपस्थिति के कारण, इस समय हमारे राजा महाबली भीम हैं। मुझे 
पूरा विश्वास है कि उन्हें इस अभियान में तनिक भी आपत्ति नहीं होगी ।” अर्जुन ने 
रुककर अग्नि की ओर देखा, “किंतु इस अभियान के लिए जिस प्रकार के रथ की 
आवश्यकता है" वह मेरे पास नहीं है। मेरा रथ इस वन में दौड़ नहीं पाएगा। उसमें 
अधिक शस्त्रास्त्रों के लिए स्थान भी नहीं। मुझे एक शक्तिशाली और वेगवान रथ की 
आवश्यकता होगी। और *” ” वह रुका, “इस युद्ध के लिए जैसे प्रहारक अस्त्रों की 
आवश्यकता है, वे दिव्य और उत्तम अस्त्र तो मेरे पास हैं, किंतु उनके संधान के लिंए, 
मेरे बाहुबल को सह सकने वाला श्रेष्ठ धनुष नहीं है। मेरा विचार है कि कृष्ण के पास 
भी उनके बल-पराक्रम के अनुरूप कोई आयुध नहीं है। देव अग्नि ! पुरुषार्थ से जो 
कार्य हो सकते हैं उनके लिए हम प्रस्तुत हैं, किंतु साधना” ?”? 

अग्नि के अधरों पर मुस्कान उभरी, "में तुम्हें गांडीव धनुष देता हूँ अर्जुन। जो 
धनुषों में रल समझा जाना चाहिए । यह धनुष मैंने तुम्हारे लिए वरुण से प्राप्त किया 
है। विश्वास करो, वरुण भी इंद्र के शोषण से अत्यंत पीड़ित है। असहाय होने के कारण 
वह कुछ कर नहीं सकता, किंतु मन से पूर्णरूपेण वह हमारा सहायक है। मुझे एकाकी 
मत समझो। आवश्यकता हुई तो हमारे और भी सहायक आएँगे।” अग्नि कुछ क्षण 
मौन रहे और फिर बोले, “मैं तुम्हारे लिए दिव्य अश्वों से जुता एक रथ भी लाया हूँ। 

अग्नि ने पीछे मुढ़कर अपने हाथ से संकेत किया। 

अर्जुन ने देखा, उस दिशा में शायद अग्नि के अनेक अनुचर उनकी प्रतीक्षा में 
खड़े थे। इनका संकेत पाते ही वे एक विशाल रथ आगे ले आए। उसमें जुत्ते अश्वों 
का वर्ण ज्योत््ना के समान उज्ज्वल था। उनकी कांति धवल मेघों की सी थी। रथ 
का आकार अत्यंत्त विशाल था और उसमें विभिन्‍न प्रकार के शस्त्रास्त्र लदे हुए थे, जैसे 


234/महासमर-4 


वह कभी समाप्त न होनेवाला अक्षय शस्त्रागार हो | रथ का ध्वज-दंड रथ के ही रूपाकार 
के अनुकूल सुवर्णमय तथा सुंदर था । ध्वज पर सिंह और व्याप्र के समान भयंकर आकृति 
वाले एक दिव्य वानर का अत्यन्त जीवन्त चित्र धा। 

और कृष्ण !” अग्नि बोले, “तुम्हारे लिए सुदर्शन नाम का यह चक्र है। मधुसूदन ! 
इस चक्र के द्वारा तुम युद्ध में मनुष्यों को तो क्या देवताओं को भी जीत सकते हो, 
और वरुण की दी हुई यह कौमोदकी नामक गदा भी तुम्हारे लिए है। इसे तुम अपने 
शत्नुओं की अमोधघ मृत्यु ही समझो |” 

अग्नि के अनुचरों ने चक्र और गदा लाकर कृष्ण के सम्मुख रख दिए और हाथ 
जोड़कर एक ओर हट गए। 

“बोलो | अब क्या कहते हो ?” अग्नि प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देख रहे 
थे। 

“हम प्रस्तुत हैं हव्यवाहन।” कृष्ण सहज भाव से बोले, “इस अवसर की हम कई 


वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे।” 


26 


नृत्य और संगीत की तैयारी की धूम मच गई। तंबुरु की शिष्य नर्तकियाँ नेपथ्य में व्यस्त 
हो गई। वाद्य-यंत्रों को बाँध कर सुर-ताल में लाया गया। कौन क्या गाएगा और किस 
नृत्य में कौन भाग लेगा यह विवाद भी अपने-आपमें बहुत प्रबल था |“ 

सुभद्रा और द्रौपदी की व्यस्तता इतनी बढ़ी कि वह अस्त-व्यस्तता में परिणत हो 
गई। एक लंबे समय तक उन्हें ध्यान ही नहीं आया कि कृष्ण और अर्जुन, यमुना में 
जल-विहार के लिए गए थे और वे अभी तक लौटे नहीं हैं। वस्तुतः द्रीपदी ने भोजन 
तैयार करवाने का जो प्रबंध अपने हाथ में ले लिया था, उसके कारण वह नहीं चाहती 
थी कि वे लोग शीघ्र लौटें। वे लौट आए तो उसके प्रबंध में बाधा पड़ने की संभावना , 
थी। उसकी इच्छा थी कि वह भोजन तैयार करवा ले, ताकि जब कृष्ण और अर्जुन लौटें 
त्तो हा भोजन परोसा जा सके और तन्मय होकर संगीत और नृत्य का आनन्द लिया 
जा सके। 

सुभद्रा ने कुछ देर तो संगीत का आनन्द लिया। वह चाहती थी कि यहाँ भी 
एक बार रैवतक पर्वत पर होने वाले उतसवों का-सा समा बँध जाए, वे ही आनन्द के 
दिन लौट आएँ और वह अपने कष्ट और वर्तमान परिवेश भूलकर उसमें लीन हो जाए" 
किंतु आधे प्रहर के ही बाद वह चौंक उठी, जैसे किसी की सुहानी नींद टूट जाए" कहाँ 
चले गए पार्थ | वह इतना आग्रह कर इसलिए तो उनके साथ नहीं आई थी कि वे उसे 
इन नर्तकियों के बीच छोड़कर, स्वयं भैया के साथ विहार करते फिरें। इन नर्तकियों का 


धर्म/235 


नृत्य ही देखना था, तो अपने भवन में भी देखा जा सकता था” 

उसकी व्याकुलता कुछ बढ़ गई तो उसने द्रौपदी से चर्चा की, “वे लोग अभी तक 
आए नहीं ।” 

“आ जाएँगे। तुम उनकी चिंता मत करो |” द्रौपदी ने कहा और पुनः अपने प्रबंध 
में व्यस्त हो गई। 

किंतु वह भी अधिक समय तक आत्मलीन नहीं रह सकी।“ सुभद्रा ने ठीक 
ही कहा था कि उन्हें गए बहुत देर हो गई थी [दोनों मित्र या तो तैरते-तैरते दूर निकल 
गए होंगे, या यमुना-तट पर किसी वृक्ष के नीचे बैठे किसी गंभीर चर्चा में व्यस्त हो गए 
होंगे” यहाँ भोजन ठंडा होता रहेगा और वे वहाँ अपने विवाद में उतझे बैठे रहेंगे“ 

सहसा अंगरक्षकों का नायक उसके सम्मुख आ उपस्थित हुआ, “महारानी ! कुछ 
ऐसा आभास मिला है, जैसे खांडव-वन में आग लग गई है।" 

“किसी ने चूल्हा जलाया होगा ।” द्रौपदी ने इस सूचना को तनिक भी गंभीर नहीं 
माना, “मैंने सुना है कि इस वन में बहुत सारे लोग निवास करते हैं। तो वे अपना भोजन 
भी तो पकाते ही होंगे। इसमें चिंतित होने की क्या बात है |” 

“नहीं देवि ! यह अग्नि चूल्हा जलने जैसी नहीं है!” नायक ने कहा, “वह दावानल 
है, जो क्रमशः प्रबल होता जा रहा है। आप तनिक बाहर निकलकर देखें, तो आपको 
भी उसकी भयंकरता का अनुमान हो जाएगा |" 

“मुझे क्या करना है उसका अनुमान करके ! द्रौपदी उसी प्रकार उल्‍्लसित स्वर 
हे बोली, “जल जाने दो निगोड़े को | सारे पांडव इस खांडव-वन को लेकर बहुत चिंतित 

हे 

अब नायक अपनी घबराहट छिपा नहीं पाया, “महारानी | राजकुमार अर्जुन और 
वासुदेव कृष्ण वन की ओर ही गए हैं। उनका रथ हमें इस ओर के सुरक्षित क्षेत्र में 
कहीं नहीं मिला है।” 

“तो जाओ। उन्हें खोजो |” सुभद्रा ने घबराकर कहा, “वे वहाँ दावानल में घिरे 
बैठे होंगे, और तुम यहाँ हमें सूचना देने चले आए।!? 

“आप लोगों को इस क्षेत्र में छोड़लर हम कहीं नहीं जा सकते |” नायक बोला, 
“राजकुमार ने इसका निषेध किया है 

“वे लोग चाहे वहाँ किसी संकट में फैंस जाएँ,” सुभद्रा ने तड़पकर कहा, “तुम 
लोग यहाँ हमें सूचनाएँ ही देते रहोगे।” वह उठ खड़ी हुई, “जाओ ! रथ त्ते आओ ! 
मैं स्वयं उन्हें देखने जाऊँगी।? 

“नहीं देवि ! इसकी आवश्यकता नहीं है।” नायक विनीत भाव से बोला, “आप 
25383 कर लें। आपको प्रासाद में सुरक्षित पहुँचा कर हम लोग युवराज को सूचित 

थो 

“नहीं करना है हमें भोजन" ।” सुभद्रा के स्वर में आक्रोश था। 

द्रौपदी ने हाथ के संकेत से उसे धैर्य रखने का संकेत किया और बोली, “दासियों 
को कहो, सबको भोजन करा दें, ताकि हम वापस इंद्रप्रस्थ चल सकें |" 

नायक चला गया। 


236/महासमर-4 


“ये लोग एकदम नहीं सोचते कि पीछे हमारी क्या दशा होगी |” सुभद्रा अब भी 
झल्लाई हुई थी। 

“धैर्य धारण करो सुभद्रा |” द्रौपदी शांत स्वर में बोली, “मुझे लगता है कि जो 
कुछ भी घटित हो रहा है, वह आकस्मिक नहीं है। यह कृष्ण तथा अर्जुन की योजना 
ही होगी।” उसने रुककर सुभद्रा को देखा, “तुम उनके लिए चिंतित हो, जो सदा दूसरों 
की चिंता करते हैं। यदि यह सब आकस्मिक होता तो वे लोग हमारी सुरक्षा के लिए 
चिंतित होकर यहाँ भागे आते और हमें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का प्रबंध करते"” |” 

'पर यदि वे स्वयं ही सुरक्षित न हों तो ?” सुभद्रा बोली। 

“ऐसा संभव नहीं है।” द्रौयदी के चेहरे पर परम शांति थी, “मुझे तो लगता है 
कि क्रीड़ा के लिए यहाँ आना तो छद॒म मात्र था, उनकी वास्तविक योजना तो कुछ और 
ही थी।” 

“पर कोई मध्यम को सूचित क्‍यों नहीं करता ?” 

“मैं देखती हूँ कि क्या करना है ।!” द्रौपदी बाहर निकल आई” वस्तुतः सारा आकाश 
इस प्रकार लाल हो रहा था, जैसे खांडव-वन एक बड़े से भाड़ में बदल गया हो" 

महारानी !” द्रौपदी को देखकर नायक आगे बढ़ आया, “अभी-अभी देव अग्नि 
का एक सैनिक, राजकुमार का संदेश लाया है कि वे व्यस्त हैं और अभी लौट कर नहीं 
आ सकते । उन्होंने आदेश दिया है कि आप लोगों को सुरक्षित इंद्रप्रस्थ पहुँचा दिया 


जाए! 
“कहीं यह कोई षड्यंत्र तो नहीं नायक ?” द्रौपदी बोली, “तुमने कैसे मान लिया 
कि वह देव अग्नि का सैनिक था और संदेश पार्थ का ही था ?” 

“लिखित आदेश है महारानी !” नायक बोला, “हमें राजधानी से भी संदेश मिला 
है कि हमारी सेनाएँ नगर प्राचीर से बाहर निकल खांडव-वन को प्रायः घेर चुकी हैं। 
युवराज भीम स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहे हैं | मेरा अनुमान है महारानी कि यह अग्नि 
शीघ्र नहीं बुझेगी। दावानल को शांत करना वैसे भी कठिन है, और इसे तो शायद युवराज 
बुझने ही न दें |” 

द्रौपदी को लगा कि उसे कृष्ण तथा अर्जुन की योजना कुछ-कुछ समझ में आ 
रही थी। 

“अच्छा। तुम प्रयाण की तैयारी करो ।” उसने नायक से कहा। 


“हमें वहाँ नृत्य और गान में लगा स्वयं कहाँ चले गए थे ?” सुभद्रा ने रोषपूर्ण दृष्टि 
से अर्जुन को देखा, “आपको पता भी है, पीछे हमारी क्‍या स्थिति हुई।” 

“गए कहाँ थे!” अर्जुन का स्वर विनोदपूर्ण था, “वहीं यमुना-तट पर मैं और कृष्ण 
कुछ चर्चा कर रहे थे। 

“अच्छा ! फिर तुम्हारी उस चर्चा से खांडव-वन में आग लग गई | काफी गरमागरम' 
चर्चा रही होगी |” द्रौपदी ने कहा, “और वे जो कुछ जीव-जंतु चीत्कार कर रहे थे, वे 
तुम्हारे वाग्वाणों से ही आहत हुए होंगे।'” हाँ। तुम्हारा व्यंग्य काफी धारदार है न!” 


धर्म/237 


अर्जुन हँस पड़ा, “क्या जानना चाहती हो ? युद्ध-प्रसंग ?ः 

“हमें क्या पता कि वहाँ युद्ध हुआ या मात्र चर्चा ही हुई।” सुभद्रा ने अज्ञान का 
अभिनय किया, “हमें तो केवल यह पता है हम लोग यमुना-तट पर गए थे। सुना था 
कि वहाँ विहार-भूमि है, क्रीड़ा-मवन है। यही मान कर लोग विभिन्‍न क्रीड़ाओं में लग 
गए थे नृत्य और गीत-संगीत भी आरंभ हो गया था। सहसा ही वीणा, वेणु और मृदंग 
की ध्वनियों में कोलाहल आ मिला | सेनाओं और सैनिक-समूहों के आदेश-निर्देश और 
युद्ध-अभियान की ध्वनियाँ मिश्रित हो गई। गोधूलि के पश्चात्‌ जो थोड़ा-सा अंधकार 
छाया था, उसमें अग्नि की लपटें उठने लगीं" और फिर चीत्कार-ही-चीत्कार | कभी लगता 
था दावाग्नि, प्रलय का रूप धारण कर रही है, कभी लगता था कि प्लावन के मेघ आ 
गए हैं और सारा संसार वर्षा के जल में डूबने वाला है। कभी विद्युत चमकती थी और 
कभी सागर का उद्घोष सुनाई देता था।” |” 

“और तुम्हें लगा होगा कि तुम इंद्रप्रस्थ में नहीं, द्वारका में हो जहाँ सागर में असाधारण 
झंझावात आ गया है और बड़वानल अपने पगों पर चल कर धरती के त्तल तक पहुँच 
गया है।” अर्जुन मुस्करा रहा था। 

यह क्या कोई परिहास है |” द्रौपदी ने भी कृत्रिम क्रोध जताया, “यह नहीं सोचा 
कि कोमलांगी राज-कन्याएँ वहाँ विहार कर रही हैं। यदि युद्ध-अभियान पर गए थे तो 
हमें साथ लेकर जाने का क्या प्रयोजन था ? और यदि युद्ध छिड़ ही गया था, तो हमारी 
सुरक्षा का भी प्रबंध होना चाहिए था न । खांडव-दाह करने से पहले यह तो सोचना चाहिए 
था कि कोई सिंह या व्याप्र अपने प्राण बचाने के लिए विहार भूमि में आ जाता तो 
हमारा क्‍या होता ?” 

“यह भूल तो हमसे हुई कि तुम लोगों को पूर्णतः असुरक्षित छोड़ दिया |” अर्जुन 
बोला, “ इसीलिए तो सिंह और व्याप्र तो क्या, एक सियार तक को तुम लोगों के निकट 
नहीं आने दिया।” 

“हाँ । यह बात तो है।” सुभद्रा कुछ-कुछ सहज हो गई थी, “मुझे आश्चर्य भी हुआ 
कि खांडव-वन धू-धू जल रहा था, युद्ध और संघर्ष की ध्वनियाँ भी आ रही थीं, किन्तु 
कोई मनुष्य अथवा मनुष्येत्तर प्राणी इस ओर क्यों नहीं आ रहा। ऐसा ज्ञगता था, जैसे 
खांडव-वन और इन्द्रप्रस्थ के मध्य यमुना नदी आ गई हो |” 

“हाँ । यह कैसे हुआ पार्थ ?” द्रौपदी ने पूछा, “यह जानते हुए भी कि तक्षक और 
उसके सहयोगी तथा अन्य अपराधकर्मी वहाँ छिपे बैठे हैं, जिस खांडव-वन में पांडव-वीर 
घुसने का साहस नहीं कर पाए, उसी खांडव-वन को इस प्रकार चुटकियों में नष्ट कर 
तुम और कृष्ण लौट आए।”“इसका क्या अर्थ हुआ ? अब तक क्या उसकी भयंकरत्ा 
को जो सूचनाएँ हमारे सैनिकों ने दी थीं*“वे मिथ्या थीं ? या पांडव ही अपनी भीरुता 
के कारण उस वन में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहे थे ?? 

“नहीं ।ऐसा कुछ नहीं था ।” अर्जुन आसन पर विश्राम की मुद्रा में बैठ गया, “सचमुच 
हमारे पास खांडव-वन को नष्ट करने के लिए साधन नहीं थे | वस्तुतः यह सारा अभियान 
तो अग्नि का ही था। हमारा कार्य तो इतना ही था कि इन्द्र तथा किसी अन्य शक्ति 
की सैनिक सहायता खांडव-वन में न पहुँचने देते, और न ही वन में छुपे अपराधियों 


238/महासमर-4 


को सुरक्षित इन्द्र तक पहुँचने देते |” 
* “अच्छा | तनिक विस्तार से बताओ कि हुआ क्या ? द्रौपदी सुनने की मुद्रा में 
बैठ गई थी। 

“वस्तुतः मैं और कृष्ण युद्ध के लिए तो वहाँ गये ही नहीं थे | हम तो यही मानकर 
वहाँ पहुँचे थे कि देव अग्नि की सेना के किसी सेनापति से हमारी भेंट हो जाएगी, कुछ 
चर्चा होगी” और सम्भव है कि कोई योजना बन जाए | अर्जुन बोला, “हम क्या जानते 
थे कि स्वयं अग्नि आएँगे और चर्चा की नहीं, युद्ध की पूर्ण सन्‍नद्धता के साथ आएँगे |” 

“युद्ध की सनन्‍नद्धता ?” 

हाँ ! अर्जुन बोला, “उन्होंने अपना अभिप्राय कहकर हमारी सहायता माँगी। हमने 
साधनों का अभाव बताया। उन्होंने तत्काल शस्त्र तथा रथ प्रस्तुत कर दिए और पूछा 
अब ? हमने कमर कस ली, दास्ताने पहन लिए और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा ली। वस्तुततः 
हमें वन के भीतर जाना ही नहीं था। वन के भीतर का सारा अभियान अग्नि के अपने 
सैनिकों के हाथों में था। हमें तो वाहर का ही व्यापार सम्भालना था। पहले तो मुझे 
लगा कि यह एक परिहास ही है कि वरुण द्वारा दिया गया ऐसा श्रेष्ठ रथ और गांडीव 
जैसा धनुष लेकर, दावानल से भयभीत होकर वन से निकल आए सियारों को मारने 
का काम करना पड़ रहा है, किन्तु थोड़ी ही देर में स्थिति बदल गई |” 

न “क्या बदला ?” सुभद्रा की व्यग्र उत्सुकता उसकी आँखों से साक्षात्‌ झाँक रही 
| 

“पहले तो तक्षक के नाग अपने शस्त्रास्त्रों से सज्जित होकर बाहर निकले और 
उन्होंने हम पर आक्रमण किया। निश्चित रूप से ये वे नाग-सैनिक थे, जिन्होंने वन के 
भीतर या तो अग्नि के सैनिकों को पराजित कर दिया था, या उनसे बचकर निकल आए 
थे। पहले तो मेरे मन में आया भी कि अपने प्राण बचाकर भागते हुए इन असहाय 
सैनिकों से क्या युद्ध करना ?”'पर फिर स्मरण हो आया कि ये ही तो वे अपराधी हैं, 
जो प्रतिदिन हमारी प्रजा का रक्त पीते हैं। अब ये ही जीवित बच गए, ती प्रजा सुरक्षित 
कैसे रहेगी ।” अर्जुन ने रुककर उन दोनों की ओर देखा'““वस्तुतः अपनी कूरता में अत्यन्त 
भयानक लोग भी, अपनी दयनीय स्थिति में करुणा के पात्र लगने लगते हैं।''किन्तु वे 
दया के पात्र नहीं होते। मेरा क्षत्रियत्व जागा और मैंने उनका संहार करना आरम्भ कर 
दिया। मैंने सोचा कि यदि मैंने उनका संहार न किया तो वे लोग समर्थ होकर जब लौटेंगे, 
तो इससे भी कहीं अधिक कूर होंगे, जितने वे अब तक हैं।"* 

“क्या वन में केवल नाग ही थे ?” द्रौपदी ने पूछा, “आज तक तो इन्द्रपस्थ में 
यह चर्चा थी कि उसमें विभिन्‍न शक्तियों के अनुयायी और विभिन्‍न वर्गों के अपराधकर्मी 
अपना बसेरा बनाए बैठे थे।” 

“नहीं | केवल नाग नहीं थे ।” अर्जुन ने उत्तर दिया, “जैसे-जैसे खांडव-वन धधकता 
चला गया और अग्नि के सैनिकों का अभियान प्रखरतर होता चला गया, वन के भीतर 
निर्मित विभिन्‍न छोटे-बड़े दुर्ग और स्कंधावार ढहते चले गए, अनेक जातियों और वर्गो 
के अपराधकर्मी और भृूतक सैनिक बाहर आने को बाध्य हुए “मुझे यह देखकर आश्चर्य 
हुआ पांचाली ! कि परस्पर एक-दूसरे के शत्रु कहलाने वाले नाग और गरुड़ मिलकर 


धर्म/239 


हम पर आक्रमण कर रहे थे |"” 

“गुड़ आक्रमण कर रहे थे, भैया कृष्ण पर ?” सुभद्रा चकित थी। 

नहाँ। पता नहीं कैसे लोग अपनी जाति के शत्रुओं के समर्थक होकर अपनी ही 
जाति के बैरी हो गए हैं।”” 

“छोटे-छोटे स्वार्थों और अदूरदर्शिता का परिणाम है यह, और क्या ?' द्रीपदी बोली, 
“तुग दोनों“तुम और कृष्ण, एक ही स्थान पर व्यूह रचना करके खड़े थे क्या ?” 

“अरे नहीं!" अर्जुन ने उत्तर दिया, “यदि व्यूह-रचना कर एक ही स्थान पर खडे 
रहना था, तो फिर ऐसे विराट रथ की मुझे क्या आवश्यकता थी ।“हम दोनों अपने-अपने 
रथ पर थे और निरन्तर वन के चारों ओर सनन्‍्नद्ध तथा तत्पर प्रहरी के समान दौड़ रहे 
थे। कभी एक साथ मिलकर खड़े हो जाते थे और कभी विपरीत दिशाओं में भागते 
चले जाते थे ।” अर्जुन जैसे कुछ स्मरण करने के लिए रुका, “पहले तो लगा कि अपना 
आश्रय जल जाने अथवा ध्वस्त कर दिए जाने के कारण वन में से निकलकर आने वाले 
असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्ष और नाग”'अपने प्राण बचाने के लिए ही भाग रहे हैं, किन्तु 
हमारा यह भ्रम थोड़ी ही देर में मिट गया | वे लोग तो योजना-बद्ध रूप से हम पर आक्रमण 
कर रहे थे। उनके पास हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक समर्थ और शक्तिशाली भस्त्रास्र 
थे। वे निकट आकर ही नहीं, दूर से भी हम पर प्रहार कर रहे थे और युद्ध की मुद्रा 
में वे तनिक भी दीन नहीं लग रहे थे।” 

“तुमसे उनकी क्या शशज्नुता थी ।” द्रौपदी बोली, “वन का दाह त्तो अग्नि और उम्तके 
सैनिक कर रहे थे |! 

“हमसे उनकी कोई आज की शश्ुता थी।" अर्जुन हँसा, “हमसे तो वे उस दिन 
से शत्रुता पाल रहे हैं, जिस दिन से हम यहाँ आकर बसे हैं। और फिर आज तो हम 
अग्नि के सहायक थे। उन्हें सुरक्षित निकल भागने से रोक रहे थे और न उन्हें इन्द्र 
तक पहुँचने दे रहे थे, न इन्द्र की सहायता उन तक आने दे रहे थे ।” 

“इन्द्र और उसके सहायक कितनी देर में पहुँचे वहाँ ?” द्रौपदी ने पूछा । 

“मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि जब आप लोगों ने एक सियार 
तक को तो वहाँ से निकलने नहीं दिया, तो इन्द्र तक यह सूचना कैसे पहुँची ?” सुभद्रा 
बोली, “यह कोई योजना-बद्ध युद्ध तो था नहीं ।न इस युद्ध की किसी भी पक्ष से घोषणा 
हुई, न सेनाओं के प्रयाण हुए, न" |” 

“तुम ठीक कह रही हो सुभद्रा !” अर्जुन बोला, “मैं स्वयं चकित हूँ कि इन देव 
शक्तियों के पास ऐसा कौन-सा तन्त्र है, जिससे इन्द्र को तत्काल यह सूचना पहुँच गई 
कि यहाँ उसके मित्र संकट में हैं।" वह रुका, “इतना ही नहीं, मुझे तो इन देव-शक्तियों 
की राजनीति भी समझ में नहीं आती | एक ओर तो वरुण ने वे सारे शस्त्र लाकर अग्नि 
की समर्पित किए, जो अग्नि ने हमें दिए, और दूसरी ओर वह इन्द्र के सहायक के रूप 
में युद्ध करने के लिए भी आ खड़ा हुआ।” 

“इन्द्र का भय। और क्या ।” द्रौपदी बोली, “अपनी सत्ता के मद में इन्द्र किसी 
की भावना की चिन्ता तो करता नहीं है।? 

"तो इन्द्र ने आप पर आक्रमण किया ?” सुभद्रा ने पूछा। 


240/महासमर-4 


“इन्द्र का आक्रमण आकस्मिक भी था और भयंकर भी । अर्जुन बोला, “वस्तुतः 
वह किसी भी प्रकार मुझे और कृष्ण को पराभूत कर वन में घुस जाना चाहता था। 
पर हम दोनों भी यह जानते थे कि यदि इन्द्र वन में पहुँच जाता तो फिर यह सारा 
अभियान निरर्थक हो जाता। इसलिए किसी भी मूल्य पर हम उसे मार्ग नहीं दे सकते 
थे।! 

तो इन्द्र आपसे पराजित हो गया ?” सुभद्रा के स्वर में असाधारण उल्लास था। 

“नहीं ! यह तो मैं नहीं कहूँगा।” अर्जुन बोला, “किन्तु युद्ध अत्यन्त भयंकर था। 
जितनी देर युद्ध हुआ, यह कहना कठिन था कि कौन-सा पक्ष किस पर भारी पड़ रहा 
है। न मैं और कृष्ण उन्हें तिल भर डिगा सके, न वे हमें कण भर हटा सके |” 

“जब कोई पराजित ही नहीं हुआ, किसी ने समर्पण ही नहीं किया, तो युद्ध स्थगित 
कैसे हो गया ?” द्रौपदी बोली, “तुम लोगों ने युद्ध की कोई अवधि निर्धारित की थी 
क्या ? समय पूरा हो गया तो युद्ध समाप्त ?? 

0 ” अर्जुन बोला, “कहीं इस प्रकार भी युद्धों का निर्णय होता है ?” 

है ५ श्र 


“अपने मन की बात तो इंद्र ही जानें, किंतु मुझे लगता है कि उनके साथ हमारा 
संबंध बड़ा ही विचित्र है।” अर्जुन कुछ चिंतनशील स्वर में बोला, “एक ओर वे हम 
से शत्रुता नहीं मोल लेना चाहते, और दूसरी ओर वे हम पर मन से विश्वास भी नहीं 
कर पाते | इंद्रप्रस्थ के निर्माण में उन्होंने हमें सहायता भी दी और हमारी ही नाक के 
नीचे, वे हमारे शत्रुओं को संरक्षण भी देते रहे |” कल उन्होंने देवास्त्रों से हम पर इतने 
घातक आक्रमण भी किए, और फिर युद्ध के अंत में अपना वात्सल्य भी जताते रहे |” 
का रुका, “कृष्ण के साथ उनका संबंध फिर भी एक स्थिर रूप ले चुका है, किंतु 

साथ" बम 

“भैया के साथ क्‍या संबंध है उनका ?” सुभद्रा ने जिज्ञासा की। 

“मुझे ऐसा लगता है कि गोवर्धन-पूजा के संदर्भ में देवराज, कृष्ण से पर्याप्त पीड़ित 
हो चुके हैं। वे उससे डरते हैं। उसे रुष्ट करना नहीं चाहते, किंतु उसे अपना स्नेह भी 
नहीं ६58३५ |” जबकि मुझे अपना स्नेह तो दे सकते हैं, किंतु मुझ पर विश्वास नहीं 
कर सकते" 
बह “इस विश्लेषण को छोड़ो और बताओ कि युद्ध कैसे स्थगित हो गया ?” द्रौपदी 

ली) 

“निश्चित बात तो देवराज ही जानें |” अर्जुन बोला, “किंतु मेरा अनुमान है कि 
अग्नि के सैनिक-अभियान और हमारे सामर्थ्य को देखकर, यह तो वे समझ ही गए थे 
कि खांडव-वन को वे बचा नहीं सकते, इसलिए उनका सारा प्रयल इस बात पर केन्द्रित 
हो गया कि वे किसी प्रकार अपने मित्र तक्षक और उसके परिवार को इस संकट से 
सुरक्षित निकालकर ले जाएँ | वे वस्तुतः टिककर युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसमें 
उनकी पराजय निश्चित थी। बहुत संभव था कि उन्हें दुर्बल पड़ते देख, उनके साथ की 
कुछ देव-शक्तियाँ अग्नि के पक्ष में आ खड़ी होतीं । इसलिए उनका आक्रमण एक 
प्रकार का सुरक्षा-अभियान था" यह बात आरंभ में तो स्पष्ट नहीं थी, किंतु उनके बाद 


धर्म/2वा 


के व्यवहार से खुलकर सामने आ गई |” 

“कैसे ?” 

“हुआ यह कि जब वे एक के पश्चात एक भयंकर देवास्त्रों का प्रयोग कर हमें 
विचलित करने का प्रयत्न कर रहे थे, उन्हें उनके चरों ने यह सूचना दी कि उनका मित्र 
तक्षक उस समय खांडव-वन में उपस्थित ही नहीं था। किन्हीं कारणों से वह उस समय 
कुरुक्षेत्र गया हुआ था ।” अर्जुन ने रुककर उन दोनों की ओर देखा, “मुझे लगता है 
कि उनके युद्ध का उत्साह उसी समय से आधा रह गया। इसी बीच एक और घटना 
घट गई“? 

वह क्या ?? 

श्युद्ध के उस कोलाहल में जब हमारा ध्यान किसी अन्य ओर केन्द्रित था, तक्षक 
का पुत्र अश्वस्तेन हमारी आँख बचाकर निकल भागा और सुरक्षित इंद्र तक जा पहुँचा” |! 

“इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम लोग अपने उद्देश्य में असफल हो गए |” द्रौपदी 
बोली, “लक्ष्य तो था कि वन में अवस्थित कोई भी जीव सुरक्षित इंद्र तक न पहुँच पाए। 
वह तो पूस नहीं हुआ।” 

“पर आर्यपुत्र ! यह हुआ कैसे ?” सुभद्रा बोली, “लक्ष्य-वेध के लिए पक्षी की आँख 
पर दृष्टि टिकाने के पश्चात जिस पार्थ को और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता था, वह 
आज अपने लक्ष्य से कैसे चूक गया ?” 

“ओह ! वह !” अर्जुन जैसे एक दोराहे पर खड़ा था ? सुभद्रा उसकी एकाग्रता 
की प्रशंसा कर रही थी या उसके युद्ध-कीशल में छिद्रान्वेषण कर रही थी ? 

“आपने बताया नहीं।” 

“वस्तुतः तक्षक की पत्नी अपने शरीर के चारों ओर अनेक ढीले वस्त्रों को लपेट 
अपने प्राण बचाने के लिए अस्त-व्यस्त-सी निकल भागी थी ।” अर्जुन ने बताया, “कृष्ण 
उस समय किसी अन्य स्थान पर था। मेरा मन उसे देखकर क्षण भर को इन्द्गग्रस्त 
हो उठा था कि अपने प्राण बचाने के लिए भागती हुई एक निरीह स्त्री के प्राणों का 
हरण करना क्षत्रिय धर्म है क्या ?वबस। उसी क्षण मेरी आँख लक्ष्य-वेध से चूकी”।” 

“पर अश्वसेन कैसे बच निकला ?” सुभद्रा ने व्यग्रता से पूछा। 

“उधर देवराज ने प्रबल आघात किया । लगा कि निमिष भर में ही देवराज ने अपने 
बाणों की छाया में अश्वसेन की माँ को उस युद्ध की ज्वाला से निकाल लिया” ।” 

“पर अश्वसेन ?*” ” सुभद्रा पुनः बोली । 

“वही बता रहा हूँ।” अर्जुन पूर्णतः शांत स्वर में बोला, “यह तो बाद में पता चला 
कि अश्वसेन की माता के अनेक ढीले वस्त्रों तथा उसकी अस्त-व्यस्त चाल का रहस्य 
क्या था | वस्तुतः उसने अपने उन्हीं ढीले वस्त्रों में अश्वसेन को भी लपेट रखा था ।तक्षक 
वन में था नहीं और अश्वसेन सुरक्षित इंद्र के पास पहुँच चुका था | खांडव-वन को अब 
देवराज बचा नहीं सकते थे। शायद इन्हीं कारणों से देवराज की रुचि युद्ध में तनिक 
भी नहीं रह गई थी। वे अपने मित्र और उसके परिवार को बचाने आए थे। उनका 
अभियान पूरा हो चुका था, तो फिर वे व्यर्थ ही श्रम क्यों करते ? अपने दिव्यास्त्रों और 
देवास्त्रों को नष्ट क्यों करते ?* 


242/महासमर-4 


“तब ही आपके प्रति उनका चात्सल्य जाग उठा होगा |” सुभद्रा के अधरों पर एक 
वक्र मुस्कान थी। 

“हाँ ! उन्होंने युद्ध स्थगित किया। मेरी और कृष्ण की प्रशंसा की। हमारे युद्ध 
कौशल की सराहना की। देव अग्नि के प्रति कोई उद्गार प्रकट नहीं किया, किंतु मुझे 
कोई वरदान माँग लेने को कहा |” 

“उन्हें लगा होगा कि कहीं स्थायी रूप से आप उनके विरुद्ध अग्नि से न मिल 
जाएँ ।” सुभद्रा बोली, “तो क्या माँगा आपने ?" 

मैंने कहा, “यदि वे प्रसन्न ही हैं तो ऐन्द्रास्त्र तथा कुछ अन्य देवास्त्र मुझे प्रदान 
करें।” अर्जुन बोला, “तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी क्षमता बढ़ाऊँ। जिस दिन महादेव 
शिव मुझ से प्रसन्‍न हो जाएँगे, इंद्र मुझे देवास्त्र प्रदान कर देंगे।” 

"तो अब खांडव-वन में कौन है ? उस पर किसका आधिपत्य है ?” द्रौपदी ने 
पूछा। 

“खांडव-वन का तो अब अस्तित्व ही नहीं रह गया।' अर्जुन ने उत्तर दिया,फिर 
भी अग्नि और उनके सैनिक उस क्षेत्र के भीतर हैं और मध्यम पांडव महावीर भीम 
के नेतृत्व में हमारी सेना ने उसे बाहर से घेर रखा है। अग्नि के सैनिक शत्रुओं के छिपे 
हुए ठिकानों को पूर्णतः ध्वस्त कर लें तो फिर पांडव सेनाएँ उसका अधिग्रहण करेंगी। 
““ तव ही यह पता चलेगा कि देव अग्नि अपनी संधि का किस सीमा तक पालन करते 


“और यदि उन्होंने वह पालन न किया तो ?” । 

“अब कोई संकट नहीं है। खांडव-वन के स्थान पर उग आए उस क्षेत्र को वे 
हमसे लड़कर नहीं जीत पाएँगे।” अर्जुन वोला, “उसका उन्हें कोई लाभ भी नहीं है।"”* 

तभी दासी ने हाथ जोड़कर सूचना दी, “राजकुमार ! वासुदेव कृष्ण पधारे हैं।"“ 

तीनों के चेहरों पर उल्लास जागा। 

“वुलाओ उन्हें ।” अर्जुन वोला, और फिर द्रौपदी और सुभद्रा को अपने स्थान से 
उठते देख, स्वयं भी उठ खड़ा हुआ, “मैं स्वयं ही चलता हूँ।' 

कृष्ण की अगवानी कर अर्जुन ने उन्हें भीतर ला वैठाया | 

“क्या चर्चा हो रही है भाई !" 

“खांडव-दाड़ की चर्चा चल रही थी।" अर्जुन ने बताया, “मुझे अनुमान होता कि 
इन लोगों की इस सारे अभियान में इतनी रुचि है, तो इन्हें क्रीड़ा-मवन में न छोड़ 
कर अपने साथ ही न ले चलते। सारा वृत्तांत अपनी आँखों से देख लेती |” 

“तुमने मयदानव के विषय में क्या सोचा है अर्जुन ?” कृष्ण ने विषय बदल दिया। 

“मयदानव ?” सुभद्रा चौंकी, “दस वीच मयदानव का प्रसंग कहाँ से आ गया ?” 

“ओह ! तो अर्जुन ने तुम्हें मयदानव के विषय में नहीं बताया |” कृष्ण ने कहा, 
“मयदानव भी खांडव-वन में तक्षक नाग के दुर्ग में ठहरा हुआ था। यह तो वही जाने 
कि वह वहाँ क्‍या करने आया था, किंतु जब तक्षक का दुर्ग नष्ट हो गया, तो मयदानव 
अपने प्राण बचाने के लिए भागा। एक ओर से अग्नि उसे भस्म करने के लिए दौड़े 
और दूसरी ओर अपनी दाहिनी तर्जनी पर सुदर्शन चक्र धारण किए मैं आया।” और 


धर्म/243 


उस दानव की चतुराई तो देखो : वह तत्काल अर्जुन के पैरों पर लोट गया और अर्जुन 
ने तत्काल उसके सिर पर अभय का हाथ रख दिया।”“” 

“क्यों आर्यपुत्र ! उस दानव पर इतनी दया क्‍यों आ गई ?” सुभद्रा हँसी, “इतना 
बड़ा खांडव-वन जल गया, किसी को क्षमा नहीं किया गया। तो फिर मयदानव पर यह 
कृपा कैसे हो गई ?”? 

“उस समय तो कोई सोच-विचार नहीं किया था,” अर्जुन जैसे अपने-आपफसे बातें 
कर रहा था, “देखा कि अग्नि और कृष्ण के क्रोध के बीच मयदानव खड़ा है। क्षण भर 
का भी विलंब हो गया तो वह मृत्यु की चादर ओढ़कर सो जाएगा। शायद इसीलिए 
तत्काल उसके सिर पर हाथ रख दिया। किंतु अब सोचता हूँ तो” 

“तो क्या ?? 

“लगता है कि उस समय भी मेरे मन में कहीं गहरे यह बात थी कि मयदानव 
को नष्ट होने में एक क्षण भी नहीं लगेगा, किंतु वैसा कलाकार, वैसा वास्तुशिल्पी बनाने 
में काल को जाने कितने युग लग जाएँगे ।” वस्तुतः मैंने मयदानव को नहीं, उसकी 
कला को, वास्तुशिल्प को अभय दिया था"।” 

“अब क्या सोचा है तुमने ?” कृष्ण ने पूछा। 

“सोचना क्या है। सोचने का क्षण तो बीत चुका |" अर्जुन बोला, “उसके प्राण बच 
गए हैं अब वह जहाँ जाना चाहे, चला जाए | मेरा विचार है कि उसे क्षमा करने में महाराज 
युधिष्ठिर को भी कोई आपत्ति नहीं होगी।” 

“महाराज युधिष्ठिर त्तो उसे क्षमा कर ही देंगे,” कृष्ण ने कहा, “वस्तुतः उसने त्तो 
ऐसा कोई अपराध भी नहीं किया है जिसके कारण वह दंडित हो सके | उसका अपराध 
तो मात्र इतना ही है कि वह तुम्हारे शत्रु का अतिथि था।"” 

“क्यों ? हम यह क्यों नहीं मान सकते कि वह भी अन्य अपराधकर्मियों के समान 
किसी दुष्ट योजना को कार्यान्वित करने का विचार मन में लिए तक्षक के पास छिपा 
बैठा था ?” द्रौपदी के स्वर में कुछ आवेश था। 

] “कल्पना तो हम कुछ भी कर सकते हैं कृष्णे ! किंतु यह कल्पना युक्तियुक्त नहीं 
॥ 4 

क्यों ?” 

“क्योंकि मयासुर, असुर होने पर भी सृजनकर्ता कलाकार है। वह ध्वंस नहीं करता, 
निर्माण करता है, उसके पास नए प्रासादों, दुर्गों, मंदिरों अथवा उद्यानों की योजनाएँ हो 
संकती हैं।” कृष्ण ने रुककर अर्जुन की ओर देखा, “पार्थ, क्या तुमने कभी यह सुना 
है कि ध्वंस, विनाश, हत्या अथवा अपहरण के लिए कभी किसी ने किसी वास्तुशिल्पी 
को अपने घर पर आमंत्रित किया हो ?” कृष्ण मुस्करा रहे थे। * 

“नहीं, कलाकार तो निर्माण ही कर सकता है !” अर्जुन गंभीर स्वर में बोला, “किंतु 
शत्रु पक्ष का निर्माण करने वाला कलाकार क्या हमारा शत्रु नहीं हो जाता। यदि वह 
तक्षक के लिए सैनिक-दृष्टि से किसी अप्रतिहत रक्षा-कवच का निर्माण कर रहा था 
तो क्‍या वह हमारे विरुद्ध व्यूह-रचना में सहायक नहीं था |” अर्जुन मुस्करया, “वैसे मैं 
यह तर्क ही दे रहा हूँ। मेरा किंचित्‌ भी यह विश्वास नहीं है कि मयदानव तक्षक के 


 244/महासमर-4 


पास इस प्रकार की कोई योजना लेकर गया होगा।" _ 

“मैं यह मानता हूँ कि कलाकर अपनी प्रेरणा से जो भी निर्माण करता है वह किसी 
के अहित के लिए नहीं होता। कभी-कभी कोई दुष्ट मस्तिष्क कलाकार की उस प्रतिभा 
का दुरुपयोग करने का प्रयल करता है तो कलाकार स्तब्ध रह जाता है कि उसकी रचना 
का लक्ष्य तो यह नहीं था। वैसे मयदानव ने तो दुर्गो का नहीं, प्रासादों और उद्यानों 
का ही निर्माण किया है। मुझे नहीं लगता है कि तक्षक खांडव-वन में प्रासाद अथवा 
उद्यान बनाने की कल्पना भी कर सकता था ।”पर मान लो यदि ऐसा कोई प्रमाण मित्र 
भी जाए कि वह धन के लोभ में तुम्हारे शत्रु के आदेश पर सैनिक-महत्व की किसी 
निर्माण-योजना में लगा हुआ था तो भी वह तुम्हारा शत्रु नहीं हो जाता। निर्माण उसका 
व्यवसाय है, निर्माण उसका धर्म है, निर्माण उसका जीवन है। यदि तक्षक ने उसे बुलाकर 
कोई निर्माण-योजना उसके सम्मुख रखी भी थी तो वह उसे युद्ध के व्यूह के रूप में 
नहीं देखता होगा" |” 

“इसमें इतने तर्क-वितर्क की क्या आवश्यकता है,” सुभद्रा ने कृष्ण की बात काट 
दी, “आप लोग उसी से क्‍यों पूछ नहीं लेते कि वह वहाँ क्या करने आया था।” 

“पूछ तो हम सकते ही हैं,” अर्जुन बोला, “किंतु मेरा और कृष्ण का यह विचार 
है कि यदि वह तक्षक का कोई कार्य करने आया भी था तो इतने मात्र से वह हमारा 
अपराधी नहीं हो जाता |” 

“वह हमारा अपराधी नहीं है, किंतु उस युद्ध में उसकी मृत्यु हो सकती थी" वरन्‌ 
मृत्यु होने ही जा रही थी कि तुमने उसे जीवन-दान दिया। अब वह तुम्हारे पास है। 
उसे अपना अतिथि समझो, बंदी समझो या अपना दास समझो। प्रश्न यह है कि तुम 
उससे कोई लाभ उठाना चाहते हो या नहीं ?? 

“इस विषय में सोचने का अवकाश ही कहाँ मिला है ? मैंने तो केवल यही जाना 
है कि मेरे मन में उसके विरुद्ध कुछ नहीं है, इसलिए उसे मुक्त कर दिया जाना चाहिए।" 

“तुम ठीक कह रहे हो पार्थ !” कृष्ण बोले, “किंतु वह तुम्हारा कृतज्ञ है। तुम उसे 
अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर दो | ऐसा क्यों नहीं हो सकता”” कृष्ण ने दृष्टि 
उठकर वारी-बारी उन सबको देखा, “कि हम उससे उसकी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति 
के रूप में इंद्रप्रसथ में एक असाधारण महत्त्व के निर्माण का आग्रह करें ?” 

“क्या तुम नहीं समझते कृष्ण ! कि यह उसके साथ अत्याचार होगा !” अर्जुन बोला, 
“एक ओर तो हम यह स्वीकार कर रहे हैं कि उसका कोई अपराध नहीं है और दूसरी 
ओर हम उससे दंड-स्वरूप निर्माण करवाने की योजना भी बना रहे हैं।” 

“नहीं ।' कृष्ण बोले, “तुम कलाकार के मन को नहीं समझते । यदि तुम इस प्रकार 
मुक्त कर देते हो तो उससे तुम्हारी कृतज्ञता का बोझ उठाया नहीं जाएगा। यदि तुम 
उसे इंद्रप्रस्थ में निर्माण का अवसर देते हो तो उसके लिए दंड नहीं होगा। उसे तो 
कहीं-न-कहीं निर्माण करना ही है। यहाँ निर्माण करेगा तो आत्माभिव्यक्ति का अवसर 
५ पाएगा, सृजन का सुख भी प्राप्त करेगा और तुम्हारी कृतज्ञता के बोझ से मुक्त भी 

जाएगा।! 

वैसे पार्थ ! इसमें आपत्तिजनक तो कुछ भी नहीं है।” द्रौपदी ने धीरे से कहा, 


धर्म/245 


यह संयोग ही है कि यहाँ इंद्रप्रस्थ का निर्माण होने के पश्चात्‌ तुम बारह वर्षों के प्रवास 
के लिए चले गए और तुम्हारे लौटने के पश्चात का समय कुछ उत्सवों में बीता और 
कुछ खांडव-प्रस्थ के दुष्टों से मुक्ति पाने की योजनाओं में। शायद हमें यह सोचने का 
अवसर ही नहीं मिला कि हमें इंद्रप्रस्थ में कुछ सुंदर और उत्कृष्ट प्रासादों का निर्माण 
भी कराना है। यदि इस प्रकार की योजनाओं पर विचार किया जाता और उसके लिए 
श्रेष्ठ शिल्पियों के नाम सोचे जाते तो बहुत संभव है कि हममें से ही किसी के मन 
में मयदानव के नाम का विचार आता। अब, जब यह सब संयोगवश ही हो गया है 
और मयदानव जैसा शिल्पी इंद्रप्रस्थ में वर्तमान है तो तुम धर्मराज से इस विषय में चर्चा 
क्यों नहीं करते |” द्रौपदी ने मुस्कराकर विनोदपूर्ण दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा, “गोविन्द 
ने द्वारका का निर्माण करवाया है तो देखो वे यहाँ भी सुंदर प्रासाद बनवाने के लिए 
कितने उत्सुक हैं|" 

मैं तो विनाश में से निर्माण की वात सोच रहा हूँ।” कृष्ण की हँसी वड़ी लीलामयी 
थी, “मैं जानता हूँ कि मयासुर ने खांडव-वन में साक्षात्‌ मृत्यु को अपनी आँखों से 
देखा है और अपने प्राणों में उसका त्रास अनुभव किया है, इसलिए उसके लिए सौन्दर्य 
के सृजन और जीवन के माधुर्य का महत्त्व कहीं अधिक बढ़ गया है। इस समय वह 
जो निर्माण करेगा वह सचमुच अद्भुत और असाधारण होगा। ” हे 

पर भैया ! उसके लिए भी धर्मराज से पूछना तो होगा।” सुभद्रा ने कहा। 

“हाँ ! धर्मराज से पूछना तो होगा, वरन्‌ उनके सम्मुख प्रस्तनव रखना होगा।” 

कृष्ण बोले, 'वैसे वे भी अभी अर्जुन से बहुत कुछ पूछेंगे!” 

“क्या ?” अर्जुन ने चकित दृष्टि से कृष्ण को ओर देखा। 

कृष्ण मुस्कराए, “धर्मराज तुमसे पूछेंगे कि तुमने उनके खांडव-वन का दाह क्यों 
किया ? वे तुमसे पूछेंगे कि खांडव-वन में इतर जीवों की निरीह हत्या क्यों की गई ?” 

अर्जुन हँस पड़ा, “मैं कई वार भैया के द्वंहों के विषय में सोचता हूँ तो मुझे लगता 
है कि उनके लिए अपने स्वधर्म और राजधर्म दोनों का निर्वाह कितना कठिन हो रहा 
है। वे तनिक भी नृशंस नहीं होना चाहते और उन्हें राजदंड ग्रहण कर दुष्ट-दलन करना 
पड़ता है। जिस अपराधी के लिए उनका हृदय 'क्षमा'-क्षमा” पुकार रहा होता है उसको 
उनका विवेक मृत्यु दंड भी देता है। क्या ऐसी स्थिति से कोई मुक्ति नहीं है कृष्ण ?” 

कृष्ण की मुद्रा गंभीर हो गई। बोले, “द्वंद्ध के मूल में अहंकार है पार्थ ! कर्ता का 
अहंकार। अहंकार के मूल में आसक्ति है। हम अनासक्त हो जाएँ तो न हमारा अहंकार 
रहेगा और न ढंद्व।" 

और अकस्मात्‌ ही कृष्ण का भाव परिवर्तित हो गया, “सुनो पार्थ ! इस सारी 
घटना को मैं एक नए रूप में देख रहा हूँ।" 

सबने निःशब्द कृष्ण की ओर देखा। 

“मैंने तुमसे कहा था कि धर्मराज के नेतृत्व में पांडव धर्म-साम्राज्य की स्थापना 
करें। मुझे लगता है कि उसके लिए एक प्रकार से राजसूय यज्ञ का आरंभ हो गया है। 
खांडव-वन उस यज्ञ की पहली आहुति है। हमें उस यज्ञ को शांत नहीं होने देना चाहिए। 
इस विजय की स्मृति में मयदानव द्वारा प्रासाद बनाया जाना चाहिए | वह प्रासाद धर्मराज 


246/महासमर-4 


के चक्रवर्ती पद को घोषणा करे |” और उसी प्रासाद से पांडवों की सेनाएँ राजसूय-यज्ञ 
के लिए प्रेरित हों। मुझे पूरा विश्वास है कि इस खांडव-दाह में अनेक राजाओं का 
विरोध जल गया होगा, अनेक का साहस और अनेक की दुष्टता। लोहा इस समय 
गर्म है। उसके ठंडा होने के पूर्व ही पांडवों को उस पर प्रहार कर देना चाहिए।" 

अर्जुन की आँखों में कृष्ण के प्रति श्रद्धा घनीमूत हो आई : कितनी दूर तक 
देखता है कृष्ण !! 


207 


“धर्मराज ! खांडव-दाह के पश्चात्‌ अब हम एक प्रकार से पूर्णतः स्वतंत्र हो गए हैं। 
हमने अपनी भूमि पर बैठे हुए बहुत से शत्रुओं और अनेक शत्रुधर्मी मित्रों को नष्ट 
कर, अपनी भूमि मुक्त करा ली है। अब हम इंद्रप्रस्थ का विस्तार कर सकते हैं, अपने 
लिए तथा अपनी प्रजा के लिए अधिक कृषिभूमि, आवासीय भूमि तथा क्रीड़ाभूमि प्राप्त 
कर सकते हैं। हमारी प्रजा अब चोरों, लुटेरों और दस्यु-दलों के कष्टों से पूर्णतः मुक्त 
हो गई है|” कृष्ण बोले, “किंतु खांडव वन में देव तथा दानव शक्तियों की उपस्थिति 
से जिन शत्रुओं का हमें तनिक भी भय नहीं था, अब उनका भय बढ़ गया है। हमें 
उनसे अपनी रक्षा का प्रबंध करना है।”” 

युधिष्ठिर ने कृष्ण की ओर कुछ इस प्रकार देखा, जैसे वे इस वात को कुछ और 
स्पष्ट शब्दों में सुनना चाहते हों” 

कृष्ण मुस्कराए, “इंद्र-सेना की उपस्थिति के कारण यदि हम खांडव-वन पर अधिकार 
नहीं जमा सकते थे, तो दुर्योधन अथवा जरासंध के लिए भी उस वन पर आक्रमण करना 
संभव नहीं था ।अब, इंद्र सेना के हट जाने के कारण, कोई भी दुस्साहसी राजा खांडव-वन 
पर ही नहीं, इंद्रप्रर्थ पर भी आक्रमण करने की बात सोच सकता है” ।” 

युधिष्ठिर ने एक अन्वेषक दृष्टि कृष्ण पर डाली, “तुम्हारा विचार है कि इंद्र ने 
हम से वह भूमि छीन कर, अन्य शक्तियों से हमें एक प्रकार का अभय दे रखा था ?” 

“कुछ-कुछ ऐसा ही समझिए धर्मराज !” कृष्ण बोले, “सिंह के जबड़ों में फेसे हुए 
मृग-शावक को किसी अन्य सिंह अथवा व्याप्र का भय नहीं होता, किंतु इसका अर्थ 
यह तो नहीं है कि वह सुरक्षित है| उसके प्राण तो संकट में ही हैं।” कृष्ण ने रुक कर 
युधिष्ठिर की ओर देखा, “पर यदि प्रकृति के किसी चमत्कारवश वह सिंह मर जाए या 
मृग-शावक उसके दाँतों से फिसल कर गिर पड़े त्तो उसे अन्य सिंहों के ही नहीं, सियारों 
के आक्रमण का भी भय हो सकता है।! 

“पर हम मृग-शावक के समान निरीह नहीं हैं कृष्ण !” भीम के मुख-मंडल पर 
आवेश था। 


धर्म/247 


“मुझ से अधिक इस तथ्य को और कौन जान सकता है|” कृष्ण बोले, “हम 
मृग-शावक के समान इंद्र रूपी सिंह के जबड़ों में फँसे हुए थे। हमें इंद्र-सेना के दाँत 
निरंतर चुभ रहे थे, और यह भय निरंतर सता रहा था कि वे दाँत यदि कुछ और कठोर 
हो गए तो न केवल हमारा कष्ट बढ़ जाएगा, हमारा सर्वनाश भी हो जाएगा; फिर भी 
हम अन्य हिंस पशुओं के आक्रमण से सुरक्षित थे, क्योंकि खांडव-वन इंद्र के संरक्षण 
में था। हमें अग्नि जैसे सहायक मिले और हमने साहस किया। हम उस सिंह के जबड़े 
से छूट ही नहीं गए, हमने वह जबड़ा तोड़ भी दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंद्र अब 
फिर से पांडवों के साथ वैसा व्यवहार करने का साहस नहीं कर पाएगा।”” 

“तो हमें भय किसका है ?” भीम ने पूछा, “दुर्योधन का ?” 

“दुर्योधन हम पर प्रत्यक्ष आक्रमण नहीं करेगा |!” कृष्ण बोले, “किंतु हमारे संकट 
की घड़ी में वह इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण भी कर सकता है” और हमारे शत्रुओं की सहायता 


“हस्तिनापुर में पितामह भीष्म, पितृव्य धृतराष्ट्र, आचार्य द्रोण तथा विदुर काका 
के होते हुए, दुर्योधन हम पर आक्रमण कर देगा ?” युधिष्ठिर के स्वर में प्रबल आपत्ति 
थी, “विश्वास तो कया, मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता |” 

“ऐसी कल्पना मैं भी नहीं करता, किंतु अव आप इस जंबूद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य 
पर एक दृष्टि डालिए |“” कृष्ण बोले, “गिरिव्रज में बैठा है जरासंध ! उसने छयासी 
मूर्धाभिषिक्त राजाओं को पशुबल से हरा कर बंदी कर लिया है | वह कहता है कि रुद्र-यज्ञ 
में वह उनकी बलि देकर महादेव को प्रसन्‍न करेगा” ” कृष्ण का मुख-मंडल आवेशमय 
हो आया, “किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया। फिर 
वह तो कल्याणकारी देवता भगवान शिव की पूजा मनुष्यों के रक्त से करना चाहता 
है। “ऐसे राजा की प्रजा की क्या स्थिति होगी” उसकी कल्पना ही की जा सकती है।* 
कृष्ण ने स्वयं को संयत किया, “जरासंध की पशु-शक्ति से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है। 
प्रत्येक राजा उसी का अनुकरण करना चाहता है, और आजकल तो घर-घर में राजा 
हैं। किसी को किसी का भय नहीं। धर्म का बंधन मानने की उन्हें आवश्यकता नहीं 
है। सभी निर्भीक होकर अपना-अपना प्रिय कार्य कर रहे हैं।? 

“राजाओं का प्रिय कार्य तो प्रजा का पालन करना है।" युधिष्ठिर ने शांत स्वर 
में कहा, “ऐसे में उनके आचरण में हमें क्या आपत्ति हो सकती है ?? 

लगा कि युधिष्ठिर के इस निश्छल उत्तर पर कृष्ण कहीं खीझ ही न पड़ें, किंतु 
वे मुस्कराए * 'प्रजा-पालन' राजाओं का प्रिय कार्य होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं | जरासंध 
के व्यवहार से हम परिचित ही हैं। हमने कंस का शासन भी देखा है। ये राजा प्रजा 
का पालन नहीं करते, उसका रकक्‍्तपान करते हैं।“शिशुपाल को जरासंध बहुत प्रिय 
है, अतः वह एक प्रकार से उसका सेनापति बना बैठा है | स्वयं मेरे श्वसुर भीष्मक, हमारा 
पूर्ण तिरस्कार कर जरासंध के आज्ञाकारी सेवक का धर्म निर्वाह कर रहे हैं। दंतवक् 
तो जरासंध के पालतू कुत्ते के समान व्यवहार कर रहा है। करभ और मेघवाहन.उसके 
परम मित्र हैं। पौड़क उसका विश्वस्त सेवक है| यवनाधिपति भगदत्त आपके हितू होते 
हुए भी जरासंध के भय से आपकी सहायता नहीं करेंगे।” कृष्ण रुके, “जरासंध के इन 


248 /महासमर-4 


मित्रों को तो आप अपना तथा धर्म का शत्रु ही मानें |“ दूसरी ओर हैं दुर्योधन, भीष्म, 
द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, रुक्मी, एकलव्य, द्वुम, श्वेत, शैव्य, शकुनि'” ये सब 
आपके अमित्र तथा एक प्रकार से दुर्यधिन के मित्र हैं। संयोग मिलते ही ये सब जरासंध 
के मित्र हो जाएँगे" ऐसे में क्या करेंगे पांडव ? क्या करेंगे द्रपद और क्‍या करेंगे विराट ? 
“क्या आपको नहीं लगता धर्मराज कि पांडवों को इस समय साहस करना चाहिए और 
इससे पहले कि जरासंध और उसके मित्र सारी धरती पर अधर्म का ध्वज फहरा दें, 
उस आंधी को गिरिव्रज में ही बंदी कर देना चाहिए ?” 

युधिष्ठिर सशब्द हँसे, किंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। 

“क्यों ? क्या हुआ ?" सहदेव ने कुछ चकित होकर पूछा, “आप हैंसे क्यों भैया ?” 

“सोच रहा हूँ कि ईश्वर की इस पृथ्वी पर ये राजा स्वयं को परम स्वतंत्र मान 
कर आधिपत्य जमाने का प्रयल कर रहे हैं|” युधिष्ठिर बोले, “इन्हें न धर्म दिखाई देता 
है, न महाकाल !” 

“धर्मराज ! यह बहुत अच्छा है कि आप इस प्रकार सोचते हैं ।” कृष्ण बोले, “आप 
अनुभव करते हैं कि पृथ्वी जरासंध की नहीं है, आप जानते हैं कि प्रजा के प्राणों और 
सुख-दुःख का स्वामी जरासंध नहीं है, पर आप देख रहे हैं कि वह स्वामी बनने का 
प्रयल कर रहा है।” 

“तुम मुझ से क्या अपेक्षा करते हो कृष्ण !" युधिष्ठिर ने कुछ अतिरिक्त स्नेहयुक्त 
हे में कहा, “तुम जानते हो कि राजसत्ता में जरांसध के समान मेरी आसक्ति नहीं 

। 

“राजसत्ता में आपकी आसक्ति नहीं है, इसीलिए तो आप कर्म के उपयुक्त पात्र 
हैं कृष्ण मुस्कराए, “आप यह कह सकते हैं कि जिसकी यह सृष्टि है, जिसने इसके 
पालन का दायित्व उठाया है, वह ईश्वर स्वयं ही इसकी रक्षा करेगा। वह तो करेगा ही। 
किसी को कष्ट में देखकर, आप इसलिए उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, कि यह दंड 
उसे ईश्वर ने दिया है, इसलिए उसकी सहायता भी वही करेगा।” ईश्वर ने मनुष्य को 
कर्म का अधिकार दिया है। फल ईश्वर के नियमों के अधीन है। फल तो वही देगा, 
किंतु कर्म तो मनुष्य को ही करना होगा । कर्म न कर, मनुष्य अकर्म का दोषी होगा, 
और तब वह ईश्वर द्वारा दंडित भी होगा।” 

“तुम मुझ से क्या चाहते हो कृष्ण ?” 

“मैं क्या चाहता हूँ।” अकस्मात्‌ ही अत्यन्त गंभीर कृष्ण के स्थान पर एक लीलामय 
कृष्ण प्रकट हो गए, “मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने धर्म का पालन करें।" 

“धर्म ! क्‍या है मेरा धर्म ?? 

“दुष्ट और अत्याचारी राजाओं के पगों तले कुचली जाती हुई असहाय प्रजा का 
चीत्कार सुनें। उसकी सहायता करें। इन राजाओं का नियमन करें" ।? 

अर्थात्‌ ? 

“राजसूय यज्ञ !? 

“राजसूय यज्ञ !” युधिष्ठिर चौंक उठे, “उसके लिए हमारे पास साधन हैं ? एक 
ओर तुम इतने शक्तिशाली राजाओं की सूचियाँ गिना रहे हों, और दूसरी ओर इंद्रप्रस्थ 


धर्म/249 


जैसे एक छोटे-से राज्य के राजा से राजसूय यज्ञ की अपेक्षा करते हो ! 

“पहले आप यज्ञ के लिए सहमत हों, तो फिर उसके साधनों पर विचार किया 
जाए !” 

युधिष्ठिर कुछ आत्मलीन हो गए, “तुमने ठीक कहा कृष्ण ! हमें पहली सीढ़ी चढ़कर 
ही दूसरी सीढ़ी की बात करनी चाहिए, और सचमुच मैं अभी पहली सीढ़ी ही चढ़ नहीं 
पाया हूँ।” ” युधिष्ठिर ने रुक कर कृष्ण और अपने भाइयों की ओर देखा, “राजसूय 
यज्ञ के लिए शास्त्र की व्यवस्था के विषय में मैं जानता हूँ। हमारे शास्त्रकारों ने छोटे-छोटे 
संकीर्ण राज्यों की असुविधाओं तथा निर्मम, अधर्मी एवं स्वार्थी राजाओं के अत्याचारों 
और उत्पीड़न से प्रजा को वचाए रखने के लिए इस यज्ञ की व्यवस्था की है। जहाँ शास्त्रकार 
यह चाहते हैं कि परम स्वतंत्र राजाओं की निर्मम इच्छाओं का नियमन कर, प्रजा की 
रक्षा की जाए, वहाँ उसकी यह इच्छा भी है कि जंबूद्वीप में शासन चाहे एकाधिक हों, 
किंतु वह सदा एक ही राष्ट्र रहे | प्रत्येक नागरिक संपूर्ण तथा समग्र जंबूद्वीप को न केवल 
अखंड देश माने, वरनू उसे अपना मान कर उससे प्रेम भी करे। राजा चाहे अपनी सीमाओं 
के लिए एक-दूसरे की सेनाओं से लड़ते रहें, किंतु प्रजा के लिए संपूर्ण जंबूद्वीप में कहीं 
कोई सीमा न हो” यह सब मैं जानता हूँ 

श्तो ?ः 

“किंतु उसका एक नृशंस पक्ष भी है।” युधिष्ठिर बोले, “राजसूय यज्ञ करने वाले 
राजा की सेनाएँ दिग्विजय के लिए निकलेंगी तो क्या रक्तपात नहीं होगा ? सम्राट बनने 
के इच्छुक राजा की सेनाओं से अन्य राजा अपने राज्य, अपनी सत्ता तथा अपने सम्मान 
की रक्षा नहीं करेंगे ? राजाओं की महत्त्वाकांक्षाओं के कारण क्या व्यर्थ ही सेनाएँ नहीं 
कटेंगी ? प्रजा को सम्राट्‌ का रक्षण तो बहुत बाद में मिलेगा, उसके द्वारा छेड़े गए 
धर्मयुद्ध का उत्पीड़न बहुत पहले झेलना पड़ेगा।” 

“आप ठीक कहते हैं धर्मराज ! इसीलिए हम युद्ध की हिंसा को आपद्धर्म के रूप 
में स्वीकार करते हैं और दुष्ट-दलन को क्षत्रिय राजा की हिंसा नहीं मानते |" कृष्ण बोले, 
“देश में यदि चक्रवर्ती सम्राट नहीं होगा, एक-एक योजन की दूरी पर स्वतंत्र राजा होगा, 
तो आप समझते हैं, उनमें हिंसा नहीं होगी ? वे परस्पर युद्ध नहीं करेंगे ? उनकी सीमाओं 
पर नित्यप्रति टकराहट नहीं होगी ? उन राजाओं को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो जितनी 
हिंसा वे प्रतिदिन के पारस्परिक युद्धों में करेंगे, वह एक धर्मप्राण राजा के राजसूय यज्ञ 
में होने वाली हिंसा से कहीं अधिक होगी | राजसूय यज्ञ करने वाला राजा, छोटे राजाओं 
के द्वारा होने वाली उस सारी हिंसा को रोक देता है |” 

युधिष्ठिर को लगा कि कृष्ण ठीक ही कह रहे हैं| वे राजसूय यज्ञ नहीं करेंगे तो 
इसका अर्थ यह तो नहीं कि अन्य राजा भी परस्पर युद्ध नहीं करेंगे ।” और पारस्परिक 
युद्धों में कम हिंसा तो नहीं होती” 

“पर केशव !” युधिष्ठिर के मन में दूसरे संशय ने सिर उठाया, “कहीं ऐसा तो 
नहीं कि बहुजनहिताय कहा जाने वाला यह धर्म-युद्ध वस्तुतः महत्त्वाकांक्षी राजाओं की 
बुद्ध-लिप्सा की आड़ मात्र हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अपने मन का लोभ मुझे 
ठग रहा हो। उसने अपना रूप बदल लिया हो और मैं उसके बहकावे में, उच्च सिद्धांतों 


250/महासमर-4 


का उच्चारण करता हुआ, निकृष्ट कार्य कर रहा होऊँ।” 

“इसे स्वयं आपसे अधिक और कौन जान सकता है!” कृष्ण बोले, “किंतु यदि 
जरासंध का वध कर उसके कारागार से आप बंधन में पड़े उन छयासी राजाओं को 
मुक्त करा दें, तो क्या यह अनावश्यक हिंसा होगी, अथवा आपके मन का लोभ ?? 

“नहीं ! न तो वह अनावश्यक हिंसा है, न मेरे मन का लोभ ! अत्याचारी से निरीह 
लोगों को मुक्त कराना तो क्षत्रिय का धर्म है।” 

“मैं आपको वही धर्म करने के लिए कह रहा हूँ।” 

“किंतु जरासंध से युद्ध ?'” युधिष्ठिर का असमंजस अभी समाप्त नहीं हुआ था। 

“हम इंद्र से लड़ सकते हैं तो क्या जरासंध से नहीं लड़ सकते ?” भीम ने कुछ 
चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा। 

“वह सारी स्थिति और थी भीम !” युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, “कृष्ण और अर्जुन 
ने अग्नि और वरुण के दिए हुए शस्त्रों से, अग्नि की सहायता के साथ इंद्र को कुछ 
समय के लिए रोके रखा। इसे इंद्र को पराजित करना नहीं कहा जा सकता । देवलोक 
यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए इंद्र अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध करने नहीं आया धा। 
फिर तक्षक तथा अश्वसेन के बच जाने के पश्चात्‌ युद्ध की कोई सार्थकता न देख 
उसने युद्ध बंद कर दिया। इसे पराजित होना नहीं कहा जा सकता। यदि इंद्र सचमुच 
पराजित हुआ होता तो उसे इस समय या तो पांडवों का बंदी होना चाहिए था अथवा 
अधीनस्थ राजा। “” वैसे भी युद्ध समाप्त कर उसने दीन होकर अर्जुन से शरण नहीं 
माँगी थी, उसने अपना बड़प्पन दिखाते हुए, अर्जुन से कुछ माँग लेने को ही कहा था। 
विजेता, याचक नहीं होता, किंतु अर्जुन ने हाथ जोड़कर दीनतापूर्वक इंद्र से ऐन्द्रास्त् 
की याचना की थी" ।” | 

“धर्मराज ठीक कह रहे हैं ।” कृष्ण ने अपनी सहमति जताई, “अर्जुन को इंद्र विजेता 
नहीं कहा जा सकता। उसका श्रेय यह है कि उसने इंद्र से युद्ध करने का साहस किया 
और देवराज को युद्ध में रोके रखा, किंतु न तो उसने इंद्र की सेना को नष्ट किया, 
न इंद्र की शक्ति कम हुई |” 

“जरासंध के साथ ऐसा नहीं होगा ।” युधिष्ठिर बोले, “हमें अपनी सेना गिरिव्रज 
तक ले जानी होगी और वह अपने राज्य में अपनी संपूर्ण सेना की सहायता से अपने 
व्यूह बाँध कर हम से युद्ध करेगा'” और फिर यह कोई अल्पकालीन टकराव नहीं होगा। 
या तो हमें जरासंध को उसकी सेना के साथ नष्ट करना होगा, या फिर वह ही हमें 
नष्ट कर देगा।”” 

सत्य कह रहे हैं धर्मराज !” कृष्ण ने पुन: अपनी सहमति जताई, “इतना ही नहीं, 
हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जरासंध युद्ध करेगा, तो उसके साथ उसके अनेक 
मित्र राजाओं की सेनाएँ होंगी, और हमारे साथ शायद कोई न हो । बहुत से बहुत पांचाल 
और यादव कुछ दूर तक पांडवों का साथ दे सकते हैं।'* ऐसे में हम यह नहीं कह 
सकते कि पांडव जरासंध से युद्ध के लिए साधन-संपनन हैं।” कृष्ण ने रुक कर उनकी 
ओर देखा, “किंतु यदि किसी प्रकार हम जरासंध को पराजित कर सकें, तो न केवल 
जरासंध के मित्र हम से भयभीत हो जाएँगे, वरन्‌ उसके द्वारा बंदी किए गए वे छयासी 


धर्म/257 


राजा और उनके भाई-बंधु सब हमारे परम हितैषी मित्र हो जाएँगे | उसके पश्चात्‌ धर्मराज 
का सम्राट बनना कोई बहुत कठिन काम नहीं रह जाएगा।"” 

“यह तो बहुत ही अद्भुत वात है गोविन्द |” नकुल ने कुछ विस्मय से कहा, “एक 
ओर आप कह रहे हैं कि हमारे पास जरासंध को पराजित करने के साधन नहीं हैं, और 
दूसरी ओर आप उसको पराजित करने के परिणामों की चर्चा कर रहे हैं।” 

“हाँ । अद्भुत बात तो है ही ।” कृष्ण मुस्कराए, “मैं यह सोच रहा हूँ कि न हम 
सामरिक दृष्टि से जगासंध के समकक्ष पहुँचते हैं, और न ही हमें समर में शस्त्रों से उसे 
वीर क्षत्रिय के समान मारना ही चाहिए।”” 

“क्या अभिप्राय है तुम्हारा ?” अर्जुन भी कुछ चकित हो गया था। 

“जिसका हम सम्मुख युद्ध में शस्त्र से वध करते हैं, उसे शत्रु मानते हुए भी हम 
एक प्रकार से वीर क्षत्रिय का सम्मान देते हैं।" कृष्ण वोले, “और मैं जरासंध को इस 
सम्मान के योग्य नहीं समझता |” 

“कृष्ण ! तुम कहो तो मैं जरासंध को वाहु-युद्ध की चुनौती दूँ ?” भीम ने कहा, 
“ऐसा पटकूँगा उसे कि फिर कभी उठ ही नहीं पाएगा।” 

“मेरे मन में भी कुछ ऐसी ही योजना थी।" कृष्ण मुस्कराए। 

हि जरासंध ऐसी किसी चुनौती को स्वीकार ही क्यों करेगा ?” सहदेव ने शंका 
प्रकट की | 

“इसी में तो हमारा कौशल है कि वह हमारी ऐसी चुनौती स्वीकार कर ले और 
मध्यम बाहु-युद्ध में उसे यमलोक पहुँचा दें ।” कृष्ण ने मुड़ कर युधिष्ठिर की ओर देखा, 
“आप सहमत हैं महाराज ?? 

“मुझे तुम्हारे कौशल पर पूर्ण विश्वास है केशव ! तुम जरासंध को इस दन्द्र-युद्ध 
के लिए भी तैयार कर लोगे |” युधिष्ठिर बोले, “किंतु यद्यपि भीम महावीर है, किंतु मुझे 
उसकी जय में संशय है|” 

“क्यों ? मैं हिडिंब और वकासुर का बाहु-युद्ध में वध कर सकता हूँ, तो जरासंध 
को धराशायी क्‍यों नहीं कर सकता ?” भीम ने आहत अभिमान के साथ पूछा, “हिडिंव 
और बक युवा थे, हृष्ट-पुष्ट थे, हिंत और आक्रामक थे, विभिन्‍न लोगों की बाहु-युद्ध 
में हत्या कर उनका भक्षण कर चुके थे ।” 

“सत्य कह रहे हो |" युधिष्ठिर बोले, “यह मत समझना मध्यम ! कि मैं तुम्हारी 
शक्ति को कम आँक कर किसी भी प्रकार से तुम्हें हीन सिद्ध करना चाहता हूँ। तुम 
जानते हो कि हमारे रक्षक तुम और अर्जुन ही हो | तुम्हें हीन सिद्ध करने के साथ ही 
हम 8 हीन हो जाएँगे'” |” 

9 4 


“तुम्हारे प्रति मेरा मोह ही मुझे आशंकित्त करता है।” युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, 
“मुझे लगता है कि हिडिंब और बक युवा होने के कारण शक्तिशाली तो थे, किंतु वे 
मल्लयुद्ध की विद्या से शून्य और बाहु-युद्ध के लिए अनुभवहीन थे। जरासंध यद्यपि 
वार्धक्य की ओर बढ़ रहा है, किंतु वह अखाड़े का मल्ल है। अनुभवी और चतुर है। 
वह सरलता से तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। और ““” युधिष्ठिर रुक गए। 


252/महासमर-4 


और क्या भैया ?” अर्जुन ने पूछा। 

“मुझे उसकी नैतिकता पर तनिक भी विश्वास नहीं है |” 

"अर्थात्‌ ? 

वह धर्म-युद्ध नहीं लड़ेगा।” युधिष्ठिर ने कहा | 

“हम पहले नियम निश्चित कर लेंगे |” कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त करने का प्रयल 


किया। * 

“मुझे आशंका है कि पराजित होने की स्थिति में वह उन नियमों का उल्लंघन 
करेगा |” युधिष्ठिर बोले, “मान लो कि वह दन्द्र युद्ध की चुनौती स्वीकार कर लेता है, 
किंतु पराजित होकर, वह अपनी सेना का आहवान करता है, तो तुम क्या करोगे ? क्या 
तुम उसकी संपूर्ण सेना से युद्ध करोगे ?” 

“नहीं | सेना सहित युद्ध तो मैं वैसे भी नहीं करना चाहता |” कृष्ण बोले, “सेनाओं 
के युद्ध में हिंसा कहीं अधिक होगी। यदि बाहुनयुद्ध में ही निर्णय हो जाता है, तो 
सैन्य-सज्जित होने की क्या आवश्यकता है।” 

“यह तो तुम सोचते हो न।” अर्जुन बोला, “किंतु आवश्यक तो नहीं कि जरासंध 
'की चिंतन-पद्धति भी यही हो।” 

“उस अहंकारी को यदि हम उसके अहंकार में बाँध पाए, तो वह वही सब कुछ 
करेगा, जो हम चाहते हैं|” कृष्ण पूर्णतः आश्वस्त लग रहे थे, “यदि मैं, अर्जुन और 
भीम गुप्त रूप से गिरिव्रज पहुँच जाते हैं” ।” 
के “केशव ! तुम भी भीम और अर्जुन के साथ जाओगे ?” युधिष्ठिर ने जैसे आश्वस्त 

ना चाहा। ४ 

“अवश्य ! मध्यम को अकेले भेज कर तो मैं जरासंध से अपनी मनमानी नहीं 
करवा सकता |” कृष्ण बोले, “यदि आप अनुमति दें, तो इस अभियान पर मैं, अर्जुन 
तथा मध्यम- हम तीनों ही जाएँ।” 

किंतु युधिष्ठिर सहज रूप से प्रसन्‍न होकर उन्हें अनुमति नहीं दे पाए। वे चिंतन 
करते हुए चुपचाप बैठे रहे। 

“क्या बात है ज्येष्ठ ? आप कुछ कह नहीं रहे ?” अर्जुन ने पूछा। 

"मैं सम्राट का पद प्राप्त करने की इच्छा से स्वार्थथश, केवल साहस के भरोसे, 
आप लोगों को जरासंध के पास कैसे भेज दूँ ? भीम और अर्जुन दोनों मेरे दो नेत्र 
हैं और कृष्ण ! तुम्हें मैं अपना मन मानता हूँ। अपने मन और नेत्रों को मैं संकट-में 
कैसे डाल सकता हूँ ?” “युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, “मुझे तो यह इच्छा त्याग देनी ही 
उचित लगती है। राजसूय का अनुष्ठान अत्यधिक कठिन है। मेरे मन में उसके लिए 
अब कोई उत्साह नहीं रहा।? 

“जो राजा दुर्बल होकर भी बलवान से भिड़ जाता है, वह तो नष्ट होता ही है। 
जो उद्योग और उद्यम नहीं करता, वह भी नष्ट हो जाता है!” भीम ने कुछ आवेशपूर्ण 
स्वर में कहा, कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है और अर्जुन में विजय की शक्ति है। 
हम तीनों मिलकर जरासंध का वध कर डालेंगे, जैसे तीनों अग्नियाँ मिलकर यज्ञ की 
सिद्धि कर देती हैं।” 


धर्म/25५3 


युधिष्ठिर ने भीम की ओर देखा | क्या भीम के मन में कहीं लेशमात्र भी यह भाव 
है कि युधिष्ठिर को सम्राट्‌ बनाने के लिए, उसे अपने प्राणों को संकट में डालना पड़ 
रहा है ?'“ नहीं। वह तो जैसे अपने विकास के लिए ऊर्जस्वित होकर उसके सम्मुख 
खड़ा था, जैसे यदि उसे अनुमति न मिली, तो उसका अपना विकास रुक जाएगा" युधिष्ठिर 
ने मन-ही-मन कहीं एक पुलक का अनुभव किया” शायद उसका कोई भी भाई स्वयं 
को अन्य भाइयों से पृथक्‌ कर वैयक्तिक धरातल पर कुछ नहीं सोचता। वे तो सब 
कुछ सामूहिक रूप में ही सोचते हैं |" राजसूय यज्ञ उन सव का सामूहिक यज्ञ है | ““युधिष्ठिर 
का सम्राट्‌ बनना मानो उन सब का सम्राट्‌ वनना है।” युधिष्ठिर उनकी मार्ग की वाधा 
नहीं बन सकता" 

“राजन ! शस्त्रास्त्र , पराक्रम, श्रेष्ठ सहायक, यश और बल की प्राप्ति बड़ी कठिनाई 
से होती है, किंतु ये सभी दुर्लभ वस्तुएँ मुझे अपनी इच्छानुरूप प्राप्त हुई हैं।” अर्जुन 
के मन में द्वारका में कृष्ण के द्वारा कही हुई सभी बातें जैसे जीवन्त होकर उठ खड़ी 
हुई थीं, “शत्रुओं को जीतने में जिसकी प्रवृत्ति हो, वही सब प्रकार से श्रेष्ठ क्षत्रिय है। 
बलवानू पुरुष सब गुणों से हीन हो, तो भी वह शत्रुओं के संकट से पार हो सकता 
है। जो निर्बल है, वह सर्वगुण संपन्‍न होकर भी क्या करेगा | महाराज ! सिद्धि और प्रारब्ध 
के अनुकूल पुरुषार्थ ही विजय का हेतु है। कोई बल से संयुक्त होने पर भी प्रमाद करे, 
कर्तव्य में मन न लगाए, तो वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। प्रमाद दोष 
के कारण बलवान से बलवान योद्धा भी मारा जाता है!” 

युधिष्ठिर के मन में अब भी उत्साह नहीं जाग रहा था। अपने सब से प्रिय तीन 
व्यक्तियों को वे अपने सब से बड़े शत्रु तथा अपने युग के सब से क्रूर तथा अत्यन्त 
बलवान राजा के घर में निःशस्त्र कैसे भेज दें ?*“ किंतु इतना तो उनके मन में स्पष्ट 
हो ही गया था कि वे अपने सम्राट्‌ पद के लिए इन तीनों को संकट में नहीं धकेल 
रहे थे, वे तीनों स्वयं अपनी इच्छा से, उत्साहपूर्वक जरासंध का नाश करने के लिए 
जाना चाहते थे | युधिष्ठिर को तो यह भी लग रहा धा कि राजसूय यज्ञ अथवा युधिष्ठिर 
का सम्राट-पद तो जैसे उनकी कोई समस्या ही नहीं थी | पापी जरासंध का जीवित रहना 
ही उनके लिए चुनौती था। वे तो अधर्म से लड़ने के लिए जाना चाहते थे। धर्म-स्थापना 
करना चाहते थे | जरासंध के कारागार में पड़े असहाय तथा निर्बल राजाओं को स्वतंत्र 
करना, अन्य राजाओं को जरासंध के आतंक से मुक्त करना, तथा प्रजा को जरासंध-मंडल 
के अत्याचारी राजाओं के शोषण से छुटकारा दिलवाना ही उनका लक्ष्य था ऐसे में 
युधिष्ठिर उन्हें कैसे रोक सकते थे ? उनके प्रति युधिष्ठिर का मोह धर्म-स्थापना के मार्ग 
में तो नहीं आना चाहिए था“ यह सत्य है कि युधिष्ठिर के मन में उत्साह नहीं था, 
किंतु वे लोग युधिष्ठिर के उत्साह से परिचालित नहीं थे। वे अपने साहस और उत्साह 
के भरोसे जाना चाहते थे" 

«में तुम लोगों का विरोध नहीं कर रहा, किंतु इस प्रकार त्वरित निश्चय के विरुद् 
हूँ।” युधिष्ठिर ने मंद स्वर में कहा, “हमें शांत मन से इस विषय में भी प्रकार विचार 
कर लेना चाहिए। फिर जैसा सब का मत हो” ।” 

भीम के मन में आया कि कहे, सब ने अपना मत तो प्रकट कर ही दिया है, 


254 /मरासमगर _- 4 


अब विचार किस पर करना है और किसके साथ करना है'” किंतु अर्जुन ने आगे बढ़कर 
चुपचाप उसकी कलाई थाम ली थी”जिसका अर्थ था कि भीम इस समय मौन ही रहे'“ 

भीम के मन में आए विचार, उसके मन में ही रह गए। जिहवा से उसने कुछ 
नहीं कहा |किंतु तत्काल ही उसे लगा कि उसके शब्द चाहे शांत हो गए हों, उसका 
रोष शांत नहीं हुआ है। पहले उसके रोष का पात्र युधिष्ठिर था, अब उसका लक्ष्य अर्जुन 
हो गया था।” वह छोटा होकर भी उसे इस प्रकार चुप क्‍यों करा देता है ?”पर जब 
वह शांत मन से सोचता है, तो उसे लगता है, अच्छा ही हुआ कि अर्जुन ने उसे चुप 
करा दिया, नहीं तो अपने रोष में भीम जाने क्या-क्या कह जाता" इस समय ज्येष्ठ 
ने यही तो कहा था कि भली-भाँति विचार करने के पश्चात्‌ जो सब का मत होगा" 
तो इसमें भीम के लिए विरोध का अवकाश कहाँ था ?'“ 


युधिष्ठिर अपने प्रासाद में चले आए, किंतु राजसभा की चिंताएँ शांत नहीं हुईं। उनके 
मन में अभी भी थोड़ा ऊहापीह शेष धा*” जो पांडव कल तक इंद्रप्रस्थ जैसे छोटे-से 
राज्य में भी भयभीत-से बैठे थे, जो खांडव-वन में घुसने का साहस नहीं करते थे, आज 
वे ही पांडव राजसूय यज्ञ की बात सोचें- क्या है यह ? क्या अंतर आ गया है स्थितियों 
में ? इतना ही तो कि किन्हीं कारणों से खांडव-दन जल गया है|” उससे पांडवों की 
शक्ति में ऐसी क्या वृद्धि हो गई कि वे राजसूय-यज्ञ की योजनाएँ बनाने लगें और उठकर 
जरासंध से लड़ने चल पड़ें ?*“ कृष्ण समझता है कि यह संभव है ! वह यह भी चाहता 
है कि पांडव यह दुस्साहस करें । अकेले पांडव ही नहीं, कृष्ण भी सम्मिलित रहेगा, इस 
सारे दुस्साहस में | वह उनके साथ निहत्या जरासंध के घर जाएगा। उस जरासंध के घर, 
जो आरंभ से ही उसके प्राणों का ग्राहक रहा है” निश्चित रूप से कृष्ण की नीति पराजित 
नहीं होगी। वह साथ जाएगा, तो भीम और अर्जुन पर कोई संकट नहीं आएगा उसका 
विचार है कि भीम बाहु-युद्ध में न केवल जरासंध की पराजित कर सकता है, वरन्‌ वह 
उसका वध भी कर सकता है" 

सहसा युधिष्ठिर के विचारों ने एक नया मोड़ लिया”'यदि जरासंध की सारी शक्ति 
का तोड़ अकेला भीम हो सकता है, तो अन्य लोग भी तो हो सकते हैं। संसार में न 
मल्लों की कमी है, न योद्धाओं की। ठीक है कि भीम असाधारण रूप से बलशाली है, 
किंतु मल्‍्ल विद्या में न कृष्ण किसी से कम है, न बलराम |” यदि कृष्ण, भीम को जरासंध 
से भिड़ा कर उसका वध करवा सकता है, तो यही कार्य वह वलराम के साथ जाकर 
भी कर सकता था। बलराम जरासंध को वाहु-युद्ध में निश्चित रूप से पछाड़ सकते थे। 
तो कृष्ण क्यों नहीं ले गया बलराम को ? क्‍यों भटकते रहे यादव ? क्‍यों मथुरा छोड़कर 
इधर-उधर छिपते फिरे ? क्यों वार-बार पराजित हुए ? क्यों युद्ध से कंतराते फिरे ? 
क्या आवश्यकता धी, इतने लंबे समय तक इस जआंतक में जीने की ?"“ क्यों नहीं दोनों 
भाई जरासंध से भिड़ गए ?*“ इसलिए कि कृष्ण अपने भाई को संकट में नहीं डालना 
चाहता था ?“ इसलिए कि वलराम उसकी बात नहीं मानते थे ?"“ 

युधिष्ठिर ने अपना सिर झटक दिया” नहीं ! कृष्ण के विषय में यह सब सोचना 


लाा/0 ८८ 


उचित नहीं है। कृष्ण में न तो साहस की कमी है, न त्याग की, और फिर उसका दृष्टिकोण 
इतना संकीर्ण नहीं है। कृष्ण इतना ही स्वार्थी होता, तो उसे भाग-भाग पांडवों की सहायता 
के लिए इस प्रकार आने की आवश्यकता नहीं थी।” कृष्ण के इस व्यवहार का कारण 
कुछ और ही होगा। कृष्ण को समझना इतना सरल नहीं है। युधिष्ठिर को कुछ प्रतीक्षा 
करनी चाहिए।” 

“आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं आर्यपुत्र ! देविका ने युधिष्ठिर के निकट 
आकर कहा, “कोई विशेष बात है क्या ?” 

“पौरवी !” युधिष्ठिर ने देविका को उसकी वंश-संज्ञा से संबोधित किया, “तुम चिंतन 
और चिंता में अंतर क्यों नहीं करतीं ? मैं जब भी कुछ सोच रहा होता हूँ, तुम्हें लगता 
है कि मैं किसी संकट में फेस गया हूँ, इसलिए चिंतित हूँ।” 

“जब आप मुझ से बाँटने लगेंगे, तो मैं आपकी चिंता को भी चिंतन मानने लगँूँगी | 
देविका बोली, “यदि अपने विचारों को स्वयं तक सीमित रखेंगे, तो मुझे आपके चारों 
ओर चिंताएँ ही मैंडराती दिखाई देंगी न।” 

“यौद्धेय कहाँ है ?” 

श्रतिविंद्य ले गया है अपने साथ ! यहीं कहीं खेल रहे होंगे।” देविका ने रुक कर 
युधिष्ठिर की ओर देखा, “आपने अपने चिंतन के विषय में नहीं बताया ।” 

“भीम, अर्जुन और कृष्ण चाहते हैं कि मैं उन्हें जरासंध से युद्ध करने के लिए 
गिरिव्रज जाने की अनुमति दे दूँ।” 

“कृष्ण क्यों साथ जाना चाहते हैं ?” देविका ने जैसे विरोध किया। 

“कृष्ण साथ नहीं जा रहा | वह भीम और अर्जुन को अपने साथ ले जा रहा है।" 
युधिष्ठिर ने बताया। 

“पर ऐसा होना नहीं चाहिए ।” देविका बोली, “जरासंध वर्षो से श्रीकृष्ण के लिए 
मन में विष पाल रहा है| वह उन्हें अच्छी तरह पहचानता है। जीवन में इतनी बार उनका 
आमना-सामना हो चुका है कि वे कितना ही छद्मवेश क्‍यों न धारण करें, जरासंध उन्हें 
पहचान लेगा” और उसके पश्चात्‌ वह उन पर तनिक भी दया नहीं करेगा |” देविका 
ने युधिष्ठिर की ओर याचक दृष्टि से देखा, “श्रीकृष्ण के अतिरिक्त पांडवों का सहायक 
ही कौन है कि उन्हें आप इस प्रकार संकट में डाल रहे हैं।? 

युधिष्ठिर को कुछ आश्चर्य हुआ : वे सोच रहे थे कि कृष्ण भीम और अर्जुन 
को संकट में डाल रहा है और देविका कह रही है कि वे कृष्ण को संकट में न डालें" 

“तुम ठीक कह रही हो पौरवी ! कृष्ण के सिवाय पांडवों का बंधु और कौन है।” 
युधिष्ठिर बोले, “किंतु तुम ही बताओ, पांडवों की इच्छा से कृष्ण चलता है या कृष्ण 
की इच्छा से पांडव चलते हैं ?” - 

देविका मौन खड़ी युधिष्ठिर को देखती रही | फिर धीरे से बोली, “आप ठीक कहते 
हक तो गोविंद की ही चलती है।“ पर वे स्वयं को इस प्रकार संकट में क्यों डाल 
रहे हैं ?” 

“यह तो वही जाने ।” आत्मलीन होते हुए युधिष्ठिर ने अपनी आँखें बंद कर लीं। 


र 


- 256/महासमर-4 


“कृष्ण !” विदा होते-होते अर्जुन रुक गया, “क्या तुम्हारे मन में यह विचार पहले कभी 
नहीं आया कि तुम्हें जरासंध का वध कर देना चाहिए ।” 

“आततायी अपने पाप से मारा जाता है अर्जुन !” कृष्ण बोले, “किसी की इच्छा 
से नहीं ।” 
अर्जुन क्षण भर के तिए जैसे स्तब्ध खड़ा रह गया। प्रकृति के शाश्वत सत्यों को 
कृष्ण कितनी सहजता से अभिव्यक्त करता रहता है। व्यक्ति किसी की इच्छा से नहीं 
मरता'” ईश्वर की इच्छा से भी नहीं ? वह मरता है अपने कर्मों से ? अपने पापों से ?"“ 
किंतु व्यक्ति कितने ही पुण्य करे, इस मानव शरीर को तो प्रकृति द्वारा बनाए गए नियमों 
के अधीन नष्ट हो ही जाना है” 

“आततायी अपने पाप से मारा जाता है,” अर्जुन हँसा, “और जो आततायी न 

| 

“वह अपने कर्म-बंधनों में बँधा आता है और उन्हीं में बैँधा चला जाता है ।” कृष्ण 
हँसे, “सारे मनुष्य आततायी ही तो नहीं होते | उनमें पुण्यात्मा भी होते हैं, महात्मा भी 
होते हैं। कुछ अपने पुण्यों के क्षय होने से शरीर त्यागते हैं, कुछ अपनी कामनाओं से 
मुक्त हो जाने के कारण। कामना-मुक्त होकर कोई शरीर धारण नहीं करता।” 

“तुमने अच्छा किया, हमें पापात्मा होने से बचा लिया, क्योंकि मरता तो प्रत्येक 
व्यक्ति है।” अर्जुन बोला, “वस्तुतः मैं पूछ यह रहा था कि आज से पहले तुमने कया 
कभी जरांसध के वध की योजना नहीं बनाई।” 

“इस प्रकार नहीं, जिस प्रकार आज बनाई है।” कृष्ण बोले। 

“क्यों ? जैसे तुम आज मध्यम द्वारा बाहुनयुद्ध में जरासंध के वध की योजना 
बना रहे हो वैसे ही बलराम भैया को साथ ले जाकर यह कार्य पहले भी तो पूरा कर 
सकते थे।” अर्जुन बोला, “या तुम समझते हो कि जरासंध बलभद्र भैया पर भारी पड़ता ?” 

“नहीं ! ऐसा कुछ नहीं है।” कृष्ण मुस्कराएं, “अब हम तीन व्यक्ति जा रहे हैं 
मैं, तुम और भीम | पहले जाते तो मैं और भैया बलराम, तुम्हारा स्थानापन्‍न कौन होता ? 
तुम साथ नहीं थे, इसलिए पहले जाने की योजना नहीं बनाई [” 

“तुम ने फिर विनोद आरंभ कर दिया!” अर्जुन बोला, “मैं गंभीरता से पूछ रहा 


हूँ। 

इस बार कृष्ण भी गंभीर हो गए, “तुम पूछ तो रहे हो गंभीरता से, किंतु तुमने 
गंभीरतापूर्वक इस विषय में विचार नहीं किया |” उन्हेंने कुछ रुक कर कहा, “यदि जरासंध, 
मध्यम पांडव के हाथों मारा जाता है, तो यह विजय किसकी है ?” 

“धर्मराज युधिष्ठिर की |” 

“सम्राट्‌ कौन बनेगा ?” 

“हमारे ज्येष्ठ !? 

“धर्मराज्य कौन स्थापित करेगा ?* 

“धर्मराज !” 

“यदि जरासंध बलराम भैया के हाथों मारा जाता तो यह महाराज उग्रसेन की विजय 
होती। महाराज उग्रसेन ही सम्राट्‌ होते और उनसे ही अपेक्षा होती कि वे धर्मराज्य की 


धर्म/257 


स्थापना करें |” कृष्ण रुके, “किंतु तुम जानते हो पार्थ ! कि महाराज उम्रसेन से तो अकेल्ले 
यादव ही नहीं संभल रहे। उनसे एक विराट साम्राज्य सँभालने की अपेक्षा नहीं की 
जा सकती | दुर्बल राजा के राज्य में चारों ओर अराजकता फैल जाती है। विभिन्‍न राजा 
उच्छुंखल और अत्याचारी हो जाते हैं। प्रजा पीड़ित होती है।” वे मुस्करए, "सत्य तो 
यह है सखे ! कि जरासंध का भयंकर विरोध करते हुए भी, मैंने आज तक उसके वध 
की गंभीर चेष्ट नहीं की थी। एक बार तो गोमंतक क्षेत्र में बलभद्र जरासंध का वध 
करने ही वाले थे, कि मैंने उन्हें रोक दिया। जरासंध आज तक समझ नहीं पाया होगा 
कि उसके परम शत्नु ने उसे यमर्फोस से क्यों बचा लिया।” 

अर्जुन के मन में अब कोई संशय नहीं रह गया था|” उसका मन एक प्रकार 
के आश्चर्य-मिश्रित आहलाद से भर गया था|” कृष्ण अपने परमशत्रु को भी प्रतिशोध 
के लिए नहीं मारते। वे क्रोध में उसका वध नहीं करते |“ वे प्रजा के हित की बात 
सोचते हैं। धर्म की बात सोचते हैं” इतना ही नहीं जरासंध का इतना वड़ा साम्राज्य, 
जिसे वे सहज ही अपने अथवा याददों के लिए प्राप्त कर सकते थे, उन्हें लुब्ध नहीं 
करता, क्योंकि उससे यादव और अधिक संपन्‍न और समृद्ध होकर उद्दंड और अहंकारी 
हो जाएँगे। प्रजा को वस्तुतः एक निःस्पृष्ठ तथा धर्मप्राण राजा चाहिए। कृष्ण को उसके 
लिए युधिष्ठिर ही उपग्रुक्त पात्र दिखाई देते हैं । तो वे यह साम्राज्य उन्हीं को दिलवाएँगे, 
उन्हें ही सम्राट्‌ बनवाएँगे ।“क्या कृष्ण के मन में कभी भी क्षण भर के लिए भी लोभ 
नहीं जागता ? पांडवों का इतना बड़ा उपकार, और उसकी रंचमात्र भी चर्चा नहीं'अर्जुन 
को लगा कि वह जितना ही सोचता जाता है, उसके सम्मुख कृष्ण का आकार उतना 
ही बड़ा होता जाता है।” वे अर्जुन के समवयस्क हैं, उसके सखा हैं, किंतु वे अर्जुन 
से बहुत बड़े हैं, बहुत महान्‌*” अर्जुन प्रयलल करके भी उनकी परछाई तक को छू नहीं 
पाएगा" वह तो श्रद्धा से नत होकर उनके चरणों में बैठने योग्य ही है 


“आपने हमारे गिरिव्रज जाने के विषय में क्या निश्चय किया, महाराज !” भीम ने पूछा, 
“मुझे लगता है कि इसमें जितना विलंब होगा, कार्य उतना ही कठिन होता जाएगा।' 

युधिष्ठिर ने मुस्करा कर भीम की ओर इस प्रकार देखा, जैसे कोई वयस्क खिलौने 
28 टी करते हुए किसी बच्चे की ओर देखता है, “लगता है तुम्हें रात भर नींद 
नहीं आई!” 

“हाँ महाराज !” भीम भी किसी धृष्ट बालक के समान मुस्कराया, “रात भर सोचता 
रहा कि महाराज मेरे विषय में चिंता कर-कर के व्याकुल हो रहे होंगे।” 

कृष्ण ने ठहाका लगाया, “आज तो मध्यम ने बहुत ही श्रेष्ठ युक्ति निकाली है 
अप ! अब इसका निर्णय कौन करेग कि कौन किसकी अधिक चिंता करता रहा 

(ः 


“निश्चित रूप से भीम को ही मेरी अधिक चिंता रही है ” युधिष्ठिर बोले, “मैं 
तो उसकी सुरक्षा की चिंता कर रहा था, और उसे मेरी व्याकुलता की भी चिंता थी। 
अधिक सूक्ष्म चिंता तो उसी की हुई न ?” 


258/महासमर-4 


*20022.. 


लू 

“तो ठीक है। अब आप बता दें कि आपकी व्याकुलता समाप्त हो गई है और 
आपने हमें गिरिव्रज जाने की अनुमति देने का निश्चय कर लिया है, तो मध्यम भी रात 
को निश्चिंत होकर सो सकेंगे।” अर्जुन ने अपनी सम्मति दी। 

“मैंने यह निश्चय तो कर लिया है कि तुम लोगों को गिरिद्रज जाने से नहीं रोकूगा, 
किंतु तुम लोगों की सुरक्षा के विषय में अभी आश्वस्त नहीं हो पाया हूँ।” युधिष्ठिर 
की वाणी में निश्चय अथवा आदेश से कहीं अधिक प्रस्ताव का-सा भाव था, “क्या ऐसा 
संभव नहीं है कि तुम लोग सीधे जरांसध से टकराने के स्थान पर पहले अन्य राजाओं 
को अपने अधीन कर अपनी शक्ति बढ़ाओ और तव जरासंघ पर आक्रमण करो |” 

“धर्मराज !” कृष्ण ने निर्हन्द्ध स्वर में कहा, “हम जरासंध के पक्ष के किसी भी 
राजा पर हाथ डालेंगे, तो पूरा का पूरा जरासंध-मंडल हम पर टूट पड़ेगा। आप यह 
न समझें कि मैं उन से भयभीत हूँ। गोमंतक पर्वत पर मैं और बलराम भैया संपूर्ण 
जरासंध-मंडल का सामना कर चुके हैं। आवश्यकता पड़ी तो मैं मध्यम और अर्जुन के 
साथ मिलकर भी उनका सामना कर सकता हूँ , किंतु उसमें बहुत रक्तपात होगा । व्यर्थ 
ही इतने सारे राजाओं की सेनाएँ जूझेंगी और उनके सैनिक मरेंगे।” कृष्ण ने रुक कर 
युधिष्ठिर की ओर देखा, “हमारी युक्ति तो यह है कि बिना एक भी सैनिक की हत्या 
किए हम जरासंध का वध करें, उसके समर्थक राजाओं को भयभीत कर अपने पक्ष में 
करें, और उसके शन्नुओं को हम अपने हितैषी मित्र दिखाई पड़ें [” 

“जहाँ तक इस योजना का संबंध है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।” युधिष्ठिर ने 
कहा,'मैं अभी तक इस विषय में आश्वस्त नहीं हो पाया कि जरासंध तुम्हारी इच्छा के 
प्रतिकूल, तुम तीनों को देखते ही अपनी सेना सहित त्तुम पर टूट नहीं पड़ेगा | तुम्हें यह 
विश्वास क्यों है, कि वह इन्द्-युद्ध ही करेगा और उसके लिए भीम को ही चुनेगा ?'“ 
और जब बाहुयुद्ध में भीम उसका वध कर देगा, तो उसकी सेना और सेनापति क्‍या 
तटस्थ भाव से खड़े देखते रहेंगे और तुम तीनों को कोई हानि नहीं पहुँचाएँगे।” 

“मैं इस विषय में पूर्णतः आश्वस्त हूँ।” कृष्ण सहज भाव से बोले। 

“पर क्‍यों ?” सहदेव ने पूछा। 

“मैं जरासंध के मन को इतने निकट से जानता हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि किन 
परिस्थितियों में उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ।” कृष्ण का स्वर पर्याप्त दृढ़ था, “इतने समय 
से यादवों का उसके साथ संघर्ष चल रहा है, वह उसे बिना जाने ही नहीं है।” 

“पर वह तो कभी भी आपका मित्र नहीं रहा !” नकुल बोला। 

“मित्र को न भी जानो तो कोई हानि नहीं, किंतु शत्रु को जानना बहुत आवश्यक 
है|” कृष्ण बोले, “इसलिए मैं उसे जानता हूँ। मैं उसके भय को जानता हूँ। मैं उसके 
अहंकार को जानता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि उसके सारे मित्र और संबंधी, 
नौकर और सैनिक जब उसके आतंक की रज्जु से बँधे, उसके पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते 
हैं। आतंक की रज्जु ढीली हुई या जरासंध तनिक भी पराजित होता दिखाई-दिया कि 

- उसके आस-पास के सारे लोग उसके हाथों से फिसल कर. उसके विपक्ष में जा खड़े 
होंगे।” इसलिए यह परम आवश्यक है कि उसका आतंक नष्ट कर दिया जाए।! 

“क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता गोविंद ! कि उसके राज्य में प्रविष्ट होते ही उसके 


एम /9<50 


औनिक तुम पर आक्रमण कर तुम्हें बंदी कर लेंगे ?” युधिष्ठिर ने पूछा। 

“यदि उन्हें सूचना मिल गई, तो वे अवश्य ही हमें बंदी कर लेंगे।” कृष्ण बोते, 
(किंतु हम उसका अवसर ही क्यों आने देंगे। हम छद्मवेश में जाएँगे, और तब तक 
स्वयं को प्रकट नहीं करेंगे, जव तक सारी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हो जातीं।' 
कृष्ण रुके और उन्होंने युधिष्ठिर पर अपनी सारी सम्मोहिनी डाल दी, “आपको यदि 
मुझ पर तनिक भी विश्वास हो, तो भीम और अर्जुन को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं 
आपको वचन देता हूँ कि आपके इन दोनों छोटे भाइयों का अनिष्ट नहीं होगा!" 

कृष्ण के इन शब्दों ने युधिष्ठिर के मन को जैसे ठोकर मारकर सहत्ों तरंगें उन 
कर दीं" कृष्ण के शब्दों के प्रकाश में उन्होंने अपने मोह को पहचाना, “नहीं केशव ! 
यह मेरा अभिप्राय एंकदम नहीं है। तुम भी मेरे उतने ही भाई हो, जितने ये हैं। यदि 
मात्रा में न्‍्यूनाधिक कंर इस संबंध को प्रकट किया जा सके, तो मैं कहूँगा, कि ये मुझ 
से अधिक तुम्हारे भाई हैं। अर्जुन मेरे बिना रह सकता है, किंतु तुम्हारे विना नहीं रह 
सकता | “और फिर तुम हमारे लिए भाई से कहीं अधिक बढ़कर हो | हमारे रक्षक हो, 
स्वामी हो । यदि तुम स्वीकार करो मधुसूदन ।” युधिष्ठिर पर्याप्त भावुक हो उठे थे, “हो 
मैं अभी अपना यह मुकुट उतार कर तुम्हारे चरणों में रख देना पसंद करूंगा। मैं इस 
सिहांसन पर बैठने की अपेक्षा तुम्हारा सारथि अथवा चंवर-धारक वन कर जीना कहीं 
अधिक श्रेयस्कर मानता हूँ।" 

“धर्मराज !” कृष्ण का स्वर स्नेह से आप्लावित था, “आपने तो मुझे सर्वधा अवाक्‌ 
कर दिया है। आप मेरे बड़े भाई हैं। यह सब कह कर मुझे अपने स्नेह से वंचित न 
कीजिए। आप तो केवल हम तीनों को गिरिव्रज जाने की अनुमति दीजिए।"“ 

“जाओ कृष्ण ! ले जाओ इन्हें | तुम्हारी विजयिनी यात्रा मंगलमय हो | युधिष्ठिर 
जैसे स्वयं की संयत करते हुए बोले, “तुम में बुद्धि, नीति, वल, प्रयल तथा उपाय सव 


कुछ है। तुम्हारा मार्ग तो तुम्हारे क्रूरतम शत्रु भी नहीं सेक सके, मैं तो तुम्हारा एक साधारण 
भक्त हूँ।? 


26 


कृष्ण, भीम तथा अर्जुन को यात्रा करते हुए कितने ही दिन हो चुके थे | वे कु प्रदेश 
से चल कर कुरु-जंगल पार कर पूर्व कोसल प्रदेश से होते हुए कोसल, तथा वहाँ से 
मिथिला आए थे | मगध मिथिला से लगा हुआ ही था। उन्होंने मार्ग में सरयू, गंगा, गंडकी 
तथा शोण जैसी नदियाँ पार की थीं, और अब गोर्थ पर्वत को पार कर गिरिद्रज के 
नगरूद्वार के सम्मुख आ खड़े हुए थे। उन लोगों ने स्नातक ब्राह्मणो के से वस्त्र धारण 
कर रखे थे और कुश एवं चीर की सहायता से अपना क्षत्रिय वेश छिपा लिया था! 


->060/महासमर-4 


नगर द्वार के सम्मुख बड़ी संख्या में लोग एकत्रित थे। एक ओर व्यापारियों और 
कलाकारों का जमावड़ा था, त्था दूसरी ओर अनेक वाहिनियाँ रक्षा और छान-बीन के 
कार्य में लगी हुई थीं। नगर के भीतर जाने वालों की भी प्रकार छान-बीन हो रही 
धी। 

“क्यों भाई ! नगर-द्वार पर आज इतनी भीड़ क्‍यों है ?” भीम ने पास से जाते 
हुए एक व्यक्ति की बाँह थाम कर पूछा, “युद्ध इत्यादि की संभावना है क्या""या तुम्हारे 
सम्राट्‌ नया विवाह करने की तैयारी कर रहे हैं ?” 

उस व्यक्ति को बाँह पकड़ कर इस प्रकार रोक तिया जाना अच्छा नहीं लगा। 
उसने कुछ रोषपूर्वक दृष्टि उठाकर देखा, किंतु भीम का डील-डौल देखकर उसका क्रोध 
स्वतः ही शांत हो गया। थैर्यपूर्वक बोला, “नहीं महात्मन्‌। इन दोनों में से कुछ भी नहीं 
है। वस्तुतः महाराज एक बड़े यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। अनेक क्षत्रिय राजाओं 
की बलि देकर, वे महादेव रुद्र को प्रसन्न करेंगे। उसी संदर्भ में जहाँ एक ओर नगर 
में आने-जाने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है, वहीं सैनिक, अधिकारियों तथा गुप्तचरों 
का अन्वेषण भी सूक्ष्म और बहुत दीर्घकालीन हो गया है। दस व्यक्ति नगर में प्रवेश 
पाते हैं तो पचास प्रवेशार्थी और आ जाते हैं। भीड़ छँटे भी तो कैसे | एक सप्ताह से 
तो मैं ही नगर-द्वार के बाहर पड़ा हुआ हूँ, अभी मेरी बारी ही नहीं आई" 

“अरे भाई ! यदि इतना ही कठिन है गिरिव्रज में नगर-द्वार से प्रवेश पाना, तो 
कहीं और से घुस जाओ |” कृष्ण ने हँसकर कहा, “तुमने नगर-द्वार से ही जाने का कोई 
संकल्प तो किया नहीं है।" 

“हाँ | कहीं और से घुस जाओ, जैसे गिरिव्रज कोई साधारण नगर हो ।” उसने कृष्ण 
को मुँह चिढ़ाया, “पाँच पर्वतों की गोद में बसा है गिरिव्रज ” 

“पाँच पर्वत ?” अर्जुन ने कुछ आश्चर्य प्रकट किया। 

“हाँ ! विपुल, वराह, वृषभ, मातंग और चैत्य |” वह व्यक्ति कुछ ऐसे बोला, जैसे 
उन्हें नगर का भूगोल पढ़ा रहा हो, “एक तो उन पर्वतों की कठिन चढ़ाई चढ़े कौन। 
व्यक्ति अपने आप को तो ठेल-ठाल भी ले, किंतु हमारे साथ तो सामान भी इतना है|" 

“हमारे पास तो कोई सामान नहीं है, हम चढ़ जाएँ, ” कृष्ण ने चंचल मुद्रा में 
पूछा, जैसे यह मात्र परिहास ही हो, “साधक लोग तो हिमालय तक की चोटियों पर 
जा चढ़ते हैं।” 

“चढ़ सको तो चढ़ जाओ, हृष्ट-पुष्ट दीखते हो। पर्वत चढ़ने में तुम्हें क्‍या कठिनाई 
है।” वह व्यक्ति बोला, “किंतु पर्वत-श्रुंगों पर सैनिक-निरीक्षकों की चौकियाँ हैं। पर्वत 
चढ़ता व्यक्ति उनसे छिप नहीं सकता। वे देख लें तो पूछताछ नहीं करते, बस चोटी 
पर से धकेल भर देते हैं। व्यक्ति बच जाए, तो स्वयं श्रृंग पर ले जाकर पुनः धकेल 
हे ५ । जब वह मर जाए, तो उसके शव को नगर-द्वार के निकट किसी पेड़ पर टाँग 

ते है।” 

“यह तो बहुत बड़ा दंड है।” अर्जुन बोला, “नगर प्रवेश के लिए मृत्यु-दंड ?” 

“जरासंध का न्याय तो ऐसा ही है। उसकी इच्छा के अनुसार चलो तो सुख पाओ, 
जीवन के भोग का आनन्द लो। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करो तो कष्ट झेलो और 


धर्म/26 


प्राण गैवाओ।” 

“रजा से भेंट कर उसे बताना चाहिए कि उसका यह विधान कठोर ही नहीं बहु 
क्रूर और अन्यायपूर्ण है।” कृष्ण ने कहा| 

“कौन कह सकता है राजा के सम्मुख ऐसी बातें!” वह व्यक्ति हँसा, “जो जिहवा 
ऐसी बात कहेगी, वह अपने मुख में नहीं रहेगी, या फिर वह मस्तक ही कंधों पर टिक 
नहीं पाएगा ।” 

“बहुत अत्याचारी है तुम्हारा राजा।” भीम रोषपूर्वक बोला। 

उस व्यक्ति के चेहरे पर भय प्रकट हुआ। अकस्मात्‌ ही वह सजग हो उठा था 
कि वह जरासंध के ही नगर-द्वार के वाहर खड़ा राजा के विषय में इतना कुछ कह गया 
है। 

“इरो मत |” कृष्ण ने मुस्करा कर उसे आश्वस्त किया, “हम भी नगर में जा ही 
रहे हैं। राजा से मिलकर कहेंगे कि राजा का ऐसा आचरण नीतियुक्त नहीं है।' 

“कह सको, तो अवश्य कहो ।” वह अत्यन्त मंद स्वर में बोला, “किंतु मुझे सूचना 
मिली है कि राजा ने यज्ञ करने से पूर्व अनिष्ट की शांति के लिए व्रत की दीक्षा ले ली 
है। वह क्षेत्र-संन्यास लेकर नियमानुसार उपवास कर रहा है। ऐसे में उससे कौन मित्र 
सकता है।”” 

“कोई नहीं ?” 

“कोई नहीं ।” 

“तो हम दान की भी कोई आशा न रखें ?” ॥ 

“नहीं ! दिन के एक विशेष प्रहर में तपस्वियों को मुँह-मांगा दान देने का संकल्प 
तो उसका है। उस समय पहुँच जाओ। जो माँगोगे, वही मित्र जाएगा।! 

“बड़ा दानी और धार्मिक राजा है|” भीम ने राजा की दानशीलता से गद्गद होने 
का अभिनय किया। 

“अजी काहे का दानी और महात्मा |” वह व्यक्ति विषाक्त स्वर में बोला, “भगवान 
महादेव को प्रसन्‍न कर सिद्धियाँ प्राप्त करने के हथकंडे हैं, कोई निष्काम दान थोड़ी है। 
एक-एक कण दान के साथ सहस्ों कामनाएँ जुड़ी हुई हैं।? 

सहसा वह व्यक्ति पुनः घबरा गया। उसे याद आ गया कि वह फिर अपनी गै 
में कुछ ऐसी बातें कह गया है, जो राज-निन्दा के अन्तर्गत आती हैं। 

“अच्छा भाई ! चलता हूँ।” वह बोला, “तुम जाने कैसे मनुष्य हो, तुम्हारे पास 
खड़ा रहा तो मेरे मुख से वे बातें भी निकल आएँगी, जो मेरे मन में भी नहीं हैं।' 

वह जाने के लिए मुड़ा। 

“अरे भाई ! तुम तो बहुत जल्दी में प्रतीत होते हो |" कृष्ण ने लपक कर उसकी 
भुजा धाम ली, “यह तो बताओ की पर्वत श्रृंग पर जो सैनिक चौकियाँ हैं, वहाँ से नीचे 
राजधानी में समाचार लाने वाले चर अश्वों पर नीचे उतरते हैं या गजों पर। मैंत़े सुना 
है कि तुम्हारे राजा को गजारोहण बहुत प्रिय है।” 

वह व्यक्ति हँसा, “अद्भुत व्यक्ति हो तुम भी। इन पर्वत श्रृंगों से गज अथवा 
अश्व नीचे की ओर दौड़ेंगे तो मुँह के बल गिर कर अपने ग्राण ही नहीं दे देंगे ?” 


262/महासमर-4 


| 


“तो क्या ऊपर से समाचार स्वयं पैदल चल कर नीचे के सैनिक अधिकारियों अथवा 
राजा के पास पहुँचते और उनसे भेंट करते हैं ?? 

“इसका अर्थ है कि तुम चैत्य पर्वत पर पड़े हुए बड़े-बड़े नगाड़ों के विषय में कुछ 
नहीं जानते !” 

नगाड़े। पर्वत पर ।” भीम हैँसा, “पर्वत पर दंगल होता है क्या, जो वहाँ नगाड़ों 
की आवश्यकता होती है।” 

“नगर की सुरक्षा के लिए पर्वत श्रृंगों पर नियुक्त सैनिकों अथवा गुप्तचरों में से 
किसी की दृष्टि में कोई ऐसी बात आ जाए, जो नगर के लिए संकटपूर्ण हो सकती हो, 
तो चैत्य-पर्वत पर रखे हुए नगाड़े गर्जन करने लगते हैं। कुछ ही क्षणों में सारे गिरिव्रज 
में संकट की सूचना प्रचारित हो जाती है।” 

“बड़ी सूक्ष्म और कठोर सुरक्षा-व्यवस्था है ।” कृष्ण ने प्रशंसा की, “तभी तो गिरिच्रज 
शत्रुओं के लिए अजेय है।” 

“है तो अजेय ही।” वह व्यक्ति बोला, “अच्छा ! मैं चलता हूँ।" 

वह चला गया। 

“अब ?” भीम ने कृष्ण की ओर देखा। 

“इधर आओ !” अर्जुन ने संकेत किया। 

वे लोग भीड़ से कुछ दूर, अपेक्षाकृत एकांत में आ गए। 

“मेरा विचार है कि हमें नगर-द्वार से गिरिव्रज में प्रवेश नहीं करना चाहिए ।” अर्जुन 
ने कहा। 

“क्यों ?” भीम ने पूछा, “भीड़ से डर गए हो क्या ?” और बिना अर्जुन का उत्तर 
सुने ही वह पुनः बोला, “भीड़ से घबराना नहीं चाहिए। इसमें तो मेले-ठेले का आनन्द 
लेना चाहिए। बहुत एकांतप्रिय होना अच्छा नहीं" ।॥” 

“मध्यम !” अर्जुन ने उसे रोका, “भीड़ की बात नहीं कह रहा | वे लोग जिस प्रकार 
प्रत्येक प्रवेशार्थी की छान-बीन कर रहे हैं, उसमें हम पहचाने जाएँ, या न पहचाने जाएँ, 
कृष्ण अवश्य पहचाना जाएगा। जरासंध के अनेक गुप्तचर कृष्ण को अच्छी तरह पहचानत्ते 
होंगे। नगर-द्वार से प्रवेश करने पर हम इस छद्मवेश में जरासंध तक नहीं पहुँच सकेंगे। 
हमारा रहस्य उससे पहले ही खुल जाएगा।” 

“यह तो है ही ” कृष्ण ने कहा, “मुझे लगता है कि जरासंध तक पहुँचने में हमें 
बहुत विलंब भी हो जाएगा। जितने प्रवेशार्थी, नगर-द्वार से बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं, 
उन सब की बारी आते-आते कई सप्ताह लग जाएँगे ।” 

तो हमें कौन-सी जल्दी है।” भीम ने निश्चित स्वर में कहा, “कुछ विश्राम 
करेंगे और कुछ सैर-सपाटा | इंद्रप्रस्थ से यहाँ तक, काफी लंबी यात्रा कर चुके हैं हम ।” 

*ठीक कहते हो मध्यम |” कृष्ण मंद किंतु गंभीर स्वर में बोले, “वैसे तो मुझे भी 
कोई जल्दी नहीं थी, किंतु इस व्यक्ति से चर्चा करने के पश्चात्‌ मेरा मन शीघ्रता के 
लिए भयंकर रूप से आतुर हो उठा है।” 

“क्यों ?” अर्जुन ने पूछा। 

“तुमने सुना नहीं कि जरासंध यज्ञ के लिए व्रत-दीक्षित होकर उपवास कर रहा 


धर्म/263 


है” कृष्ण बोले, “इसका अर्थ है कि उसने बलि के लिए शेष चौदह राजा भी बंदी कर 
लिए हैं। यह न हो कि जब तक हम अपनी मंथर गति से उसके निकट पहुँचें; तब तक 
वह अपने संकल्प के अनुसार एक सी क्षत्रिय राजाओं की बलि देकर यज्ञ-भूमि को कलंकित 
तथा भगवान रुद्र की पूजा को दूषित कर चुका हो। तब उसका वध कर उसे दंडित 
तो किया जा सकता है, किंतु बंदी राजाओं को बचाने तथा धर्मराज के लिए उनका समर्थन 
प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकेगा [” 

भ्तो 7ह 

“हम न तो नगर-द्धार से अपने प्रवेश की बारी की प्रतीक्षा कर सकते हैं और न 
ही, सैनिक अधिकारियों तथा गुप्तचरों को अपने परीक्षण और पूछताछ की अनुमति 
दे सकते हैं।” कृष्ण बोले, “ऐसे में हमारे लिए एक ही मार्ग है कि हम रात के समय 
पाँच पर्वतों में से किसी एक पर बाहर से चढ़ें और सूर्योदय होने से पूर्व नीचे उत्तर, 
नगर के कोलाहल में सम्मिलित हो जाएँ।” 

“तो इसमें चिंता की क्या बात है|” भीम ने उत्साहपूर्वक कहा, “थे तो नाम मात्र 
के पर्वत हैं, मैं तो रात भर में हिमालय पर्वत पर जा चढूँ | लोग पता नहीं क्यों इन्हें पर्वत कहते 
हैं। इन्हें तो टीले कहना चाहिए ।” उसने रुक कर कृष्ण और अर्जुन की ओर देखा, 'वैसे 
तो मुझे विश्वास है कि तुम लोग भी नहीं थकोगे, पर यदि धक भी गये, तो मैं तुम 
दोनों को अपने कंधों पर बैठा कर पर्वत पर चढ़ जाऊँगा""।” 

“उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी मध्यम |” कृष्ण बोले । 

“कृष्ण ! मान लो, हम अपनी योजना के अनुसार बाहर से पर्वत पर चढ़ कर 
दूसरी ओर उतर गए, अर्जुन बोला, “उसके पश्चात्‌ हम क्या करेंगे ?” 

“क्यों ? जरासंध से जा भिड़ेंगे।" भीम बोला। 

“मध्यम ! तुम देख रहे हो कि नगर में समारोह की स्थिति है। चारों ओर प्रहरी 
फैले हुए हैं। सैनिक लोग स्थान-स्थान पर सजग ही नहीं, सन्नद्ध भी होंगे। ऐसे में कोई 
तुम्हें जरासंध से भिड़ने देगा ?” अर्जुन ने अपना मत प्रकट किया। 

क्यों ? जब कृष्ण ने कंस का वध किया था, तब मथुरा में समारोह नहीं था 
क्या ?” भीम ने तर्क दिया, “तब भी तो प्रहही और सैनिक सन्नद्ध रहे होंगे।” 

“ठीक है ! पर कंस प्रकट रूप में न तो कृष्ण को अपना शत्रु घोषित कर रहा 
था और न ही वह अपनी प्रजा के सामने प्रकट करना चाहता था कि वह कृष्ण की 
हत्णा करवा रहा है। इसीलिए कंस के सैनिकों ने प्रकट रूप में हस्तक्षेप नहीं किया | 
अर्जुन बोला, “किंतु जरासंध के लिए इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है। उसके सैकड़ों 
सैनिक खुले रूप में कृष्ण पर बाण-संधान कर सकते हैं। हमारे पास शस्त्र भी नहीं हैं, 
कि विपत्ति का ऐसा क्षण आने पर हम अपनी रक्षा कर सकें।" 

“नहीं। इस प्रकार लड़ने-भिड़ने की आवश्यकता नहीं है।” कृष्ण ने चिंतनशीत 
वाणी में कहा, “जब तक परिस्थितियाँ सर्वथा हमारे अनुकूल नहीं हो जातीं, तब तक 
हमें न प्रकट होना है, न आघात करना है | 

“इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या सोचा है तुमने ।” अर्जुन बोला। 

“इस समय तो मुझे एक ही मार्ग सूझ रहा है |” कृष्ण ने उत्तर दिया, “उस व्यक्ति 


 'महासमर-4 


की सूचना के अनुसार, अपने व्रत के अंग के रूप में जरासंध ने क्षेत्र-संन्यास” ले रखा 
है, अर्थात्‌ वह अपने निर्धारित क्षेत्र का बंदी है। वह उससे बाहर नहीं जाएगा। यदि 
हम भी स्वयं को उसके साथ उसी क्षेत्र में बंदी कर सकें, तो फिर हमारा लक्ष्य पूरा होने 
में अधिक कठिनाई नहीं होगी |” 

“मुझे तो भय है कि हम उसके निकट भी जा सकेंगे या" ।” 

“क्यों ? निकट क्‍यों नहीं जा सकते ?” भीम के स्वर में जिज्ञासा से कहीं अधिक 
आपत्ति थी। 

“जरासंध व्रत-दीक्षित हो चुका है। ऐसे में कहीं भी यह कहकर हमें रोका जा सकता 
है कि इन परिस्थितियों में राजा हम से नहीं मिल सकता |” अर्जुन बोला, “हम उसे बाध्य 
तो नहीं कर सकते कि वह हम से मिले ही।” 

“हाँ ! इसकी संभावना तो है,” कृष्ण बोले, “किंतु यदि हमारे वेश का छद्म खुल 
ही न गया तो हम दान प्राप्त करने के व्याज से राजा तक पहुँच सकते हैं। यदि राजा 
स्वेच्छा से दान कर रहा हो तो याचक ब्राह्मण को उसके पास पहुँचने से कोई नहीं रोक 
सकता |" 


रात का अंधकार सघन होते ही गिरिव्रज का नगर-द्वार पूर्णतः शांत हो गया था | अन्वेषक 
अधिकारी अपना कार्य समाप्त कर अपने घरों को जा चुके थे। अब वहाँ केवल वे प्रहरी 
तथा सैनिक थे, जिन्हें न अन्वेषण करना था, न किसी को नगर में प्रवेश की अनुमति 
देनी थी। उनका तो बस एक ही दायित्व था कि रात्रि के समय, न कोई नगर से बाहर 
जा सके और न कोई बाहर से भीतर प्रवेश कर सके। वे अपने धनुषों, खड़्गों तथा 
शूत्रों के साथ पूर्णतः सन्‍नद्ध थे, ताकि यदि कोई व्यक्ति सीमा-रेखा पार करने का प्रयल 
करे तो बिना किसी पूछताछ के उस पर प्रहार कर उसका वध कर दिया जाए। 

जिन लोगों को रात्रि से पूर्व नगर में प्रवेश की अनुमति मिल गई थी, वे नगर 
के भीतर अपने गतंव्य की ओर प्रस्थान कर चुके थे, और जिन्हें अनुमति नहीं मित्री 
थी, अतः अधिकारियों के लौटने की प्रतीक्षा करनी ही थी, अतः वे विश्राम करने के 
लिए अपने डेरों पर चले गए थे । इस समय की शांति देखकर यह कल्पना करना कठिन 
ही था कि दिन के समय इसी स्थान पर इतना कोलाहल होता है' 

कृष्ण, अर्जुन और भीम उजाला रहते ही वन में चले गए थे, ताकि वे लोग 
जन-शंकुलता से दूर रहें। न कोई उन्हें देखे और न ही प्रश्न करे। कृष्ण जानते थे कि 
वे लोग कितना ही वेश क्यों न बदलें, उन्हें जानने वाले लोग उनके डील-डीौल और 
आकृतियों से उन्हें पहचानने में भूल नहीं कर सकते ।'अंधकार तथा निष्क्रियता के आवरण 
ने पृथ्वी को ढंक लिया तो उन्होंने वन की ओर से पूर्ण सावधानी का पालन करते हुए 
, पैत्यक पर्वत पर चढ़ना आरंभ कर दिया।”प्रातः भीम ने ही पर्वत पर चढ़ना सब से 
सरल बताया था और इस समय उसी को यह कार्य सब से कठिन लग रहा था। पर्वत 
पर चढ़ने का इधर से कोई निश्चित मार्ग तो था नहीं। शायद वर्षो से इस दिशा से किसी 
ने चढ़ने का प्रयल ही नहीं किया था।"अंधकार के कारण कुछ विशेष दिखाई नहीं दे 


धर्म/265 


रहा था। बहुत निकट जाने पर ही वृक्षों का स्वरूप प्रकट होता था । कौन-सी झाड़ी कब 
किसे लपेट लेगी, इसका अनुमान कठिन था। भूमि की स्थिति का जानना तो असंभव 
ही था। कभी कोई बेढव शिला, पैरों से टकरा जाती थी, कभी कोई फिसलन भरा पत्थर 
उनके जमे-जमाए पग ढकेल देता था। कंकड़ तथा गोल रोड़े लुढ़कने लगते तो ऊपर 
चढ़ना तो दूर, स्वयं को सँभालना ही कठिन लगने लगता था [उस पर कृष्ण का निर्देश 
निरंतर उनके कानों पर बज रहा था कि किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं होना चाहिए। 
यह चढ़ाई गोपनीय थी | इतनी गोपनीय, कि यदि प्रत्येक झाड़ी में जरासंध का एक गुप्तचर 
बैठा हो, तो उसे यह भनक भी न लगे कि किसी अन्य जीव का उसके निकट अस्तितर 
भी है।“यदि कृष्ण ने यह बंधन न लगाया होता, तो भीम के लिए यह काम अधिक 
कठिन न होता | वह वृक्षों को हाथों से तोड़ता-मरोड़ता, पैरों से ठोकरें जमाता और छाती 
से घर्षण करता निकल जाता |।पर इस बंधन के विरुद्ध वह प्रतिवाद भी नहीं कर सकता 
था, गोपनीयता तो आवश्यक थी ही” 

निशीध के कुछ पश्चात्‌ वे लोग प्रायः चैत्यक की चोटी तक पहुँच गए थे”और 
तब ही उन्हें आभास हुआ था कि जिन वृक्षों, झाड़ियों और लताओं को वे अब तक 
कोसते आए थे, वे उनके लिए एक प्रकार से रक्षा-वच का काम कर रहे थे [“अब 
जब वे लोग उस क्षेत्र में पहुँच गए थे, जहाँ वन था ही नहीं, भूमि पर छिटकी चाँदनी 
हर पग पर उनकी उपस्थिति की घोषणा करती जा रही थी। यदि कहीं, कोई भी सजग 
प्रहरी वैठा होगा, तो अवश्य ही उन्हें देख लेगा"” 

“अब हमें रेंग कर ऊपर तक चढ़ना चाहिए।” 

कृष्ण के इस नए निर्देश से भीम एकदम भड़क उठा, “ऐसी रात्रि में इस एकांत 
पर्वत पर कौन बैठा है, जो हमें देख लेगा। और यदि कोई देख ही लेगा, तो इससे 
पहले कि वह किसी को सूचना दे, मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूँगा।” 

“वह तो तुम कर ही सकते हो मध्यम !” कृष्ण बोले, “इसलिए तुम से वह करने 
के लिए कह रहा हूँ, जो तुम नहीं कर सकते मैं मान लेता हूँ कि इस समय पर्वत-धूंग 
पर उसकी रखवाली करने के लिए कोई नहीं बैठा होगा, किंतु मुझे तो तुम्हारा संयम 
देखना है, कि तुम अपने व्यक्तित्व को कितनी देर-छिपाए रख सकते हो और अपनी 
प्रकृति का कितना दमन कर सकते हो। इसी को तो तपस्या कहते हैं।” 

“मैंने तो कभी तपस्वी होने का दावा ही नहीं किया |” भीम ने धीरे से उत्तर दिया, 
“तपस्वी तो वह है मौनी बाबा। जो तुम्हारे साथ-साथ चुपचाप रेंग रहा है |” 

“लो । अब तो हम पहुँच ही गए |” कृष्ण ने भीम की ओर देखा, “दो-चार पग 
और रेंगो और हाथ बढ़ाकर चैत्यक की चोटी को छू लो। ऐसे” और कृष्ण ने भीम 
की ओर देखते हुए, अपना हाथ ऊपर उठा दिया। 

सहसा उन्हें लगा कि उनके उठे हुए हाथ को किसी ने पकड़ लिया है, और वह 
वाला हाथ, न भीम का था, न अर्जुन का। वे लोग तो उनके साथ ही लेटे हुए 


पलक झपकते ही, उस अदृश्य व्यक्ति के हाथ पर कृष्ण की पकड़ कस गई और 
इससे पहले कि वह उन्हें उठाता, कृष्ण उठ खड़े हुए और उनकी भुजा के एक झटके 


266 /महासमर्‌-4 


ने उस व्यक्ति को धराशायी कर दिया। 

भीम और अर्जुन ने भी सारी स्थिति भाँप ली थी। उन्होंने कुछ ही दूरी पर अपनी 
ओर बढ़ते कुछ और लोगों को देखा। निश्चित रूप से वे साधारण नागरिक नहीं थे। 
रात को इस समय इस पर्वत-शिखर पर किसी सामान्य नागरिक के उपस्थित होने का 
कोई अर्थ ही नहीं था। वे अवश्य ही प्रहरी अथवा सैनिक थे, जो उन्हें पकड़ने के लिए 
आगे बढ़ रहे थे। 

भीम और अर्जुन ने उन्हें और आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया। वे तत्काल उन 
पर झपटे और लगा कि भीम के हाथ का संकेत पाते ही एक-एक कर वे व्यक्ति धराशायी 
होने लगे। कृष्ण से भिड़ने वाला व्यक्ति भी अचेत हो चुका था। अत्तः कृष्ण भी उनसे 
आ गे । कुछ ही क्षणों में बिना किसी भी विशेष प्रयत्न के वे सारे सैनिक अचेत हो 

चुके थे। 
दा भीम इस आकस्मिक युद्ध और विजय पर एक ठहाका लगाना ही चाहता था कि 
उसकी दृष्टि अपनी ओर भागती आती हुई एक धुँधली-सी छाया पर पड़ी। उसने यह 
भी देखा कि वह छाया सहसा ठिठक कर रुक गई और फिर विपरीत दिशा में दौड़ 
पड़ी।भीम के पास सोचने अथवा अपने साथियों के साथ परामर्श करने का अवकाश 
नहीं धा। वह तत्काल उस छाया के पीछे दौड़ पड़ा” 

और तभी उन निष्क्रिय पड़े व्यक्तियों में से एक चिल्लाया, “नगाड़े बजा दो।” 

कृष्ण का ध्यान उस सैनिक की ओर चला गया। चह अचेत नहीं था, किंतु इतना 
आहत अवश्य था कि उठ नहीं सकता था । इसलिए अब तक अचेत-सा पड़ा था, किंतु 
अपने भागते हुए साथी को देख, उसके माध्यम से इस आक्रमण की सूचना भिजवाने 
की सजगता उसमें अब भी थी” 

“इसे देखो अर्जुन ! मैं नगाड़े को देखता हूँ।" कृष्ण ने कहा और वे उसी दिशा 
में भागे, जिधर वह छाया भागी थी। 

भीम ने उस भागती हुई छाया को पकड़ लिया था और वह उसे चिल्लाने से रोकने 
के लिए उसका मुँह अपने हाथ से दबाए, उसे अपनी भुजाओं में उठाए हुए लौट रहा 
धा। 

“रुको मध्यम !” 

भीम रुक गया। 

“मेरी बात ध्यान से सुनो ।” कृष्ण ने उस बंदी सैनिक से कहा, “यदि तुमने चिल्लाने 
अथवा सहायता के लिए किसी को पुकारने का प्रयल किया तो या तो हम तुम्हारा गला 
घोंट देंगे, अथवा पर्वत की दूसरी ओर उछाल देंगे'“फिर तुम्हारे साथ जो भी हो |” 
रे उस अँधेरे में भी कृष्ण ने उस व्यक्ति के चेहरे को भय से विकृत होते हुए 

खा। 

“और यदि तुम हमारे प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर दोगे, तो हम तुम्हें तुम्हरे किसी 
एक आहत साथी के साथ बाँध जाएँगे। तुम मुक्त होकर अपने किसी भी अधिकारी 
को सूचना देने के लिए स्वतंत्र होगे। स्वीकार है ?” * 

“उस व्यक्ति ने अपना भयभीत सिर हिला दिया।' 


धर्म/267 


“मध्यम । इसे बोलने दो |” कृष्ण ने कहा और भीम ने उस व्यव्ति को कृष्ण के 
सम्मुख भूमि पर खड़ा कर दिया। 

“नगाड़े कहाँ हैं ?” कृष्ण ने पूछा। 

“उधर !” उस सैनिक ने हाथ से संकेत किया, “विजय-स्तंभ के नीचे ।” 

“और यह विजय-स्तंभ क्या है ?? 

“महाराज ने अपनी विजयों की स्मृति में बनवाया है।” 

कृष्ण ने निमिष भर कुछ सोचा और पूछा, “तुम्हारे पास कृपाण है ?? 

जी। 

“त्ञाओ। दो मुझे।" 

सैनिक ने आज्ञा का पालन किया। 

“मध्यम ! इसे इसके वस्त्र से किसी आहत सैनिक के साथ बाँध कर विजय-स्तंभ 
के पास आओ 

भीम उस सैनिक को अपने कंधे पर उठा कर ले गया। 

हाथ में उस सैनिक की कृपाण लिए हुए कृष्ण विजय-स्तंभ के पास आए | ज्योत््ना 
के धुँधले प्रकाश में उन्होंने देखा, थोड़ी-थोड़ी दूरी पर त्रिकोण बनाते हुए तीन दीर्घाकार 
नगाड़े रखे हुए थे । निश्चित रूप से उन्हें बजाया जाता होगा तो भयंकर शब्द होता होगा, 
जो इन पाँच पहाड़ियों से घिरे नगर को सिर से पाँव तक गूँजा देता होगा। ““यदि किसी 
ने पास या दूर से दो पांडवों के साथ कृष्ण को आते देख लिया होगा तो वह ये ही 
नगाड़े बजाएगा।”इन अचेत सैनिकों में से जिसकी चेतना लौटेगी, वह भी ये ही नगाड़े 
बजाने का प्रयत्न करेगा"“इन नगाड़ों का बने रहना उचित नहीं है'“कृष्ण ने कृपाण की 
नोक नगाड़े में चुभो दी”किंतु नगाड़े पर मढ़ा हुआ चमड़ा इतनी सुविधा से कटने वाला 
नहीं था | कृष्ण ने कटार पर अपना दबाव बढ़ाया"”चमड़ा कुछ दूर तक चिर गया था कृष्ण 
ने एक-एक कर तीनों नगाड़ों का चमड़ा चीर दिया"" 

भीम आकर उनके पास खड़ा हो गया था। 

“मध्यम !” कृष्ण बोले, “कृपाण से इन नगाड़ों का सारा चमड़ा काट डालो, इतना 
कि इनका जीर्णोद्धार अथवा पुनर्निर्माण एकदम संभव न रहे ।” 

“कटार की क्या आवश्यकता है ।” भीम बोला, "मैं वैसे ही इन नगाड़ों को लीर-लीर 
कर देता हूँ।” 

“नहीं मध्यम ! हल्का-सा भी शब्द नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे किए कराए 
पर पानी फिर जाएगा।" 

“समझ गया। लाओ, कृपाण मुझे दो ।” भीम ने कृष्ण के हाथ से कृपाण ले ली। 

कृष्ण का ध्यान अब उस विजय-स्तंभ की ओर चला गया। वे उसकी ओर बढ़े 
ही थे कि अर्जुन भी उनसे आ मिला। 

“उस बंदी का क्या किया ?” 

“वह अचेत हो गया है।" 

“ठीक है ! आओ देखें |” 

उस चाँदनी में विजय-स्तंभ बहुत स्पष्ट किंतु भयंकर दिखाई पड़ रहा था। एक 


268 /महासमर-4 


हिंस सिंह निरीह और असहाय मृगों का पीछा कर रहा था। उसका मुँह गर्जन करने 
की मुद्रा में खुला हुआ धा। मुख पर रक्त लगा ही नहीं हुआ था, रक्त की बूंदें टपक 
भी रही थीं। उसके तीन पंजों के नीचे एक जीवित किंतु आहत मृग पड़ा हुआ था, और 
उसका उग हुआ चौथा पंजा घबरा कर भागते हुए मृग को दबोचने की प्रक्रिया में था| 

विजय-स्तंभ क्या था, हिंसा तथा राक्षसी क्रूरता का बीभत्स चित्रण था “कृष्ण को 
समझते देर नहीं लगी कि इसमें जरासंध ने स्वंय को सिंह तथा अन्य राजाओं को डरे-सहमे 
हुए मृगों के रूप में चित्रित किया था। 

कृष्ण ने उस सिंह के उठे हुए पंजे को पकड़ कर पीछे की ओर खींचा। पत्थर 
पर्याप्त कठोर था, किंतु कृष्ण ने हार नहीं मानी। पूरी एकाग्रता से अपने सारे शरीर 
का बल अपनी भुजाओं में केन्द्रित कर उसे पुनः खींचा। सिंह का पंजा टूट कर कृष्ण 
के हाथ में आ गया ।“ 

“जरासंध ! ऐसे ही तुम्हारा पंजा भी तोड़ा जाएगा।” कृष्ण ने धीरे से कहा | 

“इसे मेरे लिए छोड़ दो कृष्ण !” भीम ने कहा, “तुम्हें मालूम है कि ऐसे कामों 
में मेरी अत्यंत गंभीर रुचि है।" भीम बोला, “किंतु मैं इसे हाथों से खींच कर नहीं, पैरों 
की ठेकरों से ध्वस्त करूँगा।” 

भीम ने उस पर अपने पैर का एक जोरदार प्रहार किया। कृष्ण और अर्जुन भी 
पूरी निष्ठा से उसे गिराने का प्रयल कर रहे थे। तीनों में एक प्रकार की होड़-सी मच 
गई थी कि कौन उस स्मारक का कितना भाग नष्ट करता है। 

थोड़ी ही देर में उन्होंने उस स्मारक को प्रायः नष्ट कर दिया था। 

“यह तो हुआ |” कृष्ण ने हाथ झाड़ते हुए कह्म, “किंतु इसमें हमारा काफी समय 
नष्ट हो गया है। अब हमें शीघ्र ही नीचे उतर कर नगर में कहीं छिप जाना चीहिए। 
यह न हो कि सूर्योदय हो जाए और हम पर किसी की दृष्टि पड़ जाए।” 

“उन अचेत और आहत सैनिकों का क्या करना है ?” अर्जुन ने पूछा। 

“वहीं पड़े रहने दो । अगली पाली के सैनिक आएँगे, तो स्वयं उन्हें सँभाल लेंगे |? 
कृष्ण ने उत्तर दिया, “आओ ! अब विलंब मत्त करो!” 

वे लोग पर्वत की ढाल पर नगर की ओर फिसलते चले गए। 


पर्वत से नीचे उत्तरते-उत्तरते दिन का उजाला हो गया। नगर में साधारण कार्य-कलाप 
आरंभ हो चुका था। गभिरिव्रज में पशुओं की कमी नहीं थी। प्रत्येक गृहस्थ के द्वार पर 
दो-चार पशु बँधे ही हुए थे। यद्यपि नगर के निकट कोई नदी नहीं बहती थी, किंतु जल 
की विपुलता दिखाई देती थी। घर-घर में कुएँ थे और नगर में सार्वजनिक बावड़ियाँ 
तथा सरोवर भी दिखाई पड़ रहे थे। 

“नगर में समृद्धि की तो कमी नहीं लगती । अर्जुन ने धीरे से कहा। 

“शक्षसों के नगर में समृद्धि की क्या कमी ।” कृष्ण बोले, “यहाँ का तो सारा व्यापार 
ही पराए धन पर चलता है। जिस जरासंध ने सौ राजाओं को पराजित कर, बलि देने 
के लिए बंदी कर रखा है, उसने उनके कोष भी तो हथिया लिए होंगे। वह राजकोष 


है. 4 


को उन राजाओं की रानियों अथवा उनके पुत्रों को तो नहीं दे आया होगा ।” 
क्रमश: हाट खुलते जा रहे थे | व्यापारी समृद्ध और प्रसन्‍न दिखाई पड़ते थे | नगर 
में समारोह का-सा वातावरण था। 

“क्यों भाई ! आज नगर में कोई उत्सव है क्या ?” भीम ने एक दुकानदार से पूछा। 

“आज ही क्यों ? यहाँ तो प्रतिदिन ही कोई-न-कोई उत्सव होता रहता है ।” दुकानदार 
ने उत्तर दिया, “कभी किसी राजा को बंदी बना कर लाया जा रहा है, कभी किसी को। 
और अब तो उनकी बलि की तैयारी है। इधर महाराज का अनिष्ट-शांति का व्रत पूरा 
हुआ, और उधर राजाओं की बलि हुई। मुंड पर मुंड लुढ़केंगे। रक्त के फव्वारे चलेंगे 
और चीत्कारों से इन पाँचों पर्वतों की नींवें तक हिल जाएँगी।” 

“प्रजा तो प्रसन्‍न है न ?” कृष्ण ने पूछा। 

“तुम कौन हो ?” दुकानदार ने संशयपूर्वक उन तीनों की ओर देखा। 

“परदेशी हैं।” कृष्ण ने कहा, “भाग्य-परीक्षण के लिए आए हैं।" 

श्वृक्ष में हृदय है तो भाग्य फलित नहीं होगा |!” दुकानदार बोला, “हाँ ! हृदय को 
पत्थर बना सको, तो गिरिव्रज की वीथियों में बहता स्वर्ण समेट कर गठरी बाँध लो |" 

“तुम अपने नगर से प्रसन्‍न नहीं लगते भाई |” अर्जुन ने अत्यन्त मधुर स्वर में 
कहा। 

“प्रसन्‍न क्या होना। अपना कपाल फोड़ते हैं कि जाने पिछले जन्म में कौन-से 
कुकर्म किए थे कि इस पाप नगरी में जन्म मिला ।” 

“क्यों भाई ! तुम इतने दुखी क्‍यों हो ?” कृष्ण ने उसकी ओर सहानुभूति भरी 
दृष्टि से देखा । 

“क्या कहें महाराज ! यहाँ तो जबरे का ही बोलबाला है। जो दूसरे का रक्तपान 
कर सके, वही प्रसन्‍न रह सकता है, अन्यथा कोई सुनवाई नहीं है । आप किसी का विश्वास 
नहीं कर सकते*“न अपने पड़ोसी का, न भाई-बंधु का, न मित्र-जार का। जिसको अवसर 
मिलेगा"“वही कृपाण घोंप देगा आपकी पीठ में |" 

“राजा कुछ नहीं करता ?” 

“राजा को अवकाश कहाँ है प्रजा के लिए ।” दुकानदार बोला, “वह तो इसको मार, 
उसको मार। वह अपना राज्य भी बढ़ा रहा है और अपना अहंकार भी । घर के भीतर 
क्या हो रहा है, उसकी कुछ चिंता ही नहीं ।” 

“पर नगर में लोग इतने प्रसन्‍न क्यों दीखते हैं फिर ?” भीम ने कहा। 

“लूट में सम्मिलित हो जाएँ, तो आप भी प्रसन्न ही दीखेंगे |” वह बोला, “मेड़ियों 
का झुंड है, मृगों का आखेट चल रहा है। जबरे को देखें तो हाथ जोड़ें, चरण चारें, 
उपहार दें | दुर्बल को पाएँ तो उसके कंठ में अपने दाँत गड़ा दें | भगवान जाने इस नगर 
का क्या होने वाला है।” 

“यहाँ कोई धर्मात्मा नहीं रहता ?” कृष्ण ने पूछा। 

“कुछ नाग हैं, कुछ राक्षस"जो धर्मात्माओं के समान पूजे जा रहे हैं। किसी का 
साहस नहीं है कि कहे कि पापियो ! तुम्हारे अधरों पर तो निर्वलों का रक्त लगा है, 
यह कपाल पर चंदन लगाए क्यों घूम रहे हो [" वह रुका, “अब आप पधारिए महाराज ! 


270/महासमर-4 


* मेरी जिहववा तो थमती ही नहीं है। अभी कोई गुप्तचर आ गया तो आप भी व्यर्थ कष्ट 
में पड़ेंगे।” 

“चले जाएँगे भाई ।” कृष्ण बोले, “तुम हमारे लिए चिंता मत करो। अपनी सुरक्षा 
की इतनी ही चिंता होती तो हम अपने घरों में घुसकर बैठे होते । हम तो निकले ही 
हैं संकटों से जूझने |” ॥ं 

शतो ठीक है ।” दुकानदार बोला, “कोई अनहोनी हो गई, तो मुझे दोष मत दीजिएगा 
कि मेरे कारण आप संकट में फंसे ।” 

"तुम्हें दोष नहीं देंगे ।” कृष्ण बोले, "मैंने तो सुना है कि तुम्हारा राजा बहुत धर्मात्मा 
है। पा उपवास कर रहा है, व्राहमणों को मुँहमाँगा दान दे रहा है | किसी यज्ञ की 
तैयारी है।” 

“दान देने वाले सब धर्मात्मा होते हैं क्या ?* दुकानदार तड़पकर बोला, “सकाम 
दान कर रहा है। एक सी क्षत्रिय राजाओं की बलि चढ़ाने जा रहा है। उस पाप-कर्म 
में सफलता पाने की कामना से ब्राहमणों को उत्कोच दे रहा है।" 

“किस समय मिलता है यह दान ?? कृष्ण ने पूछा, “हमें मिल पाएगा क्या ? बहुत 
दूर से आए हैं हम ।” 

“सब को मिलता है, तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा !” उसने उत्तर दिया, “तुम भी जा 
घुसो भिखमंगों की उस भीड़ में। वन जाओ उस हत्यारे राजा के चारण। उसकी और 
उसके पुरखों की स्तुति करो। उसे धर्मराज, धर्मात्मा और महादानी सिद्ध करो, तुम्हें भी 
कुछ टुकड़े दे ही देगा।” 

“अभी सीधे वहीं चले जाएँ ?” कृष्ण ने पूछा। 

“जब इच्छा हो चले जाओ, किंतु दान तो गोधूलि के वाद ही मिलता है। प्रातः 
से भीड़ एकत्रित होने लगती है। अपनी बारी तुम भी लगा लो।” 

“अच्छा भाई हम चलते हैं।” कृष्ण ने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ उठाया, 
“प्रभु तुम्हारा कल्याण करे | मुझे तो तुम विभीषण का ही दूसरा रूप लग रहे हो। उसी 
के समान लंका के राक्षस-राज्य में रह कर तपस्या कर रहे हो ।” 

वे तीनों चल पड़े। 


दिन भर वे लोग हाटों और वीधियों में घूमते रहे। सारे नगर में उत्तव और समारोह 
का वातावरण था। किंतु समारोह तो राजा और राजकर्मचारियों की ओर से ही था। 
प्रजा की विशेष भागीदारी दिखाई नहीं पड़ रही थी। फिर भी स्थान-स्थान पर भीड़ तो 
थी ही। नगर के वाहर से भी बहुत लोग आए हुए लग रहे थे। अनेक व्यापारी थे। 
बहुत सारे ब्राह्मण दान के लोभ में उपस्थित थे। नागरिकों के अपने अतिथि भी थे, जो 
नगर का उत्सव देखने की इच्छा से टिके हुए थे। स्थान-स्थान पर दंडपघरों, प्रहरियों और 
सैनिकों की चौकियाँ थीं, जो नगर में अनुशासन बनाए रखने के लिए स्थापित की गई 
थीं।उन में उपस्थित राज-कर्मचारी अपने मनोरज॑न में व्यस्त दिखाई देते थे | कोई मदिरा 
में घुत्त था, तो कोई किसी चंचल गणिका से बतियाने में लगा हुआ था | वे लोग अनुशासन 


की रक्षा करने से अधिक उसे भंग करते ही दिखाई पड़ रहे थे। 

राजा अपने आयोजन में व्यस्त था। नगर में समारोह था और समारोह के लिए 
भीड़ थी। नगर में क्या हो रहा था, कदाचित्‌ वह सब सुनने और जानने के लिए राजा 
के पास न अवकाश था, न इच्छा। 

भीड़ की भीड़ राजप्रासाद की ओर चली जा रही थी। उसमें स्नातक ब्राह्मण भी 
थे, साधारण याचक भी, साधु-संन्यासी और तपस्वी भी “सब का एक ही लक्ष्य 
धा“राजप्रासाद ! राजा अपने यज्ञ से पहले पूर्ण अनिष्टशमन चाहता था। ये सारे लोग 
राजा से दान ग्रहण कर, उसे आशीर्वचन देने जा रहे थे।' वे स्नातक ब्राह्मणों के वेश 
में थे और चंदन के लेप तथा फूलों की मालाओं से इस प्रकार आच्छन्न थे कि उनके 
रूप को देखना संभव ही नहीं था। वे फूलों तथा अन्य उपकरणों से अलंकृत मूर्तियों 
के समान थे, जिनमें से किसी एक को व्यक्तिगत रूप से पहचानना कठिन था। 

आगंतुकों से ठसाठस भरी, राजप्रासाद की तीन ड्यौढ़ियाँ पार कर वे उस सभागार 
में आए, जहाँ जरासंध का दानयज्ञ चल रहा धा। सभागार का आकार अल्न्त विश्ट 
था, जिसमें एक सोर जरासंध एक ऊँचे सिंहासन पर वैठा था। उसके निकट अमेक 
मंत्री और राजकर्मचारी थे। भंडारी लोग धालियों में रखे वस्त्र और मिष्टान्न ता रह 
थे। 


धालियाँ उनके हाथों से होती हुई जरासंध के सम्मुख पहुँचती थीं | वह अपने हाथ 
से उनका स्पर्श कर देता था और थलियाँ पुनः कर्मचारियों से श्रृंखला से होकर याचकों 
तक आ पहुँचती थीं। याचकों की भीड़ टूटी पड़ रही धी। सब का एक ही प्रयल था 
कि अन्य लोगों को धकिया कर वे सब से आगे पहुँच जाएँ और कर्मचारियों से धाती 
प्राप्त कर लें। ; 

भीम ने उस भीड़ में से आगे जाने का मार्ग बनाने का प्रयल करना चाहा तो 
कृष्ण ने उसे संकेत से रोक दिया | भीम समझ नहीं पाया कि कृष्ण की क्या इच्छा है, 
किंतु इतना तो वह जानता ही था कि सारी योजना कृष्ण की ही थी। जाने उसने अपने 
मन में क्या सोच रखा धा। बहुत कुछ तो निश्चित था, किंतु बहुत कुछ ऐसा भी था, 
जो यहाँ की परिस्थितियाँ देखकर कृष्ण को ही तय करना था। अब इस भीड़ में 
भीम सार्वजनिक रूप से न तो कृष्ण से कुछ पूछ सकता था और न॒वह स्वतंत्र रूप 
से निर्णय ले सकता था। उसे तो वही करना था, जिसका कृष्ण निर्देश करे “किंतु वह 
यह देख-देख कर विचलित अवश्य हो रहा था कि कृष्ण अपने पीछे आने वाले प्रत्येक 
याचक को आगे बढ़ने की अनुमति ही नहीं दे रहे थे, वरन्‌ वे उन्हें इसके लिए प्रेरित 
भी कर रहे थे। हर वार वे पीछे हटने का कोई-न-कोई कारण खोज तेते थे ।“पता नहीं 
कृष्ण के मन में क्या धा। यह तो निश्चित ही था, कि वे लोग दान लेने नहीं आए थे, 
पर जो कुछ भी करना था, उसके लिए जरासंध तक पहुँचना तो आवश्यक था। वे 
लोग जरासंघ तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो उसका वध कैसे करेंगे"“ 

जब दो-चार याचक ही और रह गए तो एक कर्मचारी ने एक घाली उनकी ओर 


. “कृष्ण, अर्जुन और भीम भी उसी भीड़ का अंग बनकर बढ़ते जा रहे थे। 





“/महासमर-4 


भी बढ़ाई। 

'नहीं। हम यह नहीं लेंगे।” कृष्ण ने कहा। 

तो क्या लोगे ?” 

“अपना मुँह-माँगा लेंगे।” 

“मांगो । 

“उसी से माँगेंगे, जिसके हाथ से लेना है।” 

कर्मचारी ने चकित होकर कृष्ण की ओर देखा, “किसके हाथ से लेना है ?” 

राजा के हाथ से।” 

तो राजा ही तो दे रहे हैं। मैं कौन-सा अपने घर से लाया हूँ।' 

“नहीं ! हम महाराज के हाथ से ही लेंगे | बीच में कोई निमित्त भी नहीं होना चाहिए |” 

कर्मचारी ने कुछ खीझ कर शेष याचकों को निपटाया और कहा, “बोलो ! क्या 
माँगना है महाराज से ?” 

“इन दोनों ने व्रत ले रखा है,” कृष्ण ने भीम और अर्जुन की ओर संकेत किया, 
कि मध्य-रात्रि से पहले नहीं बोलेंगे, “इसलिए ये लोग मध्य-रात्रि के बाद ही महाराज 
को बताएँगे कि यें लोग क्या दान लेना चाहते हैं।” 

भीम और अर्जुन “दोनों ही ने संकेत समझ लिया | उन्हें अब कुछ भी नहीं बोलना 
है। वार्तालाप का सारा दायित्व कृष्ण का ही था। 

फिर मध्य रात्रि के बाद ही आते, इस समय क्‍यों आ गए हो ?” कर्मचारी 
ने चिढ़ कर कहा। 

“मध्यरात्रि में तुम हमें इस सभागार में प्रवेश करने दोगे, तो मध्यरात्रि में ही आ 
जाएँगे |” कृष्ण बोले, "क्या कहते हो, अभी जाएँ ?? 

“जाओगे नहीं तो क्या मध्यरात्रि तक मेरे सिर पर सवार रहोगे ?” कर्मचारी का 
स्वर कुछ ऊँचा हो गया। 

“वचन देते हो कि मध्यरात्रि में राजा के शयन-कक्ष में प्रवेश करने दोगे ?” 

कर्मचारी पूर्णतः अनियंत्रित हो उठा, “अपनी मर्यादा में रहो। यह थाली लेनी है 
तो लो, नहीं तो चलते बंनो। वचन तो ऐसे माँग रहे हैं, जैसे राजा के जामाता हों।” ॥? 

लगा, जरासंध की अधमुदी-सी आंखें खुल गई। उसने पास खड़े मंत्री से कुछ 
कहा। मंत्री ने पुरोहित को कोई संदेश दिया, और पुरोहित उनकी ओर बढ़ा। 

“धाली लोगे या बाहर जाओगे ?” कर्मचारी ने चेतावनी भरे स्वर में पूछा। लगा 
कि मना करते ही वह उनको धक्के मार कर बाहर निकाल देगा। 

*राजपुरोहित इधर आ रहे हैं। मैं उन्हीं को उत्तर दूँगा।” कृष्ण ने कहा। 

कर्मचारी के लिए अपनी यह उपेक्षा असहय थी। उसका हाथ उठते-उठते रह गया, 
किंतु वाणी की कटुता और सघन हो गई, “वह राजपुरोहित नहीं है। यज्ञ कराने वाला 
दलाल है। उससे बात कर तुम बहुत महान्‌ नहीं हो जाओगे। और वह तुम्हें इस थाली 
से अधिक दे भी क्या सकता है। उसके तो अपने मुख से एक-एक थाली के लिए लार 
टपकती रहती है।"“ 

पुरोहित निकट आ गया था। उसने स्नातक ब्राह्मणों की-सी उनकी वेशभूषा देखकर 


घर्म/273 


हाथ जोड़ कर नमकार किया, “क्या बात है महाराज ! सम्राट्‌ जानना चाहते हैं, क्या 
इच्छा है आपकी ?” 

“इन्हें दान में यह थाली नहीं चाहिए | सम्राट्‌ से कोई विशेष दान माँगते हैं !” कर्मचारी 
ने जैसे उनकी शिकायत की। 

श्तो माँगने दो | सम्राट्‌ इतने असमर्थ तो नहीं हैं कि तपस्वी ब्राह्मणों की छोटी-मोटी 
इच्छाएँ भी पूरी न कर सकें।” 

“पर ये अपनी इच्छा तो मध्यरात्रि के पश्चात्‌ बताएँगे''ऐसा व्रत है इनका ।' कर्मचारी 
अपने असमर्थ आक्रोश से रुआंसा हो गया था, “सम्राट्‌ क्या इन भिखमंगों के लिए मध्यगत्रि 
तक बैठे जागते रहेंगे ? वे उपवास के मारे वैसे ही कम उद्ठिग्न नहीं हैं, ऊपर से ऐपे 
विचित्र याचक आ जाएँ" [” 

"तो तुम क्‍या चाहते हो ?” पुरोहित ने पूछा। 

“इन्हें निकाल बाहर करना चाहता हूँ।” कर्मचारी ने दृढ़ता से कहा। 

“द्वार पर आया याचक विना दान लिए लौट जाएगा, तो सम्राट का व्रत नहीं टूट 
जाएगा ।” पुरोहित ने उसे डाटा, “तुम चाहते हो कि सम्राट्‌ के सारे किए-धरे पर पानी 
फिर जाए ?? 

कर्मचारी हतप्रभ खड़ा रह गया"“यह तो उसने सोचा ही नहीं था"“पर उसकी खीझ 
उद्दंडतापूर्वक अपने स्थान पर अड़ी हुई थी, “तो ये लोग मध्यरात्रि तक यहीं जमें रहेंगे ?" 

“अब ये लोग आ गए हैं, तो दान दिए बिना तो इन्हें बाहर भेजा नहीं जा सकता, 
नहीं तो इतने दिनों का सम्राट्‌ द्वारा किया गया आयोजन ध्वस्त हो जाएगा" पुरोहित 
रुका, “अच्छा ठहरो मैं सम्राट्‌ से ही पूछता हूँ।” 

उन लोगों को वहीं खड़े छोड़ पुरोहित जरासंध के पास लौट गया। मंद स्वर में 
थोड़ी देर वह जरासंध को स्थिति समझाता रहा। उसकी बात सुनकर जरासंध ने एक 
बार इन लोगों की ओर देखा और पुरोहित को कोई आदेश दे दिया। 

पुरोहित लौट आया, “ये दान दिए बिना नहीं लौटाए जा सकते, किंतु इनका मध्य 
रात्रि तक इसी सभागार में रहना आवश्यक नहीं है ।” उसने कहा, “सम्राट के संन्यास-द्षेत्र 
की मर्यादा के भीतर ये कहीं भी आ-जा सकते हैं, जैसे कि सम्राट आते-जाते हैं। दान 
स्वीकार करने से पूर्व ये उससे बाहर नहीं जा सकते |” 

“तो इस समय इनका क्या करूँ ?” कर्मचारी का स्वर बहुत ऊँचा नहीं उठा, किंतु 
उसका आक्रोश बहुत मुखर था। 

“यज्ञशाला में इनके ठहरने की व्यवस्था करवा दो ।” 

“हाँ । ठहरने की व्यवस्था करवा दो, जैसे कंगले भिखारी न हों, राज-अतिथि हों |” 

साधु-संन्यासियों के प्रति तुम्हारे ये दुर्वचन उचित नहीं हैं, कर्मचारी !" पुरोहित 
ने उसे डाँय, “इससे सम्राट्‌ के पुण्य की हानि होगी |" 

कर्मचारी सहम कर चुप हो गया। उसे उस क्षण वहाँ से टल जाना ही अपने हित 
में लगा । उसने संकेत कर उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहा। 


274/महासुमर-4 


उन्हें यज्ञशाला में पहुँचा कर कर्मचारी चले गए। पूर्ण एकांत हो गया तो कृष्ण बोले, 
“हमें अपने मन के सर्वथा अनुक्कूल परिस्थितियाँ मिल गई हैं | इस समय हम लोग जरासंध 
के साथ उसके संन्‍्यास-द्षेत्र में बंदी हैं। हमारे इस प्रकार बंदी होने का अर्थ है कि इस 
क्षेत्र के भीतर और कोई नहीं होगा, संभवतः जरासंध के सेवक और अंग-रक्षक भी नहीं | 
जरासंध ने हमें बिना दान लिए लौटने नहीं दिया, इसका अर्थ है वह अपने व्रत के प्रति 
बहुत गंभीर है'”।” 

“गंभीर तो उसे होना ही चाहिए, ” अर्जुन बोला,“आखिर वह एक यज्ञ करने जा 
रहा है।' 

कृष्ण के मुखमंडल पर अवसाद का एक झीना-सा आवरण छा गया, “कितना स्वार्थी 
और पतित हो जाता है मनुष्य | एक सौ मनुष्यों की अकारण और क्रूरतापूर्ण हत्या को 
वह धार्मिक कृत्म मान रहा है। सब से बड़ा अनिष्ट करने के लिए, अनिष्ट-निवारण 
हेतु, उपवास कर रहा है'”।! 

“किंतु राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों को तो पवित्र यज्ञ माना गया है,” भीम ने 
कहा, “महाराज युधिष्ठिर भी तो राजसूय यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर जरासंध 
को क्यों उसका अधिकार नहीं है ?? 

*राजसूय और अश्वमेध यज्ञ प्रजा को एक सुरक्षित तथा विशाल धर्मराज्य देने 
के लिए संपन्न किए जाते हैं, अत्याचार, पीड़न तथा शोषण बढ़ाने तथा अधर्म को बल 
देने के लिए नहीं |” कृष्ण बोले, “क्या लक्ष्य है जरासंध का ? क्या उसने सोचा भी है 
कि प्रजा के लिए समता, सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि का क्या अर्थ है ? उसके आचरण 
में कहीं तनिक-सी सात्विकता, दया, प्रेम तथा स्वार्थहीनता आई है ? क्या उसने अपने 
अहंकार के सिवा, किसी अन्य का पालन-पोषण किया है ? मध्यम ! किसी का धन छीनने 
के लिए उसकी हत्या करने और हत्यारे को दण्डित करने के लिए उसका वध करने में 
बहुत अंतर है। पाप को मिटाने के लिए धर्म-कर्म करना और पापकर्म को ही धर्म का 
नाम देना“ दोनों एक हैं क्या ? तुमने देखा नहीं, वह कर्मचारी दान देते हुए भी कितना 
अहंकारी प्रतीत हो रहा था |” 

“अच्छा तो हमने माना कि अपने इस यज्ञ के प्रति जरासंध बहुत गंभीर है ।” भीम 
ने जैसे विषयांतरण के लिए कहा, “तो उससे हमें क्या लाभ होगा ?” 

“इसका अर्थ है कि मध्य रात्रि के बाद वह हम से यह पूछने अवश्य आएगा कि 
हमें दान में क्या चाहिए ।” कृष्ण बोले, “और जो कुछ हम माँगेंगे, उसे वह मना नहीं 
कर सकता, नहीं तो उसका व्रत खंडित हो जाएगा। खंडित-व्रत व्यक्ति यज्ञ नहीं कर 
सकता | अतः यज्ञ करने के लिए, उसे अपना व्रत एक बार फिर से आरंभ करना होगा | 
और ऐसा वह कभी नहीं चाहेगा |” 

“अपने यज्ञ के प्रति वह बहुत गंभीर है, ” अर्जुन बोला,“किंतु इसका यह अर्थ 
तो नहीं है कि वह मरने भी लगेगा, तो सहायता के लिए अपने सैनिकों और सेनापतियों 
को नहीं पुकारेगा। यदि उसे अपने व्रत और अपने जीवन में से किसी एक को चुनना 
2! गा जीवन को ही चुनेगा। ऐसा चरित्रवान वह नहीं है कि व्रत के लिए 
अपने प्राण दे दे ।” 


धर्म/275 


“ठीक कहते हो। उसके चरित्र का प्रशंसक मैं भी कभी नहीं रहा |" कृष्ण बोले, 
“कितु क्षेत्र-संन्यास के माध्यम से जहाँ उसने स्वयं को इस क्षेत्र में बंदी कर रखा है, 
वहाँ उसका अर्थ यह भी है कि यज्ञ-पर्यन्त यह राजा का निवास-स्थान है। एक प्रकार 
से उसका अंतःपुर है। मेरा विचार है कि रात्रि के समय इस सारे क्षेत्र में से सारे सैनिक 
तथा प्रहरी बाहर चले जाते होंगे। वे लोग इस क्षेत्र के बाहर से राजा की रखवाली करते 
होंगे। उनमें से कितने जागते होंगे और कितने सो गए होंगे, कहना कठिन है। इसका 
अर्थ है कि बहुत सुविधा से उसे सहायता नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमसे उसे स्वयं 
युद्ध करना होगा, और वह युद्ध हमारी अपनी इच्छाओं के अनुकूल परिस्थितियों में होगा |" 


मध्य रात्रि के तत्काल पश्चात्‌ सचमुच जरासंध आकर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। 

“तो ! मैं आ गया ।” वह बोला, “बोलो, क्‍या याचना है तुम्हारी ?? 

कृष्ण ने अपने शरीर से सारी मालाएँ पृथक कर दीं। 

तुम !” जरासंध अपने स्थान पर स्तब्ध खड़ा रह गया, “तुम मेरे मित्र नहीं हो। 
तुम यज्ञ के अवसर पर मेरे घर क्या करने आए हो ?” 

“तुम मेरे मित्र नहीं हो ।" कृष्ण बोले, “इसलिए तुम्हारे नगर में द्वार से नहीं आया। 
तुम्हारे पर्वत को लाँघ कर, तुम्हारा विजय स्तंभ ध्वस्त कर, तुम्हारे नगाड़े फाड़ कर तुम्हारे 
नगर में आया हूँ जैसे शत्रु के घर जाना चाहिए। तुम मेरे मित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हारा 
सत्कार ग्रहण नहीं किया ।” 

“ये लोग कौन हैं ?” जरासंध ने भीम और अर्जुन की ओर देखा, “किन लोगों 
को इस प्रकार छुपा पर मेरे घर में घुसा नाए हो ?? 

कृष्ण के संकेत पर भीम और अर्जुन ने अपना रूप छिपाने के लिए लपेटे गए 
वस्त्र और पुष्प-आभूषण उत्तार दिए। 

“ये हैं पांडु-पुत्र भीम और अर्जुन ! महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई ।” कृष्ण बोले, 
दी ५ पहचानते ही होगे। कांपिल्य में द्रौपदी के स्वयंवर के अवसर पर तुमने इन्हें 

खा होगा ।" 

जरासंध के मुख का वर्ण पीला पड़ गया, “यह धोखा है। क्षात्र धर्म नहीं है यह! 

“तुम आज तक जो कुछ करते आए हो, वह क्षात्र-धर्म है क्या ?” कृष्ण हँस पढ़े, 
“फिर भी हम क्षात्र-धर्म नहीं छोड़ेंगे |? 

तुम तीन महारथी और मैं अकेला,” “जरासंध ने जिहवा से अपने अधर गीते 
किए, “और फिर मेरे पास कोई शस्त्र भी नहीं है |” 

“शस्त्र तो हमारे पास भी नहीं है|” कृष्ण ने अपने दोनों हाथ उठा दिए, “और 
यदि तुम हम में से किसी एक के साथ लड़ना चाहो, तो शेष दो व्यक्ति बीच में हस्तक्षेप 
भी नहीं करेंगे ।” रे 

“मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करता ।” जरासंध कुछ-कुछ सँमलता जा रहा था, “गोमंतत 


पर्वत पर भी तुम दोनों भाई निःशस्त्र ही दिखाई देते थे, किंतु इतने सारे शस्त्र कहाँ 
से प्रकट हो गए थे ?” | 


>76/महासमर-4 


“में भी तुम्हारा विश्वास नहीं करता।” कृष्ण गंभीर वाणी में बोले, “नहीं तो हम 
हक देकर आए होते और सार्वजनिक रूप से मध्यम पांडव तुम्हारे साथ बाहु-युद्ध 
करते।! 

तो अब क्‍या चाहते हो ?” जरासंध बोला, और सहसा उसकी मुद्रा बदल गई, 
“में तुम से भयभीत नहीं हूँ। तुम ही कायरों के समान मथुरा छोड़ कर भाग गए थे 
और आज तुम ही छिपकर मेरे घर में घुस आए हो!'..' 

“बीसियों राजाओं की क्रूर सेनाओं को एकत्रित कर मथुरा की निरीह प्रजा को 
नष्ट करना यदि वीरता है, तो तुम वीर हो। सहस्नों सैनिकों द्वारा दो क्षत्रियों को घेर 
कर, आग तगा उन्हें जीवित जता देने का प्रयत्न वीरता है, तो तुम वीर हो | उन्हीं दो 
व्यक्तियों से पराजित होकर पलायन करना वीरता है, तो तुम वीर हो ।” कृष्ण मुस्कराए, 
“तुम्हारी सारी सुरक्षा व्यवस्था को अंगूठा दिखा दा घर में घुस आना प्रवचंना है, 
तो मैं प्रवंचक हूँ ।और जहाँ तक वीरता की बात है, सुनो जरासंध। हम अपनी वीरता 
की परीक्षा भी देंगे, और तुम्हारी वीरता को भी परखेंगे |” कृष्ण ने रुक कर उसे देखा, 
“यदि तुमने अपने सहायक बुलाने का प्रयत्न किया तो हम तीनों तत्काल तुम पर आक्रमण 
कर देंगे, और यदि तुम हम में से किसी एक से युद्ध करना चाहो””॥? 

“मैं वह सब कुछ नहीं करूँगा |” जरासंध उत्तेजित स्वर में बोला, “मैं अभी अपने 
सैनिकों और सेनापतियों को पुकारता हूँ। तुम इस बार मेरे हाथों से बचकर नहीं जा 
सकते |” 

“जरासंध !” कृष्ण की वाणी में चेतावनी थी, “यदि तुमने किसी को पुकारा तो 
हम उसे युद्धारंभ मानेंगे, और हम तीनों अपनी नीति से युद्ध करेंगे। बहुत संभव है 
कि तुम्हारे किसी सहायक के आने से पहले ही तुम्हारा प्राणांत हो जाए।” वे धम कर 
बोले, “और यदि तुम हममें से किसी एक से हन्द्र-युद्ध करना चाहो"“।” 

“मैं तुम पर विश्वास नहीं करता |” जरासंध बोला, “तुम निःशस्त्र युद्ध आरंभ करोगे 
और फिर तुम्हारे शस्त्र तुम्हारे हाथों में प्रकट होने लगेंगे ।“मैं अर्जुन को भी जानता 
हूँ उसे बाहु-युद्ध का अभ्यास नहीं है, इसलिए वह भी कहीं-न-कहीं धनुष-बाण छिपा 
* कर लाया ही होगा। मृत्यु को सम्मुख देखेगा तो सारा क्षात्र-धर्म भूलकर धनुष-बाण उठा 
लेगा। वैसे भी अर्जुन को मत्लयुद्ध में मारकर मुझे क्या यश मिलेगा। चींटी को पैरों 
तले कुचल कर हाथी यशस्वी नहीं हो सकता |” जरासंध रुका, “हाँ ! भीम से बाहु-युद्ध 
किया जा सकता है। मैंने उसे कांपिल्य में राजाओं की भीड़ से लड़ते देखा है। वहाँ 
सशस्त्र युद्ध करने की कोई मनाही नहीं थी, फिर भी उसने शस्त्र धारण नहीं किया था। 
हाँ, इस मध्यम पांडव से बाहु-युद्ध किया जा सकता है | उसे मार कर मेरे यश को कलंकित 
नहीं होना पड़ेगा।” उसने कृष्ण की ओर देखा, “पर इसकी क्या आश्वस्ति है कि भीम 
को पराजित होते देख तुम लोग हस्तक्षेप नहीं करोगे और अपने शस्त्रों से मुझे मार 
नहीं डालोगे ?” 

“तुम्हें मेरे वचन का विश्वास करना होगा ।” कृष्ण बोले,“हम तीनों इसी समय तुम 
पर टूट पड़ें, तो न तुम हमें रोक सकते हो, न अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हो। 
फिर भी हमने तुम्हें जीवित छोड़ रखा है। यह इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हम 


धर्म/277 


क्षत्रियों के समान धर्म-युद्ध करें, किंतु हम तुम्हें रणक्षेत्र में वीरगति पाने बाते क्षत्रिय 
योद्धा का गौरव नहीं दे सकते। इसलिए युद्ध-भूमि में शस्त्रों से तुम्हारा वध नहीं होगा| 
तुम यहीं एक दस्यु की मृत्यु प्राप्त करोगे-- गौरवहीन, एकांत मृत्यु 

जरासंध की आँखें भय से फैल गईं। उसका शरीर कृष्ण की वाणी से थरायरा 
उठा। वह कृष्ण को जानता था; कृष्ण का कहा असत्य नहीं हो सकता। 

“यह धर्म नहीं है कृष्ण !' उसने जैसे अपनी रक्षा का अंतिम प्रयल किया। 

“इसमें अधर्म कहाँ है ?” कृष्ण बोले, “तुमने स्वयं भीम के साथ वाहु-युद्ध स्वीकार 
किया है। हम तुम्हें उसका पूर्ण अवसर देंगे। हाँ। यदि तुम्हें मृत्यु से भय लगता हो, 
युद्ध के नाम से मन भड़कता हो और जीवन से मोह भी हो, तो अपने कारागार में बंदी 
उन सौ राजाओं की मुक्त कर दो | अपने पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक कर, राजसत्ता 
उसको दे दो |” 

“यह संभव नहीं है ।” जरासंध वोला, “न मैं युद्ध से डरता हूँ, न मृत्यु से | मैं तुम्हारी 
धूर्तता से डरता हूँ। जाने तुम कब कोई चाल खेल जाओ ।' 

#तो फिर अपनी इच्छानुसार तुम भीम से वाहु-युद्ध कर लो | तुम विजयी हुए, तो 
हम चुपचाप लौट जाएँगे “और यदि तुम पराजित हुए, तो न यह राज्य तुम्हारा है, न 
तुम्हारे प्राण!” 

“मुझे स्वीकार है।” जरासंध वोला, “चलो वाहर किसी अखाड़े में चलो | 

“वाहर किसी अखाड़े में जाने से तुम्हारा क्षेत्र-संन्यास का व्रत भंग हो जाएगा, 
इसलिए यहीं युद्ध करो ।” कृष्ण वोले, “और फिर जिस युद्ध में जीवन-मृत्यु का निर्णय 
होने वाला है, उसमें अखाड़ा हुआ न हुआ।' 

“यह यज्ञ-भूमि है, यहाँ रक्तपात उचित नहीं [? 

“जहाँ सौ राजाओं की वलि दी जाएगी, वह यज्ञ-भूमि क्या रक्तपात से शून्य रह 
पाएगी ।” 

“तो दन्द्र-युद्ध के निर्णायकों, साक्षियों तथा दर्शकों को तो बुला लेने दो ।” जरासंघध 
के स्वर में विचित्र प्रकार को याचना थी। * 

“जरासंध !” कृष्ण की वाणी कठोर तथा चेतावनीयुक्त थी, “तुम्हारी कोई चतुराई 
नहीं चलेगी। यदि तुमने अपने सहायक बुला लिए और उन्होंने भीम और तुम्हारे दन्द्र-युद्ध 
: में हस्तक्षेप करने का प्रयल किया तो मेरे हाथ में भी सुदर्शन चक्र होगा और अर्जुन 
के हाथ में गांडीव धनुष | भीम भी निःशस्त्र युद्ध नहीं करेंगे। विश्वास रखो, आज तुम्हारी 
सहायता को आने वाला प्रत्येक सैनिक, सेनापति तथा मंत्री मारा जाएगा।' 

“इसमें चतुराई की क्या वात है।” जरासंध ने अपनी रक्षा के लिए तर्क दिया, “युद्ध 
से पहले पुरोहित से गोरोचन, माला तथा अन्य मांगलिक पदार्थ तो मँगाए ही जाते हैं। 
अब तुम कहोगे कि पीड़ा से मुक्ति के लिए तथा मूर्च्छित की चेतना लौयने के लिए 
औषधियाँ भी न मँगाई जाएँ। कोई वैद्य भी न बुलाया जाए ।" 

“ठीक समझा तुमने |” कृष्ण वोले, “इस युद्ध में न मांगलिक पदार्थ आएँगे, न 
औषधियाँ। न पुरोहित उपस्थित रहेगा, न वैद्य 

सहसा जरासंध के मन में आशा की एक किरण जागी।“'ठीक है कि कृष्ण ने 


278/मृहासमर-4 


उसे पूर्णतः घेर लिया था, किंतु शायद एक बात की ओर कृष्ण का ध्यान नहीं गया 
था।“यह जरासंध की भूमि थी। यहाँ उसका परिवार रहता था। यहाँ उसके दास और 
सेवक थे, सैनिक और कर्मचारी थे। ठीक है कि इस समय जरासंध अकेला था, किंतु 
उषा की पहली किरण के साथ-साथ, उसके सहायक, सैनिक और कर्मचारी बिना पुकारे 
भी उसके निकट आने लगेंगे।“बाहर के प्रहरी बदलेंगे और वे लोग अपने स्वामी को 
प्रणाम करने अवश्य आएँगे।“'तब वह अकेला नहीं रहेगा। वह किस स्थिति में है, यह 
बात किसी से छुपी नहीं रहेगी। उसके सैनिक और सेनापति उसकी सहायता को आ 
जाएँगे। तब इन तीनों को कौन बचा लेगा, जरासंध के क्रोध से *“तो इस असहायता 
का अर्थ ही क्या है ? केवल इतना ही तो करना है कि किसी प्रकार भीम को उषा काल 
तक उलझाए रखना है | जरासंध कितना भी अकेला हो, असहाय हो, किंतु इतना असमर्थ 
वह नहीं है कि रात्रि के ये दो प्रहर वह भीम से भिड़ा न रह सके। वह कोई मिट्टी 
का वना कुंभ नहीं है कि भीम उसे उठाकर पटक देगा, तो वह फूट जाएगा" 

“ठीक है।” इस बार जरासंध पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोला, “तुम ही 
युद्धनिर्णायक रहो। जय-पराजय का तुम्हारा निर्णय ही मुझे मान्य होगा।” 

“मैं न तो यहाँ न्यायाधीश वन कर आया हूँ, न निणयिक |” कृष्ण बोले, “हम 
तीनों को तुम अपना शन्नु ही समझो ।“और फिर यह मरणांतक युद्ध है। इसमें न्याय 
क्या और निर्णय कैसा। एक ही नियम है कि प्रतिद्दन्द्यियों में से किसी के पास शस्त्र 
न हों । और प्रतिद्वंद्ियों में से एक की मृत्यु पर ही इसे समाप्त होना है | दोनों के जीवित 
रहते तो यह रुक सकता ही नहीं।” 

“तो फिर ठीक है।” जरासंघ बोला, “आओ भीम |” 

उसने अपना किरीट उतार कर अपने केशों को कसकर पीछे बाँध लिया। धोती 
को समेट, कमर कस ली। 

भीम ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया और अलग होकर त्ताल ठोंका। 

भीम के अलग होते ही जरासंध ने उसके कंघे पर वलपूर्वक प्रहार किया। उसे 
यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके जिस प्रहार से उसके प्रतिद्वन्द्दी धरती पर लोट-लोट 
जाते थे, उसके उसी प्रहार से भीम तनिक-सा विचलित भी नहीं हुआ। उसने पूर्ण 
आत्मविश्वास के साथ अपने हाथों को शस्त्रों के समान आगे बढ़ा दिया, जैसे उन में 
बाँध कर वह जरासंध को पीस डालेगा”जरासंध चित्रहस्त का प्रयोग करना चाहता धा 
और भीम धा कि उसे किसी प्रकार कक्षावंध में फास लेना चाहता धा। जरासंध ने अपनी 
दोनों भुजाओं को एक-दूसरी में फैसा कर भीम के वक्ष पर जोर का प्रहार किया। भीम 
कुछ पीछे हटा किंतु उसने तत्काल ही चरणपाश का सुंदर प्रयोग किया। जरासंध को 
अपनी रक्षा के लिए वाहुपाश का प्रयोग करना पड़ा | भीम ने अपने दोनों हाथों की अंगुलियाँ 
परस्पर फैसा कर जरासंध के सिर को पकड़ कर दवायां | जगासंध को तनिक भी आशा 
नहीं थी कि वह इतने प्रवल पूर्णकुंम का प्रयोग करेगा। उसे अपना बाहुपाश भूल गया 
और उसने स्वयं को मुक्त करने के लिए जरोहस्त की मुद्रा में भीम के वक्ष पर पूर्ण 
बल से प्रहार किया। भीम पीछे हटा तो जरासंघ ने आगे वढ़कर अपने अंगों और भुजाओं 
से भीम के शरीर को दबाकर, उसकी पीठ में अपने गले की हंसली भिड़ा कर, उसके 


धर्म/279 


पेट को दोनों हाथों से कस लिया और उठाकर उसे परे फेंक दिया। 

कृष्ण कुछ चिंतित होने लगे थे“भीम को इतनों समय नहीं लगाना चाहिए था। 
वह एक कुशल मल्ल के समान अपनी दक्षता दिखाने में लग गया था, और यह भूल 
गया था कि उसे कम से कम समय में जरासंध का प्राणांत करना था। इस प्रकार तो 
दो प्रहर व्यतीत होते पता भी नहीं चलेगा । ब्रह्म मुहूर्त होते ही इस युद्ध की सारी गोपनीयता 
नष्ट हो जाएगी और जरासंध के सेनापति अपनी सेनाओं के साथ प्रकट हो जाएँगे। 
तब इस सारे आयोजन का कोई अर्थ ही कहाँ रहेगा। तब युद्ध होगा, सशस्त्र युद्ध। सहय्ों 
की संख्या में योद्धा मारे जाएँगे।'* 

“मध्यम विलंब क्यों कर रहा है ?” कृष्ण ने मंद स्वर में अर्जुन से पूछा। 

“मध्यम विलंब नहीं कर रहे ।” अर्जुन ने उत्तर दिया, “उन्हें अभी क्रोध नहीं आया 
है। यदि तुम किसी प्रकार उन्हें क्रोध दिला सको, तो वे तत्काल जरासंध का वध कर 
डालेंगे हे 

“कुंतीनन्दन |” कृष्ण ने भीम से कहा, “जरासंध, कंस का श्वसुर है, जो मेरे मामा 

थे! 

भीम ने कृष्ण की ओर देखा, क्यों कह रहे हैं कृष्ण यह सब ? क्‍या भीम यह 
सब जानता नहीं ?“इस प्रकार तो उसकी एकाग्रता भंग होगी और जरासंध उसे 
किसी-न-किसी पेंच में फैसा लेगा। 

“इनकी अवस्था मेरे नाना के समान होगी |” कृष्ण बोले, "ऐसे वृद्ध को पराभूत 
करना तो दूर, तुम उसे थका भी नहीं पा रहे" |” 

भीम की आँखों में क्रोध की लाली उतर आई । कृष्ण उसे असमर्थ बता रहे थे “उसने 
जससंध के उदर के नीचे हाथ लगा कर, दोनों हाथों से उप्तके पेट को लपेट लिया और 
अपने वक्ष से ऊँचा उठा कर भूमि पर दे मारा। 

जरासंध इस आकस्मिकता से हतप्रभ रह गया और कृष्ण के अधरों पर मुस्कान 
खेल गई, “मध्यम ! पारितोषिक जीतने के लिए मल्ल-विद्या की सूक्ष्मताओं को दिखाने 
और वास्तविक मरणांतक युद्ध में बहुत अंतर होता है |"” 

जरासंध ने भीम के उदर में आघात किया। वह भीम के दूसरे आक्रमण से बचने 
के तिए मूर्च्छा का प्रयोग कर रहा था" किंतु भीम में जाने कहाँ से असाधारण स्फूर्ति 
आ गई थी। युद्ध के कारण जैसे-जैसे जरासंध में शिथिलता बढ़ रही थी, वैसे-वैसे ही 
भीम में नव-स्फूर्ति जाग रही थी। 

जरासंध ने भीम पर आक्रमण किया तो भीम ने लात के प्रहार से उसे पछाड़ दिया। 
वह जगसंध को दबाने के लिए झुका तो जरासंध ने उसका कंधा पकड़ लिया। वह कंधे 
से खींच कर उसे मुँह के बल गिराने का प्रयोग कर रहा था। भीम निग्रह” की भयंकरता 
को समझता था | वह एक बार गिर गया तो जरासंध उसकी पीठ पर आरूढ़ हो जाएगा। 
निग्रह से मुक्ति के लिए उसने 'भ्रग्रह” का प्रयोग किया | जरासंध को पीठ के बल गिराने 
के लिए भीम ने उसकी टाँग पकड़ कर खींची। जरासंध संभल नहीं पाया और पीठ 


के बल जा गिरा |“संतोषपूर्ण मुद्रा में कदाचित्‌ प्रंशसा पाने की अपेक्षा में भीम की दृष्टि 
कृष्ण की ओर उठ गई। 


* /महासमर-4 


कृष्ण ने मुख से एक शब्द भी नहीं कहा | उनके हाथ में दातुन-भर छोटा-सा सरकंडा 
था। कृष्ण ने सरकंडा भीम को दिखाते हुए, उसे दातुन के ही समान बीचोंबीच चीर 
कर दो टुकड़े कर, भूमि पर डाल दिया" 

निमिष भर में भीम की समझ में आ गया कि कृष्ण के संकेत का अर्थ क्‍या है 

जरासंध भूमि से उठने के लिए स्वयं को साध ही रहा था कि भीम अपनी पूरी 
शक्ति से उसकी एक टाँग पर जा कूदा ।“'जरासंध कराह कर एक करवट हो गया। भीम 
उसकी टाँग से हटा नहीं। वह उसकी एक जंघा पर जैसे जम कर खड़ा हो गया और 
दूसरी टॉँग की पकड़ कर उसने अपने वक्ष की ओर खींचा” 

जरासंध युद्ध से थक गया धा। इस आघात की पीड़ा से वह कराह उठा था। वह 
किसी प्रकार मुक्त होने के लिए छटपटाना ही चाहता था कि भीम ने उसकी जंघा पर 
दृढ़तापूर्वक बैठ कर, दूसरी टाँग अपने कंधे से बाँध ली इससे पहले कि जरासंध समझ 
पाता कि भीम क्‍या करने जा रहा है, भीम उठकर खड़ा हो गया" 

जरासंध के मुख से मरते हुए पशु के डकराने के समान एक चीत्कार फूटा और 
वह पूर्णतः शिथित्र हो गया।'* 


2 


रुदन और चीत्कार के अशुभ तथा भयंकर स्वरों ने जरासंध पुत्र सहदेव को जगा दिया । 
सहदेव चौंक कर उठ बैठा। मधुर संगीत उत्पन्न करते हुए वाद्य-यंत्रों से तो वह प्रायः 
जगाया जाता था। कभी-कभी शंखनाद से भी उसकी नींद टूटती थी। भेरी-नाद भी उसके 
लिए अपरिचित नहीं था, किंतु यह सामूहिक रुदन और चीत्कार ? इस प्रकार के स्वरों 
से तो जैसे वह परिचित ही नहीं था।” 

“महाराजकुमार !” सेनापति शौर्य किरीट सिर झुकाए, हाथ जोड़े उसके सम्मुख 
खड़ा था। मंत्रिगण उसके पीछे जैसे स्वयं को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे। 

“क्या बात है सेनापति ?” उसने मन में उमड़ती-घुमड़ती आशंकाओं का संयमन 
६ 0०% किया, 'ऐसा क्या घटित हो गया कि राजप्रासाद का परिवेश इतना अशुभ 

उठा है ?” 

“महाराजकुमार ?” सेनापति हाथ जोड़े हुए घुटनों के बल जैसे गिर ही पड़ा, “हम 
सब पर अपरिहार्य संकट आया है महाराजकुमार ! सम्राट इस संसार में नहीं रहे।'* 

“क्या ?” सहदेव का मुख आश्चर्य से खुल गया, “क्या हुआ उन्हें ?” 

“ईश्वर ही जानता है कि क्या हुआ |” सेनापति बोला, “हम तो इतना ही जानते 
है कि कल संध्या समय दान-वितरण करने के पश्चात्‌, अपने व्रत के अनुसार वे एकांतवास 
के लिए यज्ञ-भूमि में बनाए गए विश्वाम-कक्ष में चले गए थे। उस क्षेत्र की सीमाओं के 


धर्म/287 


बाहर चाहे कितने ही प्रहती और अंगरक्षक रहे हों, यह सत्य है कि उनके निकट कोई 
भी सेवक, सैनिक अथवा प्रहरी नहीं ““॥” 

“उनके देहांत की सूचना किसने दी ?” सहदेव उठकर खड़ा हो गया, “और उनका 
शरीर कहाँ है ?” 

सैनापति ने कुछ कहना चाहा, किंतु फिर जैसे थोड़ा हकला कर चुप रह गया। 

“बोलो !” 

किंतु सेनापति शौर्यकिरीट कुछ नहीं वोला। 

इस बार वृद्ध मंत्री साहस कर आगे आया, “महाराजकुमार ! राजप्रासाद के द्वार 
पर प्रहरियों का एक गुल्म होता है। लगता है कि रात को किसी समय उनकी आऑँब 
लग गई ० 

“सब एक साथ सो गए ?” 

“देवयोग से कुछ ऐसा ही हो गया लगता है महाराजकुमार !” मंत्री साहसपूर्वक 
बोला, “ब्रह्म मुहूर्त में जब उनमें से किसी एक की आँख खुली तो उसने वहाँ कुछ 
असाधारण देखा" ।” 

"क्या देखा ?” 

“रत्रि के अंधकार में सम्राट्‌ के शरीर को कोई बहुत कुचली-मसली अवस्था में 
वहाँ डाल गया था।"” 

सहदेव ने अपनी व्याकुलता में तीन-चार पग उठाए, “सम्राट के एकांत-नैन्र में 
प्रहरियों ने न किसी को जाते देखा, न निकलते। तो ऐसी दुर्घटना कैसे घट गई ? क्या 
करते हैं हमारे प्रहरी ?” 

“महाराजकुमार ! यह प्रेत-बाधा भी तो हो सकती है |” एक मंत्री ने अत्यन्त संकुचित 
भाव से कहा। 

“नहीं युवराज ! कोई प्रेत-बाधा नहीं है।” इस बार सेनापति शौर्यकिरीट के स्वर 
में कुछ अधिक आत्मबल था, “हमें अब यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारे प्रहरी पूर्णतः 
विश्वस्त थे कि सम्राट का कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए वे निश्चिंत होकर 
सो जाया करते थे। इसी असावधानी का लाभ हमारे शतन्नुओं ने उठाया है।” सेनापति 
रुका, “मुझे यह सूचना मिली है कि कल संध्या समय जब सम्राट्‌ अपने व्रतानुसार ब्राह्मणों 
की दान दे रहे थे तो तीन ब्राह्मणों ने मध्य रात्रि के पश्चात्‌ सम्राट से याचना करने 
की बात कहीं थी । उन्हें रात्रि को सम्राट्‌ के एकांत-क्षेत्र के भीतर यज्ञशाला के पास 
ठहराया गया था। वे अब वहाँ नहीं हैं। एक सूचना और मिली है युवराज ! कि सम्राट्‌ 
का प्रिय रथ सोदर्यवान्‌” अपने स्थान पर नहीं है| मेरा अनुमान है कि वे तीन ब्राह्मण 
वस्तुतः ब्राह्मण नहीं थे। वे छदम वेश में आए थे। संभवतः उन्हीं तीनों ने सम्राट्‌ का 
वध किया है और वे ही उनका सोदर्यवान” रथ लेकर भाग गए हैं।” 

“यदि ऐसा है तो वे अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे |” सहदेव बोला, “चारों ओर 
अश्वारोही दौड़ा दिए जाएँ और अपनी वाहिनियों को सन्‍नद्ध होने का आदेश दिया जाए। 
उन हत्यारों को बंदी वनाकर एक प्रहर के भीतर मेरे सम्मुख लाया जाए। वे भागने का 
प्रयल करें तो उनका वध कर दिया जाए। उनके साथ उनके कोई सहयोगी हों तो, उनके 


.282/महासमर-4 


साथ भी रा व्यवहार किया जाए। ऐसी सेनाओं का क्‍या लाभ, जो सम्राट की रक्षा 
न कर सकें।”” 

सहदेव के मौन होते ही द्वारपाल ने सम्मुख आकर हाथ जोड़े, “युवराज की जय 
हो। गुप्तचर-प्रमुख सदाशिव कुछ निवेदन करना चाहते हैं।? 

“उपस्थित करो ।! 

सदाशिव ने आगे आ हाथ जोड़ कर प्रणाम किया, “युवराज की जय हो | मैं कुछ 
अत्यन्त गंभीर सूचनाएँ लाया हूँ, अन्यथा शोक की ऐसी घड़ी में मैं आपको कष्ट न 
देता |” 

“बोलो सदाशिव। जो भी सूचना हो, निस्संकोच कहो!” 

“युवराज ! पर्वतों के गर्भ में बने हमारे दुर्ग-कारागार को तोड़कर, कोई उन सारे 
बंदी राजाओं को मुक्त करा ले गया है, जिन्हें सम्राट ने बलि के लिए वहाँ बंदी कर 
रख था।” 

“और हमारे प्रहती ?” सहदेव ने पूछा। 

“उनके शव हमें नहीं मिले हैं।” सदाशिव ने बताया, “संभव है वे शत्रु के भय 
से भाग गए हों““किंतु युवराज ! इस संभावना का तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता 
कि शत्रु उन्हें बंदी बना कर अपने साथ ले गए हों।” 

इस बार सहदेव ने कोई तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वह शोकाकुल से कहीं 
अधिक चिंताकुल लग रहा धा। 

सहदेव किसी प्रकार का निर्णय कर कोई आदेश देता, उससे पहले ही अस्ति तथा 
का 8 ही उच्च स्वर में विलाप करती हुई आगार में आ गई और सहदेव के कंधे 

लग गई। 

चिंता ने सहदेव के शोक को सुखा डाला धा। न उसकी आँखों में अश्रु थे, न 
कंठ में हिचकियाँ। अपनी बहनों का इस प्रकार रोते हुए आना और इस मंत्रणा में बाधा 
बनना उसे अच्छा नहीं लगा धा। वस्तुतः यह समय बैठ कर रोने का था ही नहीं। यह 
समय तो सक्रिय होने का था। वह उनको कंधे से लगा कर कैसे रोता या रुलाता । राजपुत्रों 
के पास अपने पिता की मृत्यु पर अश्वु बहाने का समय नहीं होता। यदि उस समय 
वे शोकाकूल होकर अश्रु बहाने बैठ जाएँ, तो फिर सारा जीवन अश्रु ही बहाते रहेंगे | 

उसने अपनी बहनों की पीठ थपथपा कर उन्हें अपने कंधों से पृथक्‌ किया और 
अपनी दासियों को संकेत किया कि उन्हें सेभालें | 

“इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो गई और हमारे प्रहरियों, सैनिकों, गुप्तचरों तथा 
प्रजाजनों में से किसी ने भी कुछ असाधारण नहीं देखा ।” सहदेव बोला, “आश्चर्य है ! 
यह किन्हीं अदृश्य प्रेतों का कार्य है या हमारे ही सारे प्रहरी शत्रु से मिल गए हैं।” 

“एक असाधारण घटना की सूचना मुझे मिली है युवराज ।” सहसा सदाशिव ने 
कहा। सहदेव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। 

“सूचना मिली है कि नगर- द्वार के बाहर चैत्य पर्वत के नीचे एक बड़ी भीड़ देखी 
गई है, जो वासुदेव कृष्ण की जय बोल रही थी।” सदाशिव ने कहा। 

सहदेव का मुख आश्चर्य से खुल गया, “इस सूचना को मात्र एक असाधारण सूचना 


घर्म/285 


मानकर अब तक तुम उसे अपने पास ही दवाए बैठे हो ?” सहदेव ने लगभग चीख 
कर कहा, “इस सूचना का महत्व नहीं समझते तुम | तुम्हारे जैसे व्यक्ति की गुप्तचर-प्रमुख 
के रूप में नियुक्ति किसी भी साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है।” 

“क्यों युवराज ?” सदाशिव का सिर झुका हुआ था। 

शतुम इतनी-सी बात समझ नहीं पा रहे हो कि ये दोनों दुस्साहसपूर्ण कृत्य करने 
चाल्ले या तो चासुदेव श्रीकृष्ण स्वयं हैं, अथवा उनके साथी। नहीं तो गिरिद्रज में छृष्ण 
की जय बोलने वाले लीग कहाँ से आएँगे और क्‍यों उनकी जय बोलेंगे। इस 'जय' में 
छिपी चेतावनी को तुम समझ नहीं पा रहे हो ?” 

सदाशिव कुछ कहता, उससे पूर्व ही अस्ति तथा प्राप्ति, पुनः बहुत नाटकीय ढंग 
से चीत्कार कर उठीं। लगा या तो उन्हें कोई दौरा पड़ जाएगा अथवा वे अचेत होकर 
गिर पड़ेंगी।” 

“कृष्ण यहाँ आया है, गिरिव्रज में ।" वे चिल्ला कर बोलीं, “उसे पकड़ी भैया !" 

“उसने पहले हमारे पति का वध किया, अब हमारे पिता की ऐसी दुर्गति की" [! 
प्राप्ति का चीत्कार जैसे प्रासाद की दीवारों से अपना सिर फोड़ रहा था। 

अस्ति ने निकट आकर सहदेव की भुजा पकड़ कर उसे श्िंझोड़ा, सेना भेजो 
भैया | उसका वध करवाना ही पर्याप्त नहीं है| उसे जीवित बँँधवा कर मँगवाओ | उसकी 
खाल खिंचवा दो। उसकी वोटी-वोटी कर उसे चील-कौवों को खिला दो'”।” 

“सदाशिव !” सहदेव ने अपनी बहनों की ओर ध्यान नहीं दिया, “शीघ्र जाओ ! 
जाकर पता लगवाओ, कि उस भीड़ में क्या सचमुच वासुदेव कृष्ण भी हैं ।“और यदि 
वे स्वयं यहाँ हैं, तो अपने सारे तंत्र को आदेश दो कि उनकी गति-विधि पर दृष्टि रखी 
जाए। उनके संबंध में सारी सूचनाएँ मुझे भिजवाई जाएँ और उनके विरुद्ध किसी प्रकार 
की कोई कार्यवाही करने का प्रयल न किया जाए। वे प्रासाद में आना चाहें, तो उनकी 
अगवानी कर उन्हें सादर यहाँ लाया जाए। मुझ से मिलना चाहें, तो उस भेंट की व्यवस्था 
की जाए"।! 

“भैया !” अस्ति ने सहदेव का हाथ कुछ इस प्रकार झिंझोड़ा, जैसे वह अपना मानसिक 
संतुलन खो चुका हो, “क्या कर रहे हैं आप ? वह हमारे पिता का हत्यारा है| वह आपके 
रे का हत्यारा है। आप वीर क्षत्रिय होकर कया अपने शत्रु से प्रतिशोध भी नहीं 

22 


सहदेव ने उसे झटक दिया, “मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। मुझे कंस 
और जरासंध की राजनीति आगे नहीं चलानी है | तुम्हें अपने पति और पिता की हत्याओं 
का प्रतिशोध चाहिए, तो उन सारे राजाओं, सेनापतियों तथा सैनिकों की विधवाओं को 
भी अपने पतियों की हत्याओं का प्रतिशोध चाहिए, जिनका वध कंस और सआ्नाट्‌ जरासंघ 
ने किया था। उसी प्रतिशोध-स्वरूप प्राण गैवाए हैं पिता जी ने।” 

“तुम्हारा रक्त यदि एक दम ही ठंडा हो गया है, तुम यदि कृष्ण से इस सीमा तक 
भयभीत हो भैया कि उसका सामना करने का साहस नहीं कर सकते तो थोड़ी राजनीतिक 
चुतराई तो दिखाओ | चाहे कृष्ण को अपनी सीमाओं से निकल जाने दो, पर अपने सैनिकों 
को उसे बंदी बनाने का आदेश देकर, अपनी सत्ता और शक्ति का प्रदर्शन तो करो ।”” 


'महासमर-4 


अस्ति का कंठ अश्रुओं से अवरुद्ध हो गया। 

“अपने कुल को इस प्रकार कलंकित मत करो भैया |” प्राप्ति ने घिक्कारपूर्ण विनती 
की, “इस ख्यातनामा वंश की लाज रखने का अभिनय तो करो।* 

#वही कर रहा हूँ ।” सहदेव का स्वर पर्याप्त स्थिर था, “यदि इस समय मैंने राजनीतिक 
चतुराई न दिखाई तो पिताजी के शव का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाएगा ।” सहसा 
सहदेव की मुद्रा एकदम परिवर्तित हो गई, “और हमारे कुल की ख्याति जग़संध और 
कंस बनने में ही नहीं है | प्रजा को आतंकित कर ही हमारा कुल गौरवान्वित नहीं होगा""।? 

"तो और कैसे होगा"'कृष्ण से आंतकित होकर ? उसके चरण चाट कर ?” अस्ति 
फुफकारती हुई बोली। 

“चुप रहो तुम |!” मंत्रियों और सेनापति ने सहदेव के स्वर में पहली बार आदेश 
की गंभीरता को पहचाना, “मगध की प्रजा ने आज तक अपने सम्राट को आतंक के 
रूप में देखा है, उससे कभी प्रेम नहीं किया ।“'अब वह अपने सम्राट से प्रेम भी करेगी |” 


अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ सहदेव नगर-द्वार से बाहर निकला। वे शोक 
की मुद्रा में थे (उनका वेश और व्यवहार उसी के अनुकूल था | उनके आगे-आगे दास-दासियाँ 
विभिन्‍न प्रकार के उपहार लेकर चल रहे थे। 

सहदेव को आते हुए देख, अर्जुन और भीम की दृष्टि कृष्ण पर टंग गई। कृष्ण 
पूर्ण आश्वस्त मुद्रा में खड़े रहे, जैसे कुछ भी असाधारण घटित न हो रहा हो | जरासंध 
के कारागार से छूटी हुई राजाओं की भीड़ जैसे अभी तक विश्वास नहीं कर पाई थी 
कि वे लोग सचमुच मुक्त हो चुके हैं। सहदेव को इस प्रकार अपनी ओर आते देख, 
वे भयभीत मृग के समान चौकन्ने हो गए। 

“हमने यहाँ रुक कर अच्छा नहीं किया वासुदेव।” एक बोला, “हमें तत्काल यहाँ 
से पलायन कर जाना चाहिए था।” 

“क्यों ? क्या सहदेव की मैत्री नहीं चाहिए आपको ?” 

“मैत्री !” उसका मुख वितृष्णा से विकृत हो उठा, “जरासंध पुत्र और मैत्री |” 

“देखो !” कृष्ण मुस्करा रहे थे। 

दास-दासियों ने सारे उपहार लाकर कृष्ण के सम्मुख रख दिए। भूमि पर मस्तक 
टेक, वे हट गए। सहदेव चलता हुआ उपहारों से भी आगे निकल आया। वह कृष्ण 
के एकदम सम्मुख खड़ा था| उसने हाथ जोड़े और अपने घुटनों के बल बैठ गया, “वासुदेव ! 
मैं आपकी शरण आया हूँ।” 

“क्यों ? शस्त्र सज्जित होकर युद्ध करने क्यों नहीं आए ?” कृष्ण ने अत्यन्त मधुर 
ढंग से पूछा, “अपने पिता के वध का प्रतिशोध नहीं लोगे ?” 

“नहीं |” 

क्यों ?? 

“प्रतिशोध का कोई प्रतिशोध नहीं होता। वह दुराग्रह होगा | 

“मेरी शरण क्‍यों आए हो ? भय के कारण ?” 


धर्म/285 


“नहीं ।” 

“लोभ के कारण ?” 

“नहीं |” 

“अपने पिता का राज्य नहीं चाहिए तुम्हें ?” 

“नहीं ।" 

“तो क्‍या चाहिए तुम्हें ?” 

“प्रगध को थोड़ा धर्म चाहिए। मेरे मृत पिता को आपकी क्षमा चाहिए।“और 
व्यक्तिगत रूप से मुझे अपने पिता का मृतक-संस्कार करने की अनुमति चाहिए।" 

“यदि मैं कहूँ कि तुम्हारे पिता इतने अधर्मी और पापात्मा थे कि उन्हें अंतिम संस्कार 
का गौरव नहीं मिलना चाहिए, तो ?” भीम ने उस पर अपनी वक्र दृष्टि डाली। 

“मैंने इसीलिए हाथ जोड़कर वासुदेव से विनती की है कि मेरे दिवंगत पिता को 
उनकी क्षमा चाहिए ।” 

“क्या तुम्हारे पिता के अपराध क्षम्य हैं ?” भीम ने पुनः पूछा। 

“नहीं | किंतु वासुदेव कृपालु हैं। बहुत कृपालु हैं ।” ह 

“तुम्हें मगध का राज्य नहीं चाहिए ?” कृष्ण ने पूछा। 

“मैंने देखा है कि राज्य, धन, संपत्ति और अधिकार के लिए, कैसे-कैसे पाप करने 
पड़ते हैं। व्यक्ति कैसा क्रूर होता जाता है। जीवन नरक हो जाता है राजा का। मुझे 
यह दंड नहीं चाहिए ।” 

“तुम्हें यह दंड नहीं चाहिए, किंतु जरासंध के पुत्र होने के नाते दंड तो तुम्हें मिलेगा 
ही। सम्राट्‌ के पुत्र के रूप में तुम्हें बहुत सारी सुख-सुविधाएँ मिली हैं, उनका प्रायश्चित्त 
नहीं करोगे तुम ?” कृष्ण बोले, “अपने पिता से तुम्हारा संबंध इतना एकांगी तो नहीं 
हो सकता कि उसके लाभ तो तुम्हें मिलें, किंतु उसकी हानियों से तुम वच जाओ" 

“तो दंड मिले प्रभु ” सहदेव बोला, “किंतु उससे पहले मुझे अपने पिता का अंतिम 
संस्कार कर लेने दिया जाए।” 

“जाओ सहदेव | एक अच्छे पुत्र के रूप में तुम अपने पिता का मृतक कर्म करो।' 
कृष्ण बोले, “उसके पश्चात्‌ अपना दंड ग्रहण करने के लिए यहाँ चले आओ !'ुम्हें 
यह नहीं भूलना चाहिए कि यह राज्य अब धर्मराज युधिष्ठिर का है। उन्हीं के प्रतिनिधि 
के रूप में मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस प्रदेश पर उनकी ओर से शासन करोगे। 
हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे, किंतु तुम महाराज युधिष्ठिर के प्रतिनिधि अथवा मांडलिक 
राजा होगे। तुम्हारे पिता ने धर्म की जितनी क्षति की है, तुम उसकी क्षतिपूर्ति करोगे। 
तुम प्रजा को न्याय दोगे और निःस्वार्थ शासन करोगे | तुम प्रजा के स्वामी नहीं सेवक 
होगे। दुष्टों का पालन नहीं दलन करोगे। सात्विक लोगों का पालन-पोषण करोगे और 
निर्वल और असहाय लोगों की रक्षा करोगे। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो अपने पिता का 
मृतक संस्कार कर सकते हो।” 

“मुझे स्वीकार है वासुदेव ।” सहदेव बोला, “मैं अपने पिता के अधर्म को तनिक 
भी धो पाया तो उसे अपना पुण्य मानूँगा ।” 

“तो उसका श्रीगणेश यहीं और अभी करो ।” 


286/महासमर-4 


“आदेश दें प्रभु ।" 

“न राजाओं को, जिन्हें तुम्हारे पिता ने बंदी कर, इनका राज्य और धन छीन 
लिया था, इनका राज्य और राजकोष लौट दो |” कृष्ण के अधरों पर माधुर्य जैसे घनीभूत 
हो आया था। 

शवह सब अब आपका है|" सहदेव बोला, “लौटाने वाला मैं कौन होता हूँ। आप 
जिसे जो चाहें दे दें। मगध का राज्य भी आप ही का है। उसे भी किसी की देना चाहें 
तो तनिक भी विलंब न करें।” 

“जाओ मित्रो !” कृष्ण उन राजाओं की ओर मुड़े, “अपनी-अपनी राजधानियों को 
लौट जाओ, और धर्मराज के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने की तैयारी करो ।” 


30 


शिशुपाल को सूचना मिली, तो वह स्तब्ध रह गया। जरासंध का वध ? सम्राट्‌ जरासंध 
का वध ?कृष्ण ने मरवा डाला जरासंध को ? ? “तो कया करते रहे थे जरासंध 
के रक्षक ? उसकी सेनाएँ ? उसके सेनापति ? उसके मल्‍्ल ? उसका पुत्र सहदेव, उसका 
पौत्र मेघसंधि-क्या करते रहे, वे सब लोग ?"“और फिर इन तीन व्यक्तियों के लिए 
तो स्वयं जरासंध, अकेला ही पर्याप्त था।" 

कृष्ण को कुछ लोग मायावी मानते हैं** शिशुपाल ने आज तक उसकी माया 
को स्वीकार नहीं किया। उसने उसे तनिक भी असाधारण नहीं माना। वह तो यह ही 
मानता आया है कि व॒ह धूर्त्त है,पाखंडी है। मंदबुद्धि लोगों को मूर्ख बना रहा है। क्षत्रियों 
के समान सीधा-सीधा किसी से नहीं टकराता | शस्त्र उठाने से पहले बहुत कुछ सोचता 
है और कोई-न-कोई सुरक्षित मार्ग खोज निकालता है|” पर यहाँ कौन-सा मार्ग खोजा 
होगा उसने ? जरासंध उसे अच्छी तरह पहचानता था। गिरिव्रज में कोई भी उसे पहचानते 
ही उसका वध कर देता। जरासंध के सम्मुख पड़ते ही उसके अंगरक्षक इसे मार डालते, 
स्वयं जरासंध शस्त्र के बिना अपनी भुजाओं में पीस कर ही इसे चूर्ण कर डालता" 
किसी प्रकार, किसी माया, ठग-विद्या, मंत्र-तंत्र के कारण यदि यह नहीं भी होता, तो 
भीम जरासंध का वध कैसे कर सकता था ? भीम में इतना बल आया कहाँ से ? शिशुपाल 
का तो आज भी यही विचार है कि भीम और अर्जुन दोनों मिलकर भी जरासंध की 
गदा उठा तक नहीं सकते |” तो फिर वे लोग उस गदा की मार सह कर उसका प्रतिकार 
करके, जरासंध का वध कैसे कर आए |” जरासंध के जीवित रहते यदि उन्हें पहचाना 
नहीं जा सका तो क्या उस महान्‌ मल्ल की मृत्यु के पश्चात्‌ भी कोई नहीं जान पाया 
कि ये तीन प्रवंचक वहाँ क्या करने आए हैं ? जरासंध की मृत्यु के पश्चात्‌ भी उसके 
अंगरक्षकों ने भीम, अर्जुन और कृष्ण को जीवित छोड़ दिया ? सहदेव पितृविहीन होने 


धर्म/287 


के पश्चात भी इनका वध नहीं कर सका ?“ 

और सहसा शिशुपाल का मन दूसरी ओर चल पड़ा। सहदेव ही क्यों, शिशुपाल 
भी तो पितृविहीन हो गया है। यह ठीक है कि दमघोष जीवित हैं, किंतु वे तो केवल 
उनके जनक थे। उन्होंने शिशुपाल के लिए वह सव नहीं किया, जो जरासंध ने कर 
दिखाया*" | शिशुपाल नहीं जानता कि सहदेव के पिता की मृत्यु हुई कि नहीं, किंतु उसका 
अपना पिता अवश्य मर गया था, उसके सिर से सचमुच एक संरक्षक का वरदहस्त उठ 
गया था" 

जरासंध उसके लिए एक वट वृक्ष के समान था, जिसकी छाया उस पर पड़ती 
ही रहती थी। शिशुपाल को लगता था कि कंस की मृत्यु के पश्चात्‌ जरासंध ने यदि 
किसी से प्रेम किया था तो शिशुपाल से ही। अपने पुत्र सहदेव से भी उसने शायद ही 
उतना प्रेम किया हो, अन्यथा जरासंध मंडल का सेनापति शिशुपाल कैसे बन जाता। . 
जरासंध से संबंध रखने वाले प्रायः सारे लोग जानते हैं कि जरासंध ने अपने उत्तराधिकारी 
के रूप में सहदेव को कभी वह महत्त्व नहीं दिया, जो उसने कंस और शिशुपाल्र को 
दिया" 

कंस की मृत्यु के समय शिशुपाल छोटा था। उसे राजनीति की समझ नहीं थी, 
इसलिए वह कृष्ण की भयंकरता को भी समझ नहीं पाया था। वह उसे साधारण ग्वात्रा 
समझता था और वही समझता रहा | उसके पिता दमघोष प्रायः कहा करते थे कि यद्यपि 
कृष्ण उसका मातुल-पुत्र है, किंतु उसे उससे बहुत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति 
अपने मातुल का वध कर सकता है, वह किसी का भी वध कर सकता है। और कंस 
तो मात्र मातुल ही नहीं था कृष्ण का, वह स्वामी भी धा।” स्वामी का वध |" भयंकर" 

शिशुपाल को अपने प्रति जरासंध के प्रेम का आभास पहली बार तब हुआ था, 
जब जरासंध ने भीष्यक की पुत्री रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया 
था। भीष्मक ने कोई आपत्ति नहीं की थी। उन्होंने शिशुपाल को अपने जामाता के रूप 
में स्वीकार कर लिया था। रुक्मिणी उसकी वाग्दत्ता थी। उसका भाई रुक्मी तो इस संबंध 
से इतना प्रसन्‍न था कि उसे लगता था कि न तो इससे अच्छा अन्य कोई संबंध हो 
सकता था, न श्रेष्ठतर वर | वह जरासंध के प्रति कृतज्ञ था कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता 
से, शिशुपाल को उनके परिवार के इतने निकट पहुँचा दिया था | शिशुपाल उनके परिवार 
का अंग ही हो जाता, किंतु यह कृष्ण बीच में कूद पड़ा । उसने रुक्मिणी का हरण कर 
लिया।” वह कहता है कि रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के हाथ पत्र भेजकर उसे बुलाया 
था और उसे, जरासंध से भयभीत अपने पिता भीष्मक के इस अत्याचार से मुक्त करा, 
अंगीकार करने की प्रार्थना की थी।” और शिशुपाल आज तक समझ नहीं पाया था 
कि यह कैसे संभव था | रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी देखा नहीं था कि उनमें कोई संपर्क 
होता | कृष्ण राजकुमार भी नहीं था कि उसकी चर्चा विदर्भ के राजप्रासाद में होती और 
रुक्मिणी उसके रूप और गुणों को सुन-सुनकर मुग्ध होती रहती |” और वैसे भी कृष्ण 
में मुग्ध कर लेने वाला ऐसा था भी क्या ? बन में पल | पशुओं के मध्य खेला | वनवासी 
जीव काला वर्ण, दुबला-पंतला शरीर, और उन सब के ऊपर उसका वह मोर-मुकुट। 
बेचारा। न राजा के घर उत्पन्न हुआ, न राजा बन सका। सोने का मुकुट पहन नहीं 


3/महासमर-4 


सकता, तो मोर का मुकुट ही सही। जैसे वनवासिनी महिलाएँ लता से तोड़ कर अपने 
केशों में कोई पुष्प लगा लेती हैं, वैसे ही यह ग्वाला अपने केशों में किसी पक्षी का 
पंख खोंस लेता है** और उस पर समझता है कि वह इतना सुंदर दिखाई पड़ता है कि 
अपने प्रासाद में बैठी रुक्मिणी उसपर मुग्ध हो जाएगी और पत्र लिखकर उसे बुलाएगी। 
“- व्यक्ति कोई कथा गढ़े, तो ऐसी गढ़े जो विश्वसनीय हो” 

रुक्मिणी उस पर मुग्ध हुई हो या न हुई हो, उसने उसे बुलाया हो या न बुलाया 
हो, किंतु कृष्ण के कारण शिशुपाल का विवाह रुक्मिणी से नहीं हो पाया। वह उसकी 
वाग्दत्ता का हरण कर के ले गया। जरासंध, भीष्मक, रुक्मी तथा स्वयं शिशुपाल मिलकर 
भी कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सके |“ शिशुपाल ने कृष्ण को न तब वीर माना था और 
न आज ही मानता है, किंतु इतना तो उसकी समझ में आ ही गया था कि उसे कृष्ण 
के षड्यंत्रों से सावधान रहना पड़ेगा। 

वह वीर नहीं था, किंतु भयंकर षड्यंत्रकारी था। उसके षड्यंत्रों का तोड़ बड़े-बड़े 
वीरों के पास भी नहीं था। उसकी इच्छा तो तब भी थी कि जरासंध, कृष्ण से निबटने 
का काम उसे सौंप दे, किंतु जाने क्या बात थी कि जरासंध ने स्वतंत्र रूप से यह काम 
उसे कभी नहीं सौंपा। स्वयं जरासंध ने जितने भी आक्रमण किये, उनमें उसे कोई और 
सफलता चाहे मिल्री हो, किंतु न तो कृष्ण को वह बंदी कर पाया और न ही उसका 
वध कर पाया। “और शिशुपाल यह सोच-सोच कर ही तड़पता रहा कि जरासंध ने 
उसके हाथ बाँध रखे हैं और वह अपने मनचाहे ढंग से कृष्ण से प्रतिशोध नहीं ले पा 
रहा" बहुत्त संभव है कि जरांसध के मन में यह आशंका रही हो कि जिस कृष्ण को 
वह स्वयं पराभूत नहीं कर पाया, यदि किसी और ने उसे पराजित कर दिया, तो जरासंध 
का यश मलिन होगा। वर्‌-वृक्ष अपनी छत्र-छाया में पलने वाले पौधों को लू नहीं लगने 
देता, तो उनका पूर्ण-विकास भी नहीं होने देता“ 

शिशुपाल देख रहा था कि कृष्ण अपनी सारी चतुराई के बाद भी द्वारका के यादवों 
का राजा नहीं बन पा रहा था। कृष्ण के मित्र कहते हैं कि वह राजा बनना ही नहीं 
चाहता, किंतु शिशुपाल ऐसी बातों का विश्वास नहीं करता। संसार में ऐसा कौन-सा 
मनुष्य है, जो बन सकता हो और राजा वनना न चाहता हो । शिशुपात्र को लोगों को 
मूर्ख बनाने वाले इन आदर्शो में कोई विश्वास नहीं है। वह जानता है कि कृष्ण की 
कोई-न-कोई वाध्यता अवश्य है, जिसे वह प्रकट नहीं करता। बहुत संभव है कि वह 
अपने पिता के जीवित रहते राजा न बनना चाहता हो। यदि वह अपने पिता को 
सिंहासनासीन न कर स्वयं राजा बन बैठेगा तो द्वारका के यादव, उसे दूसरा कंस नहीं 
मान लेंगे ?”” यह भी तो संभव है कि जैसे ही कृष्ण के राजा बनने की बात आए, 
बड़े भाई के रूप में बलराम अपना अधिकार प्रस्तुत करे। इन्हीं कारणों से वह अपनी 
सत्ता का केन्द्र द्वारका में नहीं, इंद्रप्रस्थ में बना रहा है। उसे ये मूर्ख पांडव मिल गए 
हैं, जो उसे भगवान्‌ के समान पूजते हैं। वह जिस दिन चाहेगा, युधिष्ठिर अपना किरीट 
उतार कर उसके चरणों में रख देगा ।“शिशुपाल ने अपनी पुत्री करेणुमती के मुख से 
वह घटना बड़े विस्तार से सुनी थी, जब इन पांडवों ने कृष्ण को इंद्रप्रस्थ से विदा करने 
के बहाने एक सम्राट्‌ का सा सम्मान दिया था। करेणुमती ने बताया था कि इस क्रृष्ण 


धर्म/289 


को रथ में बैठा कर युधिष्ठिर दारुक को हटा कर स्वयं सारधि के स्थान पर जा बैञ 
था। अर्जुन ने उस पर चंवर डुलाया था। भीम ने उस पर स्वर्ण-विभूषित छत्र लगाया 
धा। नकुल और सहदेव ने सेवकों के समान व्यजन डुलाया था।” यह कृष्ण इसीतिए 
पांडवों से इतना प्रसन्‍न रहता है। इसीलिए इसने पांडवों को दुर्योधन के विरुद्ध प्रतिष्ठित 
किया था | इसीलिए इसने पाँचों का पांचाली से विवाह करवा दिया था, ताकि द्वुपद पांडवों 
के माध्यम से उसका मित्र बना रहे। कहने को तो कहता है कि न उसे शासन करना 
है, न राजा बनना है, पर प्रत्येक क्षण तो वह सत्ता के समीकरण स्थापित करने का प्रयल 
करता रहता है” बहुत संभव है कि उसने रुक्मिणी का हरण भी इसीलिए किया हो 
कि इस संबंध से भीष्मक और रुक्‍्मी उसके मित्र हो जाएँगे और विदर्भ की शक्ति भी 
उसका महत्त्व स्थापितं करने के काम आएगी। किंतु वहाँ उसकी यह चाल उत्तरी पड़ 
गई | वह रुक्मिणी को तो ले गया, किंतु भीष्मक तथा रुक्मी उसके शत्रु हो गए। कृष्ण 
की शक्ति बढ़ने के स्थान पर कम हो गई“ 

शिशुपाल को रुक्मिणीहरण तथा द्रीपदी-स्वयंवर के प्रसंग स्मरण आते हैं तो उसके 
वक्ष पर सर्प लोटने लगते हैं यह कृष्ण उसके वक्ष पर पाँव रखकर उसकी वाग्दत्ता 
का हरण कर ले गया, और उसकी आकांक्षित द्रौपदी का विवाह उसने अपने मित्र अर्जुन 
से करवा दिया। यह इसका ही षड्यंत्र रहा होगा कि कांपिल्य में द्रपद ने स्वयंवर की 
प्रतिज्ञा धनुष के अधीन रख दी, अन्यथा अर्जुन द्रौपदी को कभी प्राप्त न कर पाता। 
*“ कृष्ण ने कांपिल्य में पांडवों को प्रतिष्ठा दिलवाई और उनके माध्यम से स्वयं प्रतिष्ठित 
हुआ। सम्राट्‌ जरासंध को वहाँ से भी चुपचाप चले जाना पड़ानहीं तो सामान्यतः अपेक्षा 
तो यही की जा रही थी कि जरासंध द्रपद का वध कर द्रौपदी का हरण कर ले जाएगा 
और अपने किसी प्रिय व्यक्ति से उसका विवाह कर देगा। 

ये पांडव एकदम मूर्ख हैं“'शिशुपाल ने करवट बदली“'यदि हस्तिनापुर और इंद्रप्रत्थ 
एक हो जाएँ तो कौरव इतनी बड़ी सैनिक शक्ति हो जाएँ कि कोई उनकी ओर आँख 
उठा कर भी न देखे। ““ कृष्ण की तो बिसात ही कया है, किंतु अपनी मूर्खतावश ये 
लोग भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा इत्यादि को अपना विरोधी बनाकर इस 
घड्यंत्रकारी कृष्ण के चरण धो-धो कर पी रहे हैं। वे समझते हैं कि कृष्ण से संबंध 
घनिष्ठ कर उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। वे यह नहीं जानते कि इससे केवल कृष्ण की 
ही शक्ति बढ़ेगी" 

इन्द्रप्रस्थ का निर्माण कर पांडव वहाँ स्थापित हुए तो शायद इसी शक्ति-संतुल्लन 
को समाप्त करने के लिए जरासंध ने उसके सामने प्रस्ताव रखा था कि वह अपनी पुत्री 
करेषुमती का विवाह किसी एक पांडव से कर दे ।शिशुपाल ने इस विषय में कुछ सोचा 
नहीं था। करेणुमती अभी बहुत छोटी थी। पांडवों में सबसे छोटे नकुल और सहदेव 
भी करेणुमती से अवस्था में कुछ बड़े ही बैठते थे ।“किन्तु राजपरिवारों में जब सम्बन्ध 
करने की राजनीतिक इच्छा प्रबल होती है, तो वर की अवस्था नहीं देखी जाती |” वैसे 
तो पांडव उसकी मौसी के पुत्र थे, किन्तु शिशुपाल ने उन्हें कभी इस योग्य नहीं समझा 
था कि उनसे वह अपने परिवार के किसी सदस्य का विवाह सम्बन्ध करे"'किन्तु जरासंध 
की इच्छा वह समझ रहा था। यदि द्रौपदी के विवाह के माध्यम से पांचालराज ह्वुपद, 


290/महासमर-4 


पांडवों का इतना प्रिय ही नहीं, उनका पूज्य त्तथा कुल-वृद्ध के रूप में उनका स्वामी 
हो गया है, तो करेणुमती के सम्बन्ध से पांडवों में वही स्थान शिशुपाल को भी मिल 
जाएगा"और शिशुपाल तो पांडवों की सगी मौसी का पुत्र भी है'"जरासंध की यह इच्छा 
भी थी कि शिशुपाल पांडवों का आत्मीय बनकर एक ओर तो उन्हें हस्तिनापुर के निकट 
न होने दे और दूसरी ओर उन्हें कृष्ण से तोड़े। हस्तिनापुर के कौरवों से मिलने पर 
पांडवों के स्वयं इतने शक्तिशाली हो जाने की संभावना थी, जिस में जरासंध को अपने 
लिए संकट दिखाई पड़ने लगता था'“इसलिए उन्हें हस्तिनापुर से दूर रखना आवश्यक 
धा“दूसरी ओर उनके बल से कृष्ण बलशाली और महत्वपूर्ण होता जाता था। कृष्ण 
को दुर्बल करने के लिए आवश्यक था कि पांडवों को उससे तोड़ लिया जाए ।कृष्ण 
का मित्र अब था ही कौन ? एक द्वुपद था, एक विराट था और ये पांडव | यदि पांडव 
किसी प्रकार कृष्ण के शत्रु हो जाएँ तो द्वपद भी कृष्ण का मित्र नहीं रह पाएगा “और 
कृष्ण के दुर्बल होते ही जरासंध या तो स्वयं उस पर झपट पड़ेगा, या शिशुपाल को 
संकेत कर देगा*'कृष्ण का वध कर शिशुपाल को कितनी प्रसन्नता होगी*" 

इंद्रप्रस्थ और द्वारका से संबंध शिथिल होने पर पांडव इतने दुर्बल हो जाएँगे कि 
सहारा ढूँढ़ते हुए, वे स्वयं ही जरासंध की शरण में आ जाएँगे। जरासंध का उनसे कोई 
प्रत्यक्ष विरोध नहीं धा। बस ! वे कृष्ण का साथ छोड़ दें। कृष्ण का मित्र जरासंध का 
तो शत्रु होगा ही। वे कृष्ण को छोड़ देंगे, तो जरासंध को उनके सिर पर वरदहस्त रखने 
में क्या कठिनाई थी | वे एक वार जरासंध की शरण में आ जाते तो जरासंध उन्हें हस्तिनापुर 
जीतने के लिए भी प्रेरित करता"" इन्हीं सारी संभावनाओं ने उसे करेणुमती का विवाह 
नकुल से करने के लिए प्रेरित किया था" 

जरासंध को पांडवों की एकत्ता भी नहीं भाती थी अपनी एकता के कारण यदि 
वे दुर्योधन के लिए चुनौती हो सकते थे, तो उसी एकता के बल पर वे जरासंध को 
भी आँखें दिखा सकते थे। उनमें दरार की पहली संभावना कुंती और माद्री के पुत्रों 
का विभाजन करवा कर ही हो सकती थी। युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन को एक-दूसरे 
के विरुद्ध खड़ा करना असंभव धा। इसीलिए शिशुपाल ने नकुल को चुना था। जिस 
दिन करेणुमती का बंधन उस पर कस जाएगा, उस दिन उसके माध्यम से स्वयं शिशुपाल 
पांडवों को अपनी इच्छानुसार नचाने की योजना बना सकेगा" 

पर यह सब हुआ नहीं । शिशुपाल को कुछ ही दिनों में लगा कि करेणुमती उसकी 
पुत्री से कहीं अधिक नकुल की पत्नी थी! नकुल ही नहीं, उसे अन्य पांडव भी अपने 
परिवार जन के समान प्रिय थे | वह उनका अनिष्ट करने की कल्पना भी नहीं कर सकती 
थी। वह उसकी इच्छानुसार पांडवों के विभाजन में तनिक भी सक्रिय नहीं थी।” फिर 
भी इंद्रप्रस्थ में प्रवेश के लिए शिशुपाल के लिए मार्ग खुल गए थे। यदि करेणुमती उसके 
संकेतों पर चलना नहीं चाहती तो क्या, वह स्वयं पांडवों को प्रभावित कर सकता था। 
युधिष्ठिर उसे अपनी मौसी के पुत्र के रूप में भी आदर देता था और नकुल के ससुर 
के रूप में तो वह उनका सम्मान्य अतिथि था ही। कृष्ण का प्रभाव कम करने के लिए 
शिशुपाल ने स्वयं युधिष्ठिर की सभा में बैठना आरंभ कर दिया था"” किंतु तब शिशुपात 
ने यह नहीं सोचा था कि उसके इस महत्त्व को कम करने के लिए क्रृष्ण सुभद्रा का 


धर्म/294 


विवाह अर्जुन से करवा देगा | सुभद्रा अवस्था में अर्जुन से पर्याप्त छोटी थी, किंतु करेणुमती 
भी तो नकूल से इसी प्रकार छोटी थी। करेणुमती का विवाह नकुल से हो सकता था, 
तो सुभद्रा का संबंध अर्जुन से क्यों नहीं हो सकता था।” करेणुमती की अपेक्षा सुभद्रा 
कहीं अधिक महिमावती और प्रभावशालिनी थी, जैसे भाइयों में अर्जुन नकुल्न की अपेक्षा 
अधिक महत्त्वपूर्ण था| शिशुपाल आरंभ में ही समझ गया था कि सुभद्रा का विष काटने 
की क्षमता करेणुमती में नहीं थी। पर उसे संतोष यही था कि कृष्ण आज भी राजा नहीं 
था| उसके पास कोई पद नहीं था। वह व्यक्तिगत रूप से कितना भी प्रभावशाती क्यों 
न हो, किंतु राजाओं की सभा में उसका महत्त्व ही क्या धा। न वह राजा था, न राजपुत्र, 
न उसका राज्याभिषेक हुआ था और न वह राजाओं के समान किरीट धारण कर सकता 
था" 

खांडवदाह के पश्चात्‌ शिशुपाल को सूचनाएँ मिल रही थीं कि कृष्ण पांडवों को 
राजसूय यज्ञ करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और शिशुपाल मन-ही-मन हँसता रहता 
था कि जरासंध के वर्तमान होते हुए, कृष्ण पांडवों द्वारा राजसूय यज्ञ की बात सोच 
भी कैसे सकता है।” युधिष्ठिर के स्थान यर यदि कहीं यह चर्चा दुर्योधन ने की होती, 
तो भी शिशुपाल उसे कुछ अधिक गंभीरता से ग्रहण करता | दुर्योधन के पास भीष्म तथा 
द्रोण जैसे योद्धा थे, कर्ण तथा अश्वत्थामा जैसे वीर थे*” युधिष्ठिर के साथ कौन था" 
कृष्ण ? जो मधुरा को भी बचा नहीं पाया और भाग कर द्वारका चला गया"" 

दो दिन पूर्व ही तो धृष्टकेतु ने उसे सूचना दी कि भीम और अर्जुन को लेकर 
कृष्ण गुप्त रूप से जरासंध से मिलने के लिए गया है, तो शिशुपाल किंकर्तव्यविमूढ़ खड़ा 
रह गया | कृष्ण, जरासंध से मिलने गया है'“क्या वह जरासंध से कोई सहायता मंगेगा ? 
किंतु किसी सम्राट्‌ से ऐसी सहायता माँगी ही कैसे जा सकती है कि वह किसी अन्य 
राजा को सप्राट्‌ बनने में सहायता करने के लिए अपना पद छोड़ दे ?”” और फिर कृष्ण 
और जरासंध का संवंध क्या कभी ऐसा मघुर हो सकता था कि कृष्ण जरासंध से सहायता 
माँगे ? कृष्ण ने जरासंध के जामाता कंस का वध किया था, जरासंध इसे भूल ही कैसे 
सकता था” और जरासंध ने सहस्रों यादवों को यमराज को सौंप ही नहीं दिया था, 
मथुरा को जला कर क्षार कर दिया था। यादवों से उनकी धरती छीन ली थी, उन्हें सदा 
के लिए प्रवासी बना दिया था।” ऐसे में कौन किसको क्षमा करेगा और कौन किस 
की सहायता करेगा" जाने कृष्ण क्या सोच कर गिरिव्रज की ओर गया है और किप्त 
भरोसे भीम और अर्जुन उसके साथ गए हैं. 

शिशुपाल ने अपना कर्तव्य समझ कर अपने संदेशवाहक अश्वारोही मगध की ओर 
का थे। जरासंध को सूचना होनी ही चाहिए कि कृष्ण उससे मिलने के लिए आ 
रहा है। 

और तभी शिशुपाल के मन में हर्ष की एक लहर उठी थी" यदि कहीं जरासंध 
कृष्ण को पकड़ कर अपनी भुजाओं में पीस डाले, तो शिशुपाल की चिर-संचित अभिलाषा 
पूरी हो जाए। कृष्ण नहीं रहेगा तो पांडवों को भी शिशुपाल की आवश्यकता पड़ेगी। 
वह उन्हें जरासंध से क्षमा दिलवा देगा और उनकी सारी मूर्खताओं को कृष्ण के खाते 
में डाल देगा। भीम और अर्जुन जैसे योद्धाओं को अपना अनुगत पाकर जरासंध को 


92/महासमर-4 


भी हर्ष ही होगा |” पर कहीं जरासंध ने भीम और अर्जुन का भी वध कर दिया, तो ? 
“शिशुपाल को लगा कि उससे भी उसकी कोई हानि नहीं होने जा रही है। भीम और 
अर्जुन के न रहने पर इंद्रप्रस्थ का राज्य चलाने के लिए युधिष्ठिर के पास रह ही कौन 
जाएगा ? नकुल और सहदेव। सहदेव तो वैसे भी अन्तुर्मुखी स्वप्नजीवी दार्शनिक है। 
इंद्रप्रथ की बागडोर नकुल के हाथ में होगी“उसकी पतली के रूप में करेणुमती कहीं 
अधिक प्रभावशालिनी और शक्तिमती हो उठेगी। वह चाहे द्रौपदी से टक्कर न ले सके, 
किंतु अर्जुन के न रहने पर सुभद्रा का पत्ता तो काट ही सकती है। अर्जुन और सुभद्रा' 
दोनों का महत्त्व समाप्त हो जाने पर इंद्रप्रस्थ में कृष्ण का प्रभाव क्या रह जाएगा ?"“ 

शिशुपाल देर तक मन-ही-मन हँसता रहा” यह कृष्ण स्वयं को बुद्धिमान समझता 
है, और अब स्वयं ही भीम और अर्जुन को लेकर अपने विनाश की ओर चल पड़ा है। 
विनाश-काल आने पर बुद्धि स्वतः ही विपरीत हो जाती है 

शिशुपाल के अश्वारोही मार्ग में ही होंगे कि समाचार आ गया था कि कृष्ण ने 
भीम के माध्यम से जरासंध का वध करवा दिया है। वध भी क्या, भीम ने जरासंध 
को किसी पशु के समान मध्य से चीर दिया है।” जरासंध द्वारा नर-बलि के लिए बंदी 
किए गए सारे राजाओं को कारागार से मुक्त करवा दिया गया है। और जरासंधपुत्र 
सहदेव, कृष्ण का शरणागत हो गया है'” शिशुपाल को लग रहा था कि उसके भीतर 
आग ही आग भरी हुई है। यदि कहीं कृष्ण उसके सामने पड़ जाता, तो वह उसे जीवित 
जला देने से भी संकोच न करता । ऐसा क्‍यों होता है कि जहाँ कृष्ण की मृत्यु निश्चित 
होती है, वह वहाँ से न केवल जीवित और सुरक्षित निकल आता है, वरनू अपने विरोधी 
को भारी क्षति पहुँचाता है ।“शिशुपाल का अनुमान ही असत्य प्रमाणित नहीं होता, उसे 
भारी पीड़ा भी पहुँचती है। उसका शत्रु कैसा भी क्‍यों न हो, कृष्ण हर बार बच जाता 
है” उसकी मृत्यु क्यों नहीं होती ?*“ 

और सहसा शिशुपाल का मन उदासीन होकर भाग्यवादी हो गया |“ भाग्य में जो 
लिखा है, वही होगा। जो जितनी आयु ब्रह्मा से लिखवा कर लाया है, उत्तनी तो वह 
पूरी करेगा ही” काल का क्षण आने पर यमराज उसे निमिष भर अधिक जीने नहीं देंगे |" 
तो कृष्ण की मृत्यु का क्षण अभी नहीं आया है।” कैसे आएगा ? उसकी दमित कामना 
ने पुनः सिर उठाया" अभी उसका शिशुपाल से तो युद्ध हुआ ही नहीं है। बहुत संभव 
है कि विधाता ने उसकी मृत्यु शिशुपाल के हाथों ही लिखी हो ।“उसे लगा कि सहसा 
उसके भीतर एक प्रकाश छा गया है। आज उसने अपने जीवन का वास्तविक सत्य 
पा लिया है। उसके मन में सहसा हर्ष के सहसों उत्स फूट पड़े |“आज तक उसने 
इस रूप में क्‍यों नहीं सोचा ? अपने सौभाग्य को वह दुर्भाग्य मान कर क्‍यों कोसता 
रहा ? जो काम उसके हाथों होना था, वह जरासंध के हाथों कैसे हो सकता था ? विधाता 
की भी विचित्र लीला है, जो कार्य सेनापति के हाथों होना है, उसे सम्राट्‌ भी नहीं कर 
सकता।”तभी तो कृष्ण बार-बार जरासंध के चंगुल में फेस कर भी बचता रहा, और 
शिशुपाल का ध्यान कभी इस ओर गया ही नहीं" 

शिशुपाल को लगा, जरासंध की मृत्यु का समाचार पाकर, जो विषाद उसके मन 
पर छा गया था, वह सारा का सारा, आँधी के साथ उड़ गए मेघों के समान कहीं विलीन 


धर्म/293 


हो गया था। उसकी हताशा उस से सदा के लिए विदा ही नहीं हो गई थी, उसके मन 
में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा जगा गई थी।” यह समय जरासंध के वध के कारण, 
पांडवों से रुष्ट होने का नहीं धा। यह समय तो उनसे मैत्री वढ़ाने का, उनसे आत्ीयता 
जताने का था। उसे कृष्ण से भी अधिक पांडवों का सगा बनना था। पांडवों को यदि 
कृष्ण की आवश्यकता थी, द्रुपद की आवश्यकता थी, तो उन्हें शिशुपाल की आवश्यकता 
भी हो सकती है। शिशुपाल किसी भी योद्धा से कम शक्तिशाली नहीं है, उसकी सेना 
किसी सेना से दुर्वल नहीं है” और फिर दंतावक्त्र उसके साथ है, सुनीय उसके साथ 
है, रुक्मी उसके साथ है, शाल्व उसके साथ है*” क्या युधिष्ठिर को इतनी-सी बात समझ 
में नहीं आएगी कि जरासंध की मृत्यु के पश्चात्‌ भी मगध साम्राज्य समाप्त नहीं हो गया 
है, जरासेध नहीं है, तो उसका पुत्र सहदेव है, उसके मित्र राजा हैं और उन सब का 
सेनापति 5050 |" युधिष्ठिर को यदि केवल कृष्ण चाहिए, तो ये सारे राजा दुर्योधन 
से जा मिलेंगे" 


34 


चेदिराज शिशुपाल ने नगरद्वार से वाहर आकर भीम की अगवानी की। 

“आइए कौंतेय भीमसेन ! आपका स्वागत है|” शिशुपाल बोला, “मैं समझ नहीं 
पा रहा कि आपके साथ अपने किस संबंध के अनुरूप व्यवहार किया जाए। आपको 
अपनी मौसी कुंती का पुत्र मानकर अपना बड़ा भाई मानूँ, अथवा अपनी पुत्री करेणुमती 
के पति नकुल का बड़ा भाई। आप समधी का-सा व्यवहार चाहेंगे या भाई का-सा ?? 

भीम ने देखा कि शिशुपाल के चेहरे पर सचमुच कोई विरोध नहीं धा। उसे इस 
मधुर ढंग से वात करते हुए भीम ने पहले कभी नहीं देखा धा। उसकी प्रकृति ही बदल 
गई है" या यह सव सायास था ?” उसकी प्रकृति के लोग सायास होकर भी इतने 
मघर नहीं हो सझते। करेला कम कड़वा तो हो सकता है, मीठा तो नहीं हो सकता न। 
और फिर सेना ले कर द्वार पर आए, योद्धा के प्रति सायासे मधुर होने का क्या अर्थ ? 
णजा होकर भी क्या वह इतना अधेत और अज्ञानी है कि वह नहीं जानता कि इंद्रप्रस्थ 
में क्या हो रहा है ? वह नहीं जानता कि भीम किस अभियान पर निकला है ? "” और 
यदि वह जानता है कि भीम का लक्ष्य क्या है, त्तो उसके पश्चात्‌ भी क्या वह ऐसा व्यवहार 
कर सकता है ? । 

“अच्छा है तुमने यह प्रश्न नहीं किया कि मेरे साथ मित्र का-सा व्यवहार किया 
जाए अथवा शत्नु का-सा।” भीम उच्च स्वर में हँसा, “भाई और समधी तो दोनों बंधु 
ही हैं।” भीम तत्काल गंभीर हो गया, वैसे शिशुपाल ! मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, अपनी 
ओर से कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। अब यह तो तुम्हारी इच्छा है कि मेरे साथ किप्त 


_ 294/महासमर-4 


प्रकार का व्यवहार करना चाहते हो |” 

“ओह ! यह तो गंभीर समस्या हो गई | शिशुपाल भीम से भी उच्चतर स्वर में 
हँसा, “इस पर तो विचारार्थ विद्वानों की गोष्ठी बुलानी पड़ेगी। पर उनके सम्मुख समस्या 
क्या रखी जाए” भाई तथा समधी का संबंध, अथवा मूलभूत प्रश्न कि एक संबंध के 
रहते हुए यदि किसी से दूसरा संबंध हो जाए, तो उन दोनों का समीकरण वर्तमान में 
क्या होगा ?” 

भीम देख रहा था कि शिशुपाल के मुख पर एक सर्वथा कृत्रिम गंभीरता थी, 
जैसे वह अभिनय कर रहा हो और यह भी जता रहा हो कि वह अभिनय कर रहा है। 
विचित्र था शिशुपाल का यह रूप | भीम ने उसे इस रूप में तो पहले कभी नहीं देखा 
था। वह स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए प्रस्तुत ही नहीं था। 

“मेरे साथ सेना भी है।” भीम ने उसे संकेत किया। 

“जब महाबली पांडव चलते हैं तो उनके साथ सेना होती ही है।” शिशुपाल ने 
भीम के प्रयत्न को निष्फल कर दिया, “चलो | नगर में प्रवेश करो महाबली ! या नगर-द्वार 
के बाहर ही शिविर स्थापित करना है ?” और उसने भीम को उत्तर देने का अवसर 
ही नहीं दिया, “तो हम यहाँ भी समन्वय कर लेते हैं। शिविर तो नगर-द्वार के वाहर 
ही स्थापित हो, किंतु महाबली प्रासाद में पधारें और मेरा आतिथ्य ग्रहण करें ।” 

भीम ने ध्यान से उसकी ओर देखा, कहीं शिशुपाल मदिरा के प्रभाव में तो नहीं 
है ?“नहीं | वह मदिरा के प्रभाव में नहीं था। पूर्णतः सजग और सचेत था | किंतु उसका 
व्यवहार निश्चित रूप से सहज-स्वाभाविक नहीं धा*“* वह किसी योजना के अधीन सायास 
इस प्रकार का व्यवहार कर रहा था। 

प्रासाद में पहुँच कर भी शिशुपाल ने भीम को अपनी वात कहने का अवसर नहीं 
दिया | वह उसका सत्कार करने की आड़ में गंभीर वार्ता को किसी-न-किसी प्रकार टालता 
रहा। 

रात्रि को जब भीम सोने की तैयारी कर रहा था, तो शिशुपाल आ कर उसके 
पास बैठ गया, “महाबली भीमसेन | कया मैं जान सकता हूँ कि आप इस सैनिक-सज्जा 
के साथ किस अभियान पर निकलते हैं ?” 

“कुछ सूचना तो तुम्हें होगी शिशुपाल ।" भीम बोला, “चेदि राज्य इंद्रप्रस्थ से इतना 
दूर तो नहीं कि वहाँ के समाचार यहाँ न आते हों।” 

“ओह ! राजनीति। वैसे मैं तो पारिवारिक समाचार के रूप में पूछ रहा था।” 
शिशुपाल पुनः उच्च स्वर में हँसा, “चलो, मान लेते हैं कि राजा के रूप में मुझे ये सूचनाएं 
स्वयं प्राप्त करनी चाहिए। फिर भी भीमसेन ! मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे गुप्तचरों 
ने जो सूचना मुझे दी, वह सत्य भी है या नहीं।” 

“सत्य यह है भाई ! कि महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट पद के लिए राजसूय 
यज्ञ कर रहे हैं ।" भीम ने सहज भाव से उत्तर दिया, “हम चारों भाई चार दिशाओं में 
सैनिक अभियान के लिए निकले हैं, ताकि प्रेम अथवा बल से, वार्ता अथवा युद्ध से 
सारे भारत के राजाओं को धर्मराज को सम्राट्‌ मानने के लिए सहमत कर सकें।” 

“आप मेरे पास भी इसलिए आए हैं ?” शिशुपाल ने पूछा। 


धर्म/295 


“हाँ ।” 

शिशुपाल ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। उसने चिंतन की मुद्रा बनाई और 
शून्य को घूरता रहा | थोड़ी देर के पश्चात्‌ वह वोला, “मैंने त्तो सुना था कि युधिष्ठिर 
को राज्य का कोई लोभ नहीं है। और फिर अब तो उनके पास इंद्रप्रस्थ जैसा स्थिर 
और समृद्ध राज्य है, तो यह साम्राज्य का लोभ क्यों ?” 

“राजसूय यज्ञ लोभ से नहीं होता, धर्म के दायित्व-बोध से होता है ।' भीम ने कहा। 

सेना लेकर अपने पड़ोसी गजाओं से युद्ध कर सैनिकों और प्रजा की हत्या पे 
कौन-सा धर्म होगा ?” शिशुपाल की वाणी कुछ वक्र हो उठी, “यह धर्म आपको उस 
वासुदेव कृष्ण ने ही सिखाया होगा।” 

भीम के सारे शरीर का रक्त सहसा ही उसके मस्तिष्क की ओर दौड़ने लगा। 
उसे लगा कि यदि उसने स्वयं को तत्काल नहीं सँमाला तो वह उस शिशुपाल को उतर 
कर भूमि पर पटक देगा अथवा खड्ग निकाल कर इसका मस्तक धड़ से अलग कर 
देगा” किंतु यह नीति नहीं थी। उसे अपना मस्तिष्क ठंडा रखना था। यथासंभव कम 
से कम रक्‍्तपात करना था। उसका हाथ उठ गया और शिशुपाल का शव भूमि पर 
जा गिरा तो इंद्रप्रथय लौट कर उसे करेणुमती की जिन आँखों का सामना करना पड़ेगा, 
उन्हें वह कैसे सहन करेगा" 

“आजकल इस भारतवर्ष में घर-घर में राजा हैं, और सव अपनी मनमानी कर 
रहे हैं। किसी को प्रजा की सुविधा-असुविधा की चिंता नहीं है।” भीम ने कहा, "सारे 
जंबूदीप को एक चक्रवर्ती सम्राट्‌ के राज्य के अन्तर्गत लाने का अर्थ है, दैनन्दिन होने 
वाले छोटे-छोटे स्वार्थपूर्ण युद्धों से मुक्ति, संपूर्ण जंबूद्वीप में सुख-शांति तथा निर्विण 
यात्राओं की सुविधा | व्यापार की समृद्धि और शिक्षा का प्रसार। लोगों को भ्रमण और 
तीर्थयात्राओं के लिए सुरक्षित वातावरण ।” भीम ने रुक कर शिशुपाल की ओर देखा, 
“वर्षो से इस संपूर्ण जंबूद्वीप में न राजसूय यज्ञ हुआ है, न क्षत्रिय एक स्थान पर जुटे 
हैं, न उनमें विचार-विमर्श हुआ है। विद्वानू कूप-मंडूक हो गए हैं और अपनी संकीर्ण 
दीर्षाओं में अपने अहंकार को स्फीत किए बैठे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय मैं 
देश भर के विद्वानों, पंडितों, ऋषियों, मुनियों, साधकों का सम्मेलन होगा, ज्ञान-चर्चा होगी, 
ज्ञान का आदान-प्रदान होगा, जड़ताएँ टूटेंगी, ज्ञान के बंद क्षेत्र में प्रेरणादायक अभिनव 
ज्ञान का झोंका आएगा। ऊँट पर्वत के नीचे आ जाएगा और उसे अपनी उच्चता का 
ठीक ज्ञान होगा। ज्ञानी लोगों की पूजा होगी और पांखडी अपना भ्रम टूटने के भय 
से भाग जाएँगे। साधकों को महाराज भारी दक्षिणा देंगे और सारे चिंतक, कलाकार, 
50१2 सर्जक, वैज्ञानिक अपने-अपने स्थान पर बैठे अपनी साधना सफलतापूर्वक कर 
कं 8088; 

भीम अभी कुछ और भी कहता, किंतु शिशुपाल ने उसे टोक दिया, “पर इस सब 
से हम राजाओं का क्‍या लाभ होगा ?” 

“राजाओं का तो लाभ ही लाभ है। जिस धन को वे अपने भोग का साधन मान 
कर उस पर कूंडली मारे फन काढ़े नाग के समान बैठे हुए हैं, वह धन उनसे छीन कर 
धर्मराज देश के उच्चतम साधकों को दे देंगे, प्रजा में वितरित करेंगे, विभिन्‍न क्षेत्रों के 


296/महासमर-4 


विकास के लिए उसका उचित उपयोग करेंगे। राजाओं का धन छिनेगा। उनका मद 
उतरेगा। उन्हें सदूबुद्धि आएगी। वे प्रजा की ओर ध्यान देंगे और अपना जीवन सार्थक 
करेंगे |" 


“में आपसे तनिक भी सहमत नहीं हूँ भीमसेन ।” शिशुपाल विना तनिक भी उत्तेजित 
हुए, अलन्त संतुलित तथा स्थिर वाणी में बोला, “इससे राजा दुर्वल होंगे, उनके भोग 
के साधन उनसे छिनेंगे, वे अधिकारों से वंचित होंगे। आप कह सकते हैं कि वे पुण्य 
अर्जित करेंगे, किंतु उस पुण्य का क्या करना, जिसका भोग इंद्रियों के जीते-जागते इस 
संसार में नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे, उस पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, स्वर्गीय भोग 
मिलेंगे।”किंतु हम में से किसी ने स्वर्ग नहीं देखा है। मैं स्वर्ग के अस्तित्व को नहीं 
मानता | आपके संतोष के लिए मान भी जाऊँ, तो यही कहूँगा कि निश्चित को छोड़, 
अनिश्चित की ओर भागना मूर्खता है। संसार के प्रत्यक्ष भोगों को छोड़कर किसी काल्पनिक 
लोक के काल्पनिक सुखों के पीछे भागना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। इसलिए सम्राट्‌ बनकर 
दान देने के स्थान पर अपने शत्रुओं को हवन-कुंड में होम देना चाहिए | इंद्रिग गम्य 
भोगों के साथ-साथ अधिकार सुख की मादकता का आनन्द लेना चाहिए।" 

“यही सब कुछ तो जरासंघ करना चाहता था।” भीम ने कहा। 

“इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप भी वही करें।” शिशुपाल ने निर्दन्द्द वाणी में 
निस्संकोच कहा, “जरासंध यह मानता था और यही करता था, इसतिए जंबूद्वीप के 
सारे समर्थ और शक्तिशाली राजा उसके साथ थे""॥" 

भीम की इच्छा हुई कि वह जोर का एक अट्टहास करे” इस मूर्ख को तो देखो, 
इसे सुनीथ, शाल्व, दंतावक्त्र, कंस, भीष्मक, दमघोष इत्यादि समर्थ राजा दिखाई पड़ते 
हैं, जो अपने राजप्रासाद में भी स्वतंत्र नहीं थे। उनके लिए प्रत्येक निर्देश जरासंध की 
ओर से आता था। जो उसका संकेत पाकर उठते और बैठते थे, वे समर्थ और शक्तिशाली 
थे।” उसे यादव, पंचाल, मत््य और कौरव दिखाई नहीं देते, जिन्हें जरासंध की तनिक 
भी चिंता नहीं थी" 

“यदि धर्मराज युधिष्ठिर भी उसी नीति पर चलें तो प्रभावशाली राजा अपने अधिकारों 
की सुरक्षा का आश्वासन पाकर उनकी सभा में सम्मानपूर्वक सम्मिलित हो सकते हैं” |” 

भीम ने कुछ कहा नहीं | वह शिशुपाल की ओर देखता रहा, जैसे उसे अपनी बात 
पूर्णतः कह लेने का अवसर दे रहा हो। 

“आप यह कह सकते हैं कि जरासंध का वध कर देने मात्र से उसके कारागार 
में बंदी सौ के सौ राजा धर्मराज के पक्ष में आ गए हैं।” शिशुपाल हँसा, “किंतु उन 
राजाओं की ओर देखिए तो उनकी क्षमता ही कया है ? ऐसे-ऐसे सौ राजा तो किसी 
समर्थ राजा के एक चरण के नीचे दव जाते हैं | उनकी संख्या बड़ी लगती है, किंतु उनमें 
बल कितना है ?” शिशुपाल रुका, “इसीलिए कहता हूँ कि जरासंध का चध कर आपने 
उन सौ राजाओं को तो अपना मित्र बना लिया है, किंतु उन सारे शक्तिशाली राजाओं 
को अपना शत्रु भी वना लिया है, जो जरासंध के मित्र थे। आप समझते होंगे कि जरांसथ 
के कारावास से मुक्त हुए वे सौ राजा आपके सहायक होंगे किंतु मैं समझता हूँ कि 
उनकी रक्षा का बोझ भी आपके सिर पर पड़ा है। जरासंध के मित्र अवसर पाते ही 


धर्म/297 


उन राजाओं को मारेंगे और आपको उनकी रक्षा के लिए दौड़ना पड़ेगा। ऐसे में राजसूब 
यज्ञ में वे आपकी क्‍या सहायता कर सकते हैं ? 

भीम ने अपनी दृष्टि शिशुपाल के चेहरे पर टिका दी, “तुम क्‍या चाहते हो 
शिशुपाल ?” 

“में ? में क्या चाहूँगा ?” शिशुपाल क्षणभर के लिए अटपटा गया, “मैं तो आपका 
संबंधी हूँ, समधी भी हूँ। राजपुत्र हूँ और राजा हूँ। हमारा वर्ग एक ही है, कृष्ण के 
समान नहीं हूँ कि ग्वाला होकर राजाओं के समाज में बलातू पैठने का प्रयल कहँ। मैं 
स्वयं को आपसे भिन्‍न नहीं मानता | इसलिए आपकी उन्नति में अपनी भी उन्नति मानता 
हूँ। जैसे पिता अपने पुत्र को कंधों पर वैठाकर उसे ऊँचा उठा कर प्रसन्न होता है, 
वैसे ही मैं धर्ममज को ऊँचा उठाने के लिए उनका आधार बनने को भी प्रस्तुत हूँ" |! 

भीम को लगा कि उसका थैर्य समाप्त-प्राय है| उसने कुछ अधीरता से कहा, “मुझे 
तो केवल इतना ही बताओ कि तुम धर्मराज युधिष्ठिर को सम्राट स्वीकार करोगे या 
नहीं ? कर दोगे या नहीं ?” 

“स्पष्ट प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देता हूँ। आप सेना लेकर आए हैं कि धर्मराज को 
सम्राट्‌ मानूँ और कर दूँ, तो आपके भय से इन दोनों में से कुछ भी नहीं करूँगा!" 
शिशुपाल के चेहरे पर कुछ तेज झलका,“किंतु आप लोगों को अपना आत्मीय मानता 
हूँ। परिजन के रूप में आपकी उन्नति को अपनी उन्नति मानता हूँ। उस दृष्टि से जैसे 
आप अपने वड़े भाई की ओर से सैनिक अभियान पर निकले हैं, वैसे ही मैं भी धर्मगाज 
की ओर से युद्ध लड़ सकता हूँ। आत्मीयता के इस अधिकार से माँगें तो यह सारा 
राज्य आपका है, राजकोष आपका है।” 

भीम मन-ही-मन मुस्कराया। शिशुपाल यह सव सरल भाव से नहीं कह रहा था"" 
पाखंड कर रहा था वह | अपनी नीचता को उदारता के छदम से ढंकना चाहता था, अपने 
स्वार्थ को वह आत्मीयता के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। 

“तुम ठीक कहते हो शिशुपाल। सम्राट्‌ को भय और आंतक के बल पर सम्राट्‌ 
नहीं होना चाहिए। वह तो प्रेम, स्नेह, आत्मीयतता और सेवा से सम्राट्‌ वनता है| हम 
धरर्ममाज के चाकर इसलिए नहीं हैं कि उनसे युद्ध में पराजित हुए हैं, अधवा हम उनकी 
सैनिक शक्ति से भयभीत हैं। हम ही तो उनकी सेना हैं। हम ही उन्हें सम्राट बना रहे 
हैं” उनके सम्राटत्व में हमारा अधिकार सन्निहित है। तुमने ठीक कहा, भाई | हम पृथक्‌ 
हैं ही कहाँ” हम संबंधी भी हैं और समधी भी।" 

शिशुपाल के चेहरे पर उल्लास झलक़ा, “मैं तो आपको यहाँ तक आश्वासन दे 
सकता हूँ कि आपको मेरे मित्रों में से भी किसी से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं 
पड़ेगी। वे सब धर्मराज के राजसूय में सम्मिलित होंगे। आखिर यह हम सब का एक 
सम्मिलित सामाजिक उत्सव ही तो है। आपके घर विवाह हो, कोई धार्मिक कृत्य हो 
तो क्या मैं उसमें सम्मिलित नहीं हूँगा ? आपका तिलक नहीं करूँगा ? शगुन नहीं दूँगा ? 
“वैसा ही यह उत्सव भी है। आप किसी का राज्य नहीं छीन रहे, किसी को सिहांसन 
से अपदस्थ नहीं कर रहे, किसी का हवन-कुंड में होम नहीं कर रहे'“ तो फिर आपके 
उत्सव में सम्मिलित होने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है ?"“” 


298/महासमर-4 


भीम ने बिना कुछ कहे ही सहमति में सिर हिला दिया, जैसे शिशुपाल ने कोई 
अत्यन्त मौलिक और महत्वपूर्ण बात कही हो। 

“देखिए, जैसे स्नेह देने से स्नेह मिलता है, वैसे ही महत्व देने से महत्त्व भी मिलता 
है।” शिशुपाल ने गंभीर मुद्रा बनाई, “आप जिसको जितना और जैसा महत्त्व देंगे, वैसा 
ही महत्त्व वह आपको भी देगा।”” 

“मैं समझा नहीं शिशुपाल |” 

“इसमें समझने की क्या बात है आर्य !” शिशुपाल ने अत्यन्त मधुर मुद्रा बनाई, 
“अपने दैनन्दिन जीवन में हम सब ही अपने पुत्रों और सेवकों में अंतर करते हैं। आप 
अपने पुत्र से स्वयं को अभिन्‍न मानते हैं, इसलिए आपका पुत्र भी आपका सेवक और 
दास होकर रहता है। किंतु जिस भृत्य को पराया मान कर आप उसका श्रम शुल्क देकर 
हा करते हैं, पारिश्रमिक न मिलने पर वह भी आपकी सेवा नहीं करना चाहता। ठीक 

न?! 

“ठीक है।” भीम ने कहा। 

“अब राजसूय यज्ञ में आपके मांडलिक राजा भी आएँगे, परिजन भी होंगे, 
मित्र-मंडली भी होगी।” शिशुपाल बोला, “इतना बड़ा उत्सव होगा, सहस्रों काम होंगे, 
अनेक दायित्व होंगे। अब ये सारे काम आप अकेले ही तो नहीं करेंगे न ? कोई उपहार 
स्वीकारने का कार्य करेगा तो कोई उच्छिष्ट बर्तन धोने का। इसी से तो पता चलेगा, 
कि आपके मन में किसके लिए कितना स्नेह है, कितना सम्मान है ।” शिशुपाल रुक कर 
बोला, वैसे भी महावली | अपने-पर॒ुए का अंतर तो करना ही पड़ता है। जिन्हें आत्मीय 
मानें, उन्हें आदर-मान भी देना पड़ता है।” और फिर जो आपका भृत्य है, वह भृत्य 
ही रहेगा, चाहे कितना ही मुँह लगा क्यों न हो, और जो आपका मित्र है, वह मित्र ही 
रहेगा, चाहे वर्षों के पश्चात्‌ भेंट होती हो |" 

तुम तो बहुत अनुभव की बातें करने लगे हो शिशुपाल ।” भीम को लगा, उसकी 
वाणी में अनायास ही हल्का-सा व्यंग्य आ गया था। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह 
शिशुपाल से पूछे कि उसे भीम को उपदेश देने का अधिकार किसने दे दिया ? भीम 
रक्तपात से बचने के लिए कुछ नम्न हो गया तो इसका यह अर्थ तो नहीं कि जो चाहे 
उसका कुलवृद्ध बनकर उसे उपदेश देने लगे। वह तो इस प्रकार बोल रहा था, जैसे 
कोई आचार्य अपने शिष्य को जीवन के रहस्यों से परिचित करवा रहा हो” और कितना 
बोलता है यह शिशुपाल ! बोलता है तो चुप ही नहीं होता। यदि इसकी अपनी जिह॒वा 
नहीं थकती, तो इसे इतना तो समझना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के कान थक सकते 
हैं” वह यह सब समझता हो या न समझता हो, किंतु वह अपने-आपको बहुत कुछ 
समझता था। अंतत्तः शिष्य तो वह जरासंध का ही था न । वह भी स्वयं को बहुत अधिक 
आँकने लगा था। सारे देश के राजाओं का भाग्य विधाता बन गया था वह। और इसे 
देखो तो स्पष्ट न कह कर, प्रकारांतर से राजसूय यज्ञ में अपने तथा अपने मित्रों के 
लिए सम्मान और महत्त्व की माँग कर रहा था। जैसे पांडव यह यज्ञ कृष्ण की इच्छा 
से संसार में धर्म की स्थापना के लिए न कर रहे हों, शिशुपाल के लिए कर रहे हों |" 
भीम के मन में आया कि वह उससे कहे कि वे लोग यज्ञ के ब्रह्मा का स्थान, महामुनि 


धर्म/299 


वेद व्यास को न देकर, उसे ही दे देंगे” या वह चाहता है कि सम्राट्‌ के रूप में धर्मराज 
के स्थान पर उसका ही अभिषेक हो जाए" 

“अच्छा शिशुपाल ।' भीम ने स्वयं को कुछ अधिक ही नियंत्रित कर धीरे से कहा, 
“शेष बातें हम कल कर लेंगे। इस समय तो मुझे नींद आ रही है।" 

“हाँ | प्रातः जल्दी उठना भी है।" किन्तु शिशुपाल अपने स्थान से हिला भी नहीं, 
“पर यज्ञ में यह ध्यान रखना होगा कि अनुपयुक्त व्यक्ति महत्त्व का पात्र न बने। मैंने 
देखा है कि अनेक वार लोग ऐसे उत्सवों में कलह से बचने के लिए अनेक प्रकार के 
समझौते कर लेते हैं, किंतु वह उचित नहीं है | तनिक से विवाद को टालने के लिए अथवा 
किसी का मन रखने के लिए अयोग्य लोगों को मूँह नहीं लगाना चाहिए” |! 

भीम ने निद्रा का अभिनय त्याग दिया। उसे लगा कि शिशुपाल ये बातें केवल 
सामान्य नीति के रूप में नहीं कह रहा है। उसके मन में निश्चित रूप से कोई विशेष 
लक्ष्य है, जिसे अपने सहयोग के मूल्य के रूप में वह उसके सामने रखना चाहता है। 
ऐसे में यदि भीम खराटे लेने का अभिनय करेगा, तो शिशुपाल उठकर नहीं जाएगा" 

“क्या मैं तुम्हारा अभिप्राय स्पष्ट शब्दों में जान सकता हूँ ?” भीम ने उसकी ओर 
देखा। 

तुम लोगों को कृष्ण को इतना महत्त्व नहीं देना चाहिए ।” शिशुपाल बोला, “वह 
तो तुम लोगों से आत्मीयता जताने का प्रयल करेगा ही, किंतु तुम्हें उसे उसका स्थान 
दिखा ही देना चाहिए।” 

“क्यों वह हमारा आत्मीय नहीं है क्या ?” भीम ने पूछा, “वह हमारा मातुल-पुत्र 
है, जैसे तुम हमारी मौसी के पुत्र हो। उसका तुम से भी वही संबंध है, जो हम से है।' 

“इस प्रकार के संबंधों से तो कोई हमारे स्नेह और सम्मान का पात्र नहीं हो जाता। 
शिशुपाल बोला, “राजाओं के बहुत सारे संबंधी होते हैं, किंतु वे समी राजा नहीं होते" 
वे 53000 पर नहीं बैठते, वे किरीट धारण नहीं करते वे हमारे समकक्ष कैसे हो 
सकते हैं ?” 

भीम मुस्कराए विना नहीं रह सका, “पद पर तुम्हारा इतना वल है शिशुपाल | प्रतिभा 
पर तनिक भी नहीं।” 

“प्रतिभा क्या होती है ?” शिशुपाल जैसे अपना नियंत्रण खोकर भीम को मुँह चिढ़ा 
रहा था, “प्रतिभा तो वही होती है , जो पद को प्राप्त करे। प्रतिभा कारण है, पद उसका 
कार्य | पद नहीं है, तो समझ लो प्रतिभा भी नहीं है, पाखंड ही पाखंड है |” 

“नहीं चेदि नरेश।” भीम ने अत्यन्त घैर्यपूर्वक कहा, "मैं यह मानता हूँ प्रतिभा 
पद की मुखापेक्षी नहीं होती। पद पर बैठा व्यक्ति बस उसी समय तक महत्त्वपूर्ण होता 
है, जब तक वह पद पर है, और उन्हीं के लिए महत्त्वपूर्ण होता है, जिन्हें उससे कोई 
काम होता है। प्रतिभा इन सब से स्वतंत्र है*न वह पद पर विराजती है, न पद उसे 
त्यागता है। न वह किसी की कृपा पर निर्भर होती है, न उसे किसी की मान्यता की 
आवश्यकता होती है। तुम जब चाहो किसी भी साधारण व्यक्ति को पकड़, किसी पद 
पर नियुक्त कर, सीमित अर्थो में उसे महत्वपूर्ण बना सकते हो, और जब तुम्हारी इच्छा 
हो उसे उस पद से मुक्त कर, उसे पुनः साधारण एवं महत्वहीन बना सकते हो ।किंतु 
कितना भी चाहो, एड़ी चोटी का बल लगा लो, किसी को कण भर प्रतिभा नहीं दे सकते, 


50॥/महासमर-4 


और न किसी की प्रतिमा छीन सकते हो। पद तो सांसारिक स्थिति है, प्रतिभा ईश्वर 
का दिया हुआ वरदान है|” 

“पद के बिना कौन महत्वपूर्ण है, बताओ तुम ?” शिशुपाल के मुख पर चुनौती 
का अहंकार था। * 

“पद के कारण धृतराष्ट्र महत्वपूर्ण हैं, और प्रतिभा के कारण हमारे पितामह भीष्म 
धृतराष्ट्र को केवल राजकर्मचारी ही शीश झुकाएँगे और पितामह को देख कर बड़े-बड़े 
उहंंड मस्तक स्वयं श्रद्धा से नत हो जाते हैं।” भीम बोला, “महामुनि वेद व्यास के पास 
कोई पद नहीं। वे राजसभा में हों, अथवा किसी सामान्य वृक्ष के नीचे“वे महामुनि ही 
रहेंगे। उग्रसेन राजा हैं, किंतु क्या स्थिति है उनकी ? कृष्ण राजा नहीं हैं, किंतु समस्त 
राजा उनके नचाए नृत्य करते हैं।"” 

शिशुपाल का मुँह जैसे कड़वा हो गया, “मुझे तुम लोगों की यही बात नहीं रुचती। 
कृष्ण एक साधारण जन का पुत्र है, मेरे या तुम्हारे समान राजपुत्र नहीं है वह। पशुओं 
को चराता रहा है वह, राजनीति नहीं पढ़ता रहा। गोप बालकों और गोपियों में पतला 
है वह, उसे राजसी संस्कार नहीं मिले | तुम लोग समझते हो बड़ी प्रतिभा है उसमें | प्रतिभा 
होती तो मधुरा का राजा हो गया होता” 

“जैसे कंस हो गया था|” भीम उपेक्षा से हँसा, “कृष्ण को राज्य नहीं, धर्म प्रिय 
है। वह राजाओं का राजा है'राजराजेन्द्र ! तुम उसके महत्व को समझते नहीं हो। उसने 
जीवन में एक भी काम अपने सुख और स्वार्थ के लिए नहीं किया”. ।” 

“कंस को किस परमार्थ के लिए मारा उसने ?” शिशुपाल अपने क्रोध के वश 
होता जा रहा था। 

'यादवों की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए ।” भीम बोला, “कंस यादवों का राजा 
नहीं, जरासंध का दास था ।”और राजा तो क्या, वह मनुष्य भी नहीं था, नराधम था 
वह, राक्षस था।” 

“और रुक्मिणी का हरण किसके लिए किया उसने ?” शिशुपाल बोला, “परनारी 
का, दूसरे पुरुष की वाग्दत्ता का ?” 

“किसी राक्षस से आंतकित हो कोई भीरु पिता तथा स्वार्थी भाई यदि किसी कन्या 
का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध बलातू किसी पुरुष से करना चाहते हों तो क्या उसे 
यह अधिकार नहीं है कि वह अपने मन-भावन को प्राप्त करने का प्रयत्त करे ?” भीम 
ने भी अपने आक्रोश को गुप्त नहीं रखा, “कृष्ण ने रुक्मिणी को वही अधिकार दिया। 
विप्र, नारी, गाय, वृद्ध तथा बालक की रक्षा प्रत्येक क्षत्रिय का धर्म है। वही कृष्ण ने 
किया ।" 

“और वे सोलह सहस्र रानियों की कथा ? कितनी स्त्रियाँ हैं, कृष्ण के अंतःपुर 
में ?” शिशुपाल का मुख पिटे हुए कुत्ते के समान विकृत होता जा रहा था। 

“भौमासुर के अवरोध से मुक्त की गई स्त्रियाँ न तो उस अर्थ में कृष्ण की पलियाँ 
हैं, न वे उसके अंतः्पुर में रहती हैं।” भीम ने शिशुपाल के आक्रोश की चिंता नहीं को; 
“जिन स्त्रियों को कलंकिनी मानकर उनके पति, पुत्र, पिता अथवा भाई स्वीकार नहीं 
कर रहे थे, उन सोलह सहस्र स्त्रियों का कलंक धारण किया है, कृष्ण ने अपने माथे 


धर्म/30 


पर | तुम्हारे मित्र सौभ-नरेश के पितामह ने अपनी वाग्दत्ता अंबा को इसलिए अस्वीकार 
कर दिया था कि हमारे पितामह भीष्म अपने अज्ञान में उसका हरण कर लाए थे-और 
कृष्ण ने ती उन अपरिचित अपहत दुखिया स्त्रियों को सहरा दिया है, जिनका कोई नहीं 
था। वह उनके भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी है, उनकी रक्षा के तिए उत्तरदायी है, 
उसने उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए अपना नाम दिया है। क्या पाप किया 
है कृष्ण ने ? 

स्तब्ध और अवाकू शिशुपाल भीम की ओर देखता रहा, किंतु वह उससे सहमत 
तनिक भी नहीं हुआ, और सहसा वह उठ खड़ा हुआ, “तुम लोगों पर जादू कर रखा 
है उस कृष्ण ने | तुम सब को वह एक दिन ले डूबेगा। मेरी बात का मर्म अभी नहीं 
समझ रहे हो, किंतु जब समझोगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।” 

शिशुपाल वहीँ खड़ा नहीं रह सका | बिना कुछ और कहे, वह कक्ष से बाहर निकत 
गया। 

शिशुपाल अपने पर्यक पर जाकर लेटा, तो उसे लगा कि उसका मन पूर्णतः शांत 
हो गया है। कृष्ण के प्रति अपना जितना विरोध वह प्रदर्शित करना चाहता था, उतना 
कर आया था। अपना तथा अपने मित्रों का जितना सामर्थ्य वह जताना चाहता था, 
जता आया था। ठीक है कि भीम ने उसकी एक भी बात से सहमति नहीं जताई तो 
क्या। यह तो बैल है, इसमें बस शरीर का बल है, बुद्धि तो अन्य भाइयों में ही है। 
जब यह जाकर उन्हें बताएगा कि शिशुपाल ने क्या कहा है तो युधिष्ठिर और अर्जुन 
स्वयं ही सँभल जाएँगे। शेष उन्हें करेणुमत्ती समझा देगी। 

शिशुपाल को अपना लक्ष्य पूरा होने का ऐसा मद चढ़ा कि कुछ ही क्षणों में वह 
गहरी नींद हो गया। 


३2 


वासुदेव कृष्ण, यादव महारथियों के साथ यज्ञ में भाग लेने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुँच गए 
धे। उनके साथ बलराम, सारण, गद, कंक, उल्मुक, निशठ अंगावह, प्रद्युम्न, सांव तथा 
चारुदेण्ण भी अपनी सैनिक साज-सज्जा के साथ आए थे। लगता था, वे लोग किसी 
यज्ञ में नहीं, युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आए थे। सात्यकि पहले से ही इंद्रप्रस्थ 
में था। वह भी जाकर उनमें सम्मिलित हो गया था। 

कृष्ण को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि इंद्रप्रस्थ में मयदानव द्वारा आरंभ 
किए गए भवन बनकर पूर्णतः तैयार हो चुके थे। सभा-भवन तो अपने सौन्दर्य और 
विशालता में अदभुत था | राजसूय यज्ञ की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी थीं | युधिष्ठिर 
ने अतिथियों के आवास के लिए जितना व्यापक प्रबंध किया था, उसके पीछे इंद्रप्रस्थ 


302/महासमर-ब4 


की संपन्‍नता दिखाई दे रही थी। कृष्ण को पूर्ण विश्वास था कि चारों पांडव चारों दिशाओं 
से जब दिग्विजय करके लौटेंगे, तो उनके पास इस यज्ञ के लिए पर्याप्त धन संचित 
हो जाएगा। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती, अथवा पांडवों के गौरव 
के अनुकूल धन संचित न होता तो उसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त धन कृष्ण अपने साथ 
लाए थे।“समग्रतः स्थिति उनके अनुमान से कुछ श्रेष्ठतर ही थी ।“वे त्तो सोच कर आए 
थे कि यादवों की वाहिनियाँ इंद्रप्रस्थ की प्राचीर के बाहर यमुना-तट पर शिविर में रहेंगी, 
किंतु नकुल उन्हें सीधे स्कंधावार में ले गया था, जहाँ सब प्रकार की सुविधाओं से संपन्‍न 
आवास की पूर्ण व्यवस्था थी। स्वयं कृष्ण, उनके भाइयों तथा पुत्रों के लिए वही भवन 
सुरक्षित रखा गया था, जिसमें वे पहले भी प्रायः ठहरा करते थे। ऐसा एकदम नहीं लगता 
था कि यादव किसी अन्य राज्य में प्रवास की स्थिति में हैं। उन्हें अपने स्थायी निवास 
जैसी प्रायः सारी सुविधाएँ उपलब्ध करा दी गई थीं। 

धौम्य मुनि तथा महर्षि वेदव्यास को आगे कर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव 
को साथ लेकर युधिष्ठिर उनसे मिलने आए। 

कृष्ण ने उन सबका विधिवत अभिवादन कर, उन्हें बैठाया और कहा, “धर्मराज ! 
मैं तो स्वयं आपके दर्शनार्थ आने वाला था। मेरी इच्छा थी कि यादवों की ओर से आपके 
लिए भेजे गए उपहार भी विधिवत्‌ आपको समर्पित कर आता एक कार्य पूरा हो जाता 
और मेरे मन से उसका बोझ उतर जाता ।” 

युधिष्ठिर अपना स्थान छोड़कर, कृष्ण के निकट आ गए, “जनार्दन ! आपने मुझे 
क्या नहीं दिया | क्या नहीं है इस समय पांडवों के पास आपकी कृपा से मेरे चारों भाई 
चारों दिशाओं से विजयी हो, करद राजाओं द्वारा दिए गए उपहारों के रूप में विपुल 
धन-धान्य लेकर लौटे हैं। कहीं भी हमारी सेनाओं का कोई गंभीर विरोध नहीं हुआ है। 
जहाँ कहीं सैनिक टकराव हुए भी हैं, वहाँ शत्रुओं को पराजित करने में पाडंवों को अधिक 
कठिनाई नहीं हुई | मैं इस यज्ञ के कारण मन-ही-मन भयभीत भी था कि इसमें अनावश्यक 
मानव-रक्‍्त बहेगा, सहस्नों सैनिकों के प्राण जाएँगे, किंतु वैसा कुछ नहीं हुआ है।”” 

मैं जानता था कि पांडव वीरों के सम्मुख कोई राजा टिक नहीं पाएगा |” कृष्ण 
बोले, “किन्तु धर्मराज ! हस्तिनापुर की नीति क्या रही ?” 

“भैया ने हमें हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का निषेध कर दिया था।” भीम ने 
कुछ-कुछ आपत्ति के रूप में कहा, “अन्यथा” 

तो क्या दुर्योधन ने कर भिजवा दिया ?” कृष्ण ने पूछा। 

“नहीं !” युधिष्ठिर बोले, “मैंने उसकी आवश्यकता नहीं समझी |” 

“हस्तिनापुर यदि पराजित भी नहीं हुआ और उसने कर भी नहीं दिया तो वह 
धर्ममाज के अधीन कैसे माना जा सकता है।” कृष्ण बोले, “और यदि एक भी राज्य 
धर्मराज से स्वतंत्र है, तो धर्मराज सम्राट्‌ कैसे माने जा सकते हैं ?” 

2 उसकी आवश्यकता नहीं समझी |” युधिष्ठिर ने पुनः कहा। 

० 


"हस्तिनापुर में हमारे पितामह और पितृव्य राजा हैं। इंद्रप्रस्थ तथा हस्तिनापुर दो 
पृथक राज्य नहीं हैं । इनमें से किसी एक को राजसूय करने के लिए दूसरे को पराजित 


धर्म/303 


करना अथवा उसे करद राज्य घोषित करना आवश्यक नहीं है। हम एक ही परिवार 
की दो शाखाएँ हैं। वे लोग परिवारजन के रूप में यज्ञ में सम्मिलित होंगे।" 

“क्या दुर्योधन इस स्थिति की इसी रूप में स्वीकार करेगा ?” कृष्ण ने पूछा 

“मुझे दुर्योधन पर नहीं, पितामह तथा पितृव्य पर विश्वास है।'" युधिष्ठिर ने कह 
तो दिया किंतु उनकी वाणी में पर्याप्त आत्मवल नहीं था। 

“आपने उन्हें आमंत्रित करने के लिए अपना दूत भेज दिया है ?” 

“नहीं | अभी तो नहीं भेजा ।' 

क्यों ?? 

भी तुम्हारी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था वासुदेव |” युधिष्ठिर ने कहा, “अब 
तुम आ गए हो, हमें अनुमति दो कि हम यज्ञ की तैयारी करें। मैं तो महर्षि से कह 
रहा था कि वासुदेव कृष्ण ही यज्ञ की दीक्षा लें | तुम्हारे यज्ञ करने से हम सब पापरहित 
हो जाएँगे |” 

“नहीं धर्मराज !” कृष्ण का स्वर गंभीर था, *सम्राट्‌ के लिए पाँच गुण होने चाहिए: 
शत्रुविजय, प्रजापालन, तपःशक्ति, धन-समृद्धि तथा उत्तम नीति। शत्रुओं को जीतकर 
मान्धाता ने सम्राट्‌ का पद प्राप्त किया था, भगीरथ ने प्रजा का पालन कर के, कार्तवीर्य 
ने तपोवल से, राजा मरुत ने अपनी समृद्धि से, राजा भरत सहज बल से सम्राट बने 
थे। आप में तो ये पाँचों गुण एक साथ हैं। सम्राट्‌ तो आपको ही होना है। आप अपने 
इस अभीष्टि यज्ञ को आरंभ कीजिए | मैं आपका कल्याण करने के लिए अपने परिवारजनों 
और सेना के साथ उद्यत हूँ | मुझे आवश्यक कार्य में लगाइए, मैं आपकी सब आज्ञाओं 
का पालन करूँगा।” 

“वासुदेव | मेरी इच्छा है कि यज्ञ संबंधी अनेक बातों का निर्णय अभी हो जाए।' 
महर्षि वेदव्यास ने पहली बार मुँह खोला, “युधिष्ठिर यज्ञ करने को तो अत्यन्त आतुर 
है, किंतु सम्राट्‌ बनने की महत्वाकांक्षा उसके मन में नहीं है।” 

“यह कैसा विरोधाभास ?” कृष्ण हँस पड़े, “सम्राट नहीं वनना चाहते तो यज्ञ करने 
को आतुर क्‍यों हैं ?” 

“पांडवों के राजकोष में अथाह धन एकत्रित हो गया है।” युधिष्ठिर चिंतित स्वर 
में बोले, “उसका तत्काल धर्मपूर्ण वितरण न हुआ तो यह कोष अनर्थ को जन्म देगा। 
यह संचय प्रजा के पालन के लिए है, दुष्टों के दलन के लिए है, विप्रों तथा विद्वानों 
के सम्मान के लिए है, कृषि के विकास के लिए है, व्यापार के संरक्षण के लिए है, कताओं 
के गौरव को स्थापित करने के लिए है'“यह पांडवों के भोग के लिए नहीं है जनार्दन। 
इससे पहले कि यह धन पांडवों को लुब्ध कर दिग्भ्रमित करे, मेरी इच्छा है कि राजसूय 
के माध्यम से इसका वितरण हो जाए, ताकि यह अपने उपयोग के उपयुक्त स्थान पर 
पहुँच जाए।” 

“तो सम्राट क्‍यों नहीं वनना चाहते राजन्‌ ?” कृष्ण ने पूछा, “वस्तुतः सम्राट होने 
के योग्य वही व्यक्ति है, जो संभित धन पर लुब्ध नहीं होता, उससे चिंतित होता है । 

“संचित धन यदि मुझे भोग की ओर ले जाएगा, तो संचित अधिकार मुझे राजमद 
की ओर प्रेरित करेगा | मैं अपनी परीक्षा लेने का दुस्साहस नहीं करना चाहता |" युधिष्ठिर 


महासमर न्‍4 


बोले, “धन वितरण करूँगा, तो जिन्हें मिलेगा वे तो प्रसन्न होंगे ही, मेरा प्रतिस्पर्धी राजन्य 
समाज भी ईर्ष्याविहीन होकर प्रसन्‍न होगा कि मेरा धन-बल क्षीण हो रहा है और मैं 
दुर्बल हो रहा हूप, किंतु सम्राट्‌ पद धारण करने से उनकी ईष्याग्नि भड़केगी। उनका 
अभिमान आहत होगा। मेरी आज्ञा के अधीन कार्य करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। संभव 
है उससे संसार का हित होने के स्थान पर अहित हो महत्वपूर्ण मेरा सम्राट्‌ होना नहीं 
है केशव ! महत्वपूर्ण तो संसार का हित है।” 

सहसा कृष्ण की मुद्रा परिवर्तित हो गई | उनके मुख-मंडल पर हास्य के स्थान पर 
क्षात्र-तेज लहराया, “मैं भी संसार के हित की ही चिंता कर रहा हूँ धर्मराज ।” कृष्ण बोले, 
“इस युग के अधिकांश राजा, शासन के अधिकारी नहीं हैं। उन्होंने प्रजा पर आधिपत्य 
अवश्य जमा रखा है। हमें इस अधर्मपूर्ण, अन्यायपूर्ण आधिपत्य को समाप्त करना है, 
और अधिकारियों को अधिकार सौंपना है। आपके इस यज्ञ में जो राजा भृत्य के समान 
काम नहीं करेगा, संसार का बंधु मेरा यह सुर्दशन चक्र उस राजा के शरीर को कबंध 
बना देगा ।” वे रुके, “और जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरी इच्छा है कि आप मुझे विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों और विप्रों के चरण पखारने का कार्य दें।” 

“वासुदेव !” व्यास कुछ उत्कठित स्वर में बोले, “हम आपको तंत्र-स्वामी बनाना 
चाहते हैं। यज्ञ की सारी व्यवस्था आप देखें |” 

*यह सम्मान आप कुलवृद्ध पितामह भीष्म को तथा कौरवों के गुरु आचार्य द्रोण 
को दें।” कृष्ण मुस्कराए, “मुझ से मेरा सुख न ही छीनें तो अच्छा है महर्षि |? 

युधिष्ठिर अवाक्‌ बैठे रह गए। वे कृष्ण की बातें सुन-सुन कर इस प्रकार मुग्ध 
होते जाते थे कि वे उनकी प्रशंसा में कुछ कहने से पूर्व ही विहवल हो कर बोलने के 
अयोग्य हो जाते थे | वासुदेव कृष्ण के पास अपने ही इतने साधन थे कि वे जिस दिन 
चाहते राजसूय यज्ञ कर डालते, किंतु न वे राजा बनना चाहते हैं, न राजसूय यज्ञ करना 
चाहते हैं ।“और वे युधिष्ठिर को सम्राट्‌ के रूप में प्रतिष्ठित करने को इतने आतुर हैं 
कि उसका विरोध करने वाले राजा का वध कर देंगे |'क्या महत्व मिलेगा उन्हें, युधिष्ठिर 
को सम्राट्‌ बना कर ? “क्या महत्व चाहते हैं वे इस राज-समाज में ? वे राजाओं का 
शासन करना नहीं चहाते, विप्रों के चरण धोना चाहते हैं [अहंकार का ऐसा विगलन | 
विनय क्री ऐसी चरमावस्था [कृष्ण मनुष्य नहीं हैं'“मानवीय सीमाओं और दुर्वलताओं 
पर ऐसी विजय कोई मनुष्य पा सकता है क्या ?'“ 

“वासुदेव | तुमने तंत्र-स्वामी की नियुक्ति तो कर दी, अब वताओ यज्ञ का ब्रह्मा 
किसे बनाया जाए ?” महामुनि ने अपनी गंभीर वाणी में पूछा। 

“आपकी उपस्थिति में और किसी के ब्रह्मा बनने का प्रश्न ही नहीं उठता |” कृष्ण 
६० हमारे जीवन-यज्ञ के निरीक्षक हैं, तो क्या इस राजसूय-यज्ञ के निरीक्षक 
नहीं होंगे।" 

“वासुदेव | तुम जिस दैवी अधिकार से बोलते हो, उसका विरोध संभव नहीं है।” 
महामुनि ने अपनी स्वीकृति दी, “अब बताओ उद्‌गाता कौन होगा ?” 
कै कृष्ण हँस पड़े, “महर्षि | यज्ञ के ब्रह्मा आप होंगे और उसके उद्गाता की नियुक्ति 

| करूँगा ?? 


धर्म/3 05 


“ओह वासुदेव ! तुमने तो एक ही युक्ति में मुझे पूर्णतः बाँध दिया |” व्यास ने 
मुग्ध दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा, “अच्छा ! मैं धनंजय गोत्री ऋषि सुसामा को उद्गाता 
नियुक्त करता हूँ। वे यज्ञ में सामगान करेंगे। अध्वर्यु का कार्य यजुर्वेद ऋत्रिक याज्नवत्व्य 
करेंगे। होता के रूप मैं मैं धौम्य और पैल की नियुक्ति करता हूँ। वे लोग ऋचाओं का 
गान करेंगे। ऋगेद का इन दोनों से अधिक ज्ञाता कौन है|” 

“उत्तम निर्णय है” युधिष्ठिर ने अपनी सहमति दे दी। 

श्तो पुत्र ! अब तुम यज्ञस्थान का पूजन करो |” वेदव्यास बोले, “और सब से पहले 
यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री मँगवाने का प्रबंध किसी पदु-प्रबंधक को सौंपो और समस्त 
अतिथियों, आगंतुकों तथा अभ्यागतों की भोजन-व्यवस्था के लिए अन्न की आपूर्ति का 
दायित्व किसी को दो” 

“सहदेव से श्रेष्ठतर प्रबंधक और कौन होगा । वह अपने मंत्रियों के साथ यज्ञ-संबंधी 
सामग्री एकत्रित करे |” युधिष्ठिर बोले, “अन्न की आपूर्ति का प्रबंध मेरे सारथि इंद्रसेन, 
भीम के सारधि विशोक तथा अर्जुन के सारथि पूरु करें।” 

“उत्तम चयन है ।” कृष्ण बोले, “धर्मराज ! अब आप राजाओं, विद्वानों, विप्रों, प्रमुख 
श्रेष्ठियों तथा कलाकारों को आमंत्रित करने के लिए अपने दूत भेज दीजिए |” 

“मुझे कुछ कहना है कृष्ण ।” भीम ने सहसा कुछ असहज ढंग से कहा। 

सब ने चौंक कर उसकी ओर देखा : वह सहज नहीं था। उसके मन का इन्द्र 
उसके चेहरे पर भी लिखा हुआ था। 

“क्या बात है मध्यम ?” अर्जुन से पूछे बिना नहीं रहा गया। 

“मेरा धर्मराज से कुछ मतभेद है।” भीम ने धीरे से कहा, “क्या दुर्योधन, कर्ण 
और शकुनि को इंद्रप्रस्थ आने का निमंत्रण दिए बिना हमारा यज्ञ नहीं हो सकता ?” 

“हम पितामह, पितृव्य धृतराष्ट्र तथा विदुर काका को आमंत्रित करें और दुर्योधन 
रा को आमंत्रित न करें तो यह हमारी अभद्रता नहीं मानी जाएगी कया ?” युधिष्ठिर 

कहा। 

“तो मत बुलाइए हस्तिनापुर से किसी को ।” भीम बोला, “क्या आवश्यकता है उन्हें 
यहाँ बुलाने और अनावश्यक वितंडावाद करने की | वे लोग न केवल यहाँ आएँगे, वरन्‌ 
परिजनों के समान आएँगे। मन में ईर्ष्या लिए हुए, ऊपर से स्नेह जताएँगे। परिवारजनों 
3238 है 220 तो उन्हें महत्व भी दिया जाएगा और अधिकार भी"जिसके वे सर्वथा 
अयोग्य हैं।! 

“हस्तिनापुर जैसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्य की उपेक्षा कर राजसूय यज्ञ 
की शोभा नहीं होगी।” कृष्ण बोले, “इस यज्ञ में सार्वभौमिकता तो होनी ही चाहिए। 
हस्तिनापुरवालों को परिवार-जनों तथा परिजनों के रूप में नहीं बुलाना चाहते तो मांडलिक 
अथवा करद राजा के रूप में बुल्ञाओ। बुलाना त्तो उन्हें चाहिए ही।” 

“वासुदेव का कथन उचित ही है !” वेदव्यास वोले, “किंतु उसके साथ यह भी ध्यान 
रखो कि राजसूय की दीक्षा ग्रहण करने वाला राजा एक सार्वभौम पद पर प्रतिष्ठित होने 
जा “शा है, इसलिए उसका दृष्टिकोण भी सार्वभौमिक होना चाहिए । उसे अपने शत्रुओं 
और :तेरैघियों को क्षत्रिय राजा के रूप में युद्ध-क्षेत्र में पराभूत करने का अधिकर है, 


76/महासमर-4 


किंतु सार्वभौमता को संकीर्ण तथा संकुचित करने और सम्मेलन में सम्मिलित होने के 
लिए आए राजाओं के प्रति समदृष्टि न रखने का अधिकार नहीं है।” महामुनि ने रुक 
कर युधिष्ठिर की ओर देखा, “इस यज्ञ का राजनीतिक महत्व अवश्य है पुत्र | किंतु यह 
यज्ञ है, और यज्ञ एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यज्ञ में दीक्षित राजा को केवल धर्म 
को दृष्टि में रखना है, व्यक्तिगत संबंधों तथा रागद्वेष को नहीं। यदि युधिष्ठिर के मन 
में यह आंशंका है कि दुर्योधन तथा उसके मित्र उसे सम्राट नहीं मानेंगे और यहाँ आकर 
उपद्रव करेंगे तो उसके लिए दो ही मार्ग हैं कि वह क्षत्रिय राजा के समान अपनी सेना 
भेजे और हस्तिनापुर के राजा को पराजित करे, क्षात्र-धर्म के आधार पर उनसे अपने 
लिए सम्राट्‌ की मान्यता प्राप्त करे, अथवा यज्ञ-दीक्षित सजा के समान आध्यात्मिक धरातल 
पर मन से उनके प्रति विरोध, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, आशंका इत्यादि को दूर कर उसी दृष्टि 
से उनको भी देखे और प्रमाणित करे कि उसके मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव 
नहीं है। सम्राट को समदृष्टि युक्त होना चाहिए। सारे मांडलिक राजा उसकी प्रजा के 
समान हैं, इसलिए किसी के भी प्रति उसके मन में पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए |! 

“मेरे मन में वैसे भी उनके प्रति कोई भेद-भाव नहीं है महात्मन्‌ ।” युधिष्ठिर बोले, 
"मैं किसी भी क्षण परीक्षा देने को प्रस्तुत हूँ। मेरे मन में दुर्योधन के प्रति घृणा नहीं 
है। यदि मेरे मन में उसके प्रति भाइयों का-सा प्रेम न भी हो तो मानवीय स्नेह अवश्य 
है। ऐसे लोगों के प्रति तो हमारे मन में करुणा का भाव ही होना चाहिए, जो राज-मद 
और राज्य-मोह में कभी शांत और सुखी नहीं रह सकते। सारे भोगों के होते हुए भी 
उनका भोग नहीं कर सकते। मेरे लिए दुर्योधन ईर्ष्या का पात्र नहीं, दया का पात्र है, 
6०8 । उसे मैं क्या दंड दूँ, जौ पहले से प्रकृति के द्वारा दंडित है। वह मानसिक रोगी 

४ 8 


“ज्येष्ठ ठीक कह रहे हैं। हमारी समस्या यह है कि इसके जोखिम समझते हुए 
भी हम इस प्रकार के उदास चिंतन का विरोध नहीं कर सकते |” भीम बोला, “मुझे भय 
तो यही है, कि वह मानसिक रोगी, वह विक्षिप्त कहीं हम पर पुनः प्रहार न कर बैठे। 
जानते-बूझते हम किसी विक्षिप्त व्यक्ति को स्वस्थ लोगों के समान अपने समारोह में 
तो नहीं बुला सकते, कि वह आकर यहाँ जैसा चाहे, उत्पात्‌ करे |” 

“भीम से इस विषय में मेरी पर्याप्त चर्चा हो चुकी है।” युधिष्टिर ने पूर्णतः शांत 
स्वर में कहा, “यह दुर्योधन के पिछले व्यवहार को बार-बार स्मरण करता है, किंतु इस 
तथ्य पर विचार नहीं करता कि दुर्योधन सदा से आशंकित था कि हम उसका राज्य, 
अधिकार तथा धन-संपत्ति उससे छीन लेंगे। यदि कोई आशंकित तथा भयभीत व्यक्ति 
अपनी क्षति की आशंका से पीड़ित होकर अपनी रक्षा के प्रयत्न में किसी पर भ्रमवश 
आधात कर बैठे तो उसे इतना बड़ा पापी नहीं समझ लेना चाहिए कि आजीवन उसमें 
. सुधार ही न हो सके। अब वह स्थिति नहीं है। हम यहाँ आ चुके हैं। हस्तिनापुर का 
राज्य पूर्णतः उसका है। अब वह यहाँ स्वस्थ मनःस्थिति में आएगा, तो क्यों उत्पात्‌ करेगा। 
““ और फिर बहुत कुछ हमारे व्यवहार पर निर्भर है। यदि हम उसे आत्मीय परिजन 
के रूप में स्वीकार करेंगे तो वह क्यों परायापन दिखाएगा। स्नेह में इतनी शक्ति होती 
है कि वह पशु को भी सुधार“ 


धर्म307 


“बस ! यही बात तो बार-बार मैं कहता हूँ।” भीम ने युधिष्ठिर का कथन बीच 
में ही काट दिया, “पशु को हम सुधार सकते हैं, क्योंकि पशु को हम से ईर्ष्या नहीं होती, 
स्पर्धा नहीं होती, घृणा नहीं होती। वह तो केवल आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। 
पशु तो केवल पशु होता है, वह नीच और उच्च प्रकृति का नहीं होता।' 

“यदि पशु को सुधारना हो तो हम उसके गले में रस्सी डाल कर खूँटे से बाँध 
देते हैं। वह उत्पात्‌ करे तो उसे दंड देते हैं।“” नकुल बोला, “दुर्योधन को सुधारने का 
भी यदि यही एक मार्ग है, तो हमें पहले हस्तिनापुर पर सैनिक अभियान करना चाहिए।' 

“नहीं |" युधिष्ठिर का स्वर कुछ आवेशपूर्ण हो गया था, “हस्तिनापुर पर आक्रमण 
करने का कोई कारण नहीं है। हम अपने गुरुजनों और बंधु-बांधवों के विरुद्ध श्र 
क्यों उठाएँगे।? 

शतो युधिष्ठिर ! यदि तुम्हें राजसूय यज्ञ करना है तो'”” 

“यज्ञ तो करना ही है ।” कृष्ण ने महामुनि की उक्ति पूरी नहीं होने दी, “जो निश्चित 
हो चुका, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम यज्ञ के संकल्प से पीछे 
नहीं हट सकते |” 

“तो युधिष्ठिर ! तुम्हें दुर्योधन को अपने अधीन करना ही होगा, शस्त्र से करो 
अथवा अपने प्रेम से” वेद व्यास बोले, “अन्यथा राजसूय यज्ञ नहीं ही सकेगा।' 

है उसे अपने प्रेम से जीत लूँगा, आप चिंता न करें |” युधिष्ठिर बोले, “मुझे भय 
है 88 कि कहीं भीम अपनी आशंकाओं से पीड़ित होकर दुर्योधन को आहत न 
कर दे 

“हमारे ज्येष्ठ भी अद्भुत हैं। वे अपने प्रेम के प्रभाव से दुर्योधन जैसे पशु को 
पा सकते हैं, किन्तु भीम जैसे महामानव को नहीं जीत सके ।” भीम ने अट्टहास 

॥। 


“में मध्यम की आशंकाओं से असहमत नहीं हूँ, किंतु यज्ञ के अवसर पर मैं धर्मराज 
की नीति अंगीकार करना ही उत्तम समझता हूँ!” कृष्ण बोले, “हस्तिनापुर निमंत्रण जाए, 
और उन्हें पृथक्‌ राजा के रूप में नहीं, परिवारजनों के रूप में ही आमंत्रित किया जाए। 
बहुत संभव है कि कुलवृद्ध तो हमारा निमंत्रण स्वीकार कर इंद्रप्रस्थ आ जाएँ किंतु दुर्योधन 
और उसके मित्र आएँ ही नहीं। और यदि वे आएँ तो उन्हें परिवार वालों के समान 
ही स्नेह दिया जाए, उस पर भी यदि वह उत्पात्‌ करे, तो युधिष्ठिर शस्त्र नहीं उठाएँगे। 
शस्त्र मैं उठाऊँगा। यज्ञ को अनुशासित रखने का दायित्व मेरा होगा।' 

“अब जाकर मैं निश्चित हुआ वासुदेव |” व्यास बोले, “अब किसी विष्म-बाधा की 
आशंका मुझे नहीं है। यज्ञ-भूमि-पूजन के पश्चात्‌ युधिष्ठिर यज्ञ की दीक्षा ले लें। 

“और आपकी अनुमति हो महर्षि तो हम लोग भी सुभद्रा से मित्रकर उसके पुत्र 
अभिमन्यु को आशीर्वाद दे आएँ ।" कृष्ण भी उठ खड़े हुए। 


33 


शिशुपाल के मन में जितनी आशंकाएँ थीं, उतनी ही अपेक्षाएँ भी थीं। जब भीम उसके 
पास आया था तो शिशुपाल ने जहाँ पांडवों के प्रति अपना सौहार्द बहुत मुखर होकर 
जताया था, वहीं उनके प्रति अपने संभावित विरोध के कारण भी स्पष्ट कर दिए थे। 
उसे लुभाया भी था और डराया भी। उसे आँखें भी दिखाई थीं और उसे फाँसने के 
लिए जाल भी फैलाया धा।” पर पता नहीं वह बैल कुछ समझा भी या नहीं। उसने 
युधिष्ठिर को कुछ बताया भी या नहीं ।“यदि उसने ठीक से अपने भाइयों को समझा 
दिया होगा, तो युधिष्ठिर लालायित होकर उसे कंठ से लगाने के लिए आगे बढ़ेगा । युधिष्ठिर 
को तनिक भी रे होगी, तो उसे यह समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि जरासंघध 
की चाहे मृत्यु हो गई हो, किंतु उसकी शक्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। जरासंध-मंडल 
न केवल जीवित है, वरन्‌ पूर्णतः शक्तिशाली भी है ।“जरासंध पुत्र सहदेव जाने क्‍या 
सोच कर चुप है। बहुत संभव है कि पिता की अकस्मात मृत्यु से भयभीत हो गया हो 
और परिस्थितियों को परखने का प्रयतन कर रहा हो। नागराज का पुत्र एक केंचुआ नहीं 
हो सकता। उपयुक्त अवसर पर वह अपनी क्षमता दिखाएगा ।”पिता के आतंक में जीने 
के कारण उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है, किंतु अब परिस्थितियों के थपेड़े उसके 
भीतर छिपी क्षमताओं का पूर्ण विकास करेंगे"और यदि सहदेव किन्हीं कारणों से जरासंध 
न भी बन पाया, तो शक्ति का केन्द्र शुक्तिमती में भी विकसित हो सकता है। यदि 
शिशुपाल जरासंध-मंडल का सेनापति हो सकता है, तो वह उसका सम्राट्‌ भी हो सकता 
है। सुनीय, दंतावक्त्र, शाल्व, रुक्मी तथा भीष्मक में से कोई भी शिशुपाल का विरोध 
नहीं करेगा ““किन्हीं असाधारण परिस्थितियों के कारण यह भी नहीं हो पाया, तो दुर्योधन 
तो कहीं नहीं गया है। दुर्योधन को केन्द्र में रखकर एक ऐसी नई शक्ति उभर सकती 
है, जो पांडवों और यादवों के नाक में दम कर देगी। 

किंतु इन सब अपेक्षाओं और आश्वासनों के ढेर के नीचे शिशुपाल का एक बहुत 
सहमा हुआ अचेत मन था, जो कभी-कभी कुछ चैतन्य होकर, उठ बैठने के लिए अपने 
हाथ-पैर पटकता था"“और उसी समय शिशुपाल को लगता था कि यह जो व्यक्ति 
है'कृष्ण “यह उसका सारा गणित उलट देगा | इसके छल-छंद को कीई नहीं समझ सकता। 
ऊपर से सब कुछ सहज, सामान्य और ठीक दिखाई देगा, किंतु अकस्मात ही कृष्ण 
अपना सिर उठाएगा और सारी परिस्थितियां विपरीत दिशा में घूम जाएँगी। क्या पता 
है कि कब यह कौरवों, पांडवों और यादवों को एक कर दे" 

इस प्रकार का भय जागते ही शिशुपाल का मस्तक एकदम घूम जाता है। तब 
उसे सारा संसार अपने विरुद्ध षड़यंत्र करता दिखाई देता है। उसे लगने लगता है कि 
किसी भी क्षण भीष्मक में अपनी पुत्री और रुक्मी के मन में अपनी बहन के प्रति प्रेम 
जाग जाएगा। वे लोग न केवल कृष्ण से समझौता कर लेंगे, वरनू उसका समर्थन भी 
करने तगेंगे। उनका क्या है, उन्हें तो रुक्मिणी का विवाह ही करना था”'शिशुपाल से 
न हुआ, कृष्ण से हो गया और कृष्ण को तो यौतुक भी नहीं देना पड़ा “उधर पांचाल 


धर्म/309 


भी पांडवों के साथ हैं। जरासंध द्वारा बंदी किए गए राजा तो दृष्ण के साथ है है- 

पर शिशुपाल ने अपने इस भयभीत मन के मुख पर हाय रख कर उसे सैर 
ही नहीं, शायद अचेत ही कर दिया था। जरासंघ-मंडल का सेनापति एक कंगते पेपर 
से इस प्रकार भयभीत होने लगा, तो क्षत्रियों के इस समाज में वह मुँह है 
दिखाएगा ?“चेदिराज को अपनी शक्ति को भी स्मरण रखना होगा"'वह पांडवों की मैर- 
का पुत्र धा, उनका समधी था, उनके घर में उसका केवल सम्मान होना चाहिए-जैए 
कुछ नहीं"उसे इंद्रप्रस्थ में अपनी अवमानना का भय होना ही नहीं चाहिए।“ 

और दइंद्रप्रस्थ में अपना स्वागत देखकर सचमुच उसका मन उत्फुल्तता का अनुभव 
कर रहा धा। उसकी अग॒वानी करने के लिए हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र क्न मंत्री 
तथा सारधि संजय आया धा। 

“संजय तुम ?” शिशुपाल कुछ विस्मित स्वर में बोला। 

“हाँ महाराज !” संजय ने विनीत भाव से हाथ जोड़ कर सिर झुकाया, 'पर्मग़ 
ने राजाओं के स्वागत का दायित्व मुझे ही सौंपा है।” 

“तुम्हें ? यादवों में से किसी को नहीं ?? 

“नहीं महाराज ! यह सेवा मुझे ही सौंपी गई है|” 

“अच्छा संजय ।" शिष्षुपाल ने स्वयं को कुछ संतुलित किया, “तंत्र-नियंत्रण का 
कार्य किसे सौंपा गया है ? नीति-निर्धारक कौन है ?” 

“पित्तामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण तंत्र-नियंत्रक हैं। सारे उत्तव का आयोजन उन्ही 
की इच्छानुसार हो रहा है।" संजय ने कहा, “व्यवस्था तो घर वालों को ही सेभातनी 
होगी। अध्वत्यामा ब्राह्मणों का स्वागत कर रहे हैं, दुशासन को सबकी भोजन-व्यवस्था 
का दायित्व सौंपा गया है। अर्थ-व्यवस्था मंत्री विदुर के हाथों में है। 

शिशुपाल ने और कुछ नहीं पूछा। संजय के अनुसार तो सारे कार्य हस्तिनापुर 
के कौरवों को सौंप दिए गए थे |“ठीक ही तो कह रहा था संजय। घर वाले तो ये है 
लोग थे। यादवों को उन्होंने 'घरवाले” नहीं समझा था। सुभद्रा की ओर,से यदि 
कृष्ण-वलराम परिवारजन हो जाते तो करेणुमती के संवंध से यह सम्मान शिशुपात के 
भी मिलना चाहिए था। किंतु यादवों को ऐसा कोई महत्व नहीं दिया गया था” 

करेणुमती ने तो वहुत्त चाहा था कि वह उसी के भवन में ठहरे, किंतु शिशुपात 
इस राजसूय यज्ञ में केवल करेणुमती के पिता के रूप में ही सम्मिलित नहीं होना चाह 
रहा था। इस संबंध के विना भी उसकी स्थिति पर्याप्त महत्वपूर्ण थी | वह यहाँ शक्तिशाती 
और महिमावान चेदिराज के रूप में प्रतिष्ठा पाना चाहता धा। चेदिपति, जिसका नाम 
सुनते ही शत्रुओं की शिराओं में रक्त जम जाता था।और वैसे भी उसका सार्थ बहुत 
विशाल धा।” 

अन्य महत्वपूर्ण राजाओं के समान शिशुपाल के ठहरने की व्यवस्था भी एक पृथक 
भवन में थी। वह वहाँ स्वतंत्र रूप से रह सकता था और जब इच्छा हो न केवल करेणुमती 
से मिलने जा सकता था, उसे अपने भवन में बुलाकर अपनी इच्छानुसार उसका सत्कार 
कर सकता था। 


शिशुपाल स्नान और विश्वाम आदि कर चुका तो द्वारपाल ने सिंधुराज जयद्रघ के 


340/महासमर-4 


आने की सूचना दी | शिशुपाल ने बाहर निकल कर उसका स्वागत किया, “पधारें सिंधुराज !" 

“मुझे सूचना मिल गई थी कि इंद्रप्रस्थ में आपका पदार्पण हो चुका है।” जयद्रथ 
ने अत्यन्त शालीन भाव से कहा, “किंतु मैंने सोचा कि आप यात्रा से आए हैं। स्नान 
और विश्राम तो कर लें |" 

“बड़ी कृपा की आपने ९ 

“समुचित व्यवस्था तो है न ? कोई असुविधा हो तो कहें ” जयद्रथ ने आतिथेय 
के रूप में हाथ जोड़े, “असुविधा न हो, कोई इच्छा हो तो भी कहें। प्रतापी चेदिराज 
की प्रत्येक आज्ञा का पालन किया जाएगा ।” 

'सिंधुराज ! आप” !” शिशुपाल को अपना प्रश्न ठीक-ठीक पूछने के लिए उपयुक्त 
शब्द नहीं मिल रहे थे। 

“यह आयोजन चाहे युधिष्ठिर का है, किंतु कुल के स्वामी तो धृतराष्ट्र ही हैं। 
मैं महाराज धृतराष्ट्र का जामाता हूँ।” जयद्रथ उसके प्रश्न का भाव समझ कर बोला, 
“आप हमारे अतिधि हैं।' 

“ओह !” शिशुपाल का मन कुछ और उत्फुल्ल हो गया, “हाँ । यह तो उचित 
ही है। मुझे कुछ विस्मय इसलिए हुआ, क्योंकि मैं निरंतर यह सुनता रहा था कि युधिष्ठिर 
और दुर्योधन में कुछ वैमनस्य हो गया था।" 

“आपकी सूचना कोई बहुत मिथ्या नहीं थी।” जयद्रथ बोला, "किंतु चह वैमनस्य 
दुर्योधन और भीम का ही समझिए। कुल के स्वामी तो महाराज धृततराष्ट्र ही हैं। उनकी 
किसी आज्ञा का उल्लंघन करना तो दूर, युधिष्ठिर उपेक्षा भी नहीं करेगा। महाराज आज 
केवल इतना ही कह दें, कि पिता की उपस्थिति में पुत्र का यज्ञ करना धर्मसंगत नहीं 
है, तो युधिष्ठिर इस राजसूय यज्ञ में अपने स्थान पर, महाराज धृतराष्ट्र का सप्राट्‌ के 
रूप में अभिषेक कर देगा। युधिष्ठिर की तो एक ही राजधानी है?“इंद्रप्रस्थ ! महाराज 
की दो-दो राजधानियाँ है'“हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ | इंद्रप्रस्थ में उनका पुत्र युधिष्ठिर 
शासन करता है, और हस्तिनापुर में द्वितीय पुत्र दुर्योधन।” जयद्रथ ने कुछ थम कर 
शिशुपाल की ओर देखा, “अरे पित और पितृव्य में कोई अतंर होता है क्या ? पुत्र और 
भ्रातुष्पुत्र में कभी किसी ने भेद किया है ?” 

शिशुपाल को यह सव सुनकर बहुत प्रसन्नता हो रही थी। इस सारी चर्चा में यादव 
कहीं नहीं थे। कृष्ण का कोई महत्व नहीं था यहाँ" 

“पर जो कुछ पांडवों के साथ हस्तिनापुर में हुआ, उस सबको क्षमा कर देगा 
युधिष्ठिर ?” शिशुपाल ने पूछा। 

“क्षमा /” जयद्रध हँसा, “जैसे-जैसे नकुल ने हस्तिनापुर जाकर इन लोगों को आमंत्रित 
किया है, उससे तो लगता था कि पाडंवों से ही कोई अपराध हो गया है और दुर्योधन 
उनसे रूठा हुआ है। पांडवों ने आग्रहपूर्वक उन्हें आमंत्रित किया है, दुर्योधन तो उनसे 
क्षमा माँगने नहीं आया था।” जयद्रथ रुका, “और क्षमा का प्रमाण तो यह है, कि 
गा ने सारे यज्ञ की भोजन व्यवस्था दुःशासन को सौंप रखी है, जिसे चाहे विष 

ता दे। 

“अच्छा !' शिशुपाल चकित था, “दुर्योधन को भी कोई दायित्व सौंपा गया है क्या ?” 


धर्म/34 


“दुर्योधन को ? हाँ। देश-विदेश के राजा-महाराजा युधिष्ठिर के लिए जो उपहार 
लाए हैं, उन्हें ग्रहण करना और सँभाल कर रखने का दायित्व दुर्योधन का है |” जयद्रध 
बोला, “इतना महत्वपूर्ण कार्य अपना भाई ही कर सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति का 
क्या विश्वास किया जा सकता है। किसी बहुमूल्य मणि पर ही मन डोल जाए और 
मणि कहीं से कहीं पहुँच जाए |” 

“धन को व्यय करने का अधिकार किसे दिया गया है ?” 

“मंत्री विदुर को | वे ही धन व्यय कर रहे हैं।” जयद्रथ बोला, “वस्तुतः महाराज 
धृतराष्ट्र को विदुर से अधिक विश्वास किसी पर नहीं है।” 

तो यह भी युधिष्ठिर का चयन नहीं है ?? 

“नहीं ।”” जयद्रथ ने पुनर्विचार कर जोड़ा, वैसे युधिष्ठिर का भी विदुर से बहुत 
प्रेम है, किंतु यह नियुक्ति तो महाराज धृत्तराष्ट्र ने ही की है ।"वैसे ब्राह्मणों को दी 
जाने वाली दक्षिणा को विदुर के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है'“।॥” 

“उसका नियंत्रण कौन कर रहा है ?” शिशुपाल ने पूछा, “विद्वान ब्राह्मणों की 
दक्षिणा की राशि कम तो नहीं होती” ।” 

“वह अधिकार कृपाचार्य का है!” जयद्रथ ने बताया, “विद्वान्‌ ब्राह्मणों का विषय 
है, इसलिए कौरवों के कुल-गुरु को सौंपा गया है|” 

“उचित ही है।*” शिशुपाल ने कहा | उसका ध्यान जयद्रथ की बातों से हट कर 
कहीं और पहुँच गया था*“इन सूचनाओं का तो एक ही अर्थ था कि हस्तिनापुर तथा 
इंद्रप्रस्थ में कोई मतभेद अथवा पैमनस्य नहीं रह गया है। सारे दायित्व कौरवों को 
गृहस्वामियों के समान सौंपे गए थे। और इनमें बाहर का एक भी व्यक्ति नहीं था। क्या 
सचमुच पांडव एकदम भूल गए कि उनसे सब कुछ छीन कर धृतराष्ट्र ने उन्हें खांडवप्रस्थ 
में दस्युओं से लड़ते-लड़ते मर जाने के लिए छोड़ दिया था ?*“ 

“अच्छा। अब अनुमति दें |” जयद्रथ उठकर खड़ा हो गया, “कुछ और नरेश भी 
पधारने वाले हैं*आपको तनिक-सी भी असुविधा हो तो मुझे संदेश भिजवा दें। संकोच 
न करें, इसे अपना ही घर समझें |” 

शिशुपाल ने बिना कुछ कहे, प्रतिनमस्कार में हाथ जोड़ दिए। 

जयद्रथ बाहर की ओर जा रहा था और उसकी पीठ पर दृष्टि गड़ाए शिशुपात् 
सोच रहा था*“यज्ञ कर रहा था युधिष्ठिर। सैनिक अभियान किए उसके भाइयों ने | तब 
हस्तिनापुर में उनका कोई परिजन नहीं था। उन पांडवों में से एक--नकुल-की पली 
थी करेणुमती। घर की वधु। स्वामिनी ! उसी के पिता को धृतराष्ट्र का जामाता कह 
रहा था कि कोई असुविधा हो तो उसे सूचित कर दिया जाए । यहाँ शिशुपाल और करेणुमती 
का क्या, युधिष्ठिर का भी कोई अधिकार दिखाई नहीं पड़ रहा था | सारा अधिकार धृतराष्ट्र 


2! | यह घर धृतराष्ट्र का था*और धृतराष्ट्र के घर में कृष्ण के लिए कोई स्थान 
नहीं था” 


संध्या समय करेणुमती अपने पिता और भाई से मिलने के लिए उनके भवन में आई। 


। 
) 


न्व 


शिशुपाल ने कुशल-क्षेम पूछकर उसे बैठाया। 

“एक बात बता पुत्री ।” उसने स्नेहयुक्त वाणी में पूछा, “क्या अब कौरवों और 
पांडवों में किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं है ?” 

“जो व्यवहार धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने पांडवों के साथ किया है, और जो प्रकृति 
उनकी है, उसके पश्चात्‌ यह संभव कैसे है कि उनमें किसी प्रकार का कोई वैमनस्य 
न रहे।” 

“किंतु जो कुछ मैं देख रहा हूँ, उससे तो ऐसा नहीं लगता ।” शिशुपाल बोला, “यहाँ 
तो सब ओर हस्तिनापुर का ही साम्राज्य है|? 

“इसका केवल एक ही अर्थ है पिता जी ! कि धर्मराज ने अपने मन में उन लोगों 
के प्रति भी कोई वैमनस्य नहीं रखा है, जिन्होंने उन्हें सब प्रकार से प्रवंचित किया है ।? 
करेणुमती बोली, “धर्मराज घृणा को जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके लिए राजसूय 
यज्ञ राजनीति से अधिक आध्यात्मिक अभियान है। वे अपने लोभ को जय करने के 
लिए, अपना सारा धन वितरित कर देंगे । वे अपने मांडलिक, अधीनस्थ और करद राजाओं 
की प्रजा से कर न लेते हुए भी उनकी रक्षा करेंगे। वे समर्थ होते हुए भी, जरासंध के 
समान जय किए हुए राजाओं को न बंदी करेंगे, न उनकी बलि देंगे, वे उनका सत्कार 
करेंगे, सम्मानित अतिथियों के समान, अपने मित्रों के समान, परिजनों के समान | धर्मराज 
संसार में रह कर सांसारिकता के विरुद्ध अपना महासमर लड़ रहे हैं पिता जी।” 

शिशुपाल बिना किसी प्रतिक्रिया के स्तब्ध-सा खड़ा रहा, जैसे करेणुमती की बातें 
उसकी समझ में ही न आ रही हों। 

“आप ध्यान से देखें पिता जी |” करेणुमती पुनः बोली, “इस यज्ञ का सांसारिक 
पक्ष सारा का सारा धृतराष्ट्र के हाथ में है। धृतराष्ट्र, उसके मंत्री, उसके पुत्र, जामाता, 
आचार्य, पुरोहित"उसमें कहीं न पांडव हैं, न पांडवों का कोई विश्वसनीय और प्रिय । 
और दूसरी ओर यज्ञ का आध्यात्मिक पक्ष पांडवों के पास है। ब्रह्मा, होता, अध्वर्य, 
उदगाता”। वेदव्यास वहाँ हैं, धौम्य वहाँ है, धर्मराज वहाँ हैं।“।” 

“किंतु अपने शत्रुओं पर इतना विश्वास करना उचित नहीं है, पुत्री ।" शिशुपाल 
बोला, “मैंने संसार को देखा-परखा है। यह मूर्खता है| युधिष्ठिर तुम सब को डुबोएगा, 
एक दिन ! वह तो धर्मात्मा कहला कर यश लूटेगा और तुम सब पूर्णतः वंचित होकर 
संसार भर के कष्ट उठाओगे |” 

“यह सोचना हमारा कार्य नहीं है पिता जी |” करेणुमती बोली, “हम सब धर्मराज 
हे अधीन हैं। उनकी इच्छा हमारे लिए आदेश है, और उसका पालन करना हमारा धर्म 

| 

शिशुपाल ने चकित होकर करेणुमती की ओर देखा : उसे लगा कि वह सामने 
बैठी इस युवती को पहचान नहीं पा रहा है | यह उसकी पुत्री नहीं हो सकती, यह युधिष्ठिर 
की अनुज-वधु ही हो सकती है। यह सब उसके रक्त में नहीं है। इस प्रकार का पूर्ण 
समर्पण उसकी नीति में कहीं नहीं आता ।”“इस प्रकार के धर्म को वह नहीं पहचानता'“ 

“तुम लोगों को कृष्ण भी कुछ नहीं समझाता ? वह तो बहुत चतुर है । कभी अपनी 
क्षति नहीं होने देता । 


धर्म/33 


“नहीं उन्होंने कभी धर्मराज की नीति का विरोध नहीं किया” करेणुमती बोली 
'वे तो स्वयं द्वारका से इतना धन उठा कर लाए हैं कि धर्मराज चाहें तो यादवों के 
धन से ही यह यज्ञ कर डालें!” 

“और कृष्ण को क्या अधिकार दिया है युधिष्ठिर ने ?” शिशुपाल को स्मरण हो 
आया कि बहुत इच्छा होने पर भी वह प्रातः जयद्रथ से यह प्रश्न नहीं पूछ पाया धा। 

बअधिकार ? कैसा अधिकार ?” 

“काम ? दायित्व ? इस यज्ञ में क्या भूमिका है कृष्ण की ?? 

“गोविन्द विद्वान्‌ ब्राह्मणों के चरण पखारते हैं।" करेणुमंती बोली। 

शिशुपाल के मन में कहीं प्रसन्‍नता का विस्फोट हुआ''क्या है यह सब ?-युधिष्ठिर 
ने समारोह के सारे अधिकार कौरवों को सौंप दिए हैं और स्वयं को बहुत महान्‌ समझने 
वाले इरा कृष्ण को बैठ दिया है, कंगले ब्राह्मणों के चरण पखारने के लिए। उसने कृष्ण 
को उसका उपयुक्त स्थान दिखा दिया है।“शिशुपाल तो समझ रहा था कि युधिष्ठिर 
एकदम मूर्ख है, किंतु नहीं। वह मूर्ख नहीं है।“उसे भीम ने शिशुपाल के विचार बता 
दिए होंगे। युधिष्ठिर को एक चक्रवर्ती सम्राट्‌ के शक्ति-संतुलन की बात समझ में आ 
, गई होगी। उसने दुर्योधन को तो आत्मीयता जता कर अपने साथ मिला त्रिया, और 
जगासंध के वध के कारण उत्पन्न शिशुपाल के विरोध को जीतने के लिए कृष्ण को 
कंगलों के चरण धोने पर लगा दिया" 

अब शिशुपाल के मन में युधिष्ठिर के व्यवहार के प्रति कोई आपत्ति नहीं थी। 
संभव है, अभी कुछ और आश्चर्यजनक घटनाएँ हों'“संभव है। युधिष्ठिर उसके कृछ 
और निकट आए। वह जरासंध-मंडल के प्रति अपनी आसक्ति प्रकट करे। शिशुपात 
को तो बस बैठकर युधिष्ठिर की लीला ही देखनी थी। 


यज्ञभूमि का पूजन कर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की दीक्षा ले ली। यज्ञाग्नि प्रज्वलित 
हुई और मंत्रोच्चार से सारे परिवेश में दिव्यता का संचरण होने लगा | थुधिष्ठिर और 
उसके भाइयों के लिए यज्ञ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग यही था। उनके लिए अपने 
सारे अतिथि महत्वपूर्ण ये, उनका आदर-सत्कार भी आवश्यक था, किंतु यज्ञ तो देवताओं 
का आवाहन था, उनका पूजन था। ईश्वर की आराधना से अधिक महत्वपूर्ण और क्या 
हो सकता है ? 

यज्ञ के ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता तथा उद्गाता ने अपना आसन नहीं छोड़ा। उनके 
शिष्य अवश्य बारी-बारी अपना काम कर रहे थे। किंतु उनका उठना-बैठना अथवा 
आवागमन यज्ञ-प्रक्रिया में बाधा नहीं था। कोई उनके लिए रुकता नहीं था। वे लोग 
एक या दो प्रहर तक बैठते थे और स्थानापन्‍न के आ जाने पर उसके लिए स्थान बनाने 
के लिए उठ जाते थे। पाँचों पांडव भी किसी अति आवश्यक कार्य के लिए ही उठते 
थे, किंतु उनका सारा ध्यान यज्ञ की ओर ही लगा हुआ था। 

कृष्ण आगंतुक विप्रों के चरण पखारने के पश्चात्‌, किसी समय तो प्रहरों यज्ञशाल्ा 
में ही बैठे होते थे, और किसी समय वे विप्रों तथा विद्वानों के आवास पर जाकर उनसे 


किसी विषय पर गंभीर चर्चा में मरन रहते थे । उन्हें दार्शनिक वार्ताओं में बहुत रस आता 
था। इस समय भी वे ऋषि अंगिरस के निकट अत्थन्त विनीत भाव से बैठे ब्रह्म के स्वरूप 
की चर्चा कर रहे थे” 

. “महर्षि ! क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ब्रह्म के किसी एक रूप को वास्तविक 
रूप मानना तथा शेष रूपों का निषेध करना, अनुचित है ?? 

“सर्वथा अनुचित है पुत्र। ऋषि बोले, “ईश्वर असीम है, इसलिए उसका कोई 
रूप नहीं | मनुष्य ससीम है, इसलिए उसकी कल्पना सीमित है | वह उसी के भीतर ईश्वर 
के रूप की कल्पना करेगा | किंतु कल्पना भी तो ईश्वर की ही दी हुई है। कल्पना अपने 
आप में ईश्वर का तत्व है। मनुष्य उससे बैघा है, इसलिए उससे बाहर नहीं जा सकता। 
ईश्वर के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। उसकी असीमता देखनी हो तो संसार के 
विभिन्‍न जीव-जंतुओं को देखो। इन सारे रूपों में भी वह स्वयं ही तो प्रकट हुआ है। 
जब सत्य केवल वही है, तो उसके बाहर किसी वस्तु का अस्तित्व हो ही कैसे सकता 
है। इसलिए तुम्हारे सम्मुख अथवा तुम्हारी कल्पना में जितने भी रूप हैं, सब उसके 
ही रूप हैं। जिस रूप की भी आराधना करोगे, वह उसी की आराधना होगी।"” 

“तो फिर साधक किस रूप की आराधना करे ?” कृष्ण ने पूछा। 

ऋषि कुछ कहने ही वाले थे कि रुक गए। मुस्कराए और बोले, “सब कुछ जानते 
हुए भी अज्ञानी बन कर क्‍यों पूछ रहे हो पुत्र ?” 

“आपका शिष्य हूँ महर्षि ।” 

“मुझ पर कृपा है तुम्हारी, जो मुझे यह गौरव दे रहे हो। यह भी किन्हीं जन्मों 
का पुण्य होता है। वासुदेव ! कि ईश्वर योग्य पुत्र के रूप में पिता को तथा योग्य शिष्य 
के रूप में गुरु को गौरव देता है।” ऋषि किसी अलौकिक आनन्द में लीन लग रहे थे, 
“ईश्वर तुम्हारे भीतर करुणा के रूप में विद्यमान है वासुदेव ! तुम जिस सरलता से अन्य 
जीवों के साथ तादाल्य स्थापित कर सकते हो, वह अदभुत है पुत्र। तुम उनमें ईश्वर 
को देखते हो, तो अपने भीतर भी ईश्वर को देख सकते हो। यदि आत्मा में स्थित हो 
कर, आत्मस्थ होकर देखोगे तो प्रत्येक जीव में वही दिखाई देगा, और वह तुम से भिन्‍न 
नहीं होगा। यह सृष्टि त्तो उसी का विराट्‌ रूप है। सारा उसी का प्रपंच है। वह हमारे 
भीतर है, और हम उसके भीतर हैं।” 

“ज्ञान तो बहुत लोगों को है प्रभु। किंतु अनुभूति ? ज्ञान से उसके दर्शन होंगे 
क्या ? अनुभूति के बिना, उस पर आस्था जगेगी ?” 

“सूचना जब संवेदना बनती है, त्तो अपने-आप अनुभूति हो जाती है” ऋषि बोले, 
"वास्तविक आस्था तो अनुभूति के बाद ही उत्लन्न होती है पुत्र। किंतु यदि चोर को 
सूचना मित्र जाए कि बंद कपायें के पीछे कक्ष में स्वर्ण-मंडार है, तो जैसे उसे बिना 
स्वर्ण को देखे ही आसक्ति का अनुभव होता है, वैसे ही सूचनाओं के आधार पर भी 
सालिक मन में आस्था उत्पन्न हो सकती है।” 

“जिस में सात्विकता होती है, आस्था होती है, वही क्यों पीड़ित होता है महर्षि ! 
क्या ईश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य उसके न्याय में विश्वास करे ?” 

“ऐसे अनजान बनकर पूछ रहे हो, जैसे तुम प्रभु की लीला से सर्वथा अनभिन्न 


धर्म/35 


हो" ऋषि आकाश की ओर देख कर उच्च स्वर में हँसे, “वह जिस से रुष्ट होता है, 
उसे इतना सुख देता है, कि वह प्रभु को भूला ही रहे |” ऋषि ने रुक कर कृष्ण की 
ओर देखा, “अब तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो वासुदेव ।” 

कृष्ण ने जिज्ञासु दृष्टि से ऋषि की ओर देखा। 

“इस यज्ञ-भवन में इतने बड़े-बड़े पंडित, विद्वान, आचार्य और ज्ञानी उपस्थित हैं, 
तुम उनके पास न जाकर हम जैसे अल्पज्ञों के पास क्यों अपना समय नष्ट करते हो ? 
“पंडित यदि स्वभाव से साधु न हो तो वह लंपट हो जाता है महर्षि ।" 

अंगिरस जैसे अट्टहास ही कर उठे, “किंतु वे लोग अपना समय कैसे व्यतीत करते 
हैं ? यज्ञ-मंडप में तो वे जाते ही नहीं।” 

“वे यहाँ कुछ पाने नहीं आए हैं महर्षि | वे तो मात्र प्रदर्शन करने आए हैं।' कृष्ण 
बोले, “उन्हें सत्यान्वेषण तो करना नहीं है, तत्व को खोजना नहीं है। उन्हें तो अपने 
मत की प्रतिष्ठा कर दूसरे के मत का खंडन करना है। इसलिए जल्प में लगे रहते हैं। 
जो जल्प भी नहीं कर सकते, वे वितंडावाद करते हैं। सोचता हूँ एक बार भैया बतभद्र 
अथवा मध्यम पांडव भीम को उनके पास भेज दूँ ताकि वितंडावाद का चरम पुरस्कार 
उन्हें मिल जाए" ।” 

हँसते-हँसते ऋषि की आँखों में पानी आ गया। 


“मैंने सोचा, पता नहीं पांडवों के इस यज्ञ-क्षेत्र में और कहीं मदिर का आनन्द आए 
ध किंतु मित्र सुनीय के भवन में तो सुख की कुछ घटिकाएँ बिताई ही जा 
स॒ | 

सुनीथ ने आगे बढ़कर शिशुपाल को वक्ष से लगा लिया, “यह तुमने बहुत ही अच्छा 
किया मित्र | इस यज्ञ के धुएँ से मेरा तो दम घुटने लगता है। ये दढ़ियल संन्यासी पता 
५५ का और कोई सुख पाते हैं या नहीं, किंतु राजाओं को मूर्ख बनाने का सुख अवश्य 
पाते होंगे।” 

वे दोनों भीतर चले आए। वहाँ भगदत्त, वृहदन्त, लोहित तथा चित्रायुद्ध पहले 
से ही हाथों में पात्र लिये बैठे थे। 

“ओह !” शिशुपाल कुछ विस्मय से बोला, “मैं समझता था कि इस पृथ्वी तल पर 
एक मैं ही ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, जो पांडवों के यज्ञ में आकर भी ऐसी अच्छी-अच्छी 
बातें सोच सकता हूँ, किंतु यहाँ तो मुझ से भी चतुर लोग बैठे हुए हैं।” 

“अरे भाई | युद्ध में अर्जुन से पराजित होकर यहाँ आना पड़ा, नहीं तो मंत्रोच्चारण 
सुनने के लिए इतना कष्ट सहकर इतनी दूर आना किस के लिए सुखद हो सकता है।' 
वृहदन्त बोला, “अब जब आ ही गए हैं, तो सोचा वहाँ 'स्वाहा-स्वाहा” सुनने से तो अच्छा 
है कि चल कर मित्रों के पास बैठा जाए” उसने पात्र खाली कर दिया, “अब देखो। 
क्या बाध्यता है। अरे सहसों स्वर्ण-मुद्राओं के उपहार लेकर हम आए। रल तथा बहुमूल्य 
मणि-माणिक्य दिए, वे अलग ।“और दान मिल रहा है इन वनवासी भिक्षुओं को ।“अरे 
उपने पास नहीं रखना था, वितरण ही करना था तो फिर हम से यह सारा धन छीनने 


36/महासमर-4 


की आवश्यकता क्या थी ? 

“मैं यहाँ पराजित होकर नहीं आया हूँ, न ही स्वयं को युधिष्ठिर का अधीनस्थ 
अथवा मांडलिक राजा मानता हूँ।” शिशुपाल ने पात्र उठा लिया, “मैं तो इसे अपने समधियों 
का आनन्दोत्सव मान कर उसमें सम्मिलित होने चला आया।” 

“चलो! जैसे भी आए, आए तो। युधिष्ठिर का सम्राट्‌ के रूप में अभिषेक तो 
देखोगे ही न। तुम उसके समधी हो तो वह तुम्हारा अभिषेक तो नहीं कर देगा।” भगदत्त 
ने कहा, "किसी समय पांडु से मेरी मित्रता थी। उस दृष्टि से मेरे लिए भी उचित था 
कि मैं युधिष्ठिर को अपने मित्र का पुत्र मानकर उससे युद्ध न करता, किंतु मेरी समस्या 
यह थी कि मैं जरासंध का भी प्रिय था। युधिष्ठिर ने जरासंध का वध करवाया” 

“युधिष्ठिर ने नहीं करवाया जरासंध का वध ।” शिशुपाल ने उसकी बात काट दी, 
“जरासंध को मरवाने वाला कृष्ण है। मुझे तो लगता है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ 
के बहाने, वह अपने शन्नुओं को ठिकाने लगा रहा है|” 

“फिर तो तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए शिशुपाल |” पुलिंद पति सुमित्र ने कहा, 
“तुम भी उसका बहुत विरोध करते रहे हो ।” 

“यही तो देखना है कि कौन किसे ठिकाने लगाता है।” शिशुपाल ने पात्र खाली 
कर दिया, “मेरे एक संकेत पर युधिष्ठिर ने कृष्ण को कंगले ब्राह्मणों के चरण पखारने 
पर नियुक्त कर दिया है।” 

“अस्तु, मैं अपनी वात कह रहा था, ” भगदत्त ने पुनः चर्चा-सूत्र अपने हाथ में 
लिया, “जरासंध की ओर से मुझे पांडवों का विरोध करना था, इसलिए मैंने अर्जुन से 
युद्ध किया ।“और जब मैं उससे पराजित हो गया, तो मुझे स्मरण हो आया कि वह 
मेरे मित्र का पुत्र है, इसलिए मैंने उसकी वीरता पर रीझ कर उसे मुक्तहस्त उपहार दिए ।” 

भगदत्त ने प्रबल अट्टहास किया और मदिरा का भरा हुआ पात्र उठा कर इस प्रकार 
23 में ढाल लिया, जैसे भीतर जलती अग्नि को शांत करने के लिए जल उंड़ेल 
रहाहो। ' 

“दुर्योधन बहुत आनन्द में है।” चित्रायुद्ध बोला, “न लड़ा, न हारा, न जीता और 
फिर भी स्वामी के समान बैठा सब से उपहार ग्रहण कर रहा है। किरीटधारी राजा आते 
हैं 32200 20038 अपना धन उसके चरणों में इस प्रकार रख देते हैं, जैसे वह ही 
स्वामी हो |" 

“वह आनन्द में नहीं होगा।” भगदत्त ने कहा, “वह ईर्ष्याग्नि में जल रहा होगा। 
अपने हाथों में उपहार लेता होगा, तो उपहारों का मूल्य देखकर उसका हृदय छिलने 
लगता होगा और हथेलियाँ जलने लगती होंगी। वह नरक की यातना भुगत रहा होगा |” 

“चलो हम इस यातना से तो बच गए ।” बृहन्त कुछ अधिक ही पी गया था, उसकी 
जिहवा लड़खड़ाने लगी थी। 

“क्यों तुम कैसे बच गए ?” लोहित ने प्रश्न किया। 

“हमें चक्रवर्ती तो बनना नहीं है। हम तो ऐसे ही रहेंगे क्षत्रिय राजा, मांडलिक' 
राजा, करद राजा” वह लड़खड़ाती वाणी में बोला, “हमें किसी-न-किसी को तो कर 
देना ही था। चलो, युधिष्ठिर को ही सही उसके भाइयों में इतना गुण तो है न, कि 


धर्म/37 


श्रद्धयूर्वक जो दे दो, वे लोग उसी को तेकर ट्त जाते हैं। अपनी ओर से मौन नही 

“हो ! वे त्तो कहते हैं कि युविष्ठिर को सम्राट्‌ मान तो, चाहे कुछ दो या न दो ! 
लोहित की हंसी कुछ दहव्ली हुई धी, “देचारे, अपने घर बुता कर द्विला-पिला भी लो 
रहे हैं।' 

“वैसे भी वह धर्मराज है।” विश्वगश्व ने जोड़ा, “संभव है कि उसके सद्गाट्‌ बनने 
से प्रजा क्र कत्याण ही हो ।? 

“उसे छोड़ो ” पुतिंद दोता, “मुझे तो यह वताओो कि इस यज्ञ में जहाँ साधारद 
से साधारण राजा भी जाया है, पांचात से कोई नहीं खावा ? न द्वुपद न धृष्टछुम्न ? 
युविष्विर ने द्वुपद व्ले आमंत्रित नहीं किया होगा क्या ? और चक्रवर्ता सम्राट्‌ के निमंत्रय 
व्ते इस प्रकार ठुकराया तो नहीं जा सकता ?* 

“मुझे तगता है कि पांचात युविष्ठिर की सहमति से ही नहीं आए हैं? भगदत 
ने कह, वहाँ तंत्र-नियंत्रक के रूप में बैठे हैं भीष्म तथा द्रोण । द्वपद का इन दोनों 
के प्रति ही शुत्र-भाव है। द्वुपद जाते तो घृष्टयुम्न और शिखंडी भी जाते। शिखंदी ने 
भीष्म के वध व्न्र संकत्प ते रखा है जौर घृष्टद्युम्न ने द्रोण के वध व्त। वे जमने-सामने 
जाजातेतो ? 

“इसव्न्र अर्थ हुआ कि पांडवों व्य इन दोनों के साथ निर्वाह नहीं हो सकता धा। 
बुधिध्दिर व्ते दोनों में से किसी एक व्ले चुनना था। उसने कांपित्य तथा हत्तिनायुर में 
से हस्तिनापुर को चुना।” तोहित बोला। 

हॉः 

“किंतु आप कह रहे ये जार्च भगदत्त ! कि पांचात नहीं आए तो युदिष्ठिर च्ट 








सहमति कर... तमिल न विश्वगश्द रब की. नल न्ह्य 
हमति से नहीं आए" ?” विश्वगश्च ने कहा। 
-. 
शहर 
हा व > स्लफ 





हुए स्वर में कह्म और उच्च च्वर में हँसने तगा। 
ह्म तदव तो दह रचमच रत सम्राट होने के योग्य है परिंदाज 
झ!झहाय!हा!तव तो वह सचमुच चक्रवर्ती सम्राट होने के योग्य है।! पुर्तिंदंपज 
समित्र छ्ीच डे समान निरतंर 2 हँसता जज द्चा 
सुमत्र कद्वाव ठ॑ समान निरतर हरुता जा रह्म था। 
«८2.5... उड यह बात न्ज् गंभीरता 45 हि रह मल. ८ श्यघिध्ठिर किक जानता रकानमनक, 
_ . कितु न यह दात गंभारता स कह रह्म हूँ।' भगदत्त ने कन्न, 'दुधिष्ठिर जाना 
पु पाते कसी -<. स्थिति >> झांडदों ब्् द्जञा अभी + पर अच्से हे 
है कि पांचात किसी भी त्तविति में न तो घांडवों के विरुद्ध चुद्धद्ज्जितत हो सकते हैं, 
सझज्जले जे 3 आ 2७० 3 2 
न उनके झन्जुऊों दर्योचन 





3, नम 3 <....2 .:.-. 
से संघि कर सकते हैं, किंतु दुर्योचन के साथ यदि वह मत्रीपू८ संबंद 

















नहीं बना प॑ एक भर्यकर युद्ध होगा।7 
अं >> रह #-4 -ए+ 
तुम गंभीर बकवास कर रहा हूँ ?* तहत 
भर दह्क >> विचार हे मे >> 
संचठुच दे ही कह रहा हूँ। विचार कर मुझ दताठा 
लि यूचिष्ठिर प्रतिक्रिया हुई होगी ? बताडो झुझे 
5 


हवन-कुंड से उत्पन्न हुई वह तेजस्विनी नारी अपने पितृकुल का अपमान चुपचाप सहन 
कर लेगी क्या ?” 
“महाराज लोहित का कथन सचमुच तर्क-संगत है |” सुमित्र ने समर्थन किया, “अपने 
पितृ-कुल की यह उपेक्षा द्रीपदी ने कैसे सही होगी ?* 
श्युधिष्ठिर को सम्राट्‌ नहीं होना चाहिए।” लोहित कुछ और लड़खड़ा गया, “उसे 
तो हमारा आचार्य होना चाहिए |" 
क्यों?” 


“ताकि वह हमें शिक्षा दे सके कि अपने श्वसुर कुल के प्रभाव को अपने परिवार 
में प्रवेश करने से कैसे रोका जा सकता है ।* 
लोहित अपनी बात पर स्वयं ही हँसता-हँसता लोट-पोट हो रहा था। 


34 


अभिषेचनीय कर्म के दिन यज्ञ-भवन में विशेष भीड़ थी। जो राजा यज्ञ-वैदी को एक 
बार प्रणाम कर पुनः वहाँ कभी झौँकने भी नहीं आए थे, वे भी आज न केवल वहाँ 
उपस्थित थे, वरन्‌ अपनी उपस्थिति जताने के लिए अत्यन्त व्याकूल भी थे। परिवारजनों, 
संबंधियों, राजाओं, विप्रों, तपस्वियों तथा ऋषियों का आज यहाँ अद्भुत समागम था। 

सभा में पधारे हुए सभी महानुभावों का यथोचित स्वागत कर उन्हें आसनों पर 
बैठा दिया गया तो आचार्य द्रोण ने अपनी दाहिनी भुजा उठा कर उपस्थित समाज को 
शांत होने का संकेत किया। 

भीष्म ने सभा आरंभ की, “भरतकुलभूषण युधिष्ठिर ! आज राजसूय यज्ञ का 
अभिषेचनीय-कर्म-दिवस है। आचार्य, ऋत्विज, संबंधी, स्नातक, प्रिय मित्र तथा 
राजा-शास्त्र इन छहों को अर्घ्य देकर पूजने योग्य बताते हैं। ये लोग यदि एक वर्ष 
के अतंराल से किसी के घर आएँ, तो वे अर्घ्य के अधिकारी होते हैं। इस सभा में उपयित 
ये सभी महानुभाव हमारे यहाँ सुदीर्ध काल के पश्चात्‌ पधारे हैं। इसलिए राजन ! तुम 
बारी-बारी इनको अर्ध्य दो, और”” भीष्म क्षण भर रुके और अपने स्वर को उच्चतर 
करते हुए बोले, “इन सब में जो श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो, उसे सब से पहले अर्ध्य 
अर्पित करो।'" 

युधिष्ठिर अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। कुछ क्षणों के विचार भरे मौन 
के पश्चात्‌ बोले, “पितामह। आर्यावर्त ही नहीं, संपूर्ण जंबूदीप की समस्त विभूतियाँ यहाँ 
वर्तमान हैं। आप आदेश दें मैं सबसे पहले किसको अर्घ्य दूँ ? जिसे आप इस अग्रपूजा 
के योग्य समझते हों, उसका नाम लें पितामह ! ताकि उसे अर्घ्य दिया जाए!” 

सभा में सन्नाटा छा गया, जैसे युधिष्ठिर ने किसी मंत्र से सभा में उपस्थित प्रत्येक 
व्यक्ति को बाँध दिया हो। यह मौन नहीं था, एक प्रकार की स्तंभनावस्था थी”उत्कंठित 


धर्म/39 


श्वास जैसे सभागार की दीवारों पर सिर पटक रहे थे, किसे चुनेंगे पितामह ? कौन होगा 
उनके द्वारा मनोनीत पुरुष ?"“ 

भीम ने सभाजनों की प्रतिक्रिया की ओर ध्यान ही नहीं दिया |-वे सहज रूप से 
अपने चिंतन में लीन हो गए'“यह क्या कोई सरल कार्य था |“संपूर्ण जंबूद्वीप के चुने 
हुए सहस़ों महामानव यहाँ एकत्रित हुए थे ।“राजा, महाराजा, योद्धा, मल्ल, विद्वान, ऋषि, 
मुनि, चिंतक, दार्शनिक, सिद्ध, साधक, तपस्वी, व्यापारी, कलाकार, गायक, चित्रकार, सर्जक 
साहित्यकार, कधा-वाचक, एक से एक बढ़कर सुदर्शन तथा हृष्ट-पुष्ट पुरुषकौन नहीं 
है यहाँ ? अपने-आप में सब एक से बढ़कर एक"जैसे प्रकृति ने जितने भी रत, मणि, 
माणिक्य उत्पन्न किए हैं, वे सब एक ही स्थान पर एकत्रित हो गए हैं 

इन सब को अर््य दिया जाएगा, किंतु सबसे पहले अर्ध्य किसे दिया जाए ? अर्घ 
तो बिना किसी को वंचित किए हुए सहस़ों लोगों को दिया जा सकता है, किंतु अग्रपूज 
तो किसी एक ही व्यक्ति की हो सकती है। इसलिए यह तो निश्चय करना ही होगा 
कि अग्रपूजा किसकी हो ?'“यदि भीष्म अपने इस वय में भी इसका निर्णय नहीं कर 
सकते, तो युवक युधिष्ठिर इसका निर्णय कैसे कर पाएगा ?"” 

भीष्म ने एक दृष्टि उपस्थित राज-समाज पर डाली उन्हें लगा, जैसे प्रत्येक राजा 
अपने महत्व में फूला हुआ बैठा है। सब अपना-अपना महत्व जानते हैं, दूसरों का महत्व 
कोई नहीं जानता, या जानना नहीं चाहता। अपना महत्व और दूसरे का दोष जानना 
कितना सरल है, किंतु न किसी को अपना दोष दिखाई देता है, न दूसरे का गुण।" 
जिसे देखो, उसी की आँखें, मुद्राएँ, भंगिमाएँ, हाव-भाव, सब अपने महत्व की घोषणा 
कर रहे हैं, ““हम महत्वपूर्ण हैं“हम सब से महत्वपूर्ण हैं'“हमने राजसूय यज्ञ नहीं किया, 
युधिष्ठिर ने कर लिया। किंतु राजसूय यज्ञ से क्‍या होता है। हमने कभी उसकी इच्छा 
ही नहीं की | जिस क्षण इच्छा की होती, उसी दिन, उसी क्षण उसे कर लिया होता |"पर 
सोचा, कौन प्रपंच करे। फिर कौन-सा यह युधिष्ठिर ने स्वयं किया है। उसकी सहायता 
के लिए उसके चार भाई हैं। वैसे चार भाई हमारे भी होते, तो हम कब के राजयूय 
यज्ञ कर चुके होते" !! 

कैसी विचित्र स्थिति थी” भीष्म सोच रहे थे*” वे सब लोग अपने मन पर रखे, 
अपनी तुच्छता के बोझ को कम करने के लिए, युधिष्ठिर को तुच्छ प्रमाणित करना चाहते 
थे। वे युधिष्ठिर की अवमानना भी करना चाहते थे, और उसी युधिष्ठिर से अपने लिए 
सम्मान भी पाना चाहते थे। शायद युधिष्ठिर की अवमानना कर के ही, वे अपना पर 
ऊँचा उठा हुआ अनुभव कर सकते थे। ऐसे सिर बहुत कम होते हैं, जो उन्नत सिरों 
के बीच में से उनके ऊपर दिखाई पड़ें। अधिकांश को तो अपना उन्नत सिर दिखाने 
के लिए अन्य लोगों के कबंध के ऊपर के अंश को काटना ही पड़ता है।'” 

ये सब अतिथि हैं। अतिथियों की पूजा गृहस्थ का धर्म है'” किंतु इन सबकी इच्छा 
पूरी नहीं की जा सकती” अतिथि बनकर आए हुए किसी व्यक्ति की इच्छा ही तो 
राजसूय-यज्ञ में हुई अग्रपूजा जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए आधार नहीं हो सकती। “' 
कहने को तो कहा जा सकता है कि युधिष्ठिर किसी की भी पूजा कर ले, किप्ती को 
क्या अंतर पड़ता है ?”* जिसका जो महत्त्व है, वह तो रहेगा ही। जिसकी पूजा नहीं 


“ /पहासमर-4 


होगी, उसका कोई गुण, उससे छिन तो जाएगा नहीं” और जिसकी पूजा होगी, उसके 
अवगुण नष्ट तो होंगे नहीं ।* और महत्त्व तो गुणों से ही होता है। राजा की पूजा किसी 
गुणहीन को गुणवान तो बनाने से रही। प्रश्न तो राजा की गुणग्राहकता का है" 

भीष्म निरंतर सोचते जा रहे थे*" व्यक्तिगत संबंधों की वात और है। वहाँ किसी 
से तुलना नहीं है। कोई व्यक्ति किसी से कितना भी प्रेम कर सकता है, उसे महत्त्व दे 
सकता है, उसे मान-सम्मान और धन दे सकता है। कोई चाहे तो नागफणी से अपना 
घर-द्वार सुशोभित करे और तुलसी को उखाड़ कर वाहर फेंक आए। कोई उसे क्‍या 
कह सकता है |“ पर राजसूय यज्ञ कोई व्यक्तिगत प्रसंग नहीं है, यह सार्वजनिक समारोह 
है। यहाँ व्यक्ति की निजी रुचि या निजी संवंध बीच में नहीं आना चाहिए। पूजा, व्यक्ति 
की नहीं होगी, पूजा तो उसके गुणों की होगी। जिसकी पूजा होगी, उसके चिंतन को, 
उसके आचरण को, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी । जन-सामान्य के सम्मुख उसे एक आदर्श 
के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा उसके कृत्यों को धर्म माना जाएगा।” और अयोग्य 
व्यक्ति की पूजा का अर्थ है, योग्यता पर अयोग्ता का आधिपत्य, सत्य पर झूठ का वर्चस्व, 
सदाचरण पर दुराचरण की प्रतिष्ठा”” और इन सव का अर्थ होगा, धर्म पर अधर्म का 
आरोपण। एक बार समाज में धर्म पर अधर्म का आरोपण हो जाए, योग्य लोगों के 
मस्तक पर अयोग्य व्यक्ति को स्थापित कर दिया जाए, तो मेघा, प्रतिभा और योग्यता 
का असत्य के उस वातावरण में दम घुटने लगता है | स्थापित अन्याय सदा भय से थरथराता 
रहता है कि कहीं किसी कोने से न्याय की गुहार न उठ जाए।" इसलिए वह अनवरत 
न्याय का, धर्म का, प्रतिभा का मस्तक कुचलने के प्रयत्न में लगा रहता है। वट की 
छाया में घास ही नहीं, अनेक पौधे और नन्‍हे-मुन्ने वृक्ष भी पमप सकते हैं, किंतु घास 
की छाया में वट के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती" एक छोटी-सी भूल, 
कितने बड़े विनाश का कारण बन सकती है|” और फिर यह राजसूय यज्ञ तो जंबूद्वीप 
की भावी राजनीति का नेतृत्व करेगा, पांडव किस नीति का समर्थन करेंगे” यह सव 
तो आज यहीं निर्णीत हो जाएगा" यदि युधिष्ठिर के राजसूय का संकल्प धर्म-राज्य स्थापित 
करना है, तो अग्रपूजा भी उसी व्यक्ति की होनी चाहिए जो धर्म को जानता हो, धर्म 
को समझता हो, धर्म पर चलता हो 

और सहसा भीष्म को लगा, कि बड़ी असंभव-सी कसीटी रख दी है, उनके मन 
ने। धर्म को किसने समझा है आज तक ? भीष्म इन कोरव-पांडवों के दादा हैं। कितना 
अधिक जीवन देखा है, उन्होंने इन युवकों की तुलना में |” और जीवन-भर उन्होंने किया 
ही कया है, सिवाय धर्म के चिंतन के। धर्म-अधर्म का इन्द्र उनके मन में सदा रहा है, 
वे सदा ही सत्य-असत्य तथा कर्तव्य-अकर्तव्य को परखने का प्रयल करते रहे हैं'" पर 
क्या भीष्म जान चुके हैं कि धर्म कया है ?'” वे तो आज तक अपने इन्द्र से ही नहीं 
उबर पाए। वे जितना अधिक सोचते 8, उत्तना ही अधिक प्रश्नों की गृत्वियों की गहराई 
में उत्तरतते जाते हैं, उत्झते जाते हैं, और अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धर्म 
का मर्म अत्यन्त सूक्ष्म है, उसे समझ पाना प्रायः असंभव है" 

यदि धर्म को जानने वाले की ही अग्रपूजा होनी है, तो फिर किसी ऋषि की ही 
खोज करें भीष्म |” ऋषि तो अनेक हैं'” नारद, वेद व्यास, सुसामा, धौम्य, अंगिरस," 


धर्म/32 


और दुर्वासा भी [” ये सब ही धर्म को समझते हैं |“किंतु इन्होंने तो समाज को ही 
त्याग दिया है। वे धर्म का नहीं, तापस-धर्म का पालन कर रहे हैं“ वे तो समाज का 
अंग ही नहीं है। उनकी अग्रपूजा कर भीष्म क्या संन्यास-धर्म की स्थापना करना चाहते 
हैं। गृहस्थ धर्म की हीनता रेखांकित करेंगे भीष्म| समाज को छिन्न-मिन्‍न करना चाहते 
हैं वे ? 

समाज में तो हैं ये राजा लोग |” भीष्म को लगा, यह विचार न हो, कोई विस्फोट 
हो।” ये राजा और धर्म ?'“ दूर-दूर तक कोई संपर्क नहीं है, इनका धर्म से |“ ये सद 
अहंकार और विलास के पुतले हैं |“अहंकार और विलास के सान्निध्य में कहीं धर्म टिक 
पाया है क्या।” तो फिर ? तो फिर ?"“ 

और भीष्म की दृष्टि बार-बार, घूम-फिर कर, आकर कृष्ण पर ठहर जाती थी"कृष्ण 
राजा नहीं है, किंतु आर्यावर्त्त की राजनीति में जितनी पैठ उसकी है, और किसी की 
नहीं है। उसने कंस और कालयवन ही नहीं, जरासंध को भी धूल चटा दी। कृष्ण पर 
बार-बार आक्रमण करके भी जरासंध कुछ नहीं कर सका। कृष्ण ने पहले उसे अक्षम 
किया और फिर उसका वध करवा दिया | भीष्मक, रुक्मी, शिशुपाल, दंतावक्त्र, शाल्व, 
सुनीथ सारे के सारे दुष्ट क्षत्रिय, उसी के आंतक के मारे शांत हुए बैठे हैं।" यदि 
कहीं कृष्ण न होता, या वह इतना चतुर, सक्रिय और समर्थ न होता, तो इन पापी राजाओं 
ने आर्यावर्तत में से न्याय, धर्म और ज्ञान की ज्योति पूर्णतः बुझा दी होती। यहाँ पाप, 
अनज्ञान, अन्याय और अधर्म का अंधकार इतना सघन हो जाता कि मानवता तक दिखाई 
न पड़ती, आर्यत्व की तो बात ही क्‍या ? यह राजा स्वयं को क्षत्रिय कहते हैं, आर्य 
कहते हैं, किंतु उनके आचरण राक्षस्ों और निशाचरों के से हैं। वे पूर्णतः राक्षस हो चुके 
हैं““और उस कृष्ण को देखो“ कंस का वध करके भी उसने किरीट धारण नहीं किया। 
कुशस्थली को जीता, द्वारका का निर्माण किया, यादवों का नेतृत्व किया, किंतु रण 
के रूप में उग्रसेन को ही सिंहसनासीन किया। जरासंध का वध करवाया तो उसी के 
पुत्र सहदेव का राजतिलक कर आया।” यदि कहीं कृष्ण के मन में राजा बनने की 
समा जाती, तो कदाचित्‌ सब से विशाल साम्राज्य कृष्ण का ही होता |” पर वह तो राजा 
बनना ही नहीं चाहता ।“यहाँ, इन राजाओं की सभा में आकर भी, ऋषियों के चरण 
धोने का कार्य करता रहा*“कैसी अपूर्व श्रद्धा है कृष्ण के मन में, इन त्यागी, ज्ञानी, निः्वार्थ 
तपस्वियों और साधकों के लिए। वह धन नहीं खोजता, अधिकार नहीं खोजता, वह 
धर्म को खोज रहा है 

ऋषि नहीं है कृष्ण, संन्यासी नहीं है ।न समाज से पलायन किया है उसने न समस्याओं 
से और न कर्म से। इस देश की राजनीति में, यादवों के प्रशासन में, अपनी पारिवारिक 
समस्याओं में, आकंठ धँसा है कृष्ण | पर कैसा अनासक्त है जिनके लिए अपने प्राणों 
का पण लगाकर काम करता है, उनसे कुछ भी पाने की अपेक्षा नहीं करता | सृष्टि को 
देने ही देने के लिए जन्म हुआ है उसका, उससे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं।" किप्त 
ऋषि ने साधा है ऐसा योग ?*“ 

सहसा भीष्म की विचार-श्रृंखला टूटी। किधर बह रहे हैं वे । उनके मन में तो 
जैसे कृष्ण के लिए स्नेह, सम्मान और श्रद्धा को भी पार कर भव्ति उमड़ आई है।" 


322/महासमर-4 


और ठीक ही तो उमड़ी है भक्ति॥ जिसे देखो, वही याचक है : सृष्टि से, पृथ्वी से, 
राजा से, समाज से, संबंधियों से" सब से कुछ न कुछ माँगता ही है ।” किंतु कृष्ण 
ने तो कभी कुछ नहीं माँगा*” दिया ही दिया है।” जो जीवन को खाने के लिए बैठ 
जाता है, जीवन उसे खा जाता है। जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म उसकी रक्षा नहीं 
करता। कृष्ण धर्म की रक्षा करता है, धर्म कृष्ण की रक्षा कर रहा है 

भीष्म जैसे अपने-आप में नहीं थे। वे सम्मोहन की-सी अवस्था में उठ खड़े हुए 
और विना विशेष प्रयल अथवा समारोह के सहज भाव से बोले, “राजसूय यज्ञ के लिए 
उपस्थित हुए विशिष्टजन ! मुझसे चक्रवर्ती युधिष्ठिर ने पूछा है कि धर्म की स्थापना 
करने वाले इस यज्ञ में वे किसकी अग्रपूजा करें। मैं पर्याप्त चिंतन कर इस निष्कर्ष पर 
पहुँचा हूँ कि इस सारे समाज में अग्रपूजा के योग्य निस्संदेह एक ही महानुभाव हैं 
द्वारका के वासुदेव कृष्ण। वे अपने तेज, बल और पराक्रम से देदीप्यमान हैं, वे अहंकार 
शून्यता, निर्लोभिता तथा धर्मनिष्ठा में असाधारण हैं, वीरता, ज्ञान तथा त्याग में अलौकिक 
हैं, उनमें भव्यता, दिव्यता और सात्विकता है | उनका स्थान मनुष्यों के समाज में वही 
है, जो ग्रह-नक्षत्रों में भगवान भास्कर का है। जो प्रभाव शून्य में वायु के आ जाने 
का है, वही प्रभाव किसी समाज में श्रीकृष्ण के आने का होता है। मेरा प्रस्ताव है कि 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ युधिष्ठिर वासुदेव कृष्ण की ही अग्रपूजा करें।” 

वाक्य पूरा कर भीष्म अपने स्थान पर बैठे ही थे कि उन्हें लगा कि उनसे भूल 
हो गई है : उन्हें बिना किसी से विचार-विमर्श किए, इस प्रकार उठ कर कृष्ण के नाम 
की घोषणा नहीं कर देनी चाहिए थी। उन्हें द्रोण से तो चर्चा कर लेनी चाहिए थी, और 
यदि वह भी नहीं करना था तो उन्हें युधिष्ठिर को ही बता देना चाहिए था। उन्होंने 
तो अपनी ओर से घोषणा कर दी, और कहीं पांडवों ने कुछ और सोच रखा हो तो ?"“ 
संभव है युधिष्ठिर का उनसे इस प्रकार पूछना मात्र एक शिष्टाचार हो |” क्या सचमुच 
भीष्म इतने वृद्ध हो गए हैं कि अपना संतुलन खो रहे हैं ?'* क्या उनको दिया गया 
यह अधिकार वास्तविक था ? क्‍या कोई भी अधिकार वास्तविक होता है ?“'और अधिकार 
नाम की कोई वस्तु होती भी है ? सृष्टि की दया को मनुष्य अपना अधिकार मान कर 
अनाचार करने तगता है । वैसे ही युधिष्ठिर के शिष्टाचार को अपना अधिकार मान उन्होंने 
कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया ?'“ धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने*” जिनके साथ वे वर्षो 
से रह रहे हैं“* शायद इसीलिए उन्हें कोई औपचारिक अधिकार नहीं दिया" 

और यदि पांडवों के मन में कुछ और न भी हो युधिष्ठिर ने वस्तुतः उनकी वह 
अधिकार दिया हो” तो भी"उन्हें कृष्ण से तो पूछ ही लेना चाहिए था|“ कृष्ण” जो 
कहीं अपना महत्त्व नहीं जताता, जो कहीं कोई पद स्वीकार नहीं करता, भीष्म ने उस 
कृष्ण के नाम की घोषणा अग्रपूजा के लिए कर दी है। यदि कृष्ण को यह मान्य न 
हुआ तो ?* उन्हीं के समान कृष्ण ने भी खड़े होकर यह घोषणा कर दी कि वह अपनी 
अग्रपूजा के लिए सहमत नहीं है, तो ? “जो इंद्र की पूजा का विरोध कर सकता है, 
वह क्या अपनी अग्रपूजा का विरोध नहीं कर सकता ? अवश्य कर सकता है तो ?“तो 
क्या ? किसी और की पूजा हो जाएगी। किसी एक व्यक्ति की इच्छा-अनिच्छा को देखते 
हुए तो यज्ञ की प्रक्रिया रुक नहीं जाएगी" 


धर्म/323 


भीष्म के मस्तक में जैसे पुनः एक धमाका हुआ : किसी और की अग्रपूजा ?- 
उन्हें लगा, यदि किसी और व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव आया, चाहे वह वेदव्यास का 
ही नाम क्‍यों न हो, और पांडव उससे सहमत हो गए, तो भीष्म को उसका विशेध करना 
पड़ेगा । यह अनाचांर भीष्म के यज्ञ-नियंता होते हुए नहीं हो सकता ।“ कृष्ण की उपस्थिति 
में किसी अन्य व्यक्ति की पूजा, अनाचार ही तो है 

और सहसा भीष्म का ध्यान अपने मन के धमाकों से हटकर सभा की ओर त्लौट 
गया”उनके द्वारा कृष्ण के नाम की घोषणा होने पर, सभा जैसे स्तव्ध रह गई थी”णक 
लंबे स्तब्ध सन्‍नाटे के पश्चात्‌ अकस्मात्‌ ही एक भिनभिनाहट-सी आरंभ हो गई और 
उसने बढ़ते-बढ़ते जनरव रूप धारण कर लिया था। 

पहले तो भीष्म समझ नहीं पाए कि यह उनकी बात का समर्थन था अथवा विरोध 
“” किंतु ध्वनियों के उस वन में, वे अपनी समझ की पगडंडी बना पाए तो स्पष्ट हुआ 
कि उनकी घोषणा की सभा में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई थी। कुछ लोग उनका समर्थन कर 
रहे थे और कुछ विरोध में बोल रहे थे।” यह तो होना ही था। आजकल इस समाज 
में इतनी अधिक स्वतंत्रता व्याप्त है कि वह उच्छृंखलता की सीमा को छूने लगी है। 
जब किन्हीं दो व्यक्तियों में सहमति नहीं हो पाती, तो इतने व्यक्तियों में'“और व्यक्ति 
भी कैसे ?“स्वयं को विशिष्ट ही नहीं, असाधारण मानने वाले आर्यक्षत्रिय राजा” 

और कृष्ण ? 

भीष्म की दृष्टि भटकती हुई कृष्ण तक पहुँची :” कैसे बैठा है कृष्ण, जैसे सभा 
में उपस्थिति ही न हो ।” कैसा व्यक्ति है यह ? भीष्म का मन जैसे फिर से अभिभूत 
हो उठा'” यह व्यक्ति सशरीर कहीं विद्यमान होते हुए भी जैसे वर्तमान नहीं होता, और 
कहीं अनुपस्थित होते हुए भी साक्षात्‌ वर्तमान होता है |” यहाँ इस प्रकार निर्तिप्त वैञ 
है, जैसे यह सारी चर्चा उसके विषय में न हो रही हो। यह बवंडर उसके व्यक्तित्व से 
संबंधित ही न हो। वह तो जैसे समाधिस्थ होकर, योग साध रहा था" 

भीष्म को प्रसन्नता हुई, कृष्ण अपनी अग्रपूजा का विरोध नहीं कर रहा था। पूजा 
ग्रहण करने में उसकी अनिच्छा नहीं थी। किंतु कहीं रंचमात्र भी उल्लास था उसके मुखमंडतत 
पर, कि भीष्म मानें कि उसकी कोई इच्छा पूरी हुई है, या उसकी किसी आकांक्षा ने 
आकार ग्रहण किया है।” अपने मन में इच्छाओं को जन्म देकर कृष्ण स्वयं को रिक्त 
नहीं करता कि पूर्ति का जल आकर उसके रिक्त स्थलों की आपूर्ति करे। वहाँ न कामना 
है न कामना-पूर्ति | न रिक्त है, न आपूर्ति ।” संतुलन की कौन-सी दशा है यह ? “ 
और भीष्म को लगा कि उनके मन में से एक स्वर उठ रहा है। स्वर, जो कृष्ण के कंठ 
से नहीं, कृष्ण के अस्तित्व से उपजा है, भीष्म ! कामना तो याचना है, वंचना है। कामना 
मत कर, तू परिपूर्ण है । पाने की इच्छा ही खाली होने की प्रक्रिया है। उपलब्धि ही अभाव 
का मूल है। कामना से प्राप्ति होगी, और प्राप्ति से तू और भी वंचित होगा। उपलब्धि 
और अनुपलब्धि एक ही अस्तित्व के दो पक्ष हैं।“ 

यदि तुमने अपने पिता की इच्छा-पूर्ति के लिए राज्य न त्यागा होता, तुमने अपने 
लिए राज्य की कामना की ढीती, तो तुमने अपने मन में अपने पिता के विरुद्ध विष 
और द्वेष का एक साम्राज्य भी स्थापित किया होता, और उसके विनिमय में पिता का 


-324/महासमर-4 


राजसिक विरोध पाकर एक अनन्त संधर्ष को जन्म दिया होता | उस संघर्ष में तुम बड़ी 
से बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ते और स्वयं को अधिक से अधिक वंचित करते 
चलते ।“भीष्म ! अपने को देना ही, दूसरों को पाना है, और दूसरों से लेना ही स्वयं 
को बंधक रखते जाना है” ।' 

भीष्म ने चमत्कृत होकर कृष्ण की ओर देखा : क्या है यह ? यह सब कृष्ण 
की माया है, या भीष्म का अपना मन ही कृष्ण की ओट लेकर, उनको छल रहा है ?'“ 

भीष्म अपने मनोलरोक से निकल, पांडवों की सभा में लौट आए। 

क्रमशः जन-रव वैसे ही शांत हो गया, जैसे आलोड़ित जल के स्थिर होने पर मिट्टी 
के कण तल पर बैठ जाते हैं, और जल पारदर्शी हो जाया करता है।'“ भीष्म को एक 
नई अनुभूति हुई : समर्थन करने वाले कितना अक्षम समर्थन करते हैं, और विरोधी पक्ष 
कितना प्रबल होता है। सत्य और न्याय के साथ सदा यह ही होता आया है। सत्य 
कितने कोमल स्वर में बोलता है, और असत्य अपनी कर्कशत्ता में ही स्वयं को सत्य 
और सत्य को असत्य बना देता है। कृष्ण के समर्थक अपना नैतिक दायित्व पूर्ण कर, 
चुप ही नहीं हो गए थे, कहीं सो गए थे, किंतु उसके विरोधी प्रवल से प्रबलतर होते 
जा रहे तगते थे ! 

चेदिराज शिशुपाल मन में बहुत सारा उत्साह और ढेर सारी अपेक्षा लेकर आज 
की सभा में आया धा। वस्तुतः यह तथ्य आज ही उसके ध्यान में आया था कि वह 
पहले दिन से ही अभिषेचनीय कर्म-दिवस की प्रतीक्षा में था। उसके लिए तो यह सारा 
राजसूय यज्ञ 'अग्रपूजा' में सिमट कर रह गया था ॥” उसने वार-बार अपने-आप से पूछा 
था कि वह “अग्रपूजा” के लिए इतना व्याकुल क्‍यों था ? अपने भीतर कोई बहुत स्पष्ट 
उत्तर उसे नहीं मित्रा धा, किंतु एक अनाम-सी तृष्णा अवश्य कौंध गई थी।” जरासंध 
की मृत्यु हो चुकी थी, धृतराष्ट्र अंधा था, दुर्योधन अभी स्वतंत्र किरीटधारी राजा नहीं 
था, द्रपद यहाँ आया ही नहीं धा"” तो किस राजा की अग्रपूजा करेगा युधिष्ठिर ? 
कौन-सा राजा इतना शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली था, जिसे युधिष्ठिर यह सम्मान देना 
चाहेगा ?*“ 

और जब युधिष्ठिर ने इस चयन का दायित्व भीष्म को सौंप दिया तो शिशुपाल 
का मन कुछ बुझ गया था। भीष्म का कुछ पता नहीं ।” वे कह दें कि वेदव्यास की 
अग्रपूजा कर दो, आचार्य द्रोण की कर दो" किंतु आचार्यो तथा संन्यासियों की पूजा 
यज्ञ-वेदी पर ही होती है, राजाओं की सभा में राजाओं की ही पूजा हो सकती है।” 

और तब भीष्म ने कृष्ण ” का नाम लिया था। शिशुपाल की अंतड़ियों में ऐसा 
मरोड़ उठा कि उसकी इच्छा हुई कि खड़ग निकाल कर अभी भीष्म का वध ही कर 
दे। यदि यह नहीं कर सके, तो कम से कम भीष्म की उस जिहवा को तो काट ही ले, 
जिसने अग्रपूजा के लिए कृष्ण का नाम प्रस्तावित किया था" 

किंतु नहीं” उसने अपने-आपको रोका”भीष्म के कहने से क्या होता है। इतने 
दिनों से युधिष्ठिर ने कृष्ण को कंगले ब्राह्मणों के पैर पखारने के काम पर इसलिए 
तो नहीं लगा रखा कि आज उसकी अग्रपूजा हो। उसकी अग्रपूजा ही करनी होती तो 
उसको इस राजसूय-यज्ञ में कोई महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया होता ।'” युधिष्ठिर भली 


धर्म/325 


प्रकार समझता होगा कि चेदिराज शिशुपाल की उपस्थिति में कृष्ण की अग्रपूजा नहीं 
हो सकती। 

किंतु तभी उसने देखा कि युधिष्ठिर ने उपस्थित राजाओं के समर्थन अथवा विशेध 
की कोई चिंता नहीं की। उन्होंने सहदेव की ओर देखा, “वासुदेव को अर्ध्य समर्पित करे 
सहदेव 

शिशुपाल जैसे आकाश से गिर पड़ा'“युधिष्ठिर ने वही किया, जो भीष्म ने कह 
उसने उसके औचित्य-अनौचित्य पर तनिक भी विचार नहीं किया। उसने यह नहीं सोचा 
कि जरासंध-मंडल का कोई भी राजा इसको स्वीकार नहीं करेगा" उसे किसी की चिंता 
नहीं है, शिशुपाल की भी नहीं” 

सहदेव सहर्ष आगे वढ़ा। वह सभा में बैठे राजाओं के मध्य में से कृष्ण की भुजा 
पकड़, उन्हें उठा लाया। आगार के प्रमुख भाग में रखे सुसज्जित सिंहासन पर बैठा कर 
उसने भूंगारवाहक की सहायता से कृष्ण के चरण धोए। बड़ी भक्ति से उन्हें पोंछा। दस्त 
के हाथ से स्वर्ण थाल लेकर उसमें रखी सामग्री से कृष्ण का तिलक किया” 

और सहन करना शिशुपाल के वश में नहीं था। वह इस प्रकार उठ कर खड़ा 
हो गया, जैसे उसे किसी बिच्छु ने काट खाया हो। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था 
और क्रोध के मारे मुख में से झाग गिरने की-सी स्थिति थी” 

“हमने समझा था कि वार्द्धक्य ने भीष्म को कोई समझ-बूझ भी दी होगी, पर वह 
तो पूर्णतया सठिया गया है! मूर्ख तो वह अपनी तरुणा से ही था" |" वह आवेश से 
फटे किंतु उच्च स्वर में कह रहा था। 

भीष्म ने पलट कर शिशुपाल को देखा, क्रोध ने उसे असाधारण रूप से प्रखर 
बना दिया था, जैसे अग्नि सूखे काष्ठ को जलाकर प्रकाशमान बना देती है।“ किंतु 
भीष्म जानते थे कि यह प्रकाश काष्ठ का नहीं, अग्नि का है। अग्नि, ताप तो फिर 
भी किसी को दे दे, किंतु प्रकाश किसी को नहीं देती उसका ताप भी विचित्र होता है, 
किसी को फलता है, किसी को नहीं। स्वर्ण को तपा कर कुंदन बना देती है, किंतु काष्ठ 
उसके त्ताप से जलकर कोयला वन जाएगा, कोयला तपेगा तो राख हो जाएगा |" शिशुपात 
काष्ठ से अधिक कुछ नहीं है*“और वह भी श्रेष्ठ कोटि का नहीं | इसके क्रोध की प्रखरता 
इसे त्यागेगी, तो इस काष्ठ का कोयला शेष बचेगा या भस्म" भीष्म स्वयं नहीं जानते" 

“भीष्म मूर्ख तो अपनी तरुणाई से ही था, किंतु अब तो पूर्णतः विक्षिप्त हो गया 
है। कृष्ण की अग्रपूजा का आदेश दिया है उसने युधिष्ठिर को** एक कंगले पशुपालक 
का, जिसके पास न धन है, न सैन्यवल | अग्रपूजा वह चाहे करा ले, किंतु आवश्यकता 
पड़ने पर वह इस यज्ञ की रक्षा भी नहीं कर पाएगा।"” 

सभा सनन्‍न रह गई। यह शिशुपाल क्या कह रहा था” 

युधिष्ठिर वेग से चलते हुए शिशुपाल के निकट आए, “चेदिराज।“” 

“युधिष्ठिर !” शिशुपाल युधिष्ठिर की ओर पलटा, “हमारा अपमान ही करना था, 
तो प्रकट शत्रुता दिखाई होती। यह क्या कि सौजन्य, मैत्री और संबंधों की दुहाई देकर, 
हमें यहाँ बुला लिया और अब एक पदविहीन, उद्दंड, उच्छृंखल और चरित्रहीन ग्वाले 
को इस सररे क्षत्रिय सजसमाज के मस्तक पर प्रतिष्ठित करने का प्रयल कर रहे हो। 


326/महासमर-4 


तुम्हारी इच्छा हो तो तुम इस प्रपंची कृष्ण को अपना पूज्य और आराध्य मानो, किंतु 
हम अपने प्रति यह अपराध सहन नहीं करेंगे।” 

अर्जुन की इच्छा हो रही थी कि वह अपने गांडीव से अभी एक बाण शिशुपाल 
के वक्ष में मारे, ताकि इसे मालूम हो सके कि किसी का अपमान करने का अर्थ क्या 
होता है। “किंतु अभी तो धर्मराज उसे शांत करने का प्रयल कर रहे थे*“ 

भीम से जो चर्चा शिशुपाल ने अपनी राजधानी शुक्तिमती में की थी, उनसे भीम 
आशंकित था कि शिशुपाल कोई-न-कोई उत्पात्‌ कर सकता है, किंतु इस सीमा तक" 
उसकी भुजाएँ फड़क रही थीं, कि इस शिशुपाल को भी वैसे ही चीर कर रख दे, जैसे 
जरासंध को चीरा था” 

“शिशुपाल ! भाई !““” युधिष्ठिर उसे शांत करने का प्रयल कर रहे थे, “इस प्रकार 
किसी का अपमान करना उचित है कया ?” 

“क्या समझते हो तुम, कि तुमने अपने बाहुबल से जय कर, हमें अपने अधीन 
कर लिया है ?” शिशुपाल का कंठ क्रोध से सूख रहा था और स्वर बुरी तरह फट गया 
था, “या समझते हो कि हम तुम से भयभीत हैं, अथवा इतने अक्षम हैं कि जिसे चाहोगे, 
हमारे मस्तक पर आरोपित कर दोगे ? तुम्हें कर इसलिए नहीं दिया था कि तुम्हारी सेना 
से युद्ध नहीं कर सकते थे, न उस कारण से तुम्हारी इस सभा में आए हैं। हम यहाँ 
अपने सौजन्य के कारण आए हैं कि एक संबंधी के घर एक समारोह है, तो उसमें 
सम्मिल्रित होना सामाजिक शिष्टाचार है ।“'किंतु जिस समाज में सौजन्य का महत्त्व नहीं 
है, वहाँ उसके प्रदर्शन का लाभ ? 

“मेरी बात सुनो शिशुपाल |” युधिष्ठिर ने पुनः कहा। 

किंतु शिशुपाल ने युधिष्ठिर की बात नहीं सुनी। उसने रुक कर एक दृष्टि कृष्ण 
पर डाली और एक बार भीम को देखा। अपने सामने खड़ा युधिष्ठिर तो जैसे उसे 
दिखाई ही नहीं पड़ रहा था*““हम यहाँ रहे तो हमसे यह पाखंड सहन नहीं होगा, और 
व्यर्थ का रक्‍्तपात होगा। बालिकाओं की गुड़ियों के खेल के समान, युधिष्ठिर अपना 
चक्रवर्ती का खेल खेल ले, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं।"” 

उसने भुजा उठा कर जैसे सारे राज-समाज को बाहर चलने का संकेत किया, 
और बिना यह देखे कि उसके आह्वान का प्रभाव क्या हुआ है, वह सभागार से बाहर 
निकल गया। भीष्म ने आश्चर्य से देखा'“उसके पीछे-पीछे बाहर जाने वाले राजाओं की 
संख्या कम नहीं थी” सुनीथ, दंतवक्त्र, यूपकेतु, लोहित, शाल्व, भीष्मक'" 

युधिष्ठिर पहले तो स्तब्ध-से खड़े, बाहर जाते हुए शिशुपाल को देखते रहे, जैसे 
कुछ समझ ही न पा रहे हों, और फिर उसके निकल जाने के पश्चातू किकर्तव्यविमूढ़ 
से कभी अपने भाइयों की ओर देखते रहे और कभी कृष्ण की ओर" और अकस्मात्‌ 
ही वे शिशुपाल के पीछे भागे, जैसे कोई सज्जन अतिथेय, अपने रुष्ट अतिथि को मनाने 
के लिए जाता है 

भीष्म का विचलित मन किसी व्याकूल पक्षी के समान पंख फड़फड़ाता हुआ, कृष्ण 
तक उड़ा : किंतु कृष्ण तो ऐसा निर्विकार बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो | चारों पांडव 
अवश्य कुछ अस्थिर हो गए लगते थे*” कृष्ण के प्रायः समर्थक किसी आसन्न अनिष्ट 


धर्म/327 


की आशंका से म्लान हो गए थे, और जो विरोधी उठकर बाहर नहीं गए थे, वे अनुपरियत 
शिशुपाल से बल पाकर, अत्यन्त मुखर हो गए थे" 

भीष्म की दृष्टि अंततः दुर्योधन की मुखाकृति पर जा ठहरी : कैसा प्रसन्‍न था 
दुर्योधन, जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी लालसा, आज पूर्ण हो गई हो 

इस मूर्ख ने भी अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य पांडव-विरोध निश्चित कर लिया 
है भीष्म ने सोचा'“ इसलिए पांडवों के प्रत्येक मित्र को अपना शत्रु मान बैठ है, और 
उनके प्रत्येक शत्रु को अपना मित्र | यह मूर्ख अपनी इसी अंध धारणा के हाथों विनाश 
को प्राप्त होगा" 

“इतना बड़ा आयोजन बाल-वबुद्धि के भरोसे नहीं होता ।” पीछे से किसी ने कहा। 

भीष्म की दृष्टि भीम की ओर चली गई। वह दाँत पीस कर पलय, “इसका निर्णय 
कौन करेगा, कि बाल-बुद्धि किसकी है ?” 

भीष्म को संतोष हुआ कि भीम अपने स्थान से उठा नहीं, अन्यथा जाने क्या हो 
जाता।*” आज भीम अदूभुत संयम का परिचय दे रहा था। 

उस राजा ने प्रकट वितृष्णा से मुँह फेर लिया, जैसे कह रहा हो कि तुम जैसे 
के मुँह कौन लगे" » 

तभी युधिष्ठिर भुजा पकड़ कर शिशुपाल को भीतर ले आए। शिशुपाल को थाम 
कर लाने की शैली में न तो कहीं चक्रवर्ती सम्राट्‌ का दंभ था और न सत्ता का कोई 
अधिकार। वे तो जैसे स्नेह और सौहार्द की शक्ति से ही उसे बाँध लाए थे।“ भीष्म 
ने सोचा ““ था तो वह युधिष्ठिर की सगी मौसी का पुत्र ही। *“ समझदार है युधिष्ठिर, 
जो सम्राट्‌ न बनकर, संबंधी बन शिशुपाल को बाँध लाया था। अच्छा है कि युधिष्ठिर 
में सबको साथ ले चलने का गुण है। वह अपने चारों भाइयों के सम्मान की रक्षा करता 
हुआ, उन्हें अपने साथ रख पाएगा। नहीं तो भीम क्या कम उद्दंड है। क्रूद्ध हो जाए, 
तो मदांध गज के समान सबको रौंदने लगता है।“ वैसे कृष्ण का भी संबंधी है शिशुपात्र ! 
कृष्ण का जो संबंध पांडवों के साथ है, वही तो शिशुपाल के साथ भी है। फिर क्यों 
विरोधी हो गया है शिशुपाल, उसका ? मात्र ईर्ष्या के कारण ? राजा होकर भी शिशुपात 
जो महत्त्व प्राप्त नहीं कर सका, कृष्ण उससे कहीं अधिक महत्त्व, साधारणजन बनकर 
भी प्राप्त कर रहा है 

“समस्त राजा, ऋषि और भद्रजन सुनें |” युधिष्ठिर ने अपना हाथ ऊँचा उठा कर 
कहा, “चेदि नरेश शिशुपाल यहाँ की कार्य-पद्धति से कुछ असंतुष्ट हैं। उनका कहना 
है कि उन्होंने हमें कर अवश्य दिया है, किंतु वह उनका एक संबंधी का सौहार्द था। 
वे आज भी स्वयं को हमारे कर-दाता अधीनस्थ राजा नहीं मानते |” मेरा अपना विचार 
है कि युधिष्ठिर की दृष्टि उपस्थित समुदाय पर एक सिरे से, दूसरे सिरे तक घूम गई, 
“हमने यज्ञ का आरंभ स्वयं को अपने बंधु राजाओं का स्वामी सिद्ध करने के लिए नहीं, 
हक हर स्थापना के लिए किया है। इसलिए हम जो निर्णय यहाँ लें, वह सर्वसम्मति से 


“तो क्यों अकेले उस सठियाए बुड्ढे भीष्म के कहने पर तुमने कृष्ण की अग्रपूजा 
करना स्वीकार कर लिया ?” शिशुपाल फिर अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ, “जिसे राजाओं 


मिहासमर-4 


की इस सभा में प्रवेश का भी अधिकार नहीं था, क्‍यों सबसे पहले उसे अर्घ्य दिया 
तुमने ?” 

रे “न सौहार्द एक-पक्षी भावना है, और न मर्यादा का पालन मात्र हमारा दायित्व 

है।" युधिष्ठिर के कुछ कहने से पहले, सहसा सहदेव ने कहा, “हमारे पितामह के प्रति 

इस प्रकार का अनादर"” 

“तुम्हारे उस नपुंसक पितामह ने अपना अनादर स्वयं आरंभ किया है” शिशुपाल 
ने अभद्गतापूर्वक उसकी बात काट दी, “भीष्म ने न अपना वयस देखा न अपनी अवस्था | 
अपनी उपस्थिति में स्वयं अपने मुख से इस कृष्ण का नाम प्रस्तावित कर दिया। कया 
अवस्था है कृष्ण की और क्या स्थिति है उसकी ?? 

“अग्रपूजा ही करनी थी तो अपने मातुल्न इसके पित्ता वसुदेव को द्वारका से बुला 
लिया होता ।” सुनीध ने शिशुपाल का समर्थन किया, “पिता के जीवित रहते, पुत्र की 
अग्रपूजा 

श्वयोवृद्धता की पूजा केवल उन शूद्रों में होती है, जहाँ गुणों का निर्णय नहीं हो 
सकता |” युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, “इसलिए न पितामह का प्रस्ताव अनुचित था 
और न श्रीकृष्ण को अर्ध्य दिया जाना।” 

“यदि शिशुपाल का इतना ही बल है गुणों की तुलना पर, तो एक बात मुझे भी 
कहनी है।” सहसा भीष्म बोले, “क्षत्रियों में वीरता की पूजा होती है। यदि किसी को 
वासुदेव कृष्ण को महावीर मानने में आपत्ति हो, तो वह युद्ध में उसे प्रमाणित करे। 
मुझे तो राजाओं के इस समुदाय में एक भी भूपाल ऐसा दिखाई नहीं देता, जो युद्ध 
में देवकोनन्दन श्रीकृष्ण के तेज से परास्त न हुआ हो।” 

“भीष्म !” शिशुपाल का क्रोध पुनः अमर्यादित हो उठा, “युद्ध का भय मत दिखाओ 
मुझे | कृष्ण से मैं डरता नहीं हूँ | वृष्णि वंश को क्षत्रिय मानता ही कौन है । अपने अन्नदाता 
कंस का कृष्ण ने वध कर डाला, और जब युद्ध के लिए सम्राट्‌ जरासंध आए तो यह 
कायरों के समान भाग खड़ा हुआ | इसे वीर कहते हो तुम ? तुम जैसे कापुरुष ही इसे 
वीर मानेंगे, जिसने विरोध के भय से अपना राज्य त्याग दिया।” ” और शिशुपाल ने 
खड़ग निकाल लिया, “मैं किसी भी अवसर और किसी भी स्थान पर कृष्ण और तुम्हारी 
दोनों की वीरता की पोल खोलने के लिए प्रस्तुत हूँ।” 

भीम की आँखों में क्रोध झलका और वह मुट्ठियां भींच कर आगे बढ़ा, “तुम्हारी 
वीरता की पोल तो मैं खोलता हूँ अभी ।” 

भीष्म ने देखा, भीम यदि शिशुपाल के निकट पहुँच गया, तो वह उससे गुँथ जाएगा। 
शिशुपाल के हाथ में नग्न खड़ग है। फिर उसके आस-पास उसके सहयोगी और मित्र 
राजा लड़ने के लिए सन्‍्नद्ध खड़े हैं। संभव है कि वे घेर कर भीम का वध कर डालें । 
न भी कर पाएँ तो भी इस अन्तर्वेदी में राजसूय यज्ञ के उत्सव के स्थान पर रक्तपात 
जारंभ हो जाएगा। शिशुपाल तो कदाचित्‌ इस कार्य के लिए संकल्प करके ही आया 
है। सुनीय उसके साथ ही खड़ा है। हाव-भाव से दुर्योधन की भी उनसे पूर्ण सहानुभूति 
दिखाई पड़ रही है। इसी सभा में इनके कितने सहयोगी हैं*“ कौन जानता है। वे सब 
इनके साथ मित्र जाएँगे। युद्ध में वे जीतें, न जीतें, किंतु इस सारे समारोह का उल्लास 


धर्म/329 


वे नष्ट कर देंगे, और आयोजन सफलकाम नहीं हो पाएगा।"”* 

“रुक जाओ भीम / भीष्म ने आदेशपूर्ण स्वर में कहा। 

“कैसे रुक जाऊँ पितामह 7 भीम के पग रुक तो गए, किंतु उसका आक्रोश नियंत्रित 
नहीं हो पा रहा था, “यह दुष्ट भरी सभा में हमारे आदरणीय तथा आत्मीय जनों के 
प्रति कहनी-अनकहनी कह रहा है, और कोई इसका विरोध नहीं कर रहा। कृष्ण भी 
नहीं, जिसने धर्मराज को वचन दिया था कि जो राजा उनकी सभा में भृत्य के समान 
सेवा नहीं करेगा, वह उसे कबंध में परिणत कर देगा।” 

भीष्म स्वयं जाकर, भीम को भुजा से पकड़ कर अपने साथ ले आए। अपने साथ 
के मंच पर बैठाया और धीरे से बोले, “वासुदेव कृष्ण मौन बैठे हैं, जाने उनके मन में 
कया है। नहीं तो अब तक बिगड़ी बात बनाने के लिए, विरोध और वैमनस्य मियने 
के लिए, वे संधि और शांति का कोई-न-कोई प्रयल अवश्य करते। संभवत: वे अपनी 
ओर से अग्रपूजा ग्रहण करने से इंकार कर देते। किसी और का नाम प्रस्तावित कर 
देते। पांडवों की सभा में उनकी अग्रपूजा, कोई इतनी बड़ी उपलब्धि तो नहीं है कृष्ण 
के लिए, कि वे इस समारोह के ध्वस्त होने का जोखिम उठाते ।' 

'तो ?” भीम ने आश्चर्य से पितामह की ओर देखा। 

मेरा विचार है कि कृष्ण जान-बूझ कर शिशुपाल को इस प्रकार उत्तेजित होने 
का अवसर दे रहे हैं” भीष्म बोले, “बहुत संभव है कि कृष्ण की योजना, आज इस 
सभा में शिशुपाल तथा उसके सहयोगियों की मदांधत्ता समाप्त करने की हो |" 

“नहीं पितामह ।” भीम अब भी उतना ही उग्र और व्यग्र था, “आप कृष्ण को नहीं 
जानते । वह आजकल परस्पर सौहार्द और प्रेम की बहुत चर्चा करने लगा है | यह शिशुपात 
जैसे हमारी मौसी का पुत्र है, वैसे ही कृष्ण की बूआ का” ।” 

“जानता हूँ। भीष्म बोले। 

“बस, यह अपनी बूआ को कष्ट न देने के लिए शिशुपाल का यह अनर्गत प्रताप 
सुन रहा है!" और सहसा भीम पलटा, “हम क्‍यों चाहते हैं कि जिसे गाली दी जाए, 
वही उसका विरोध करे ? शेष समाज क्यों न करे ? भद्र समाज चुप क्‍यों बैठा रहे !" 

भीम ठीक कह रहा है- भीष्म ने सोचा-इस प्रकार के सार्वजनिक अभद्र व्यवहार 
का प्रतिवाद, सार्वजनिक रूप से ही होना चाहिए। यदि सार्वजनिक विरोध नहीं होगा, 
तो प्रत्येक सबत्न व्यक्ति निर्बलों को एक-एक कर अपमानित करता रहेगा। 

“ठीक है |” भीष्म बोले, “प्रतिरोध तो सार्वजनिक और सामूहिक ही होना चाहिए, 
किंतु हम इस समय विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते। तुम आवेश में मत आओ। सभा 
में मतभेद हो सकता है। तर्क का उत्तर तर्क से दिया जाता है, मुष्टिका से नहीं।! 

भीम की समझ में नहीं आया कि पितामह कया चाहते हैं” उसे तो कभी यही 
समझ नहीं आया कि वे लोग इतना सोचते दयों हैं | इसमें सोचने को है ही क्या | शिशुपाल 
का व्यवहार अभद्र है, उसे रोका जाना चाहिए। न माने तो बलात्‌ उसे शांत कर दिया 
जाना चाहिए” 

“अनर्गल प्रताप मत करो शिशुपाल |” युधिष्ठिर का स्वर कुछ कठोर हो गया, 
*वासुदेव कृष्ण की अग्रपूजा के विरुद्ध तर्क-संगत आपत्ति बताओ |” 


330/महासमर-4 


“एक आपत्ति हो तो कहूँ।” शिशुपाल का स्वर पूर्ण चीत्कार में परिणत हो गया 
था, “मुझे तो आपत्तियाँ ही आपत्तियाँ हैं| श्रेष्ठतर पुरुषों का तिरस्कार कर इस निकृष्टतम 
व्यक्ति को सबसे पहले अर्घ्य दिया गया |” क्रोध के मारे उसके मुख में झाग आ गया, 
“जहाँ इतने किरीटधारी राजा हों, जहाँ हस्तिनापुर के महाराज दुर्योधन वर्तमान हों, वहाँ 
उस व्यक्ति को अर्घ्य दिया गया, जो एक अधीनस्थ मांडलिक राजा भी नहीं है। जिसके 
पास किरीट, दंड, छत्र, सिंहासन तक नहीं है!" 

“तो मूल आपत्ति पद की है ।" भीष्म शांत किंतु उच्च स्वर में बोले, “यहाँ उपस्थित 
अनेक व्यक्तियों के पास राजा का पद है, वासुदेव के पास नहीं है। वैसे शिशुपाल ने 
जिस दुर्योधन की संस्तुति की है, राजा का पद उसके पास भी नहीं है। अभी हस्तिनापुर 
के राजा महाराज धृतराष्ट्र ही हैं!” वे रुके, "पर चेदिराज ! यदि तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर 
देने में आपत्ति न हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि व्यक्ति अपने पद से महान्‌ होता है 
अथवा प्रतिभा से ?”” और समाज में सबसे महत्त्वपूर्ण, सबसे पूज्य क्या राजा ही होता 
है ? क्या राजनीतिक सत्ता हमारे जीवन में इतनी महत्त्वपूर्ण हो गई है ? क्या राजसत्ता 
मनुष्य की सारी दुर्बलताओं को धो कर, उसे महान्‌ बना देती है ? क्या राजाओं का 
चरित्र पूजनीय है ?” 

“क्यों नहीं पूछोगे ऐसे प्रश्न। अंगूर खट्टे जो हैं।” शिशुपाल का उह्दंड स्वर गूजा, 
तुम्हें राजसत्ता ने त्याग दिया, तो राजसत्ता का महत्त्व कैसे रह जाएगा ?” 

“भीष्म का प्रश्न सर्ववा उचित और धर्म-संगत है|” देवर्षि नारद ने पहली बार 
विवाद में भाग लिया, “जीव राजसत्ता या धन पाकर महान्‌ नहीं हो जाता। हमने एक 
से एक नीच राजा और धनादय देखे हैं।” 

“तो क्‍या ज्ञान पाकर जीव महान्‌ हो जाता है ?” शिशुपाल की सहायता के लिए 
सुनीथ आगे बढ़ा । स्पष्टतः वह न केवल देवर्षि नारद की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा 
धा, वरनू वह उन पर कयक्ष भी कर रहा था। 

किंतु नारद पूर्णतः शांत रहे, “नहीं, व्यक्ति ज्ञान से भी महान्‌ नहीं होता।” 

“तो किससे महान्‌ होता है व्यक्ति ?” दुर्योधन ने पूछा, “वीण बजाने से ?” 

“व्यक्ति महान्‌ होता है, अपने आचरण से, अपने सदाचार से ।” नारद गंभीर स्वर 
में बोले, “जिसका तुममें नितांत अभाव है शिशुपाल।* 

देवर्षि की उक्ति ने शिशुपाल को क्रोध से जैसे विक्षिप्त कर दिया, “तो उस बूढ़े 
भीष्म में है वह सदाचार ?'” अन्य पुरुष में अनुरक्त स्त्री का हरण कर लाया। वह 
तो विचित्रवीर्य ही धर्मपरायण था, जिसने अंबा से विवाह नहीं किया, नहीं तो यह अधर्मी 
तो शाल्व की अनुरागिनी का विवाह विचित्रवीर्य से कर ही देता'" ” और फिर जैसे शिशुपाल 
के भीतर कोई भयंकर विस्फोट हो गया, “इस कापुरुष के होते हुए, इसके वंश में नियोग 
के लिए व्यास को आना पड़ा। यह निर्वार्य क्या समझेगा हमारा महत्त्व | पूछता है कि 
क्या पद से व्यक्ति बड़ा हो जाता है'“। नपुंसक कहीं का |” 

'शिशुपाल | शांत हो जाओ ।' युधिष्ठिर बोले, “तुमने कहा था कि सभा में वाद-विवाद 
होना चाहिए, किंतु तुम वितंडावाद कर रहे हो, अपशब्द कह रहे हो। पितामह ने एक 
प्रश्न हमारे सामने रखा है”पद बड़ा है या प्रतिभा ? उत्तर दो ।” 


धर्म/334 


“बहुत प्रतिभा है कृष्ण में ? किसी घोड़े, वैल या स्त्री को मार लेने में प्रतिभा 
होती है ? अपने अन्नदाता, अपने मामा, अपने स्वामी को धोखे से मार देने में प्रतिभा 
होती है ? जरासंध जैसे वृद्ध सम्राट को धोखे से अकेले में घेर कर मार देने में प्रतिभा 
होती है। ““सब से अधिक प्रतिभा पशुपालकों में ही रह गई है।” शिशुपाल आपे से 
बाहर हो रहा था, “पांडवों ने इसे सबसे पहले अर्घ्य देकर हमारा अपमान किया है, और 
इसने उस अर्ध्य को ग्रहण कर ! इन पापियों को इस पृथ्वी पर रहने का कौई अधिकार 
नहीं है” शिशुपाल खड़्ग लेकर आगे बढ़ा। 

सहसा सहदेव कूद कर उसके सामने आ गया। सामान्यतः सदा ही शांत रहने वाला 
मधुरभाषी सहदेव इस समय क्रोध से थर-थर काँप रहा था। उसे इतने क्रीध में पहल 
शायद ही किसी ने देखा हो। उसने शिशुपाल को अपनी जलती हुई आँखों से देखा, 
“हमें खड़ग मत दिखाओ | इन खिलौनों से हम भी बहुत खेले हैं |*अनन्त पसक्रमी वासुदेव 
कृष्ण की हमने जो पूजा की है, उसे जो सहन न कर सके, उन सब बलवानों के मस्तक 
पर मैंने यह पैर रख दिया ।” सहदेव ने अपना पैर दिखाया, “यह मत समझना कि यह 
सब मैं मात्र आवेश में कह रहा हूँ। मेरा यह सुविचारित मत है। जिसे विवाद करना 
हो, रा करे, जिसे युद्ध करना हो, वह युद्ध करे और देखे कि पांडव भी वध कर 
सकते हैं।” 

“तुम्हें तो मैं देखूँगा ही।” शिशुपाल बोला, “इस बूढ़े भीष्म ने जिस कृष्ण की 
वीरता का बड़ा बखान किया है, मैं आज उसका भी निर्णय किए देता हूँ।' 

शिशुपाल खड़ग लेकर आगे बढ़ा। उसने अपना खड्ग वाला हाथ लहरा कर शेष 
राजाओं से कहा, “मैं तुम्हारा सेनापति बन कर, इन मूर्ख़ो के विरुद्ध युद्ध के लिए तुम्हारा 
आहवान करता हूँ। आओ, आज इन अत्याचारियों से आज त्क.के सारे प्रतिशोध एक 
साथ ले लिए जाएँ।” 

सभा में कोलाहल बहुत बढ़ गया | अनेक राजा अपने शस्त्र हाथों में लिए शिशुपात 
के आहवान को कर्म में परिणत करने के लिए प्रयलशील दिख रहे थे।'* अब रक्तपात 
को रोकना कठिन था। 

28 के चेहरे पर चिंता की रेखाएँ उभरीं और युधिष्ठिर की आँखें भय से पूरी 
खुल गई'“ 

कृष्ण ने दृष्टि उठा कर पहली वार शिशुपाल की ओर देखा, किंतु उनके चेहरे 
पर न भय था, न आक्रोश, न उत्तेजना। वहाँ ऐसा कोई भाव ही नहीं था, जिससे लगता 
कि शिशुपाल नग्न खड़ग लेकर, उनकी ओर बढ़ रहा था। 

कृष्ण सहज भाव से उठ कर खड़े हो गए। 

शिशुपाल के पग थम गए। उसके साथ के राजा भी रुक गए। 

“शिशुपाल सिद्धांत की वात नहीं कह रहा,” कृष्ण ने गंभीर और शांत स्वर में 
कहा, “यह केवल अपनी भ्न्नुता का निर्वाह कर रहा है। हम प्रागज्योतिषपुर गए थे 
और इस पापी ने द्वारका में आग लगा दी रैवतक पर्वत पर क्रीड़ा करते हुए भोजराज 
को यह बाँध कर ले गया। तपस्वी वश्रु की पल्ली का अपहरण कर, इसने उसका शीत 
भंग किया। भद्रारक के साथ इसने छल किया |” कृष्ण ने सभा पर दृष्टि डाली, “इसकी 
माता" मेरी बूआ ने मुझसे कहा था कि यह उच्छुंखल और उहंड है मैं इसके प्रति बड़े 


332/पमहासमर-4 


भाई की-सी क्षमा-दृष्टि रखूँ। मैंने आजतक उनके आदेश का पालन किया है, किंतु इस 
पापी ने मुझे अपना बड़ा भाई कभी नहीं समझा | इसने रुक्मिणी जैसे नारी-रल की आकांक्षा 
की। इसकी कामना पूरी नहीं हुई, तो यह मुझसे शत्रुता पालता रहा” और अब सभा 
में भद्र लोगों के समान तर्क करने के स्थान पर खड़ग निकाल कर खड़ा है|” 

“जैसे इस ग्वाले ने तब रुक्मिणी का अपहरण किया था, वैसे ही यहाँ इसने अग्रपूजा 
का अपहरण किया!” शिशुपाल ने अभद्र अट्टहास किया, “रुक्मिणी ने इसका वरण 
नहीं किया था। इसे तो स्वयंवर में निमंत्रित भी नहीं किया गया था।" वह पुनः जैसे 
कृष्ण का अपमान करने के लिए हँसा, “और अब इस भरी सभा में इसने रुक्मिणी 
से मेरा संबंध स्वीकार किया है | रुक्मिणी मेरी वाग्दत्ता थी । वह मेरी मनोनीत पली थी" ।” 

कृष्ण की आँखों में पहली बार क्रोध झलका, “अपना अपमान मैं सहन कर सकता 
हूँ, किंतु इस प्रकार भरी सभा में मैं किसी नारी का अपमान नहीं होने दूँगा।' 

“तो क्‍या करेगा तू ?” शिशुपाल ने दंभपूर्ण दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा। उसका 
खड्ग वाला हाथ निःशस्त्र कृष्ण की ओर उठ गया, “सभा से पलायन करेगा ?? 

सभा स्तब्ध थी। भीष्य और युधिष्ठिर चिंतित थे। पांडव निःशस्त्र कृष्ण की रक्षा 
के लिए दौड़ पड़े थे, किंतु कृष्ण शांत खड़े थे। उन्होंने न एक शब्द कहा, न अपना 
स्थान त्यागा। शांत भाव से केवल अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया" 

सारी सभा देख रही थी““कोई कृष्ण के निकट नहीं आया था, कृष्ण अपने स्थान 
से हिले भी नहीं थे, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र कहाँ से प्रकट कर लिया ? सभा 
में उपस्थित लोगों ने तो देखा था कि उनकी तर्जनी पर सुदर्शन चक्र चमक रहा था। 

शिशुपाल के पग थम गए। उसकी आँखों में भय झलका, और उसने जैसे घबरा 
कर कृष्ण पर प्रहार किया" 

किंतु सुदर्शन चक्र उससे भी पहले चल चुका था"* शिशुपाल का मस्तक कट कर 
भूमि पर जा गिरा। उसके रुंड से रक्त फूटा और फर्श पर फैल गया" 

निमिष मात्र में सर्वधा अनपेक्षित घट गया था। सभा पर ऐसी जड़ता छाई, जैसे 
किसी ने मंत्र-बल्‌ से सब कुछ पाधाण का बना दिया था" 

“सब लोग शांत हों ।” कृष्ण ने गंभीर किंतु उच्च स्वर में कहा, “धर्म-स्थापना का 
प्रथम चरण है दुष्ट-दलन । पापी को दंडित करना | मैंने पापी को दंडित किया है ।'” धर्मराज 
ने सबसे पहले मुझे अर्ध्य समर्पित किया है। इस यज्ञ का रक्षक मैं हूँ। जो कोई उत्पात्‌ 
करेगा, वह शिशुपाल के मार्ग पर ही जाएगा। यह युद्ध-क्षेत्र नहीं है, पांडव युद्ध-भूमि 
से होकर, इस यज्ञ-भूमि तक आए हैं। जिसे उनसे युद्ध करने की इच्छा थी, उसे पहले 
ही सैनिक-समाधान कर लेना चाहिए था। सभा में केवल विचार होना चाहिए। वही हो। 
हमारी ओर से केवल तर्कों का आदान-प्रदान होगा, किंतु यदि कोई युद्ध की कामना 
करेगा, तो हम युद्ध-दान से पीछे नहीं हटेंगे।” 

कितना मधुर स्वर था कृष्ण का, किंतु कितना दृढ़" भीष्म ने सभा पर दृष्टि 
डाली“राजाओं की वक्र भौंहें सीधी हो गई थीं, और उठी हुई भुजाएँ झुक गई थीं। कृष्ण 
की आकृति पर उद्विग्नतता का जैसे कोई चिह्न ही नहीं था, किंतु स्फूर्ति अपना प्रमाण 
दे रही थी। पांडवों के साथ-साथ यादव महारथी चारों ओर सन्नद्ध खड़े थे। क्षण भर 


धर्म/333 


में ही यह सभा रणभूमि में परिणत हो सकती थी" 

दुर्योधन की दृष्टि सारी सभा में भटकती फिर रही थी” कहीं शिशुपाल का कोई 
मित्र अथवा सहयोगी, पांडवों की चुनौती का सामना करने के लिए खड़ा दिखाई नहीं 
पड़ रहा था। यहाँ तक कि शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु भी एक ओर सिर झुकाए शांत 
बैठा हुआ था, जैसे शिशुपाल का कुछ क्षण पहले वध हुआ था, उससे उसका कोई संबंध 
ही न हो” दुर्योधन की दृष्टि जाकर दुःशासन के चेहरे पर टिक गई।“ क्या हो गया 
था इसको ? इसकी आँखें इस प्रकार फटी-फटी क्‍यों हैं ? वह कृष्ण की ओर इस प्रकार 
क्यों देख रहा है। लगता है, यह तो अचेत होकर गिर पड़ेगा'" 

“भीम !” सभा में युधिष्ठिर का स्वर गूँजा, “शिशुपाल की अन्त्येष्टि तथा धृष्टकेतु 
के चेदि नरेश के रूप में अभिषेक का प्रबन्ध करो । हम पिता के स्थान पर उसके पुत्र 
को राजा स्वीकार करते हैं।" 


35 


राजसूय यज्ञ कई दिन चला। एक ओर मंत्रोच्चार के साथ अग्नि में आहुतियाँ दी जा 
रही थीं, दूसरी ओर विद्वानों के सत्कार और दान-दक्षिणा का उपक्रम चलता रहा श्रोत्रियों 
ने श्रुति संबंधी विचार-विमर्श किया और ज्ञान का परस्पर आदान-प्रदान हुआ। कलाविदों 
ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया और कथावाचकों ने कथाओं का आख्यान। अंततः 
यज्ञ में पूर्णाहुति समर्पित की गई। युधिष्ठिर ने व्यास, धौम्य, नारद, 90 43384. पैल, 
वैशम्पायन, याज्ञवल्क्य, कठ तथा कलाप का पूर्ण मनोयोग से पूजन किया, और यज्ञ-समाप्ति 
की धोषणा करते हुए वासुदेव कृष्ण, बलराम तथा भीष्म की विधिवत्‌ पूजा की | द्रौपदी 
और युधिष्ठिर ने अवभृूथ स्नान किया। 

बाहूलीक नरेश सुवर्ण सज्जित रथ ले आए और सुदक्षिण ने उस रथ में कांबोज 
देश के श्वेत अश्व जोत दिए। सुनीथ ने उल्लासपूर्वक उसके नीचे अनुकर्ष लगा दिया। 
चेदिराज धृष्टकेतु ने रथ में ध्वजा फहराई। दक्षिण देश के राजा ने कवच दिया। मगध 
नरेश सहदेव ने माला और उष्णीश प्रस्तुत की। वसुदान ने साठ वर्ष की अवस्था का 
गजराज प्रस्तुत किया। मत्स्य नरेश ने सुवर्ण जटित धुरी लाकर दी! एकलव्य ने अपने 
हाथों से उगकर जूते युधिष्ठिर के चरणों के निकट रख दिए। अवंती नरेश ने विभिन्‍न 
नदियों और सागरों से लाए गए जल को मिल्रा कर, अभिषेक-जल तैयार किया। चेकितान 
ने तूणीर और काशिराज ने धनुष अर्पित किया। शल्य ने सुंदर तथा कठोर मूंठ वाती 
खड्ग तथा सुवर्ण-भूषित कलश प्रस्तुत किया। 

महर्षि वेदव्यास के नेतृत्व में देवर्षि नारद, देवत, असित तथा धौम्य मुनि ने युधिष्ठिर 
का अभिषेक किया। सात्यकि ने छत्र धारण किया और अर्जुन तथा भीम व्यजन लेकर 


334/महासमर-4 


इलाने लगे। नकुल और सहदेव के हाथों में चंवर थे। सुवर्ण भूषित शैक्यपात्र में से 
महासागरों के जल को शंख में लेकर, श्रीकृष्ण ने सम्राट्‌ युधिष्ठिर का अभिषेक किया। 
सैकड़ों शंखों की मंगल-ध्वनि हुई और पांडवों ने ओजपूर्वक सम्राट्‌ युधिष्ठिर का जयघोष 
किया। 

जिस समारोह से अतिथियों का स्वागत हुआ था, उसी समारोह से उन्हें विदा भी 
किया गया। महत्वपूर्ण राजाओं को विदा करने के लिए पांडवों में से कोई-न-कोई भाई 
दूर तक उनके साथ गया। 

भीष्म ने विदा होने की इच्छा प्रकट की तो युधिष्ठिर ने सहज रूप से उसे स्वीकार 
नहीं किया, “नहीं पितामह ! आप पहली बार हमारे पास इंद्रप्रस्थ में आए हैं। आपको 
जाने में इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। यदि आप सदा के लिए हमारे पास नहीं रह 
सकते, तो आपको एक-एक वर्ष बाँट कर हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में रहना चाहिए। 
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कि आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा।? 

“मैं जानता हूँ युधिष्ठिर ! पितामह ने युधिष्ठिर की भुजा पकड़ कर उसे अपने 
पास बैठ लिया। वे कुछ विहृवल कंठ से बोले, “अब क्या, मैं तुम्हारे साथ तव भी आया 
होता, जब खांडवप्रस्थ एक वन था, तो भी तुम ने मुझे कोई कष्ट नहीं होने दिया होता"'किंतु 
पुत्र ! कुलवृद्ध के रूप में मैं जितना स्वतंत्र दीखता हूँ, उतना स्वतंत्र हूँ नहीं | उस स्थिति 
में हूँ, जहाँ प्रत्येक आँख मेरे छोटे-से-छोटे कृत्य को आलोचक की दृष्टि से देखती है 
और उसका मनमाना अभिप्राय खोजती है। मुझे सावधान रहना पड़ता है कि मैं कुछ 
ऐसा न कर बैढूँ, जिससे मेरे परिवार में वैमनस्य बढ़े और अथवा मेरे परिवार के किसी 
सदस्य को कष्ट हो ।” भीष्म ने युधिष्ठिर की आँखों में देखा, “समझ रहे हो न पुत्र मेरी 
स्थिति कितनी कठिन है ?” 

युधिष्ठिर चुपचाप उनकी ओर देखते रहे। क्या कहते। पितामह ने जाने अपने 
में क्या-क्या छिपा रखा है।” 

“कभी तुम से मन खोल कर बात करने का अवसर ही नहीं आया, युधिष्ठिर |” 
पितामह ने स्नेहपूर्वक उनके मस्तक पर हाथ फेरा, जैसे वे कोई छोटे-से बालक हों, “और 
तुम लोग हस्तिनापुर में मेरे पास आए थे, तो इतने छोटे बालक थे कि कोई बृद्ध मन 
खोल कर तुम्हें अपनी पीड़ा समझाने का प्रयल करता, तो तुम्हारे साथ अत्याचार 
होता ।“और मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता था। मुझे तो उस समय तुम्हारी पीड़ा और 
कठिनाइयों को समझना था"अपना व्यथा-वैभव नहीं दिखलाना था। ““जब कुछ समझने 
योग्य हुए तो धृततराष्ट्र ने तुम्हें वारणावत भेज दिया। मेरी सहमति नहीं थी, किंतु मैं 
मौन रहा। सोचता था राजाज्ञा में हस्तक्षेप .न करूँ, धृतराष्ट्र को आहत न करूँ, दुर्योधन 
को उत्तेजित न करूँ। यह क्‍या जानता था कि वह तुम्हें अग्नि-दहन के लिए भेज रहा 
है। जब तुम लौटे तो कुरुकूल में विभाजन हो गया। मेरा तर्क तुम्हारी सुरक्षा के लिए 
इस विभाजन को स्वीकार कर भी लेता, किंतु मेरा मन न कुरु-राज्य का विभाजन देख 
सकता था, न कौरव-परिवार का | मैं तटस्थ रहा, ताकि यह न माना जाए कि मैं विभाजन 
के पक्ष में हूँ।“जब तुम लोग हस्तिनापुर छोड़ कर जा रहे थे, तो मैं ही जानता हूँ कि 
मेरा मन कितना रोया था। एक बार तो मन में आया कि तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर, 


धर्म/335 


मैं भी खांडवप्रस्थ चला जाऊँ, किंतु मेरे तर्क ने मुझे रोक दिया। यदि मैं तुम्हारे साथ 
चला आता तो कौरवों का अंतिम तथा दृढ़ विभाजन हो जाता |'मैं स्पष्ट रूप से जानता 
हूँ पुत्र ! कि हस्तिनापुर में रहकर भी मैं तुम्हारा पितामह हूँ और तुम मेरे पौत्र हो। हम 
विभाजित नहीं हुए हैं। भौतिक दूरी हो तो हो, किंतु भावात्मक और मानसिक दूरी नहीं 
है, किंतु यह तुम भी भली प्रकार समझते होगे पुत्र | कि इन्द्रप्रस्थ में रहकर, मैं दुर्योधन 
का पितामह नहीं रह सकता।" पितामह कुछ रुके और डवडबाई आँखों से युधिष्ठिर 
की ओर देखते हुए वोले, “मेरी व्यथा समझते हो न पुत्र ! मैं अपने किसी पौत्र को 
त्यागना नहीं चाहता, चाहे वह सहस्त दुर्गुणोंयुक्त दुर्योधन ही क्‍यों न हो | मैं कौरव वंश 
को विखरने देना नहीं चाहता | कुरुवंशियों को एक-दूसरे का विरोध करते अथवा एक-दूसरे 
के विरुद्ध रण-सज्जित होते नहीं देखना चाहता। मैं उसे एक अविभाजित, सम्मितित 
परिवार ही देखना चाहता हूँ। इसे मेरा अहंकार समझो, मूर्खता समझो, अव्यावहारिकता 
समझो- जो चाहे समझो, किंतु मेरी भावना को उसके वास्तविक रूप में देखो |" 

“मैं समझता हूँ पितामह |” युधिष्ठिर ने अपनी ओर से उन्हें आश्वस्त करने का 
प्रयल किया। 

भीष्म ने अपने अश्रु पोंछ लिए। वे मुस्कराए, “तुम केवल समझते ही नहीं हो 
युधिष्ठिर ! तुम मेरी भावना को स्वयं भी धारण करते हो | तुम उसके उन्नायक हो।' 
वे रुके, “तुम चाहते तो हस्तिनापुर से युद्ध करके भी राजंसूय कर सकते थे। अर्जुन, 
भीम, नकुल, सहदेव, द्वुपद, धृष्टद्युम्न, कृष्ण, बलराम, कृतवर्मा, सात्यकि'” कैसे-कैसे वीर 
हैं तुम्हारे पास। ये सव सैनिक अभियान करते, तो कौन रोक लेता उन्हें हस्तिनापुर में। 
युद्ध न भी करते, तो तुम हस्तिनापुर की उपेक्षा कर सकते थे, और मेरा विश्वास कऐ 
पुत्र ! कि यदि तुम ऐसा कुछ करते, तो मैं तुम्हें तनिक भी दोष नहीं देता किंतु तुम 
ने कौरवों को विभाजित नहीं किया | तुमने पांचालों की उपेक्षा कर दी, किंतु तुम ने कौरवों 
को विभाजित नहीं होने दिया। तुम ने वासुदेव की अग्रपूजा तो की, वह भी मेरी इच्छा 
से, किंतु यादवों को इस यज्ञ में कहीं भी कौरवों के समान महत्व नहीं दिया। प्रत्येक 
कौरव ने अनुभव किया कि यह यज्ञ उसके अपने परिवार का है, उसका अपना है। मैं 
तुम से किन शब्दों में कहूँ युधिष्ठिर ! कि मैं तुम्हारा कितना ऋणी हूँ।' 

“पितामह !! 

“हाँ पुत्र ! तुम्हारे साथ धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने जो व्यवहार किया उसे केवल 
तुम ही क्षमा कर सकते हो, या शायद वासुदेव कृष्ण कर सकें। मैं स्वयं भी शायद यह 
न कर पाऊँ।” पितामह वोले, “तुमने न केवल उन्हें क्षमा किया, उन्हें सव से अधिक 
महत्व भी दिया। उस लोभी दुर्योधन को, जिसने तुम्हारी एक-एक कौड़ी छीन लेने का 
प्रयल किया, तुमने अपने बहुमूल्य उपहारों को प्राप्त करने और उन्हें संभालने का दावितर 
दिया। और किसके पास इतना बड़ा हृदय है। अपने परिवार को विभाजन से बचाने 
का इससे महान प्रयल नहीं हो सकता पुत्र ! मुझे विश्वास है कि इससे कुरु वंश में 
आई सारी दरारें मिट जाएँगी और वह वंश सदा के लिए अविभाज्य हो जाएगा।' 

“आपकी कामना पूर्ण हो पितामह |” युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर 
देखा, “आप मेरा विश्वास करें, मुझे कभी कोई विभाजन प्रिय नहीं रहा ! विभाजन से 


“/महासमर-4 


अहंकारी जीव का जन्म होता है और समग्रता में ब्रह्म के दर्शन होते हैं।" 

“ऐसी बात तुम ही कह सकते हो धर्मराज |” भीष्म ने रुककर द्रौपदी की ओर 
देखा, “और पुत्री पांचाली। मैं तुम्हारी प्रशंसा किए बिना भी नहीं जा सकता |'”” 

“क्यों पितामह। मैंने क्या किया ?” द्रौपदी मुस्करा रही थी। 

“तुमने अपने पितृकुल और श्वसुर कुल में संतुलन रखा |” भीष्म बोले, “तुमने 
अपने पितृकूल की ऐसी उपेक्षा सहन न की होती” 

“इसमें मेरे पितृकुल की कोई उपेक्षा नहीं है पितामह |” द्रौपदी का स्वर शांत और 
गंभीर था, "मेरे पिता और भाई हमारे सहायक हैं। कभी यह सहायता उनकी उपस्थिति 
से होती है, कमी अनुपस्थिति से | यदि उनकी उपस्थिति से धर्मराज की कठिनाइयाँ बढ़तीं, 
तो वे ऐसी कामना ही क्यों करते।” द्रौपदी रुकी, किंतु पितामह के कुछ कहने से पूर्व 
ही पुनः बोली, “मैं तो करेणुमती के विषय में सोचती हूँ, जिसके पिता का वध हुआ, 
किंतु फिर भी उसने अपने श्वसुर कुल की जय मनाई।” 

“तुम धन्य हो पुत्री /” पितामह ने सस्नेह द्रौपदी की ओर देखा और उठ खड़े हुए, 
अब मुझे जाने की अनुमति दो ।” 

“पितामह ! हमें किस के सहारे छोड़ कर जा रहे हैं ?” अर्जुन ने पूछा। 

“तुम समर्थ हो पुत्र ।” पितामह बोले, “तुम्हारे लिए युधिष्ठिर का सहारा ही पर्याप्त 
है, और फिर तुम्हारे साथ वासुदेव कृष्ण हैं। जिन के साथ कृष्ण हैं, उन्हें किसी भीष्म 
अथवा द्रोण की क्या आवश्यकता है।” वे रुके और पुनः बोले, “तुम्हारे सहायक, चाहे 
वे पांचाल हों अथवा यादव-दोनों ही अद्भुत हैं। उन्हें अपनी सहायता का कोई प्रतिदान 
नहीं चाहिए-न कृतज्ञता, न महत्व और न यश |” वे मुस्कराए, “तुम्हें पता है कि दुर्योधन 
ने इस बार बलराम को हस्तिनापुर आने के लिए आमंत्रित किया है ?” 

“अरे, हमें तो ज्ञात ही नहीं है।” भीम ने कहा, “यह कब हुआ ?? 

“यज्ञ जैसे समारोहों में ऐसा भी बहुत कुछ होता है |” भीष्म बोले, “बलराम अपने 
भतीजों के साथ हस्तिनापुर होते हुए जाएँगे |” 

“अच्छा ।॥ तो दुर्योधन कृष्ण के प्रभाव की काट तैयार कर रहा है।” भीम बोला | 

हो है । भीष्म बोले, “बहुत संभव है, इस बहाने दुर्योधन कृष्ण का कुछ प्रभाव 
ग्रहण करे ।" 

“मेरी चिंता तो यह है कि कहीं कृष्ण, दुर्योधन का प्रभाव ग्रहण न करे।” भीम 
गंभीर था। 

“नहीं । वह असंभव है।” अर्जुन ने पूर्णतः आश्वस्त स्वर में उत्तर दिया। 


चारों ओर यात्रा की तैयारियाँ हो रही थीं। कौरवों के सेवक, अपना और अपने स्वामियों 
का सामान बाँध रहे थे। मार्ग में आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त संग्रह कर रहे थे | पितामह, 
बाहलीक, सोमदत्त, द्रोण इत्यादि विदा होने से पहले सब लोगों से भेंट कर 
रहे थे)“ 

दुर्योधन को यह अवसर उपयुक्त जाँचा। इस समय किसी को किसी का कोई 


घर्म/337 


अता-पता नहीं धा। यदि इस समय वह पांडवों का यह मय-निर्मित सभा-भवन देखने 
निकल जाए, तो किसी को भनक भी नहीं लगेगी। यज्ञ के इन सारे दिनों में युधिष्ठिर 
ने उसे कुछ ऐसा बाँध दिया था कि वह न अपने स्थान से हिल सका, न मन-माना सैर-सपाय 
कर सका। जब उसे युधिष्ठिर ने यह दायित्व देना चाहा था, तो उसने बड़ी प्रसनता 
से स्वीकार कर लिया धा। इन पांडवों के लिए कोई भारी काम करने से यह बहुत 
अच्छा था। उपहार देने वाले लोग ही कितने होंगे। उपहार लिया, समेटा और आप मुक्त। 
तब वह क्या जानता कि जंबूद्वीप के वीर क्षत्रिय राजा लोग अपने मुकुट का तनिक 
भी ध्यान न करते हुए साधारण वैश्यों के समान स्वर्णमुद्राओं के ढेर लिए, उसके द्वारें 
पर पंक्तिबद्ध खड़े रहेंगे। और जो भी आएगा, वह सहम्न स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं 
लाएगा, तथा बहुमूल्य रत्नों से उन मुद्राओं को अलंकृत करना भी नहीं भूलेगा" दुर्योधन 
की समझ में बहुत बाद में आया कि यह उसके प्रति युधिष्ठिर का प्रेम अधवा सम्मान 
नहीं था, यह तो युधिष्ठिर का षड़यंत्र धा। उसने एक ओर तो दुर्यधिन को एक स्थान 
पर कीतित कर दिया था, ताकि वह देश-विदेश से आए, राजाओं-महाराजाओं से अपनी 
इच्छानुसार मिल न सके, और दूसरी ओर पांडवों के चरणों में बहती चली आती तद्ष्मी 
को देख-देख कर दिन-रात मन-ही-मन फुंकत्ता रहे । दुर्योधन के सम्मुख अपने पैभव के 
प्रदर्शन का इससे श्रेष्ठठर और शालीन मार्ग और क्‍या हो सकता था ?** 

और परिणाम यह है कि दुर्योधन इतने दिनों में पांडवों का यह मय-दानव निर्मित 
सभा-भवन भी नहीं देख पाया। एक बार तो उसके मन में उपेक्षा का भाव भी आवा 
था” उसे क्या आवश्यकता है पांडवों का भवन देखने की ? उनकी संपत्ति देख-देखकर 
वह पहले ही अपना पर्याप्त रक्त जला नहीं चुका क्या ?“किंतु दूसरे ही क्षण उसका 
विचार बदल गया। शत्रुओं की संपत्ति ही सही, किंतु यदि असाधारण है, तो उसे देखना 
तो चाहिए। यादवों ने सुधर्मा-सभा बनवाई है, तो उसकी कैसी धूम है। यदि भविष्य 
में दुर्योधन भी कोई अत्यन्त असाधारण सभा बनवाना चाहे तो ? चह पांडवों की संपत्ति 
नहीं देखना चाहता, तो न देखे, किंतु उसे मय-दानव का कला-वैभव तो देखना चाहिए” 

एक बार उसके मन में आया कि वह युधिष्ठिर से कहे कि वह सभा-भवन देखना 
चाहता है'किंतु अगले ही क्षण उसने यह विचार त्याग दिया “वह क्यों यह जताए कि 
पांडवों ने कोई ऐसी असाधारण उपलब्धि कर ली है कि जिसे देखने के लिए दुर्योधन 
तालायित है।वह उन्हें जताए बिना उनके अज्ञान में भी तो सभाभवन देख सकता 
है। क्या कोई उसे रोक लेगा ? युधिष्ठिर के द्वारपाल तथा सेवक उसे जानते नहीं क्या ? 
यदि किसी ने उसे भवन के किसी खंड में जाने से रोका तो जहाँ यह सूचना पांडवों 
तक पहुँच जाएगी कि अपनी अअग्रता में दुर्योधन अकेला ही उनकी सभा देखने के तिए 
निकल पड़ा धा, वहाँ युधिष्टिर के प्रेम का पाखंड भी तो खुल जाएगा। यदि दुर्योधन 
को वह अपना वैसा ही भाई मानता है, जैसा वह भीम और अर्जुन को मानता है, ते 
8 को उसके सभा-मवन अथवा प्रासाद में निर्विष्न घूमने का अधिकार क्यों नहीं 

2 ब्म्ब 


ेु रो लोगों की व्यस्तता का लाभ उठा कर वह भवन के एक नवीन और अपरिचित 
खंड में घुस गया। उसने देखा, स्थान-स्थान पर द्वारपाल, प्रहरी, अनुचर तथा दास-दासियों 


353७० घरायप्राा 4 


के दल नियुक्त थे। कितु उनमें से किसी ने दुर्योधन से यह नहीं पूछा कि वह किधर 
जा रहा था ? और क्‍यों जा रहा था ?“जहाँ-जहाँ से होकर वह आगे बढ़ता था, लोग 
हाथ जोड़ कर उसे प्रणाम करते थे और आदरपूर्वक उसे मार्ग दे देते थे। दुर्योधन को 
लगा कि उन लोगों के लिए उसका इधर आना न तो असाधारण था, न अनपेक्षित | 
जैसे पांडव अपने भवनों में इधर-उधर आते जाते थे, वैसे ही वह भी कहीं जा रहा धा। 
वह पर्याप्त सावधान था कि अपनी भंगिमा और हाव-भाव से वह यह प्रकट न होने 
दे कि वह भवन को देखने के लिए निकला है, अथवा उस भवन में कुछ ऐसा दर्शनीय 
है, जिसे देखने की लालसा दुर्योधन के मन में है | वह सहज रूप से टहलता हुआ, एक-आध 
दृष्टि इधर-उधर डालता जा रहा था और सोचता जा रहा था, ऐसा तो कुछ विशेष 
है भी नहीं, जिसके लिए इतना शोर मचाया जा रहा है। कहीं-कहीं कोई स्तंभ अपने 
अलंकरण के कारण आकृष्ट करता है। कुछ मूर्तियाँ अत्यन्त सजीव भी लग रही हैं। 
कुछ चित्रों में भी मूर्तता दिखाई पड़ती है, किंतु इतना तो प्रत्येक नए भवन में होता 
है। प्रत्येक भवन की अपनी कुछ विशिष्टताएँ होती हैं 

“राजकुमार। आगे स्फटिक-स्थल है ।” 

दुर्योधन ने दृष्टि उठा कर देखा : न केवल द्वारपाल उसे चेतावनी के स्वर में यह 
सूचना दे रहा था, वरन्‌ वह उसे मार्ग भी नहीं दे रहा था““और सहसा दुर्योधन का ध्यान 
इस ओर भी गया कि द्वारपाल न उसे महाराज कह रहा था, न युवराज | वह उसे “राजकुमार! 
कह रहा था, जैसे वह भी यज्ञ में सम्मिलित होने आए राजकुमारों जैसा कोई साधारण 
राजकुमार हो 

“तो ?” दुर्योधन ने उसे कुछ कठोर दृष्टि से देखा। 
के “किसी को साथ ले लेते ।” इस बार द्वारपाल कुछ सहमे हुए, मंद स्वर में प्रयलपूर्वक 

ला। 

दुर्योधन का रोष जागा। इच्छा हुई कि कहे आगे स्फटिक-स्थल है, तो क्या वह 
स्फटिक चोरी कर लेगा, कि वह अकेला नहीं जा सकता*या उसे मार्ग दिखाई नहीं देगा'" 

“क्यों ?” उसने अपने क्रोध को प्रकट नहीं होने दिया, किंतु उसकी कठोरता पहले 
से कुछ बढ़ ही गई, “क्या मुझे अकेले जाने की अनुमति नहीं है ?” 

द्वारपाल कुछ क्षणों के लिए हतप्रभ रह गया। फिर कुछ सेंभला। उसने दुर्योधन 
के प्रश्नों का सीधा उत्तर न देकर, सभीत वाणी में कहा, “राजकुमार को आपत्ति न हो, 
तो मैं साथ चलूँ ?” 

दुर्योधन को प्रयलपूर्वक अपने हाथ को उस पर प्रह्मर करने से रोकना पड़ा। 
क्षुब्ध वाणी में बोला, “तुम द्वारपाल हो ?”* 

ली. 


तो द्वार पर ही खड़े रहो। मार्गदर्शक बनने का प्रयत्न मत करो ।* 

दुर्योधन क्षुब्ध मन से आगे बढ़ गया"पता नहीं इन पांडवों ने कैसे-कैसे लोगों 
को राजप्रासाद में नियुक्त कर रखा है| लगता है कि खांडव-वन के सारे दस्यु, अब पांडवों 
की चाकरी कर रहे हैं। राजन्य-संस्कारों का तनिक भी स्पर्श नहीं। इतनी भी समझ 
नहीं कि किस से क्या कहना है। जिस दुर्योधन ने पांडवों को उपहार में मिले रल और 


धर्म/339 


मणि-माणिक्य नहीं चुराए, वह इस भवन के गलियारों और कक्षों में सुसज्जित शुभंकर 
चुरा लेगा या शोभाकर। मूर्ख कहीं का" 

दुर्योधन को लग रहा था कि वह द्वारपाल्न अब भी अपने स्थान पर खड़ा उसे 
घूर रहा होगा।“इस भाव से छुटकारा पाने के लिए उसे जो पहला द्वार दिखाई दिया, 
वह वेगपूर्वक उसी में मुड़ गया" 

उसे समझ ही नहीं आया, कि खुले द्वार में प्रविष्ट होते हुए, उसके माथे ही नहीं 
नाक और वक्ष पर भी ऐसा क्या टकराया कि उसका मस्तक भन्‍्ना गया और चकरा 
कर वह भूमि पर गिर पड़ा। शरीर की चोट को झाड़ कर वह उठ खड़ा हुआ"किंतु 
अपमान की चोट कुछ अधिक ही गंभीर थीआस-पास कोई नहीं था, नहीं तो वह मान 
लेता कि किसी ने उस पर प्रहार किया है। उसने क्षण भर सोचा, इधर-उधर देखा और 
उस द्वार के निकट जाकर खड़ा हो गया, किंतु उसने भीतर प्रवेश करने का प्रयल 
नहीं किया। धीरे से हाथ बढ़ा कर टटोला"“उसका हाथ द्वार के पार नहीं गया, किमी 
अदृश्य दीवार पर जाकर टिक गया। 

ओह !*“ तो यहाँ द्वार था ही नहीं, दीवार थी। दीवार निर्दोष तथा निष्कलुष स्फटिक 
की थी, जिसके आर-पार देखा जा सकता था। भ्रम उत्पन्न करने के लिए उमके दोनों 
ओर कपाट लगा दिए गए थे, जो खुले हुए थे। खुले कपाटों को देखकर लगता था, 
वहाँ द्वार है। दीवार पारदर्शी थी, इसलिए आर-पार दिखाई देता था और खुले द्वार का 

बड़ा जीवन्त दृश्य बन जाता था" 

ह एक और द्वार सामने पड़ा | दुर्योधन के पग थम गए, किंतु मन नहीं थमा।"कहीं 
यह न हो कि यह भी द्वार न होकर, द्वार की माया ही हो"“दुर्योधन ने स्वयं को सँभाला, 
एक बार यदि भ्रम हो गया, तो इसका यह अर्थ तो नहीं है कि वह प्रत्येक द्वार को देख 
कर भड़कता रहे।“कहीं तो द्वार होंगे ही। पांडवों को भी तो प्रवेश और निष्क्रमण 
के लिए द्वारों की आवश्यकता होती होगी“'और फिर इस द्वार के कपाट तो बंद थे। 
खुले कपाट देखकर तो भ्रम हो सकता है, बंद कपाटों में क्या भ्रम।| जब वह देख ही 
रहा है कि कपाट बंद हैं, तो क्यों वह अपना मस्तक उन पर दे मारेगा ? अपने हाथों 
से कपाट खोल कर ही तो प्रवेश करेगा" 

उसने अपनी भुजा बढ़ा कर उसके दबाव से कपाट खोलने चाहे ।“कंधे पर एक 
झटका सा लगा** उसके वेग को रोकने के लिए वहाँ कुछ नहीं था*“यदि उसने बलपूर्वक 
कपाट खोलने का प्रयत्न किया होता, तो निश्चित रूप से वह औंधे मुँह भूमि पर जा 
गिरा होता*किंतु वे कपाट गए कहाँ ? 

उसने देखा, कपाट अब भी वहीं दिखाई दे रहे थे। दुर्योधन ने अपनी आँखें 
झपकाई"“यह क्या माया थी ?“वह आगे बढ़ गया। शोध के लिए उसके पास समय 
नहीं था। यदि किसी ने उसे यहाँ खड़े'देख लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी" वैसे 
इतना तो वह समझ ही सकता था कि मयदानव ने सामने की ओर कुछ दूर तगे हुए 
6४ स्फटिक के माध्यम से यहाँ झलकाया है और बंद कपाटों का भ्रम उ्न्न 

या है" 


दुर्योधन को लग रहा था कि उसकी घबराहट तनिक भी कम नहीं हुईं है। वरन्‌ 


उस पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ रहा है ।अब तक तो जो घटित हुआ धा, वह 
उसकी घबराहट थी, किंतु अब उसका मन कुछ अधिक आशंकित हो उठा धा। जाने 
यहाँ मयदानव ने कैसे-कैसे माया-जाल फैला रखे हैं। जाने दुर्योधन इन में कहाँ जा 
फँसे “अब उसकी समझ में आ रहा था कि उस द्वार॒पाल ने 'स्फटिक-स्थल' की चेतावनी 
क्यों दी धी और उसने किसी को साथ ले लेने के लिए क्यों कहा था। यदि दुर्योधन 
का अहंकार उस समय किसी नाग के सामन फण फैला, न खड़ा हो जाता और द्वारपल 
की चेतावनी और परामर्श को वह अपने लिए अपमानजनक न मानता, तो वह इस प्रकार 
प्रवंचित न होता'“अब तो उत्तम यही था कि वह किसी प्रकार इस स्फटिक-स्थल से बाहर 
ही निकल जाए" 

“राजकुमार ।" एक दासी ने कुछ कहना चाहा। 

दुर्योधन कुछ भी सुनने की मनःस्थिति में नहीं था। वह तत्काल यहाँ से निकल 
जाना चाहता था। उसने अपनी गति और भी बढ़ा दी“किंतु उसके अगले ही पग को, 
नीचे धरती नहीं मिली। दृष्टि ने कुछ नहीं बताया, किंतु स्पर्श ने बताया कि वह जल 
था, फिर ध्वनि ने बताया, और इस बार आँखों ने भी देखा कि वह जल था, जिसे उसने 
स्थल समझ कर उस पर अपने पग बढ़ा दिए थे। 

चारों ओर से दास-दासियाँ दौड़ पड़े। दुर्योधन स्पष्ट देख रहा था कि वे उस 
जल से निकलने में उसकी सहायता अवश्य कर रहे थे, किंतु उनकी आँखों में 
उसके प्रति करुणा अथवा सहानुभूति न होकर, उपहास का भाव ही अधिक था। उनमें 
से पा ने तो अपने अधरों को बलात्‌ भींच रखा था, ताकि कहीं उनकी हँसी न 
फूट पड़े“ 

उन्होंने एक आसन लाकर रखा। दुर्योधन को सम्मानपूर्वक उस पर बैठाया | उसके 
शरीर को पोंछा और उसे पहनने के लिए सूखे वस्त्र दिए। 

“युवराज को सूचना दी गई है, वे आ रहे हैं।” एक दासी ने कहा। 

“कौन युवराज ?” दुर्योधन के मुख से अनायास ही निकल गया। वह तो केवल 
अपने लिए युवराज संबोधन सुनने का अभ्यस्त था”“यह दूसरा युवराज" 
हे *महाबली भीमसेन | मध्यम पांडव |” दासी ने बताया, “वे इन्द्रप्रस्थ के युवराज 

हर 

श्वह तो ठीक है, किंतु उसे सूचना देने की क्या आवश्यकता थी ?” 

“अब अतिथियों की देखभाल वे ही कर रहे हैं आर्य।” दासी बोली, “हमें आदेश 
है कि हम अतिथियों की कुशल-क्षेम की सूचना उन्हें देते रहें। आप बावड़ी में गिर पड़े 
हैं, यह सूचना उन्हें न दी गई तो वे क्रूद्ध होंगे। 

“पर बावड़ी है कहाँ ?” दुर्योधन ने भन्‍ना कर पूछा। 

“यह बावड़ी ही है राजकुमार ।” एक सेवक ने कहा, “भिन्‍नता केवल इतनी ही 
है इसमें जल-स्तर, स्थल से एकदम मिला हुआ है। जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी है, 
तथा तल की स्फटिक शिला कुछ इस प्रकार से वक्र है कि जल के स्थान पर वही दिखाई 
देती है। जल को पूर्णतः स्थिर रखा जाता है, ताकि न उसमें हिलोर आए, न जल के 
होने का पता चले।? 


धर्म/3वा 


तो तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं ?” 

मं आपको यही तो बता रही थी, किंतु आप मेरी बात सुने बिना ही आगे बढ़ 
गए |” एक दासी ने कहा। न्‍ 

दुर्योधन ने उसकी ओर देखा : हाँ। यह वही दासी थी, जिसने उसे “राजकुमार” 
कह कर संबोधित किया था और वह उसकी उपेक्षा करने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़ 
गया था। 

उसने अपना सिर झटका और उठ खड़ा हुआ। वह भीम के आने से पहले यहां 
से निकल जाना चाहता था। इस समय भीम से साक्षात्कार सुखद नहीं होगा। 

किंतु भीम सामने से आ रहा था। उसे देख कर दासियाँ एक ओर हट गई। प्रहरी 
अपने स्थानों पर चले गए। 

“चोट तो नहीं आई दुर्योधन ?” भीम ने सहज भाव से कहा, “स्फटिक स्थत्त में 
नए व्यक्ति को अकेले नहीं आना चाहिए।” 

मैं तो स्फटिक-स्थल समझ कर आया था !” दुर्योधन ने कुछ सहज होने का प्रयल 
किया, "मैं क्या जानता था कि यह माया-स्थल है ।” 

“हाँ । मय दानव ने इसे माया-स्थल के रूप में ही बनाया है। उसने अपनी कला 
का सारा चमत्कार यहीं प्रकट किया है।” भीम ने कहा, “आओ ॥” 

दुर्योधन की भीम के साथ जाने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु उसके 
पास कोई विकल्प नहीं था। भीम, उसके गिरने की बात सुनकर उसकी सहायता के 
लिए ही आया था, और अब उसे सुरक्षित बाहर ले जाने के लिए स्वयं साथ चल रहा 


था। 
“प्रस्थान की तैयारी हो गई ?” दुर्योधन ने स्थिति को कुछ सहज बनाने के लिए 


पूछा। 

“मेरा विचार है कि सैनिकों का अग्रिम दल जा भी चुका है ।” भीम बोला, “संभव 
है वे लोग तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हों।” 

और तभी भीम ने देखा कि दुर्योधन ठिठक कर खड़ा हो गया है | उसने यह मानकर 
कि आगे जल है, अपनी धोती हाथों से पकड़ घुटनों तक ऊँची कर ली थी। 

“घबराओ नहीं धृतराष्ट्र पुत्र ।” भीम हँसा, “यहाँ जल तो है, किंतु वह इस पारदर्शी 
स्फटिक शिला के नीचे है। ऊपर तो स्थल ही है।” और भीम स्वयं आगे चल कर, उस 
जल के ऊपर से निकल गया। 

भीम ने जल और स्थल के विषय में क्या कहा था, दुर्योधन ने नहीं सुना। उसने 
तो केवल इतना सुना कि भीम ने हँसकर उसे (धृतराष्ट्र पुत्र! कहा था ।”उसने उसे दुर्योधन 
न कहकर '“धृतराष्ट्र पुत्र” क्यों कहा ? इसलिए कि धृतराष्ट्र चक्षुविहीन थे और वे देख 
नहीं सकते। क्या भीम का अभिप्राय था कि वह चश्लुविहीन पिता का पुत्र है, इसतिए 
वह भी चक्षुविहीन है। भीम उसका उपहास करने का प्रयत्न कर रहा है*“इन दास-दाप्तियों 
के सामने ?““किन्तु वे लोग भी तो इन पाँचों भाइयों को 'पांडव” कहते हैं। क्या उसमें 
भी कोई उपहास होता है ?*“ 

दुर्योधन ने अपना सिर झटक दिया“वह यह सब सोचना नहीं चाहता। यह 


342/महासमर-4 


तर्क-वित्तर्क का समय नहीं था। वह तो एक ही बात जानता था कि भीम ने उसे 'अंधा' 
कहा था” 


राजाओं के विदा हो जाने के पश्चात्‌ महर्षि वेदव्यास अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर 
के पास आए। 

“पुत्र ! यह अत्यन्त सुख का विषय है कि तुम्हारा यज्ञ वासुदेव कृष्ण के संरक्षण 
में सकुशल समाप्त हो गया, अन्यथा इन शस्त्रधारी क्षत्रियों के कारण कोई शुभ आयोजन 
पूरा होना ही कठिन है।” उन्होंने कहा, “यह युग ही उत्पात्‌ का है। शांति दुर्लभ होती 
जा रही है पुत्र | मुझे प्रसन्‍नता है कि तुमने चक्रवर्ती सम्राट्‌ का दुर्लभ पद पाया और 
अब तुम्हारी छाया में प्रजा सुरक्षित और सम्मानित ढंग से जीवन-यापन कर सकेगी ।” 

“महर्षि ! इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है।” युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर विनीत भाव 
से कहा, “यह तो आपकी कृपा है और वासुदेव कृष्ण का स्नेह। उन्होंने ही इस यज्ञ 
के लिए मुझे प्रेरित किया था। उन्होंने ही इसके लिए साधन जुटाए। विघ्त-बाधाओं 
को हरने के लिए, उन्होंने जरासंध का वध भीम से करवाया और शिशुपाल का वध 
स्वयं अपने हाथों किया। यह न होता, तो कदाचित्‌ आपकी आशंका सत्य हो जाती। 
जरासंध-मंडल के राजा शायद इस यज्ञ को पूर्णता तक नहीं पहुँचने देते |”” 

“वासुदेव ने धर्म-राज्य की स्थापना का पूर्ण प्रयत्न किया है पुत्र |” व्यास बोले, 
“इस समय तुम पाँचों भाई स्वयं बहुत समर्थ हो। यादव और पांचाल तुम्हारे साथ हैं। 
कंस, जरासंध और शिशुपाल मारे जा चुके हैं।“संभवतः अधर्म स्वयं को दुर्बल पाकर 
निष्किय पड़ा रहेगा ।" व्यास रुके, “किंतु पुत्र | संगठन से जहाँ तुम अधर्म-दमन कर पाओगे, 
वहीं एक भय यह रहता है कि धर्म की प्रतिक्रिया में अधर्म भी संगठित होता है | ईर्ष्या-द्वेष 
भड़कते हैं और आहत अहंकार अनर्थ करने को तत्पर हो जाता है|" 

“मैं समझा नहीं देव |” युधिष्ठिर ने ध्यान से उनकी ओर देखा, “आप किस बात 
से आशंकित हैं ?” 

“मैं आशंकित नहीं हूँ पुत्र।” महर्षि बोले, “मैं तो प्रकृति की प्रक्रिया की चर्चा 
कर रहा हँ--संभावनाओं की |” उन्होंने रुक कर युधिष्ठिर की ओर देखा, “तुमने देखा, 
जिस यज्ञ-मवन में धर्म की स्थापना हो रही थी, संकल्प हो रहे थे, वहीं भयभीत अधर्म 
का उत्पात्‌ भी हुआ। शिशुपाल उसी का प्रमाण है पुत्र | शिशुपाल को तो वासुदेव ने 
तत्काल शांत कर दिया, किंतु उसके संगी-साथी, मित्र तथा सुहृद ही नहीं, तुम्हारे शत्रु 
तथा विरोधी भी उनके साथ मिलकर संगठित होंगे |” 

“हाँ महर्षि ! इसकी संभावना तो हो ही सकती है।” युधिष्ठिर बोले। 

“पुत्र | दस्यु उसी को लूटता है, जिसके पास धन हो, निर्धन को वह क्या लूटेगा |” 
व्यास बोले, “इसलिए राजाओं के संगठन, सम्राटों के विरुद्ध ही बनते हैं | अब यदि पुनः 
कोई जरासंध-मंडल बनता है, तो वह तुम्हारे विरुद्ध ही बनेगा। रक्‍्तपात होगा, तो तुम्हें 
ही केन्द्र में रखकर होगा।” 

“क्या कह रहे हैं भगवन्‌ !” 


धर्म/343 


“इसलिए कह रहा हूँ कि सावधान रहो | तुम्हारा राज्य, तुम्हारा धन, तुम्हारा अधिकार 
किसी को चुभे नहीं। तुम अपनी ओर से अपना व्यवहार उग्र और आक्रामक मत होने 
देना। अपनी ओर से शांति बनाए रखना। शेष प्रभु की इच्छा” वेदत्यास बोले 
“जरासंध-मंडल की रीढ़ टूट चुकी है। इसलिए आवश्यक नहीं कि जरासंध-मंडतत ही पुनः 
संगठित हो। उसके बाहर भी कोई राजा उन लोगों को अपने चारों ओर एकत्रित का 
सकता है।” 

“यह केवल आपका अनुमान नहीं हो सकता |” युधिष्ठिर चिंतित स्वर में बोले 
“आपको कहीं से कोई आभास मिला है, कोई सूचना, कोई प्रमाण ? ह 

“तुम इसे मेस आभास ही समझ लो |!” महर्षि बोले, “और आभास का कोई प्रमाण 
नहीं होता ।“किंतु इतनी सूचना तुम्हें अवश्य दे सकता हूँ कि इस यज्ञ तथा स्नेह-सैहार्द 
से दुर्योधन तुम से पहले की तुलना में और भी अप्रसन्‍न होकर गया है! 

“हमारी ओर से तो उसके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं की गई।” 

“इसीलिए वह तुम से भयभीत नहीं है |” व्यास बोले, “दुर्योधन उन लोगों में से 
है, जो या तो भय के कारण प्रेम करते हैं, या लोभवश। तुमसे उसे कोई भय नहीं है, 
इसलिए वह तुमसे प्रेम नहीं करता | तुम कर्ण के समान उसके निष्ठावान सेवक नहीं 
हो सकते, इसलिए तुम को लेकर उसके मन में कोई लोभ भी नहीं है। वह कृष्ण से 
भयभीत है, इसलिए वह वासुदेव को अपने अनुकूल बनाने का प्रयल करता रहेगा।'" 

“वैसे तो वह भीम से भी भयभीत होगा |” युधिष्ठिर बोले। 

“भीम से भयभीत नहीं है, क्योंकि वह जानता है, कि भीम स्वतंत्र नहीं है। उसके 
हाथ तुम ने बाँध रखे हैं|” व्यास बोले, “अच्छा पुत्र ! अब हमें अनुमति दो। भगवान 
तुम्हारा कल्याण करें | धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करना और शांति बनाएं रखना!" 

महर्षि ने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ उठा दिया। 


36 


धृतराष्ट्र ने अपनी अंधी आँखें पुत्र के चेहरे पर टिकाईं, किंतु क्या लाभ ? उन आँखों 
से तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता था। वह कितना भी प्रयतलल करता, उसे न दुर्योधन 
की आकृति दिखाई पड़ सकती थी, न उसकी मनोभावनाओं का कोई आभास मिल सकता 
था।४ 

धृतराष्ट्र की गर्दन झुक गई और चिबुक वक्ष से आ लगी। 

दृष्टिहीन होना, उसके लिए सदा ही असुविधाजनक रहा था, किंतु जब-जब उसे 
अन्य लोगों से यह सूचना मिली कि युवराज दुर्योधन उद्विग्न, उदास अथवा अशांत है, 
धृतराष्ट्र को सचमुच वंचित होने का अनुभव हुआ | जिस पुत्र की अप्रसननता की सूचना 


344/महासमर-4 


मात्र उसके वक्ष पर अग्निरेखा-सी खींच जाती है, उसका वही पुत्र उसके निकट उसकी 
इन अंधी आँखों के सम्मुख बैठा रहता है, और उसे आभास भी नहीं होता कि उसका 
युवराज किस स्थिति में है। वह क्या सोच रहा है, वह क्या सहन कर रहा है'” 

ऐसे में वाणी का ही सहारा था। 

“पुत्र !” धृतराष्ट्र ने कहा, “मेरी इच्छा है कि नुम अपने भाइयों और मित्रों के 
साथ कुछ दिनों के लिए आखेट-हेतु चले जाओ। किसी भी स्थान पर-कितने ही दिनों 
के लिए ।! 

धृतराष्ट्र ने अपना चेहरा सायास उठाया। 

देखना तो संभव नहीं था कि इस प्रस्ताव पर दुर्योधन की प्रतिक्रिया क्या थी, किंतु 
वह सुन तो सकता था। उन्मुख तो कान ही होने चाहिए थे, पर जाने क्यों ये दृष्टिहीन 
आँखें भी उसकी ओर उठ ही जाती थीं ।“शायद देखने के लिए नहीं, दुर्योधन को यह 
जताने के लिए कि उसे उसके उत्तर की प्रतीक्षा है। 

दुर्योधन ने कोई उत्तर नहीं दिया | कुछ आहट-सी हुई, जैसे दुर्योधन अपने स्थान 
से उठा हो और कुछ क्षण खड़ा रहने के पश्चात्‌ टहलने लगा हो। 

धृतराष्ट्र को अनुमान था कि ऐसा तब ही होता है, जब दुर्योधन के मन में कोई 
तीखा उत्तर उमड़ आता है और उसकी शालीनता उसकी उद्धंडता से लड़ने लगती है। 

दुर्योधन की उहंडता किसी के लिए भी नई नहीं है, फिर भी अभी तक धृतराष्ट्र 
के सम्मुख थोड़ी देर के लिए वह स्वयं को संयत करने का प्रयल करता है| जाने सचमुच 
उसके मन में पिता का सम्मान है, या वह सम्मान का अभिनय करता है| पर धृतराष्ट्र 
को भल्री-भाँति ज्ञात है कि उसकी शालीनता, उसकी उद्वंडता के सामने सदा ही दुर्बल 
सिद्ध हुई है, जैसे किसी सिंह के सम्मुख मृगशावक। 

“तुमने उत्तर नहीं दिया पुत्र ।” एक धृष्ट संकोच के साथ धृतराष्ट्र ने कहा। यह 
संकोच उसके मन में तभी उभरता था, जब वह दुर्योधन से किसी बात का आग्रह करता 
था : कहीं ऐसा न हो कि वह बुरा मान जाए। 

इस बार भी दुर्योधन ने तत्काल उत्तर नहीं दिया, पर एक क्षणिक मौन के पश्चात्‌ 
उसका वाक्य कुछ इस प्रकार उच्चरित हुआ, जैसे किसी ने साधने के बाद बाण फेंका 
हो, “यह राजाज्ञा है क्या ?” 

धृतराष्ट्र की जिहवा स्तंभित रह गई। मन ऐसा दुःखी हो गया, जैसे किसी चिरशत्नु 
ने साध कर एकाघ्नी मार दी हो, यह दुर्योधन इस प्रकार की बातें क्‍यों करता है। पिता 
होकर भी धृत्तराष्ट्र जितना सैभल कर चलता है, कि कहीं पुत्र का मन न दुख जाए, 
वह उतना ही आक्रामक होकर, बार-बार पिता पर वार करता है, जैसे पिता को जितना 
अधिक तड़पता देखेगा, वह उतना ही सुखी होगा।'" 

“इस प्रकार की बातें क्‍यों करते हो पुत्र ?” और फिर धृतराष्ट्र ने जोड़ा, “मैं तुम्हारे 
मनोर॑जनार्थ एक प्रस्ताव रख रहा हूँ, और तुम इस प्रकार व्यवहार कर रहे हो, जैसे मैं 
तुम्हें हस्तिनापुर से निवासित कर रहा हूँ।” 

दुर्योधन कुछ नहीं बोला। 

धृतराष्ट्र समझ नहीं पाया कि दुर्योधन अपनी भूल समझ कर, पश्चात्ताप में चुप 


धर्म/345 


हो गया था, या अगले और अधिक आक्रामक आघात की तैयारी में था। दुर्योधन जद 
इस प्रकार का व्यवहार करता है, तो लगता है, जैसे वह अपने पिता को दिन्हीं अज्ञात 
कारणों से दोषी मानता है-किंतु किस बात का दोषी ? ऐसा क्‍या किया है धृतााष्टर 
ने, जिससे दुर्योधन वंचित हुआ है ? धृतराष्ट्र यदि जन्मांध है, तो वह उसका अपना 
दोष नहीं है, उसके किसी पूर्व-जन्म का कोई अपराध हो तो हो, उसका उसे ज्ञान नहीं 
है “और फिर जन्मांध होने की असुविधा धृतराष्ट्र ने आजीवन भुगती है। दुर्योधन को 
तो उससे कोई क्षति नहीं पहुँची । धृतराष्ट्र जन्मांध था, इसलिए बड़ा होने पर भी उसके 
राज्याभिषेक नहीं हो सका। राजा, पांडु ही हुआ। फिर भी यह भाग्य की विडंवना ही 
थी कि पांडु देख सकता था, अतः राजा बना, और राजा वनकर वह अपने जीवन का 
अधिकांश भाग हस्तिनापुर से वाहर बिताने को बाध्य हुआ। धृतराष्ट्र जन्मांध धा, इसतिए 
वह राजा नहीं बना, “किंतु अपनी इस वंचना के कारण वह हस्तिनापुर में ही रहा, और 
राज्य-सुख भोगता रहा” 

सहसा दुर्योधन बोला, “आप मुझे मृगया के लिए क्‍यों भेजना चाहते हैं ?* 

“म्गया के लिए नहीं जाना चाहते,” धृत्तराष्ट्र ने अज्ञात कारणों से रुष्ट अपने 
पुत्र के घाव पर शांतिकारक लेप करना चाहा, “वारणावत्त चले जाओ। हमारे राज्य का 
वह मनोहरतम नगर है।” 

“क्यों ? मुझे भी अग्निसात करने का विचार है क्या ?* 

“दुर्योधन ।” धृतराष्ट्र का कंठ रुध गया। जाने उसके भाग्य में क्या है”अपने जिम 
पुत्र के सुख के लिए उसने न्यायान्याय, धर्माधर्म तक का विचार नहीं किया, वही पुत्र 
उससे इतना रुष्ट है, “तुम मुझ से इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते हो दुर्योधन ?” 

“आप मुझे हस्तिनापुर से दूर क्‍यों भेजना चाहते हैं ?” 

“मुझे बताया गया है कि जब से तुम इंद्रप्रस्थ से लौटे हो, प्रसन्‍न नहीं हो।! 

“हाँ ! प्रसन्‍न नहीं हूँ।” दुर्योधन का स्वर बहुत उद्धत हो उठा था, “उससे क्या। 
आप समझते हैं कि वन में मृगों का आखेट कर अथवा वारणावत में प्रकृति के मनोरम 
दृश्यों के बीच रहकर, मैं प्रसन्‍न हो जाऊँगा ?” 

“मेरा तो उद्देश्य यही था पुत्र” 

“आपने मुझ से यह तो पूछा होता कि मैं प्रसन्‍न क्यों नहीं हूँ।” 

“क्यों प्रसन्‍न नहीं हो ?” 

“मैं शत्रु का वैभव देखकर आया हूँ। जिन्हें मैं कंगाल समझता था, जिन्हें भीख 
माँगने के लिए हस्तिनापुर से निर्वासित करके छोड़ दिया गया धा-वे सम्राट हो गए 
हैं। मैं ईर्ष्या से जल रहा हूँ।” दुर्योधन जैसे एक-एक शब्द को चवा रहा था, "मैं रात 
को सो नहीं पाता। मुझे कोई भी भोग आकृष्ट नहीं करता। मैं" 

“तुम पांडवों को अपना शत्रु बता रहे हो ?” 

“हाँ पिताजी |? 

“पांडुपुत्र तुम्हारी भुजाओं के समान हैं, ” धृतराष्ट्र ने कहा, “उन्हें कायो मत।' 

“स्वार्थ-लाधन के लिए आप में तनिक भी सावधानी नहीं है, अधवा आप मुझ 
से द्वेष रखते हैं।" दुर्योधन मरते हुए पशु के समान तड़प कर बोला, “जो जिसको संताप 


346/महासमर-4 


देता है, वह उसका शत्रु होता है। पांडव मुझे सदा ही संताप देते आए हैं।” 
धृतराष्ट्र ने कुछ इस प्रकार उत्तर दिया, जैसे दुर्योधन ने कोई कठोर बात कही 
ही नहीं है। अपने स्वर को कोमल बनाए रखकर कहा, “पर वे तो स्वयं को हम से 
पृथक नहीं मानते | मुझे वे अपना पिता मानते हैं, तुम्हें अपना भाई। उन्होंने तो तुम्हें 
अपने बंधु अपने आत्मीय के रूप में उपहार स्वीकार करने का दायित््वपूर्ण कार्य सौंपा 


थधा"। 
“नहीं ।" दुर्योधन ने ऐसा चीत्कार किया कि धृत्तराष्ट हतप्रभ रह गया। 
तो?! 


“उन्होंने मुझे ईर्ष्याग्नि में जलाने के लिए जान-बूझ कर वह कार्य सौंपा था, ताकि 
में देखूँ और तड़पूँ। मुझे तड़पता देखकर कैसे प्रसन्न हुए होंगे वे |" 

“मान लो कि उनके मन में यही था, तो भी यदि तुम ईर्ष्या में न जलो, तो वे 
तुम्हें बलातू जला लेंगे कया ?” धृतराष्ट्र ने समझाया, “वे तुम्हें अपना भाई मानते हैं, 
तुम भी उन्हें अपना भाई मान लो।” 

दुर्योधन क्षण भर चुप रहा। धृतराष्ट्र ने अनुमान लगाया- वह अवश्य ही उसे 
घूर रहा होगा, और फिर उसकी अपेक्षा के अनुसार ही दुर्यंधिन फूट पड़ा, “जव हम 
मान चुके थे कि कुरुवंश का संपूर्ण साम्राज्य हमारा है, उसका समग्र धन-धान्य हमारा 
है, कोई हमारा भागीदार नहीं है ।'तव ये पाँच भाई हिमालय से उतर कर आ गए-राज्य 
के स्वामी, हमारे भागीदार ही नहीं, संपूर्ण राज्य के स्वामी वनकर।“आप तो उन्हें देख 
नहीं पाए। मैंने देखा था उन्हें : कंगले, भिखमंगे'“वन्य पशुओं के चर्म लपेटे हुए, जिन्होंने 
न कभी नगर देखा था न नागरिक, न प्रासाद न रध, न सिहांसन न किरीट। कुछ नहीं 
जानते-पहचानते थे वे, सिवाय वृक्षों और वन्य पशुओं के। सभ्यता से दूर के तपस्वियों 
के आश्रमों के कुछ सूत्रों का ज्ञान था उनको | राजन्य संस्कृति तो दूर, किसी साधारण 
धनी-मानी व्यक्ति के जीवन को भी नहीं जाना था उन्होंने |” दुर्योधन का स्वर आवेश 
से फटने-फटने को हो आया, “वे ही कंगले अब असंभव ऐश्वर्य के स्वामी हो गए हैं। 
जिनकी आँखें गुरुकुल के शस्त्रागार को देखकर फटने लगती थीं, वे राजसूय यज्ञ करने 
तगे हैं। वे चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो गए हैं |” 

धृतराष्ट्र को लगा, दुर्योधन कहीं रो ही न दे। पुचकारते हुए कहा, “पुत्र ! तुम 
हस्तिनापुर के युवराज हो | धन-धान्य, ऐश्वर्य-विलास, सत्ता-सेना किसी की भी कमी नहीं 
है तुम्हें । तुम उसका सुखपूर्वक भोग करो। कौन-सा भोग उपलब्ध नहीं है तुम्हें ?” 

“सुख ।' धृतराष्ट्र को लगा, दुर्योधन ने जैसे भयंकर आक्रोश में अपने दाँत पीसे 
हैं, “कल जो हमारे द्वार पर हाथ पसारे भीख माँगते आए थे, जिन्हें मैंने कभी अपने 
पैरों की धूल के वरावर भी नहीं समझा-वे चक्रवर्ती हो गए |" दुर्योधन ने अपना पैर 
पटका, “और दुर्योधन उनके परिजन के रूप में उनके लिए आए उपहारों को देख-देख 
कर, मन-ही-मन जलता रहा, और उन वस्तुओं को किसी और की थातती मान कर 
सहेज-सहेज कर रखता रहा” 

“यदि ऐसी ही बात है, तो तुम भी राजसूय यज्ञ करो ।” धृतराष्ट्र ने शांत स्वर 
| कहा । 


धर्म/347 


“कौन करेगा, मेरे लिए सेनाओं का संचालन ?” दुर्योधन की हताशा, पीड़ा में बट 
गई, “वे पाँच हैं और हम एक सौ । फिर भी युधिष्ठिर के समान मेरे पास न एक अर्जुन 
है, न भीम| वह सनकी, दुबला-पत्तला, स्वप्नों में खोया, मरियल-सा अजुआ, जिसे कत 
तक मुँह धोना नहीं आता था, आज संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी वीरवर अर्जुन बन 
गया है, जिसका नाम सुनते ही शत्रु की सेनाएँ शस्त्र-समर्पण कर देती हैं।' दुर्योधन का 
आवेश बढ़ता जा रहा था, “और वह बोदा मांस का लोंदा, मिट्टी का माधव, पेटू जौर 
विदूषक भीमा अब शत्रु-सेनाओं का काल, महावीर भीमसेन हो गया है। फिर कृष्ण उनक्न 
मित्र है। द्रपद और धृष्टद्युम्न उनके संकेत पर भागे चले आते हैं।”* 

"तुम्हारे भाई हैं, कर्ण है, द्रोणाचार्य, अश्वत्यामा, कृपाचार्य और भीष्म पितामह 
हैं। तुम्हारे पास वीरों की क्या कमी है ?” 

“जले पर नमक मत छिड़किए |” दुर्योधन का स्वर जैसे काँप रहा था, “इनमें ऐ, 
सिवाय कर्ण के और कोई भी दिग्विजय के लिए नहीं जाएगा। वे सब अपनी गरिमा 
में इतने महान्‌ हैं कि मुझे चक्रवर्ती बनाने के लिए किसी का भी शस्त्र नहीं उठेगा!! 

“क्यों नहीं उठेगा ?” धृतराष्ट के स्वर में आदेश की दृढ़ता थी, “वे लोग राज्य 
के सेवक नहीं हैं क्या ?” 

“राज्य के सेवक !” दुर्योधन के हृदय में छिपी घृणा, उसकी वाणी में मुखर हो गई, 
“पितामह भीष्म केवल हस्तिनापुर के शासन की सुरक्षा के लिए वचन-बद्ध हैं, अन्यधा 
वे संसार से वैराग्य ही ले चुके हैं। वे साम्राज्य के प्रसार के लिए, अथवा मेरे लिए 
ऐशवर्य-संचयन-हेतु युद्ध नहीं करेंगे ।“आपको आचार्य द्रोण से बहुत आपेक्षाएँ हैं, पर 
मैं जानता हूँ कि वह ब्राह्मण मन में क्या सोचता है” |” 

“क्या सोचते हैं आचार्य ?” 

“वह समझता है कि वह गुरु के रूप में हस्तिनापुर में कार्यरत है। उसका कार्य 
राजकुमारों को शिक्षा देना भर है। वह सेनापति नहीं है, वह हस्तिनापुर की सेनाओं का 
संचालन क्‍यों करे।” 

“यदि ऐसी बात है, ” धृतराष्ट्र ने कहा, “तो इसमें बाधा ही क्या है। आचार्य को 
सेनापति बना दो |” 

“सेनापति बना दूँ ?” दुर्योधन के स्वर में स्पष्ट उपेक्षा थी, “तब उस ब्राह्मण की 
महत्वाकांक्षाएँ आकाश को छूने लगेंगी।” 

“दुर्योधन ।” | 

“हाँ पिता जी ।” दुर्योधन का स्वर कुछ सहज हुआ, “वह निर्धन ब्राह्मण धन कमाने 
के लिए हस्तिनापुर आया था। उसे यहाँ धन-संपत्ति, पद, अधिकार, मानसम्मान सब कुछ 
मिला, पर उसके मन का भय कभी समाप्त नहीं हुआ |!" 

“द्रोणाचार्य और भय ?' धृतराष्ट्र को सचमुच आश्चर्य हुआ था। 

“धन छिन जाने और फिर से कंगाल हो जाने का भय, प्रेत के समान उसकी आत्मा 
से चिपका हुआ है। स्वयं को सुरक्षित करने के लिए, उसने द्रुपद से आधा पंचाल छीना 
और उसका अधिराज बन बैठा | वह राज्य द्वुपद से हमने छीना था"“कौरवों और पांडवों 
की सम्मिलित शक्ति ने। वह ब्राह्मण तब भी हस्तिनापुर राज्य का सेवक था, पर वह 


348/महासमर-4 


मैं उन्हें उसी स्थिति में पहुँचा कर छोड़ँगा। पिता जी ! मैं स्पष्ट रूप से आप से कह 
रहा हूँ, आप मुझे रोकने का प्रयल मत कीजिएगा।” 

“किस बात से पुत्र ?” 

“मे अपनी सेना लेकर इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण करूँगा।” 

“उससे क्या होगा ?” 

“या तो अपने शत्रुओं पर विजय पाऊँगा, उनको मार कर उनकी धन-संपदा छीन 
लाऊँगा, द्रौपदी को अपनी दासी बनाऊँगा"या फिर उनके शस्त्रों के आधात से अपने 
प्राण दे दूँगा ।” 

कुछ क्षणों तक तो जैसे धृतराष्ट्र को समझ में ही नहीं आया कि दुर्योधन कह 
क्या रहा है। पर पहले झटके से उबर कर चैतन्य होने पर उसका मन डूबने-डूबने को 
होने लगा। यह दुर्योधन पागल हो गया है। यह क्या असंभव करने की सोच रहा है।“ 

“एक ओर तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास न कोई अर्जुन है, न भीम, ” वह 
व्याकुल होकर बोला, “और दूसरी ओर तुम उन पर आक्रमण की योजना बना रहे हो। 
तुम्हारी बुद्धि तुम्हें भ्रमित तो नहीं कर रही पुत्र। तुम्हारी ओर से युद्ध कौन करेगा ?" 

“मं ! स्वयं मैं | मेरा मित्र कर्ण ।" वह बोला, “भीष्म और द्रोण चाहे मैरी दिग्विजय 
के लिए न लड़ें, मेरी रक्षा के लिए तो लड़ेंगे, पितामह हस्तिनापुर के युवराज की प्राण-रक्षा 
के लिए शस्त्र धारण करने को वचन-बद्ध हैं। द्रोणाचार्य भी, मुझे द्रुपद के जामाता से 
बचाने के लिए आएँगे ही, अन्यथा अर्जुन के सहयोगी-द्रुपद और धृष्टद्युम्न-आचार्य 
को रस्सियों से बाँध कर हस्तिनापुर के राजमार्गो पर घसीटेंगे |” 

“दुर्योधन ठीक कह रहा है।” धृतराष्ट्र के मन ने कहा, “ऐसी स्थिति में भीष्म और 
द्रोण युद्ध से भाग नहीं सकते “किंतु यह आवश्यक नहीं कि भीष्म और द्रोण तड़ें तो 
पांडवों को पराजित कर ही दें। पांडव युवा हैं, योद्धा हैं, अनेक शस्त्रों के ज्ञाता हैं, 
और उनके अनेक मित्र हैं। युद्ध की स्थिति में कृष्ण और उनकी नारायणी सेना पांडवों 
के पक्ष में खड़ी होगी। सारी पांचाल सेना, उनके पक्ष में होगी, और उनके मांडलिक 
राजा"नहीं। यह युद्ध नहीं हो सकता |” 

“दुर्योधन |" धृतराष्ट्र का आंशकित स्वर कुछ दृढ़ हुआ, “मैं तुम्हें युद्ध की अनुमति 
नहीं दे सकता। तुम किसी भी स्थिति में पांडवों से युद्ध नहीं कर सकते |” 

“क्यों ? क्या फिर श्रातुष्ुत्रों के प्रति प्रेम जाग उठा है ?” 

“नहीं | मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है।” धृतराष्ट्र का स्वर फिर से कोमल हो 
गया, “वैसे तो मेरे सौ पुत्र हैं, किंतु मेरे लिए तो एक दुर्योधन ही है। शेष सव उसकी 
परछाइयाँ हैं! वह रुका, जैसे आत्मवल बटोर रहा हो, “मैं, राजा और प्रिता-दोनों ही 
रूपों में, तुम्हें ऐसा कोई काम करने की अनुमति नहीं दे सकता, जिसमें तुम्हारे प्राणों 
का भय हो |! 

“आप मुझे केवल तड़प-तड़प कर जीने की अनुमति दे सकते हैं। आप चाहते 
हैं कि मैं पांडवों के ऐश्वर्य का स्मरण कहूँ और मेरे वक्ष पर नाग लोटें | मैं जतता रुँ, 
तड़पता रहूँ, पर जीवित रहूँ” |” दुर्योधन रुका और जैसे पूरे आत्मवल के साथ बोला, 
““लड़कर मरूँगा तो क्षत्रियों के समान युद्ध-क्षेत्र में वीर-गति पाऊँगा। नहीं लडूँगा, तो 


750/महासमर-4 


घुत-घुत कर, शैया पर तड़प-तड़प कर मरूँगा, और सह नहीं पाऊँगा तो आत्महत्या 


हाँ पिता जी। अब और कोई मार्ग नहीं है। मैंने अपने-आप को बहुत समझाया 
है, वहुत सोचा-विचारा है। अब या तो पांडव रहेंगे, या मैं ही रहूँगा।“और आप से 
मैं अंतिम वार कह रहा हूँ कि आप मुझे रोकने का प्रवत्ल मत कीजिएगा।* 

दुर्योधन चुप हो गया और जब उसकी पदचाप द्वार की ओर चली गई, तो धृत्तराष्ट्र 
समझ गया कि वह जा रहा है। घृतराष्ट्र के मन में से चीत्कार उठा, *रोको घृतराष्ट्र ! 
इसे रोको | क्षत्रिय-पुत्र है, युवराज है-युद्ध तो करेगा ही | पर यह युद्ध नहीं, आत्महत्या 
है। पांडव और उनके मित्र इसे घेर कर मार डालेंगे।“” 

पर न ध्ृतराष्ट्र का हाथ उठा, न वाणी फूटी | रोक कर क्या कहे धृतराष्ट्र | दुर्योधन 
को वह अच्छी तरह जानता है। उसकी महत्वाकांक्षाएँ ही नहीं, उसके राग-द्वेष भी किसी 
से छिपे नहीं हैं| जहाँ वह पहुँच गया है, वहाँ से उसे लौटा लाना संभव नहीं है। आज 
तो वह युवक है, युवराज है, वीर और सक्षम है। जब वातक था, तब भी उसने ईर्ष्या 
के वशीभूत होकर भीम को विष खिलाया था, और अचेत भीम को बाँध कर जल में 
डुवो आया था। उसने वारणावत के ताक्षागृह में पाँचों पांडवों को कुंती समेत अग्निसात 
करने की योजना बनाई धी। फिर उसने उन्हें मरने के लिए खांडव-वन में भेज 
दिया।“धृतराष्ट्र ने अपनी ममता के विरुद्ध कभी न्याय का पक्ष नहीं तिया। वह पित्ता 
ही वना रहा, राजा कभी नहीं वन सका”पर उन सारी योजनाओं से दुर्योधन की कोई 
क्षति नही हुई | पांडव बचते रहे, तो दुर्योधन का कुछ नहीं बिगड़ा" पर इस बार"'यदि 
दुर्योधन ने इंद्रप्र पर आक्रमण किया, तो पांडव उसका वध कर देंगे”जाने दुर्योधन 
क्यों नहीं समझता”वह अपने राज्य में, अपने घन-वैभव में प्रसन्‍न क्यों नहीं रह सकता ?'"* 

पर दुर्योधन को घृतराष्ट्र क्या कहे ? उसकी अपनी ही मनःस्थिति क्या है ?““राजा 
न होते हुए भी, उससे हस्तिनापुर का मोह कभी नहीं छूटा, और पांडु राजा होते हुए 
भी, हस्तिनापुर से बाहर-ही-बाहर रहा ।“कभी युद्ध के लिए, कभी मृगया के तिए“और 
अपनी दुर्बलता जानकर, वह राज्य छोड़ वनों में जा बैठा। कैसे त्याग दिया, उसने यह 
सारा वैभव। धृतराष्ट्र तो उस वैभव पर आसन बाँघे बैठा रहा, और सदा डरता रहा 
कि कहीं उससे यह सव छिन ही न जाए“पांडवों ने भी अपने पिता के समान ही आचरण 
किया । खांडवप्रस्थ के खंडहर और आस-पास का वन-प्रांतर लेकर ही संतुष्ट हो गए और 
धृतराष्ट्र का पुत्र सारा साम्राज्य और धन वैभव पाकर भी संतुष्ट नहीं हुआ। वह इस 
वैभव के विस्तार की बातें सोच रहा है और धृतराष्ट्र का मन इसके भी छिन जाने की 
जाशंका से, पीपल के पत्ते के समान कॉप रहा है" 

सोचते-सोचते घृतराष्ट्र का मस्तक फटने-फटने को हो आया। वह निढात होकर 
लेट गया : क्‍या करे ?“विदुर को बुताए ? उससे चर्चा करे ? विदुर वद्धिमान है और 
नीतिज्ञ है, साथ-ही-साथ धर्मज्ञ भी है। वह धर्माधर्म, उचितानुचित, न्यायान्याय की बात 
अवश्य उठाएगा। उसे धृतराष्ट्र कैसे कह सकेगा, कि दुर्योधन पांडवों को सुख से 
जीवन-यापन करते नहीं देख सकता, सम्मुख-युद्ध में उनसे लड़ नहीं सकता, दताओ, 


धर्म/357 


मैं उन्हें उसी स्थिति में पहुँचा कर छोड़ूँगा। पिता जी ! मैं स्पष्ट रूप से आप से कह 
रहा हूँ, आप मुझे रोकने का प्रयत्न मत कीजिएगा।” 

“किस बात से पुत्र ?” 

“मै अपनी सेना लेकर इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण कछूंगा।” 

“उससे क्‍या होगा ?” 

“या तो अपने शत्रुओं पर विजय पाऊँगा, उनको मार कर उनकी धन-संपदा छीन 
लाऊँगा, द्रौपदी को अपनी दासी बनाऊँगा"'या फिर उनके शस्त्रों के आधात से अपने 
प्राण दे दूँगा।” 

कुछ क्षणों तक तो जैसे धृतराष्ट्र को समझ में ही नहीं आया कि दुर्योधन कह 
क्या रहा है। पर पहले झटके से उबर कर चैतन्य होने पर उसका मन डूबने-डूबने को 
होने लगा। यह दुर्योधन पागल हो गया है। यह क्‍या असंभव करने की सोच रहा है।“ 

“एक ओर तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास न कोई अर्जुन है, न भीम, * वह 
व्याकुल होकर बोला, “और दूसरी ओर तुम उन पर आक्रमण की योजना बना रहे हो। 
तुम्हारी बुद्धि तुम्हें भ्रमित तो नहीं कर रही पुत्र। तुम्हारी ओर से युद्ध कौन करेगा ?" 

“मैं । स्वयं मैं | मेरा मित्र कर्ण ” वह बोला, “भीष्म और द्रोण चाहे मेरी दिग्विजय 
के लिए न लड़ें, मेरी रक्षा के लिए तो लड़ेंगे, पितामह हस्तिनापुर के युवराज की प्राण-रक्षा 
के लिए शस्त्र धारण करने को वचन-बद्ध हैं। द्रोणाचार्य भी, मुझे द्वपद के जामाता से 
बचाने के लिए आएँगे ही, अन्यथा अर्जुन के सहयोगी-द्वुपद और धुृष्टद्युम्न-आचार्य 
को रस्सियों से बाँध कर हस्तिनापुर के राजमार्गों पर घसीटेंगे |” 

“दुर्योधन ठीक कह रहा है |” धृतराष्ट्र के मन ने कहा, “ऐसी स्थिति में भीष्म और 
द्रोण युद्ध से भाग नहीं सकते “किंतु यह आवश्यक नहीं कि भीष्म और द्रोण तड़ें तो 
पांडवों को पराजित कर ही दें। पांडव युवा हैं, योद्धा हैं, अनेक शस्त्रों के ज्ञाता हैं, 
और उनके अनेक मित्र हैं। युद्ध की स्थिति में कृष्ण और उनकी नारायणी सेना पांडवों 
के पक्ष में खड़ी होगी। सारी पांचाल सेना, उनके पक्ष में होगी, और उनके मांडतिक 
राजा”नहीं। यह युद्ध नहीं हो सकता।" 

“दुर्योधन |” धृतराष्ट्र का आंशकित स्वर कुछ दृढ़ हुआ, “मैं तुम्हें युद्ध की अनुमति 
नहीं दे सकता। तुम किसी भी स्थिति में पांडवों से युद्ध नहीं कर सकते ।" 

“क्यों ? क्या फिर भ्रातुष्पुत्रों के प्रति प्रेम जाग उठा है ?”.' 

“नहीं मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है।” धृतराष्ट्र का स्वर फिर से कोमत हो 
गया, “वैसे तो मेरे सी पुत्र हैं, किंतु मेरे लिए तो एक दुर्योधन ही है। शेष सब उसकी 
परछाइयाँ हैं।” वह रुका, जैसे आत्मबल वटोर रहा हो, “मैं, राजा और पिता-दोनों ही 
रूपों में, तुम्हें ऐसा कोई काम करने की अनुमति नहीं दे सकता, जिसमें तुम्हारे प्राणों 
का भय हो |” 

हे “आप मुझे केवल तड़प-तड़प कर जीने की अनुमति दे सकते हैं। आप चाहते 
हैं कि मैं पांडवों के ऐश्वर्य का स्मरण कहँ और मेरे वक्ष पर नाग लोटें। मैं जतता रुँ, 
तड़पता रहूँ, पर जीवित रहूँ” |” दुर्योधन रुका और जैसे पूरे आत्मवल के साथ वोला, 
““लड़कर मरूँगा तो क्षत्रियों के समान युद्ध-क्षेत्र में वीर-गति पाऊँगा | नहीं लडूँगा, तो 


350/महासमर-4 


घुत-घुत कर, शैया पर तड़प-तड़प कर मरूँगा, और सह नहीं पाऊँगा तो आत्महत्या 
कर तूँगा।” 

“दुर्योधन । 

हाँ पिता जी। अब और कोई मार्ग नहीं है। मैंने अपने-आप को बहुत समझाया 
है, बहुत सोचा-विचारा है। अब या तो पांडव रहेंगे, या मैं ही रहूँगा।“और आप से 
मैं अंतिम वार कह रहा हूँ कि आप मुझे रोकने का प्रयल मत कीजिएगा 

दुर्योधन चुप हो गया और जब उसकी पदचाप द्वार की ओर चली गई, तो धृतराष्ट्र 
समझ गया कि वह जा रहा है। धृतराष्ट्र के मन में से चीत्कार उठा, “गेको धृतराष्ट्र ! 
इसे रोको | क्षत्रिय-पुत्र है, युवराज है-युद्ध तो करेगा ही। पर यह युद्ध नहीं, आत्महत्या 
है। पांडव और उनके मित्र इसे घेर कर मार डालेंगे।“* 

पर न धृतराष्ट्र का हाथ उठा, न वाणी फूटी | रोक कर क्या कहे धृतराष्ट्र | दुर्योधन 
को वह अच्छी तरह जानता है। उसकी महत्वाकांक्षाएँ ही नहीं, उसके राग-द्वेष भी किसी 
से छिपे नहीं हैं। जहाँ वह पहुँच गया है, वहाँ से उसे लौटा लाना संभव नहीं है। आज 
तो वह युवक है, युवराज है, वीर और सक्षम है। जब वालक था, तब भी उसने ईर्ष्या 
के वशीभूत होकर भीम को विष खिलाया था, और अचेत भीम को बाँध कर जल में 
डुवी आया था। उसने वारणावत के लाक्षागृह में पाँचों पांडवों को कुंती समेत अग्निसात 
करने की योजना बनाई थी। फिर उसने उन्हें मरने के लिए खांडव-वन में भेज 
दिया।धृतराष्ट्र ने अपनी ममता के विरुद्ध कभी न्याय का पक्ष नहीं लिया। वह पिता 
ही वना रहा, राजा कभी नहीं बन सका”पर उन सारी योजनाओं से दुर्योधन की कोई 
क्षति नही हुई | पांडव बचते रहे, तो दुर्योधन का कुछ नहीं बिगड़ा” पर इस वार'“यदि 
दुर्योधन ने इंद्रप्र पर आक्रमण किया, तो पांडव उसका वध कर देंगे"जाने दुर्योधन 
क्यों नहीं समझता"“वह अपने राज्य में, अपने धन-वैभव में प्रसन्‍न क्‍यों नहीं रह सकता ?'" 

पर दुर्योधन को धृतराष्ट्र क्या कहे ? उसकी अपनी ही मनःस्थिति क्या है ?"“राजा 
न होते हुए भी, उससे हस्तिनापुर का मोह कभी नहीं छूटा, और पांडु राजा होते हुए 
भी, हस्तिनापुर से वाहर-ही-बाहर रहा ।“'कभी युद्ध के लिए, कभी मृगया के लिए”और 
अपनी दुर्बलता जानकर, वह राज्य छोड़ वनों में जा बैठा। कैसे त्याग दिया, उसने यह 
सारा वैभव। धृतराष्ट्र तो उस वैभव पर आसन बाँधे बैठा रहा, और सदा डरता रहा 
कि कहीं उससे यह सब छिन ही न जाए”पांडवों ने भी अपने पिता के समान ही आचरण 
किया | खांडवप्रस्थ के खंडहर और आस-पास का वन-प्रांतर लेकर ही संतुष्ट हो गए |“और 
धृतराष्ट्र का पुत्र सारा साम्राज्य और धन वैभव पाकर भी संतुष्ट नहीं हुआ। वह इस 
वैभव के विस्तार की बातें सोच रहा है और धृतराष्ट्र का मन इसके भी छिन जाने की 
आशंका से, पीपल के पत्ते के समान कांप रहा है 

सोचते-सोचते घृतराष्ट्र का मस्तक फटने-फटने को हो आया। वह निढाल होकर 
लेट गया : क्‍या करे ?“विदुर को वुलाए ? उससे चर्चा करे ? विदुर बद्धिमान है और 
नीतिज्ञ है, साथ-ही-साथ धर्मज्ञ भी है। वह धमाधिर्म, उचितानुचित, न्यायान्याय की वात 
अवश्य उठाएगा। उसे धृतराष्ट्र कैसे कह सकेगा, कि दुर्योधन पांडवों को सुख से 
जीवन-यापन करते नहीं देख सकता, सम्मुख-युद्ध में उनसे लड़ नहीं सकता, बताओ, 


ध्रा+ /२ ८+ 


कोई ऐसा मार्ग भी है, जिससे पांडव चुपचाप अपना सारा धन-वैभव लाकर 
के चरणों में धर दें और स्वयं सर्वथा कंगाल होकर, कहीं भीख माँगते फिरें ?*« 

विदुर समदर्शी है। उसके लिए पांडवों और धार्तराष्ट्रों में कोई भेद नहीं है। धर्म 
पर चलने के कारण संभवतः पांडव ही उसे अधिक प्रिय हैं। ऐसा न हो कि बिदुर कोई 
मार्ग तो सुझा न पाए, उल्टे पांडवों को सावधान कर दे। दुर्योधन तो कुछ कर पाए, 
न कर पाए, पांडव उसका अनिष्ट कर डालें। उस भीम के क्रोध को सेभालना किसी के 
वश का नहीं है”न ! विदुर से इस विषय में चर्चा करना व्यर्थ है।''ये विषय गोपनीय हैं" 

और तब धृतराष्ट्र का ध्यान शकनि की ओर चला गया"जब कभी सम्मुख-युद्ध 
से बचना हो, तो शकुनि की सहायता ली जानी चाहिए | जब न्यायान्याय, धर्माधर्म की 
उपेक्षा कर, अपना स्वार्थ साधना हो, तो शकुनि से बड़ा कुटिलाचार्य और कौन हो 
सकता है” 

दूसरे ही क्षण धृतराष्ट्र का हृदय थोड़ा काँपा : शकुनि कुटिलाचार्य है। उसका मार्ग 
ऋजु नहीं है। ऐसा न हो कि उसका परामर्श मान कर, धृतराष्ट्र किसी और कठिनाई 
में पड़ जाए”पर परामर्श करने में क्या दोष है ? आवश्यक तो नहीं कि शकुनि की 
बात मान ही ली जाए। और यदि उसने कोई अच्छी युक्ति निकाल ही दी तो" , 

संध्या तक धृतराष्ट्र इस ऊहापोह में पड़ा रहा | उसका एक मन उसे बार-बार चेतावनी 
दे रहा था कि वह शकूुनि के कुचक्र में न पड़े, और दूसरा मन अनवरत रटता जा रहा 
था कि बात कर लेने में कोई हानि नहीं है'वह अभी हैस-बैस में ही पड़ा था कि अनुचर 
ने शकुनि के आने की सूचना दी” 

धृतराष्ट्र का मन प्रसन्‍न हो गया, शकुनि आ गया है, तो वातों-बातों में उससे 
परामर्श हो जाएगा। यह नहीं लगेगा कि किसी विशेष प्रयोजन से, परामर्श करने के लिए 
उसे बुलाया गया है*“पर दूसरे ही क्षण संदेह ने सिर उठाया : वह अपने-आप आ कैसे 
गया ? कहीं दुर्योधन ने ही तो नहीं भेजा उसे ? मामा-भांजे में बहुत पटती है। उन्होंने 
मिलकर कहीं कोई षड्यंत्र ही न रचा हो। यह न हो कि धृतराष्ट्र उनका उपकरण बन 
उनके किसी अकरणीय का सहयोगी हो जाए। दुर्योधन तो उसका पुत्र है, उसका मन 
धृतराष्ट्र समझता है। उसकी इच्छाएँ-आकांक्षाएँ, उसकी शक्ति और सीमाएँ*” सबसे 
परिचित है धृतराष्ट्र | किंतु शक्ननि आज तक उसकी समझ में नहीं आया | उसके परामर्श 
कैसे भी हों-धृतराष्ट्र का संदेह उस पर से कभी मिटा नहीं। जो व्यक्ति भीतर से ऋजु 
न हो, जिसका मन और प्रकृति सरल न हों-उसकी किसी बात का विश्वास कैसे किया 
जा सकता है। जो कुछ वह कहता और करता रहा-वह सब धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों 
के हित के लिए किया गया, माना गया, किंतु धृतराष्ट्र का मन आज तक यह निर्णय 
नहीं कर पाया कि शकूनि के कारण, वह जैसे-जैसे अपने भाई पांडु और उसके परिवार 
से दूर होता गया- क्या वह सब धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों के हित में था ? शकुनि 
की कूटनीति की सहायता से दुर्योधन, पांडवों की हत्या का जो प्रयल करता रहा-वह 
सब क्या उसके लिए मंगलकारी था ? पांडवों का तो जो भला या बुरा हुआ--वह हुआ, 
पर दुर्योधन क्या अधिक हिंस़न और क्रूर नहीं होता गया ? क्या हिंस़न और क्रूर होना, 
किसी व्यक्ति के लिए मंगलकारी हो सकता है ? दुर्योधन की यह हिंसा और क्रूरता उसे 


7/महासमर-4 


विनाश की ओर ही तो अग्रसर नहीं कर रही ?" 

“आओ शकुनि।” 

शकुनि ने हाथ जोड़कर उन पर अपना माधा टिकाया। वह अपना सम्मान इसी 
प्रकार प्रकट किया करता था, यद्यपि धृतराष्ट्र देख भी नहीं पाता था, कि वह क्या कर 


रहा है| 

कैसे हैं जीजा जी ?? 

धृतराष्ट्र हल्के-से मुस्कराया, तुम प्रसन्‍न हो ?? 

"आपकी कृपा चाहिए।" वह आकर धृततराष्ट्र के निकट बैठ गया, "युवराज बहुत 
अशांत लग रहे हैं।” 

तो शकुनि सब कुछ जानता है, और यह अपने-आप नहीं आया है। यह दुर्योधन 
का भेजा हुआ ही आया है। 

हाँ ! दुर्योधन अशांत है|” धृतराष्ट्र ने कहा, “किंतु मैं उसकी शांति उसे लौटा 
नहीं सकता ।” 

“क्यों ? ऐसी क्‍या बात है ?* 

“वह पांडवों से युद्ध करना चाहता है, और उसकी अनुमत्ति मैं उसे दे नहीं सकता ।* 

“युद्ध क्यों ?” शकुनि के स्वर में आश्चर्य था, “युद्ध कोई अच्छी बात तो है नहीं | 
युद्ध में हिंसा होती है। शत्रु तो मरता ही है, अपने पक्ष की भी हानि होती है। पर दुर्योधन 
पांडवों से युद्ध क्यों करना चाहता है ?” 

तुम्हारा भांजा है, तुम जानो। जाने उसे दिन भर क्या घुट्टी पिलाते रहते हो ।* 

शकूनि हँसा, “आप तो जीजा जी ! सदा परिहास ही करते रहते हैं।” 

शकूनि की हँसी। यह हँसी धृतराष्ट्र के कानों में सदा चुभी है। इसमें कुछ ऐसा 
है- किसी प्रकार की क्रूरता का अंश, किसी धातु-सा कठोर, जो कानों में चुभता ही 
नहीं, कानों की दीवारों को छील भी जाता है।'* जब कभी धृतराष्ट्र का मन शांत और 
स्वस्थ होता है, शकुनि की हँसी का प्रभाव कान छीलने तक ही रहता है, पर जब मन 
इतना स्वस्थ नहीं होता, तब यह हँसी आत्मा तक को तपा जाती है।'” 

“परिहास नहीं कर रहा हूँ शकुनि। वह पांडवों से, उनका सारा धन हथिया लेना 
चाहता है, और मैं उसे इसकी अनुमति नहीं दे रहा |” 

"क्यों ? भ्रातुष्पुत्रों के प्रेम के कारण ?* 

“नहीं !” धृतराष्ट्र ने बहुत स्पष्ट कहा, “मैंने अपने विषय में बहुत सोचा है और 
इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मैं ऐसा पिता हूँ, जो अपने बच्चों से कहता रहता हूँ कि 
किसी से लड़ो मत, किसी का कुछ छीनो मत। और सच पूछो तो. यह सब सच्चे हृदय 
से कह रहा होता हूँ| सचमुच मैं यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे लोग सच्चे मार्ग 
पर चलें।” पर जब देखता हूँ कि मेरे बेटों को मेरी यह नीति प्रसन्‍न नहीं कर पा रही, 
और वे मेरे उपदेश के विरुद्ध किसी को पीटने जा रहे हैं, और यह भी निश्चित होता 
है कि वे लोग उसे पीट पाने में समर्थ होंगे, उनकी कोई हानि नहीं होगी, तो मैं उनके 
कृत्यों को अनदेखा कर जाता हूँ।” किंतु जब मुझे लगता है कि वे जा तो रहे हैं किसी 
को पीटने, पर वहाँ उनके पिट जाने की भी आशंका है, तो मैं बहुत नीतिवान पिता 


शर्ध /२<२३ 


बन जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्र मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ करें।' 

शकूनि पुनः हँसा, “आप कुछ भी अनुचित नहीं करते जीजा जी। यह तो क्षत्रियों 
का काम ही है। राजसी वृत्ति है क्षत्रियों में ! वह रुका, “और युवराज भी क्या अनुचित 
कह रहे हैं। क्षत्रियों में तो यह चला ही आया है । क्षत्रिय अपने राज्य के विस्तार का 
प्रयल करता है। अपना वैभव बढ़ाना चाहत्ता है। नहीं तो क्षत्रिय और तापस संन्याप्ती 
में अंतर ही क्या रह जाएगा ।” उसका स्वर कुछ धीमा हुआ, जैसे कोई बहुत गोपनीय 
बात कहने जा रहा हो, “और फिर पांडवों ने भी तो यह लक्ष्मी अन्य राजाओं से ही 
छीनी है। जब वे दूसरों से छीन कर चक्रवर्ती हो सकते हैं, वीर कहला सकते हैं, तो 
फिर हमारे युवराज ही क्यों न कुछ क्षत्रियोचित कर दिखाएँ ।” 

धृतराष्ट्र को आश्चर्य हुआ, यह धूर्त्त एक ही साँस में युद्ध, हिंसा और रक्‍्तपात 
की निन्‍्दा भी कर रहा है और दूसरे का राज्य और लक्ष्मी हथिया लेने को क्षत्रियोचित 
बता कर दुर्योधन की योजनाओं का समर्थन भी कर रहा है| 

शकूनि ने धृतराष्ट्र के चेहरे पर उभर आए, आश्चर्य और असमंजस को देखा। 
वह अपनी विशिष्ट शैली में हँसा, “आपको मेरी बातों में विरोध का आभास तो नहीं 
हो रहा जीजी जी ?” 

(विरोध का आभासा नहीं । स्पष्ट विरोध दीख रहा है|” 

“विरोध नहीं है जीजा जी ।” शकुनि रहस्योद्घाटन के-से भाव के साथ बोला, “क्षत्रियों 
के तीन ही तो काम हैं'" युद्ध, मृगया और द्यूत ! युद्ध और मृगया में तो हिंसा, रक्तपाव 
और विरोध इत्यादि हैं, पर द्यूत में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्षति की भी कोई संभावना 
नहीं है। रत्ती भर भी जोखिम नहीं है। वह तो क्रीड़ा है, जैसे मृगया में मारा गया अथवा 
आहत हुआ पशु यह कहने नहीं आता कि उसके प्राण क्‍यों लिए गए, उसी प्रकार चूत 
में हारा हुआ प्रतिपक्षी कभी यह नहीं कहता कि तुम ने मुझे हराया क्‍यों। उतरे वह 
हार कर भी गले मिलता है कि तुम्हारे साथ खेल कर बहुत आनन्द आया।"” 

“तुम चाहते हो कि दुर्योधन पांडवों के साथ जुआ खेले ?” 

“हाँ!” शकूनि बोला, “दाँव युधिष्ठिर और हमारे युवराज में हो, किंतु युवराज की 
ओर से खेलूंगा मैं। और जीजा जी ! जब पासे शकुनि फेंकेगा, तो युवराज के हारने 
का प्रश्न ही नहीं उठता | मैं पाडवों का राज्य, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य'" सब कुछ, घड़ी, 
दो घड़ी में युवराज के चरणों पर डाल दूँगा। न सेनाएँ लड़ेंगी, न युद्ध होगा, और न 
ही युवराज को कोई जोखिम उठाना पड़ेगा" ।” 

धृत्तराष्ट्र का मन जैसे किसी दोराहे पर जाकर खड़ा हो गया । वह कई क्षणों तक 
चुपचाप सोचता रहा | फिर बोला, “जुआ तो हार और जीत दोनों का खेल है। तुम यदि 
इंद्रप्रस्थ जीतने के स्थान पर, हस्तिनापुर भी गँवा बैठे तो ?” 

“पहली बात तो यह है कि द्यूत में शक्ुनि को पराजित किया ही नहीं जा सकता। 
दूसरी बात यह है कि युधिष्ठिर इस खेल में सर्वथा अनाड़ी है। वह मेरे सामने तो एकदम 
नहीं टिक सकता" ? 
हि “इसी तर्क पर युधिष्ठिर जुआ न खेलना चाहे तो ?” धृतराष्ट्र ने उसकी बात काट 

| 


“युधिष्ठिर मना नहीं करेगा।” शकुनि इस प्रकार बोला, जैसे सृष्टि का विधान बोल 


354/महासमर-4 


का, पांडवों का, इंद्रप्रस्थ के साम्राज्य का सारा ऐश्वर्य, उसकी सारी लक्ष्मी, दुर्योधन के 
नहीं, धृतराष्ट्र के चरणों में लोटने लगेगी“ 

सहसा धृतराष्ट्र के मन के एक कोने में कुछ सुगबुगाहट हुई 'क्या कर रहे हो 
धृतराष्ट्र ? वे तुम्हारे भाई, दिवंगत भाई पांडु के पुत्र हैं। न्याय से तो हस्तिनापुर का 
राज्य भी उन्हीं का था। तुम ने उनका राज्य छीन लिया। अब वे अपने खंडहरों के 
राज्य इंद्रप्रस्थ को, यदि अपने पुरुषार्थ से अमरावती बना लें, तो तुम उनसे वह भी छीन 
लेना चाहते हो ? 

पर उसका प्रतिपक्ष भी चुप नहीं रहा : संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति 
बढ़ाना चाहता है। संपत्ति बढ़ती तो ऐसे ही है। एक की संपत्ति दूसरे के पास चली जाती 
है। लक्ष्मी तो है ही चंचला| जो अपनी लक्ष्मी की रक्षा नहीं कर सकता, वह उसे छोड़ 
जाती है। और फिर हम युधिष्ठिर से कुछ भी वलात्‌ नहीं छीन रहे, यधपि क्षत्रियों में 
तो बलात्‌ छीनना भी शूरता कहलाती है" 

उसका पहला मन पुनः बोला, “युधिष्ठिर, दुर्योधन से कुछ ही बड़ा है। वे सद 
तुम्हारे पुत्र के समान हैं। तुम्हाशा आदर और सम्मान करते हैं। तुम्हें पिता-तुल्य नहीं, 
पिता ही मानते हैं तुम्हारी बात की कभी उपेक्षा नहीं करते और तुम चारों ओर जात 
बाँध कर, उनके निकलने का प्रत्येक मार्ग बंद कर, उनका आखेट करने जा रहे हो" ?' 

इस बार धृतराष्ट्र के मन में कोई ध्वनि नहीं जागी। एक चित्र जागा : चूत में 
दुर्योधन जीत रहा है | इंद्रप्रस्थ की लक्ष्मी प्रत्येक दाँव के साथ, उसके निकट, और निकट, 
और निकट खिसकती आ रही है। उसके चेहरे पर उल्लास छाता जा रहा है। उसकी 
आँखों में अपने पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव घना होता जा रहा है| 

धृतराष्ट्र जैसे समाधि से जागा, “शकुनि |” 

“हाँ जीजा जी।” 

“जाओ। तैयारी करो। परन्तु सावधान। किसी बात में कोई कमी न रह जाए। 
यह उत्सव ही लगे, षड़्यंत्र नहीं” ।" 

“आप तनिक भी चिंता न करें जीजा जी |” 

“तुम्हरी ओर से आश्वस्त हूँ। तुम्हारा ही भरोसा है मुझे। पर फिर भी मैं अपने 
इस शंकाशील मन का क्या करें|” 

शकूुनि चकित रह गया। धृत्तराष्ट्र ने आज तक इस स्नेह से उसके साथ बात 
नहीं की थी। 


37 
हस्तिनापुर के दूत ने समा में प्रवेश किया और युधिष्ठिर अपने उल्लास में चक्रवर्ती 


की मर्यादा भूल, उठकर खड़े हो गए,“विदुर काका ।” 

“नहीं सम्राट ।” विदुर, आरोह-अवरोह विहीन, गंभीर और शांत स्वर में बोले, 
“हस्तिनापुर का राजदूत |” 

युधिष्ठिर के उल्लसित आवेश पर जैसे किसी ने विषुल मात्रा में ठंडा जल छिड़क 
दिया। वे सिंहसन पर बैठ, स्वयं को संयमित करने का प्रयल करने लगे। उनके मन 
में बार-बार एक ही प्रश्न जैसे उछल-उछल कर ऊपर आ रहा था, “विदुर काका उनके 
साथ ऐसा व्यवहार क्‍यों कर रहे हैं ?” 

“कहो दूत ।” युधिष्ठिर ने प्रकट कहा, “हस्तिनापुर में सब कुशल तो है न ? महाराज 
धृतराष्ट्र, रानी गांधारी, युवराज दुर्योधन तथा उनके भाई स्वस्थ-सानन्द हैं ?” और 
युधिष्ठिर का मन तड़प-तड़प कर पूछना चाहता था,'और विदुर काका ! आप कैसे हैं ! 
आपको आना था तो आप राजप्रासाद में परिवार के आत्मीय, कुल-वृद्ध के रूप में आए 
होते | इस प्रकार दूत बनकर सभा में क्यों आए आप ? किसी औपचारिक कार्य से राजदूत 
को ही भेजना था तो कोई और व्यक्ति, मंत्री, सामंत, सेनापति नहीं रह गया था हस्तिनापुर 
की राजसभा में, कि विदुर जैसे कुल-वृद्ध को राजदूत बना डाला।' 

“सम्राट |” विदुर पूरे औपचारिक शिष्टाचार के साथ बोले, “हस्तिनापुर में सब ओर 
सुख-शांति है। वह राज्य समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। राजा, रानी, युवराज तथा अन्य 
राजकुमार प्रसन्‍न और सुखी हैं|” 

“अपना संदेश कहो राजदूत |” युधिष्ठिर ने भी औपचारिक होने का अभिनय किया । 

“सम्राट ।” विदुर बोले, “हस्तिनापुर के महाराज ने एक विराट और भव्य सभा-भवन 
का निर्माण करवाया है, जो राज्य की समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है। उसका नाम 
है तोरण-स्फटिक सभा। उसका विस्तार देखने योग्य है। उसका वर्णन कया करूँ। वह 
अपने-आप में ही कुरुकुल के लिए गौरव की वस्तु है। उसके निर्माण पर अपना संतोष 
प्रकट करने के लिए, महाराज धृत्तराष्ट्र ने एक उत्सव का आयोजन किया है। वह राजसूय 
यज्ञ अथवा किसी अन्य यज्ञ जैसा धार्मिक उत्सव तो नहीं है, किंतु शारीरिक व्यायाम, 
मनोरंजन, हास-विलास तथा अन्य क्षत्रियोचित क्रीड़ाओं का वह महान्‌ उत्सव होगा | उस 
उत्सव में देश-विदेश के भूषति एकत्रित हो रहे हैं । महाराज धृतराष्ट्र ने कहा है कि चक्रवर्ती 
की उपस्थिति के बिना, उस उत्सव का सारा आयोजन फीका रहेगा। क्षत्रियों के उस 
समाज की शोभा ही क्‍या हो सकती है, जिसमें उनके सिरमौर चक्रवर्ती सम्राट्‌ युधिष्ठिर 
और उनके वीर और यशस्वी भाई सम्मिलित न हों। अतः आपको उन्होंने उत्सव में 
सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया है। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं 
आपसे कहूँ कि उन्होंने सम्राट युधिष्ठिर को तो उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित 
किया ही है, उन्होंने अपने पुत्रों को विशेष अनुरोधपूर्वक बुलाया है | जिस प्रकार आपके 
राजसूय यज्ञ के अवसर पर सारे कौरव, परिवार के आत्मीय सदस्यों के रूप में सम्मिलित 
हुए थे, वे चाहते हैं कि इस बार भी हस्तिनापुर में उनके सभी के सभी, एक सौ पाँच 
पुत्र उपस्थित हों ।*" 

युधिष्ठिर का मन हुआ कि वे बच्चों के समान खिलखिला कर हँस पड़ें और कहें, 
वविदुर काका। इतना आडंबर क्‍यों कर रहे हैं। स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि महाराज ने 


धर्म/357 


बुलाया है। उन्होंने एक बड़ा प्रासाद बनवाया है। गृह-प्रवेश का अवसर है। घर के लोगों 
को तो वहां उपस्थित होना ही चाहिए । तुम्हें भी आना पड़ेगा युधिष्ठिर। देखना, चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ की व्यस्तताएँ इस पारिवारिक उत्सव में विघ्न न डालें।' 

पर दूसरे ही क्षण उनके मन में एक नया विचार आया : संभव है, महाग़ज़ ने 
अपने लिए नया प्रासाद न बनवाया हो, यादवों के समान सुधर्मा सभा, जैसा कोई भवन 
बनवाया हो। संभव है, गुरु द्रोण के आश्रम के भीतर, या उससे लगता हुआ कोई विराट 
भवन और क्रीड़ा-स्थल बनवाया हो, जहाँ क्षत्रियोचित क्रीड़ाएँ हो सकें-- रथ दौड़ सकें, 
अश्व प्रतियोगिताएँ हो सकें, युद्धों के बड़े-बड़े विराट्‌ व्यूहों के प्रदर्शन हो सकें। देखें, 
कौन किस से और भी जटिल व्यूह बनाता है।” जहाँ आचार्य द्रोण जैसे गुरु होंगे, वहाँ 
युद्ध-शास्त्र में मौलिक चिंतन होगा, प्रगति होगी” काश ! इंद्रप्रस्थ में भी कोई ऐसा 
गुरु होता" 
का ऐसे आयोजन के लिए तो राजकीय निमंत्रण ही उचित है | बड़ा आयोजन है, इसलिए 
विदुर काका जैसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा गया है। वैसे उन्होंने पांडवों 
को अपने पुत्रों के रूप में ही स्मरण किया है। 

“दूत ! निमंत्रण को अकारण अस्वीकार नहीं किया जाता, और फिर यह तो हमारे 
पिता का आदेश है| इसकी किसी भी स्थिति में अवहेलना नहीं की जा सकती । निमंत्रण 
के लिए महाराज के प्रति हमारा आभार प्रकट कीजिएगा, और उन्हें कहिएगा कि उनके 
उत्सव में सम्मिलित होकर हमें प्रसन्‍नता होगी | मैं अपने भाइयों के साथ उपयुक्त अवसर 
पर अवश्य उपस्थित हो जाऊँगा |” 

“धर्मराज ! यह निमंत्रण पारिवारिक भी है। महासज की इच्छा है कि उनकी सारी 
बहुएँ भी इस उत्सव में सम्मिलित हों ।” विदुर बोले, “आपकी माता भोजकुमारी कुंती 
तथा पट््महिषी द्रपद कुमारी महारानी कृष्णा भी सादर आमंत्रित हैं।” 

“वे भी आएँगी |” युधिष्ठिर मुस्कराए, “पाँचों पांडव आएँ और उनके साथ द्रौपदी 
न आए, ऐसा सामान्यतः होता नहीं राजदूत ! आप आश्वस्त रहें |” 

युधिष्ठिर सोचते ही रह गए कि विदुर काका अब राजदूत का अभिनय समाप्त 
कर, अपनी ओर से भी दो शब्द कहेंगे, किंतु विदुर ने एक शब्द भी नहीं कहा और 
राजदुत के रूप में चक्रवर्ती का अभिवादन कर, वे सभा से बाहर निकल गए। 

विदुर का आज का व्यवहार युधिष्ठिर के लिए अनबूझ पहेली ही रहा ।''ऐसा क्यों 
किया काका ने ? क्या उन्हें पांडवों से वियुक्त हुए बहुत दिन हो गए हैं ? क्या काका 

(भूल गए हैं कि वे उनके वही युधु हैं, जो प्रत्येक बात में उनका परामर्श लेने, उनके 
पास जा पहुँचते थे | उनके स्नेह की छाया न होती, तो दिन-प्रतिदिन उग्र होते हुए दुर्योधन 
के ताप से उसकी रक्षा कौन करता ।एक समय तो वह भी आया था कि युधिष्ठिर 
ने मन में निश्चय कर लिया था कि वे कौरवों के राजप्रासाद को छोड़ कर, माँ और 
भाइयों सहित विदुर काका के भवन में जा रहेंगे। पर, विदुर काका ने उन्हें ऐसा करने 
नहीं दिया। उन्होंने व्याकुल और उद्विग्न युधिष्ठिर को समझाया था, “युधु ! व्यक्तिगत 
रूप से मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। तुम लोगों को अपने घर में पाकर, मुझे बहुत 
प्रसन्‍नता होगी | तुम्हारी काकी भी फूली नहीं समाएँगी | उन्हें कुंती भाभी की सुखदसंगति 


358/महासमर-4 


मिलेगी, वात्सल्य के लिए तुम स्नेह-पगे पाँच पुत्र मिलोगे। तुम से खूब काम कराएँगी, 
खूब खटाएँगी तुम लोगों को, और मैं जानता हूँ कि तुम लोग हँसी-खुशी सब काम करोगे। 
माँ से कम नहीं आकोगे, काकी को।“पर पुत्र।"* 

“पर क्या काका ?” किशोर युधिष्ठिर का मन मुंह को आ रहा था, सब कुछ मानकर 
अंत में काका यह 'पर' क्यों लगा देते हैं ? 

“पुत्र ! यह नीति-संगत नहीं होगा।” काका ने कहा था, “पहली वात तो यह है 
कि तुम महाराज ध्रृतराष्ट्र के परिजन न रहकर मेरे परिजन अधिक माने जाओगे। उससे 
भविष्य में राज्य पर तुम्हारा अधिकार क्षीण हो जाएगा। भविष्य में राज्य के अधिकारी 
बने रहने के लिए तुम्हें धृतराष्ट्र के प्रासाद में ही बने रहना चाहिए।' 

युधिष्ठिर कुछ समझ पाए थे, कुछ नहीं समझे । बोले, “ठीक है काका ! जैसी आपकी 
इच्छा 

“एक बात और भी है युधु ।” काका ने कहा था, “मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों 
के प्रति मेरा स्नेह, सार्वजनिक रूप से घोषित हो |? 

“क्यों काका ?” युधिष्ठिर ने कुछ विचलित होकर पूछा था, “इसमें ऐसा गोपनीय 
क्या है ? क्या हम इस योग्य नहीं कि आपका स्नेह प्रकट रूप से पा सकें ? इसमें भी 
कुछ अनुचित है क्या ?” 

तू तो एकदम पगला है युधु ।" काका हँसे थे, “अरे बुद्धू हमारा नैकट्य, या हमारा 
परस्पर अनुराग प्रकट हो गया, तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन तक उसकी धूचना नहीं पहुँच 
जाएगी क्‍या ?? 

“तो उससे क्‍या होगा ?” 

“उससे होगा यह कि वे लोग जब कभी तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचेंगे, मुझ 
से सावधान रहेंगे। अपनी योजनाएँ मुझ से गुप्त रखेंगे और अपने अज्ञान के कारण 
मैं न तुम्हें सूचित कर पाऊँगा और न तुम्हारी सहायता कर पाऊँगा।"” 

काका की बात युधिष्ठिर को समझ तब आई थी, जब वारणावत भेजे जाने से 
पहले काका ने सारे गापेनीय तथ्य उन्हें बताए थे। वारणावत में काका का भेजा हुआ 
खनक उन्हें मिला धा और फिर अग्निदाह हो जाने के पश्चात्‌ नदी पार कराने के लिए 
भी काका का भेजा हुआ केवट ही उनके काम आया था। 

संभव है कि वैसे ही किन्हीं कारणों से आज भी काका ने अपना निजी आत्मीय 
संबंध, सभा में प्रकट नहीं किया था। संभव है, अब भी वे सार्वजनिक रूप से उस दूरी 
को बनाए रखना चाहते हों |” पर अब क्‍या आवश्यकता है उसकी ? कौन नहीं जानता 
उनके संबंध को ? अब वे लोग धृतराष्ट्र के प्रासाद में नहीं रहते। अब वे दुर्यंधिन के 
कुचक्रों से दूर हैं। उनका अपना राज्य है, और वे लोग समर्थ हो चुके हैं। अब काका 
को उनसे दूर रहने की भी क्या आवश्यकता है ? अच्छा हो कि अब काका उनके ही 
पास रहने आ जाएँ इंद्रप्रस्थ में” 

युधिष्ठिर उनसे अवश्य कहेंगे" 

पर दूसरे ही क्षण, युधिष्ठिर के मन ने करवट बदली, वे इतने आश्वस्त किस बात 
से हैं ? अभी उस दिन ही तो व्यासदेव ने उन्हें चेतावनी दी थी” उन्हें और उनके 


धर्म/359 


भाइयों को केन्द्र में रखकर, प्रकृति कोई हिंसक लीला रचती दिखाई देती है। उन्होंने 
यह भी कहा था कि कृष्ण ने राजसूय यज्ञ करवा, राजाओं को धर्म-राज्य के लिए संगठित 
किया है, किंतु उससे ईर्ष्या की ज्वाला भी भड़की है*” तो युधिष्ठिर यह क्यों मान बैठे 
हैं कि अब विदुर काका की सावधानी की आवश्यकता नहीं रही ?*“* 

युधिष्ठिर का मन विदुर काका से भटक कर हस्तिनापुर के आयोजन की ओर 
चला गया। यह सम्मेलन शुभ और कल्याणकारी होना चाहिए। उसमें कोई यज्ञ नहीं 
है, कोई संकल्प नहीं है | किसी को चक्रवर्ती घोषित नहीं किया जाएगा, किसी की अग्रपूजा 
नहीं की जाएगी, इसलिए पक्ष-विपक्ष की कोई बात नहीं है। ईर्ष्या और स्पर्धा का कोई 
कारण नहीं है। वह तो मात्र सह-मिलन है-सम्मेलन ! आमोद-प्रमोद, मनोरंजन-करीड़ा“ 
क्षत्रियों को अच्छा लगता है, यह सब । खाना-पीना, हँसना-खेलना, जीवन का भोग'"। 
अनेक नृपति होंगे वहाँ। मैत्रीपूर्ण वातावरण में समता के धरातल पर उन सब से भेंट 
होगी। नई मैत्रियों का जन्म होगा, पुरानी मैत्रियाँ प्रगाढ़ होंगी। युधिष्ठिर प्रयत्न करेंगे 
कि उनकी और उनके भाइयों की ओर से, उनके राज्य और सेना की ओर से किसी 
को भी कोई आशंका न रहे | वहाँ कोई ऐसा संगठन न बने, जो शांति की हत्या को 
यदि ऐसा कोई संगठन हो, तो वह विलीन हो जाए। महर्षि की हिंसा की आंशंकाएँ निष्फत 
हों। संसार में शांति बढ़े, ताप घटे"” और पांडवों को केन्द्र में रखकर तो कोई हिंसा: 
का जाल बुने ही नहीं” 

और विदुर काका। उनसे तो संध्या समय उनके आवास पर भेंट करनी होगी। 
देखें, वे 'काका' बनते हैं, या तब भी, राजदूत” ही बने रहते हैं) 


संध्या समय, युधिष्ठिर विदुर के आवास पर अकेले ही पहुँचे । उन्होंने चरण छू कर प्रणाम 
किया और विदुर ने उन्हें वक्ष से लगा लिया, तो वे कुछ आश्वस्त हुए। फिर भी वे 
कहे बिना नहीं रह सके, "मैं इस समय चक्रवर्ती नहीं हूँ, इसलिए कृपया, आप भी इस 
समय हस्तिनापुर के राजदूत का अभिनय मत कीजिएगा।” 

दिदुर हँसे | कुछ बोले नहीं | सतर्क दृष्टि से आस-पास देखा : कोई अनुचर निकट 
नहीं था | उन्होंने उठ कर द्वार से बाहर झाँक कर देखा, उनका विश्वस्त अनुचर आराधन, 
सनन्‍नद्ध खड़ा था। उन्होंने संकेत से उसे निकट बुलाया। 

वह पास आया तो बोले, “अभी डेढ़ दो घड़ी तक मैं धर्मराज के साथ पूर्ण एकांत 
चाहता हूँ। किसी के आने में बाधा बनने की आवश्यकता नहीं है, किंतु कोई भी व्यक्ति 
अनुचर, सैनिक, अधिकारी या परिजन- इधर आना चाहे, तो हमें पूर्व सूचना दिए बिना, 
किसी को उपस्थित मत करना !? 

वे लौटे तो युधिष्ठिर ने कुछ आश्चर्य से देखा, “कोई अत्यन्त गोपनीय बात है ?” 

विदुर मुस्कराए, “सब कुछ गोपनीय ही गोपनीय है पुत्र ! मेरे वश में होता तो 
मैं इस भेंट को ही गोपनीय रखता, पर शायद यह संभव नहीं है।” 

“क्या बात है ?” युधिष्ठिर ने कुछ चिंतित होकर पूछा। 

“जो निमंत्रण मैंने तुम्हें सभा में दिया था, वह धृतराष्ट्र का निमंत्रण है अवश्य, 


360/महासमर-4 


किंतु वह निमंत्रण के छद्मवेश में षड्यंत्र है पुत्र ! वह चक्रव्यूह है, जिसमें वे तुम्हें घेर 
लेना चाहते हैं। वे उसमें तुम्हारे प्रवेश के लिए द्वार खोलते जाएँगे, ताकि तुम उसमें 
गहरे और गहरे धैंसते जाओ, और जब तुम पूर्णतः घिर जाओगे तो वे लोग सुविधापूर्वक 
तुम्हारा आखेट करें" ।” 

“मैं समझा नहीं |” युधिष्ठिर कुछ आशंकित मन से बोले। 

“राजसूय यज्ञ के अवसर पर, दुर्योधन तुम्हारी संपत्ति देख कर गया है। उसकी 
नींद उड़ गई है। अब वह तब तक चैन की नींद नहीं सो सकेगा, जब तक वह तुम्हारी 
लक्ष्मी का अपहरण न कर ले | उसी के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। यह निमंत्रण 
वस्तुतः चूत का निमंत्रण है। प्रयल यह होगा कि तुम द्यूत में अपना सर्वस्व हार 
जाओ “क्योंकि पांडवों को नष्ट किए बिना, दुर्योधन शांति से बैठ नहीं सकता ।” 

युधिष्ठिर चिंतित मुद्रा में कुछ देर चुप रहे | 

“क्या उन्हें आशंका नहीं थी कि आप मुझे यह सब बता देंगे ?” थोड़ी देर बाद 
युधिष्ठिर ने पूछा। 

अब तक विदुर कुछ सँँभल चुके थे। बोले, “पहली बात तो यह है कि शायद उन्हें 
यह अनुमान नहीं है कि मैं उनके षड़यंत्र को कितनी गहराई तक जानता हूँ। दूसरे, 
वे आश्वस्त हैं कि मेरे आने से उनके निमंत्रण का महत्त्व बढ़ जाएगा। मैं तुम्हें अपने 
राजकीय कर्तव्य के रूप में महाराज धृतराष्ट्र का निमंत्रण अवश्य दूँगा, और तुम मेरे 
माध्यम से आए निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकोगे |” 

“आपने उन्हें समझाया नहीं कि द्यूत अनर्थ का मूल है | दूत की अधिकांश क्रीड़ाएँ, 
अंततः युद्ध में परिणत हो जाती हैं ?” 

विदुर हँसे, “समझाया तो उसे जाता है, जिसकी समझ में पहले न आया हो, या 
जो समझना चाहे | वे तो पहले से ही समझे-समझाए बैठे हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने मेरे 
समझाने के उत्तर में मुझे राजकीय आदेश दिया कि मैं इंद्रप्रथ जाऊँ और उनकी ओर 
से तुम्हें हस्तिनापुर आने के लिए आमंत्रित करूँ, चूत के लिए नहीं, समारोह के लिए |” 

युधिष्ठिर इन्द्र में पड़ गए। वे क्या सोच रहे थे*और यहाँ कया हो रहा है। 

“यदि मैं हस्तिनापुर न जाऊँ तो ?” सहसा युधिष्ठिर ने पूछा। 

विदुर मुस्कराए, “अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र का आत्मीय पारिवारिक निमंत्रण 
है। उसे अस्वीकार कर सकोगे ?? 

५ “नहीं | गुरुननों की अवमानना होगी |” युधिष्ठिर कुछ सोचते हुए बोले, “यह अधर्म 
ग 

“इतना ही नहीं ।” विदुर बोले, “मैं वैसे भी तुम्हें हस्तिनापुर न जाने का परामर्श 
नहीं दे सकता। वहाँ तुम्हारे संबंधी होंगे । एक विराट राज-समाज जुटेगा | तुम लोग वहाँ 
नहीं जाओगे, तो तुम्हारी अनुपस्थिति अपने-आप ही तुम्हारे विरुद्ध अनेक षड़यंत्रों को 
जन्म देगी दुर्योधन उसका लाभ उठाएगा। लोग मानेंगे कि चक्रवर्ती हो जाने के कारण, 
तुम स्वयं को उनसे श्रेष्ठ समझने लगे हो। अहंकारी हो गए हो तुम ! उनके मन में 
ईर्ष्या जन्म लेगी। तुम से संवाद हो नहीं पाएगा। तुम्हारी विरोधी धारणाएँ पुष्ट होंगी। 
वे लोग घृणा के आधार पर निकट आएँगे और तुम्हारे विरुद्ध एक शक्तिशाली संगठन 


धर्म/36 


खड़ा हो जाएगा। दुर्योधन उनका उपयोग तुम्हारे विरुद्ध करेगा। संभवत: वह उनकी 
सम्मिलित सेनाओं के वल पर किसी भी बहाने, तुम्हारे विरुद्ध युद्ध छेड़ दे ।” विदुर बोले, 
“नहीं पुत्र | तुम लोगों की उपस्थिति आवश्यक है, ताकि राज समाज से तुम्हारा संपर्क 
बना रहे, तुम्हारा प्रभाव अक्षुण्ण हो, और तुम्हारे विरोधी परस्पर मिल न पाएँ | 

युधिष्ठिर चुपचाप सुनते रहे और फिर बहुत धीरे से वोले, “लगता है कि व्यासदेव 
की भविष्यवाणी सत्य होकर रहेगी |” 

विदुर चौंके, “क्या कहा था, व्यासदेव ने ?? 

“प्रकृति हिंसा की लीला रच रही है, और उस लीला के केन्द्र में मैं और मेरे भाई 


हैं।” 

“ओह !! 

दोनों चुपचाप एक-दूसरे को देखते रहे, जैसे संप्रेषण के लिए शब्द चुक गए हों, 
और दृष्टि भी असहाय हो गई हो। 

“न जाऊँ तो एक प्रकार का अधर्म होगा, और जाऊऊ तो दूसरी प्रकार का।! 

“मेरा विचार है कि तुम्हें जाना तो चाहिए : हस्तिनापुर न जाना, तुम्हारे हित में 
नहीं है। या” विदुर कुछ अटके, “या तुम अपने भाइयों से विचार-विमर्श कर तो ! 

2. / युधिष्ठिर एक शब्द कह कर चुप हो गए। | 

न 


“मेरा विचार है कि यदि मेरे भाइयों अथवा द्रौपदी को पता लग गया कि दुर्योधन 
इस प्रकार का कोई पड्यंत्र रच रहा है, तो दुर्योधन कुछ करे न करे, मेरे भाई ही इतना 
उत्पात्‌ कर देंगे कि महर्षि की आशंका सत्य होकर रहेगी ।” 

“कैसा उत्पात्‌ ?” 

“एक तो यही हो सकता है कि वे हस्तिनापुर जाना ही अस्वीकार कर दें। या अपने 
विरुद्ध रचे जा रहे पड्यंत्र की आशंका से अभिभूत होकर पहुँचें, और किसी छोटी-सी 
उत्तेजना से आविष्ट होकर, भीम कोई ऐसा उत्पात्‌ मचा दे कि सव कुछ अशोभनीय 
हो उठे, और अनेक राजाओं का हमारे प्रति सद्भाव नष्ट हो जाए।""* 

“फिर तो पुत्र ! एक ही मार्ग है कि ये सारी सूचनाएँ तुम अपने-आप तक ही 
सीमित रखो, और सावधानी से इस प्रकार व्यवहार करो कि तुम हस्तिनापुर जाओ भी 
और उनके षड््यंत्रों से तुम्हारी कोई क्षति भी न हो। तुम अपने धर्म की रक्षा कर सको, 
और धर्म तुम्हारी रक्षा कर सके ।" 

“आप ठीक कह रहे हैं काका !" 

“पर सावधान रहना पुत्र ! दुर्योधन को किसी प्रकार की शंका न हो कि मैने तुम्हे 
इस संदर्भ में कोई सूचना दी है। मेरी सुरक्षा के लिए भी यह आवश्यक है, और हस्तिनापुर 
में बने रहने के लिए भी ।” 

“और कहाँ मैं यह सोच रहा था कि आप से कहूँगा कि आप अब हस्तिनापुर 
छोड़कर, हमारे पास इंद्रप्रस्थ में आ जाएँ |" 

है “नहीं युधू |” विदुर ने ममता भरी दृष्टि से युधिष्ठिर की ओर देखा, “मेरा हस्तिनापुर 
में बने रहना भी आवश्यक है, और धृतराष्ट्र से स्नेह-संबंध बनाए रखना भी। मैं वहाँ 


362/महासमर-4 


रहूँगा, तो कुछ तुम्हारे छितो की रक्षा करूँगा, और कुछ तुम्हें सावधान करता रहूँगा। 
मैं इंद्रप्स्थ आ गया तो हस्तिनापुर की सभा से हमारा संपर्क एकदम टूट जाएगा। यह 
तुम्हारे हित में नहीं है पुत्र ।" 

“आप ठीक कह रहे हैं काका ।” युधिष्ठिर का मन उदास हो आया था। 


हाय को स्मरण नहीं ऐ कि निकट अतीत में पितामह ने कभी उसे इस प्रकार बुला 
गण हो। इधर के कुछ वर्षों में तो जव कभी पितामह को किसी कारणवश दुर्योधन 
से मिलने की आवश्यकता हुई, उन्होंने सदा ही उसे सूचना भिजवाई कि वे उससे मिलना 
चाहते हैं, और वे स्वयं ही उसके पास चले आए” दुर्योधन ने कहा भी कि पित्तामह 
उसे बुला लिया करें, तो पितामह ने यही कहा कि अब वह छोटा वालक नहीं था कि 
पितामह के अधिकार से वे उसे आने का आदेश दें। अब वह हस्तिनापुर का युवराज 
धा*” और युवराज भावी 'महाराज” होता है। युवराज की भी राजा के समान एक मर्यादा 
होती है, जिसका पालन सब को करना चाहिए। जैसे वे महाराज धृत्तराष्ट्र की मर्यादा 
का सम्मान कर उन्हें आदेश देने से बचते रहते हैं, वैसे ही उन्हें 'युवराज दुर्योधन” की 
मर्यादा का भी सम्मान करना होगा" 
किंतु आज उन्होंने फिर उसे एकदम उसी प्रकार बुला भेजा था, जैसे वे उसे 
उसकी वाल्यावस्था में बुलाया करते थे । इस आदेश से राजकीय पद और मर्यादाएँ समाप्त 
हो जाती थीं और केवल पितामह और पीज्न का संबंध रह जाता था|” उसमें से यह 
भी आभासित होता रहता था कि पितामह अप्रसन्न हैं, और वे दुर्योधन को ठीक उसी 
प्रकार बुला रहे हैं, जैसे कोई न्यायाधीश किसी अपराधी को न्‍्यायाधिकरण में उपस्थित 
होने का आदेश देता है, और अपराधी जानता है कि उसे न्यायाधीश के सम्मुख आरोपों 
का उत्तर देना होगा, और न्यायाधीश उसे अपराधी अधवा अपराधमुक्त घोषित करेगा। 
उसे क्षमा करेगा अथवा दंड का विधान करेगा।" दुर्योधन जानता था कि पितामह ने 
जब-जब उसे इस प्रकार अपने सम्मुख उपस्थित होने का आदेश दिया था, उनके न्यायाधीश 
ने उसे अपराधी घोषित किया धा, किंतु उनके पितामह ने उसे क्षमा कर दिया था । न्यायाधीश 
चाहता था कि उसे उसके कृत्यों के लिए दंडित किया जाए, उसके आचारण को सुधारने 
का उसका कोई प्रयल नहीं था।” किंतु पितामह ने सदा चाहा धा कि उसके कृत्यों 
को भुताकर उसके आचरण को सुधारा जाए” इसीलिए दुर्योधन यह मानता था कि 
पितामह न कभी पूर्णतः पितामह वन पाए, और न पूर्णतः न्यायाधीश । पर आज जाने 
फिर क्‍या हुआ धा कि पुराने समय के ही समान उन्होंने उसे अपने सम्मुख उपस्थित 
होने का आदेश दिया था।” क्या उन्हें चूत की योजना का आभास हो गया धा ?"* 
पर नहीं इसकी सूचना उन्हें कहाँ से मिल सकती है। इस का पता तो सिवाय महाराज 
धृतराष्ट्र, मातुत शकुनि तथा स्वयं दुर्योधन के और किसी को भी नहीं है।” यहाँ तक 
कि दुःशासन को भी नहीं“ तो पित्तामह को कौन बताएगा ?*“ पर वह विदुर गया 
है इंद्रप्रस्थ | कहीं उसे तो कोई आभास नहीं हो गया ? वह तो जैसे दुर्योधन का चेहरा 
देखकर सूंध लेता है कि दुर्योधन के मन में क्या है।” वैसे उसने महाराज धृतराष्ट्र के 


धर्म/363 


मुख से कुछ उगलवा लिया हो, तो कोई वड़ी बात भी नहीं । अपनी सारी धूर्त्तता और 
सावधानी के बाद भी महाराज कभी-कभी विदुर के प्रति अत्यन्त भावप्रवण हो जाते हैं। 
उस समय वे भूल जाते हैं कि उन्हें उसे क्या बताना चाहिए और क्या नहीं बताना 
चाहिए। हो सकता है कि उसी के माध्यम से पितामह को भी कोई आभास मिल गया 
होः नर 


'पर क्या कर लेंगे पितामह ?”“ दुर्योधन के उद्धत मन ने सोचा”“अब वह समय 
नहीं है कि वे दुर्योधन को डॉट दें, और उसकी योजनाओं को कार्यान्वित होने से रोक 
दें। ऐसा कुछ होगा, तो वह उन्हें स्पष्ट रूप से बता देगा कि उन्हें युवराज का सम्मान 
करना आना चाहिए" 

पर इस सब की आवश्यकता ही कया है ?”“ उसने सोचा"“वह पितामह के पास 
न जाए तो ? क्या कर लेंगे वे ? 

उसे लगा यह न जाने वाला स्वर उसका अपना नहीं, शकुनि का है। वह कितना 
भी उहंड हो जाए, पिता और पितामह से उसका कितना भी मतभेद हो जाए, किंतु वह 
उनकी इस प्रकार अवज्ञा नहीं कर सकता |” इस प्रकार अपमान नहीं कर सकता उनका" 
वह उनके पास जाएगा। उनकी बात सुनेगा। जाने वे क्या कहना चाहते हैं, क्यों मिलना 
चाहते हैं ।“यदि वे थोड़ी-सी ताड़ना करेंगे, तो दुर्योधन सुन लेगा । बाल्यावस्था से सुनता 
ही तो आया है” एक बार और सही" 


दुर्योधन जब भीष्म के सम्मुख पहुँचा, तो वे उसे क्रुद्ध अथवा रुष्ट दिखाई नहीं दिए। 
उनका रूप उस समय ओजस्वी भी नहीं लग रह था। वे पर्याप्त चिंतित थे" उन्हें किसी 
सीमा तक उदास भी कहा जा सकता था |“ दुर्योधन कुछ विचलित हुआ | सिंह को देखकर 
मनुष्य उससे भयभीत हो सकता है। उससे अपनी रक्षा का उपाय भी कर सकता है। 
सिंह हिंस्न हो, तो उस पर प्रहार भी किया जा सकता है | उसे आहत भी किया जा सकता 
है” और कभी-कभी मानव-भक्षी के प्राय लेकर आखेटक को सुख भी मिलता है, किंतु 
यदि सिंह इस प्रकार निर्बल और असहाय दिखाई दे, तो उस पर प्रहार कौन करेगा ? 
ओज की हताशा किसे अच्छी लगेगी" और भीष्म तो फिर दुर्योधन के पितामह थे'" 

“आपने मुझे बुलाया पितामह ?” दुर्योधन ने प्रणाम करके पूछा। 

“बैठो पुत्र |” 

दुर्योधन बैठ गया। 

“मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम पांडवों से प्रसन्‍न नहीं हो |” भीष्म ने दृष्टि उन 
कर दुर्योधन की ओर देखा। 

दुर्योधन ने अपने असमंजस में बिना सोचे-विचारे कुछ कहना चाहा, किंतु भीषण 
ने अपनी हथेली उठा कर उसे बोलने से मना कर दिया। 

“मैं किसी वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता |” भीष्म ने अत्यन्त उदासीन स्वर में 
कहा, “मैं दोषारोपण अथवा स्पष्टीकरण में भी नहीं पड़ना चाहता। मैं इसका अथवा 
उसका पक्ष लेना भी नहीं चाहता। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ पुत्र ! कि सदा 


.364/पहासमर-4 


मध्यस्थ रहते हुए भी मैंने यही अनुभव किया कि पांडवों के साथ कभी न्याय नहीं 
हुआ। जिस समय राज्य का विभाजन हुआ, उस समय तो बहुत ही अन्याय हुआ। 
तुमने उनके वध का भी प्रयल किया*" किंतु युधिष्ठिर ने अपने व्यवहार से सिद्ध कर 
दिया है कि उसका मन अब भी हमारी ओर से खट्ट नहीं हुआ है। वह मुझे अब भी 
अपना पितामह मानता है, तुम्हरे जनक को अपना पिता और तुम सव को अपना भाई। 
उसने अपने परम सहायक यादवों और पांचालों को एक ओर हटा कर, यज्ञ का सारा 
तंत्र हम कौरवों को सौंप दिया । अब तुम उन से क्यों रुष्ट हो ? 

दुर्योधन ने फिर से कुछ कहना चाहा, किंतु भीष्म ने पुनः उसे रोक दिया। 

“में चाहता हूँ कि तुम ऐसा कुछ मत करो कि पांडवों का मन तुम्हारी ओर से 
फट जाए! भीष्म बोले, “मैं यह मान बैठा था कि पांडवों का हस्तिनापुर से पूर्ण 
संबंध-विच्छेद हो चुका है, किंतु उन्होंने अपने व्यवहार और हमारे सत्कार के माध्यम 
से प्रबल प्रमाण दिए हैं, कि संबंध-विच्छेद तो दूर, उन्होंने हमारी ओर से अपना मन 
मैला भी नहीं किया है ।” अब तुम अपना आचरण सुधारों | वे तुम्हें अपना भाई मानते 
हैं, तो तुम उनके भाई बन कर दिखाओ।' 

भीष्म ने अपनी बात समाप्त कर उसकी ओर देखा। 

तो बात बहुत गंभीर नहीं है।' दुर्योधन ने मन-ही-मन सोचा, 'वृद्ध को कुछ भी 
ज्ञात नहीं है, वस शून्य में वाण चला रहा है।' 
ते “अब मैं कुछ कह सकता हूँ पितामह ?” दुर्योधन ने आहत प्रतिवादी की मुद्रा 
| कहा | 

“हाँ, कहो !” भीष्म बोले, “इसीलिए बुलाया है तुम्हें ।" 

“सव का यही विचार है कि पांडव बहुत भले हैं और मैं घोर नीच और दुष्ट हूँ।" 
दुर्योधन का स्वर रुदनोन्मुख हो चला था, “कोई यह नहीं देखता कि ऊपर से इतने 
शाप 3०४ वाले और वाणी के इतने मधुर और कोमल पांडवों के मन में कितना 

घर +१हि 


“आपने यह तो देखा कि अतिथियों से उपहार ग्रहण करने का महत्त्वपूर्ण दायित्व 
उन्होंने मुझे सौंप दिया, किंतु यह नहीं सोचा, कि उन्होंने ऐसा क्‍यों किया ?” 
“इसलिए कि वे तुम्हें विश्वास-योग्य समझते हैं | तुम्हें अपना भाई मानते हैं। तुम 


उनके आत्मीय हो अन्यथा युधिष्ठिर यह दायित्व भीम अथवा अर्जुन को सौंपता ।” भीष्म 


बोले। 

“नहीं ।" दुर्योधन लगभग चीत्कार कर बोला,“इसलिए कि वे अपने वैभव का मेरे 
सामने प्रदर्शन कर सकें। मैं देखूँ कि किस प्रकार राजा लोग सहस्ों स्वर्ण मुद्राएँ और 
बहुमूल्य मणि-माणिक्य लिए हुए, वैश्यों के समान उनके द्वारों पर पंक्ति-बद्ध खड़े हैं। 
मैं उनका वैभव देखूँ और ईर्ष्या से जलूँ। वे मुझे चिढ़ाना नहीं चाहते थे, जलाना चाहते 
थे पितामह ! मुझे अपनी ही दृष्टि में अपमानित करना चाहते थे” ।” 

“क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि यह उनका सौहार्द नहीं, द्वेष था ?” भीष्म का 
स्वर कुछ कठोर हुआ, “तुम अपनी कुंटिल प्रकृति के हाथों इतने बाध्य हो कि संसार 


धर्म/365 


में किसी आचरण का कोई उज्ज्वल पक्ष देख ही नहीं सकते।*” 

दुर्योधन को लगा, उसकी आत्मा में फिर वही वालक दुर्योधन आ बैठा है, जो 
स्वयं को दीन-हीन व॒ता कर, एड़ियाँ रगड़ कर, रो-धो कर अपने पिता और पितामह 
को अपनी बात के सत्य होने का विश्वास दिला सकता था। उन्हें सहमत कर सकता 
था। उनसे अपनी बात मनवा सकता था" 

“आप जानते हैं पितामह ! कि भीम मुझे बुला कर अपनी सभा का वह खंड दिखाने 
ले गया था, जिसे वे लोग स्फटिकस्थल कहते हैं।” दुर्योधन का स्वर पर्याप्त रोषपूर्ण हे 

चुका था। 
रे “नहीं। मुझे यह ज्ञात नहीं है।” भीष्म बोले, “किंतु उससे क्या हुआ। वह स्थत 
युधिष्ठिर ने मुझे भी दिखाया था। वह दर्शनीय भी है और दशनि योग्य भी | उसमें पद 
दानव की अद्भुत कला है।' 

“हाँ | अवश्य दिखाया होगा युधिष्ठिर ने आपको वह स्थल ।” दुर्योधन बोला, “किंतु 
आपको उसने बताया होगा कि देखिए, यह स्थान स्थल जैसा दृष्टिगोचर होता है, किंतु 
वस्तुतः यह सरोवर है। यह स्थान सरोवर जैसा लगता है, किंतु वस्तुतः यह स्थत है। 
उसने आपको बताया होगा कि यहाँ द्वार है किंतु दिखाई नहीं देता, यहाँ द्वार नहीं है, 
किंतु उसका अभास होता है।” 

*हाँ। बताया था ।” 

किंतु जब भीम मुझे वहाँ लेकर गया, उसने मुझे कुछ नहीं वताया।" दुर्योधन 
रुआँसे स्वर में बोला, “में दीवार से टकराया, भूमि पर फिसला, सरोवर में गिरा और 
जल से बचने के लिए धोती उठा कर स्थल पर चलते हुए उन सब के उपहास का पात्र 
बना | 

"भीम ने कुछ नहीं वताया ?” भीष्म ने आश्चर्य से पूछा। ५ 

“नहीं। भीम केवल अइहास करता रहा। अर्जुन, नकुल और सहदेव हँसते रहें। 
दास-दासियाँ मुँह छिपा कर चिहुँकते रहे“” दुर्योधन ने क्रोध और पीड़ा के भीषण भाव 
अपने चेहरे पर प्रकट किए, “केवल द्रौपदी ने बताया।"* 

“क्या बताया ?? 

“मुझे नहीं वताया। अपनी दासियों को बताया कि मैं अंधे पिता का अंधा पुत्र 
हूँ | म्म्क 

भीष्म स्तब्ध बैठे रह गए : ऐसा कहा द्रीपदी ने ?'* देखने से तो द्रौपदी अत्यन्त 
शालीन स्त्री लगती है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह किसी को दिल दुखाने 
वाली ऐसी कद बात भी कह सकती है।” पर नहीं | वह तो कह ही सकती है“ पुत्री 
तो द्रपद की ही है न। रक्त भी उसी का है, और संस्कार भी उसी के हैं|” उसने भी 
तो अपने एक वाक्य से ही द्रोण का हृदय छलनी कर दिया था। द्रोण जैसा संयमी 
तपस्वी उस एक वाक्य की मार नहीं झेल पाया था और हस्तिनापुर चला आयः था। 
वर्षो हो गए, द्रोण का खौलता और उफनता हुआ रक्त आज भी ठंडा नहीं हुआ है।” 

ही द्रौपदी है, जिसने अपने स्वयंवर में पुकार कर कह दिया था कि वह सूतपृत्र से 
॥७ नहीं करेगी।” कर्ण आज तक ऐंठ रहा है, उस एक वाक्य की चुभन से। वह 


#मी क्षमा नहीं कर पाएगा द्रौपदी को, द्रुपद को, धृष्टद्युम्न को" और अब द्रौपदी मे 
(यंधन को ऐसी बात कह दी है, जो उसके चक्ष से होती हुई, पसलियों में ऐसी जा 
तुमे कि मृत्यु-पर्यत कसकती ही रहे"" 

भीष्म ने मस्तक उठाया। दुर्योधन की ओर देखा और बोले, “मैंने तुम्हें पहले ही 
फहा कि मैं न किसी का पक्ष लेना चाहता हूँ, न किसी को दोषी अथवा निर्दोष घोषित 
रना चाहता हूँ। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि भाइयों से शत्रुता मत करो'”॥? 

दुर्योधन के मन में सहस्रों कमल खिल गए । उसका बाण ठीक लक्ष्य पर जा लगा 
प्रा । पितामह के मन में पंचालों का विरोध जाग उठा था | उनका यह पूर्वाग्रह-ग्रस्त मन 
फ्रमी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दुर्योधन ने ये संवाद किस प्रकार गढ़े हैं 

“मैं क्या शत्रुता करूँगा पितामह। शत्रुता तो वे कर रहे हैं।" 

“कक्ष द्रौपदी ने किया है, पांडवों ने तो नहीं।” भीष्म बोले। 

“पांडवों ने कयक्ष तो नहीं किया, किंतु प्रसन्‍न होकर सब से अधिक हँसे तो वे 
गी लोग |” दुर्योधन बोला, "वे द्रौपदी को डपट नहीं सकते थे क्‍या कि दुर्योधन उनका 
भाई है, उसका इस प्रकार अपमान नहीं होना चाहिए ?*“ उलटे उसके साथ हो-हो कर 
इसने लगे।” 

होनी बड़ी बलवान है प्रभु।" भीष्म ने आकाश की ओर देखा और आँखें बंद 
कर लीं“ 


386 


धर्म क्या है ? युधिष्ठिर सोच रहे थे" पितृव्य की आज्ञा का पालन अथवा आज्ञा का 
उल्लंघन ?” आज्ञा का उल्लंघन तो धर्म नहीं हो सकता" आज्ञा पिता की हो, माता 
की हो, कुलवृद्ध की हो" | उनके अपने छोटे भाई, उनसे असहमत होते हुए भी, अपनी 
इच्छा के विरुद्ध उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि वह उनका धर्म है। अर्जुन 
बारह वर्षो के वनवास के लिए निकल गया था। किसी ने नहीं कहा था उसे जाने के 
लिए, वरन्‌ सव लोग उसे रोक ही रहे थे, किंतु वह गया, क्योंकि वह उसका धर्म 'था। 
एकतव्य ने गुरु की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि वह उसका धर्म था। *“ महाराज 
दशरथ ने श्रीराम को एक बार भी नहीं कहा था, वन जाने के लिए। कैकेयी ने भी नहीं 
कहा था। उसने केवल बताया था कि उसने महाराज दशरथ से यह वर माँगा है|” 
पिता से माँगा गया वर सच्चा हो सके, इसलिए श्रीराम ने उसे पिता की आज्ञा मान 
लिया और चौदह वर्षों के वनवास के लिए चले गए” 

'किंतु महाराज धृतराष्ट्र तो उनका सर्वस्व-हरण करने का पड़्यंत्र रच रहे हैं।' * 
युधिष्ठिर के मन में एक स्वर उठा*“ऐसे में उसे पिता की आज्ञा कैसे माना जा सकता 


धर्म/367 


है ? पिता कहीं सर्वस्व हरण करते हैं ?' ““नहीं। पिता सर्वस्वहरण नहीं करते। किंतु 
धर्म का पातन तो तव भी किया जाना चाहिए, जब सर्वस्वहरण हो रहा हो। धर्म दह्मे 
तो नहीं है, जिससे सुख मिलता हो, लाभ होता हो। धर्म की परीक्षा तो कठिन श्षणों 
में ही होती है। सर्वस्व दान कर के ही होती है। एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूत 
देकर, अपना सर्वस्व ही दिया धा। श्रीराम भी जानते थे कि कैकेयी के वरदान का अर्य 
क्या है। उनका भी सर्वस्वहरण हो रहा धा। फिर भी उन्होंने पिता के वरदान को सत्य 
कर दिखाया” और आज युधिष्ठिर के सम्मुख धर्म की परीक्षा का अवसर आया है, 
तो वे नाप-तौल करने लगे हैं कि उन्हें हानि होगी या लाभ ?' 

किंतु जानते-बूझते सब कुछ लुटा देना तो मूर्खता है" ।' युधिष्ठिर के मन में किसी 
ने कहा हाँ ! है तो मूर्खता ही | सांसारिक चातुरी तो कभी धर्म की श्रेणी में नहीं गिनी 
गई |“ जब पितामह भीष्म ने अपनी पूर्ण यौवनावस्था में दासराज को वचन दिया था 
कि न वे पिता का राज्य माँगेंगे और न विवाह करेंगे, तो वे सांसारिक चतुराई नहीं 
दिखा रहे थे। संसार के किसी बुद्धिमान ने इस कृत्य के लिए उनकी सराहना नहीं 
की होगी।” किंतु भीष्म तो वे उसी प्रतिज्ञा के धर्म से ही बने। यदि उन्होंने अपना 
अधिकार न छोड़ा होता, पिता की इच्छा पूर्ण न की होती, तो वे 'भीष्य' नहीं बन सकते 
थे*” और चाहे कुछ भी वन जाते" हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दिए गए वचन को पूर्ण करने 
के लिए कौन-सा कष्ट नहीं सहा। तभी तो वे 'सत्य हरिश्चंद्र” बन सके |" धर्म की 
गति अत्यन्त सूक्ष्म है, उसे समझना सरल नहीं है। उस पर चलना तो और भी कठिन 
है हे 


'पर युधिष्ठिर ! उनके मन ने कहा, “कुछ तो सोचो | यदि वे लोग अपने पत्र 
में सफल हो गए तो तुम्हारा सर्वस्व-हरण होगा। तुम तो संतोष कर लोगे, किंतु तुम्हारे 
भाई भी तो हैं। द्रीपदी है, अन्य बहुएँ हैं, माता हैं, बच्चे हैं“” कहाँ जाएँगे, वे सव ? 
क्या खाएँगे ? कहाँ रहेंगे ?'* उनकी रक्षा तो तुम्हें करनी चाहिए।' 

मैं धर्म की रक्षा करूंगा” युधिष्ठिर ने कहा," धर्म को मेरी रक्षा करनी होगी।' 

किंतु क्या आवश्यक है कि तुम द्यूत खेलो ? 

"नहीं | एकदम आवश्यक नहीं है। चूत सारे अनर्थो का मूल है। चूत नहीं खेलना 
है मुझे ।' युधिष्ठिर ने कहा, किंतु समस्या तो पितृव्य के आदेश की है। वे बुलाएँगे, 
आह्वान करेंगे, आमंत्रित करेंगे'* आदेश देंगे।** त्व ? मैं आदेश का उल्लंघन कैसे 
करूँगा ? वे बुलाएँगे, तो मैं पीछे कैसे हटूँगा ? 

“क्या सोच रहे हैं ?” सहसा द्रौपदी ने पूछा, “किसी गहन चिंता में हैं ?” 

“नहीं | ऐसा कुछ तो नहीं ।" युधिष्ठिर वोले, “आज विदुर काका आए थे न [उन्होंने 
जो निमंत्रण दिया है'”।” 

“उस निमंत्रण की बहुत चर्चा है हमारे परिवार में |" द्रौपदी बोली, “दुर्योधन यहाँ 
से प्रसन्‍न नहीं गया है। नीच प्रकृति का व्यक्ति कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकता। प्रति 
क्षण वह तुलना करेगा, स्पर्धा करेगा | दूसरों की उन्‍नति देख कर द्वेष के कारण जलेगा।” 
हमने सभा वनवाई है, तो वह भी सभा बनवाएगा। हमारे यहाँ उत्सव था, तो वह भी 
समारोह करेगा।” आपने निमंत्रण स्वीकार किया या नहीं ?” 


368/महासमर-4 


“निमंत्रण स्वीकार न करने का तो कोई कारण ही नहीं है।” युधिष्ठिर बोले, “वह 
पितृव्य का आदेश है। बुलाया है, तो पीछे नहीं हट सकता।” 

“पीछे हटने की आवश्यकता भी क्या है ।” द्रौपदी उत्साहपूर्वक बोली, “हमारे परिवार 
की स्त्रियाँ भी तो चल कर देखें कि हस्तिनापुर कैसा है, दुर्योधन की रानियाँ कैसी हैं" ।" 

*महामुनि व्यास ने भी राजाओं की ईर्ष्या का संकेत किया था |” युधिष्ठिर ने द्रौपदी 
द्वारा आरंभ की गयी स्त्रियों के उत्साह की चर्चा की ओर ध्यान नहीं दिया। वे धीरे 
से बोले, “उन्होंने कहा था, ऐसे में में किसी को रुष्ट न करूँ । सब से मेल-जोल करू“ 
और यह तो अपने परिवार का ही उत्सव है।” 

द्रौपदी हँस पड़ी, “आप तो इस प्रकार स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको 
जाने से मना किया हो।” वह रुकी, “किसी को आपत्ति नहीं है। रानियों ने तो नए 
वस्त्राभूषण भी बनवाने आरंभ कर दिए हैं। आप देखिए तो सही हस्तिनापुर में कैसी 
प्रदर्शनी लगती है। वस्त्राभूषणों तथा श्रृंगार-प्रसाधनों की'"।* 

युधिष्ठिर ने जैसे पहली बार द्रौपदी के उत्साह को देखा : उनकी चिंता ने द्रौपदी 
को तनिक भी स्पर्श-नहीं किया धा।” वह अन्य रानियों की चर्चा कर रही थी। बहुत 
सँभव था कि अन्य रानियाँ तो बहाना मात्र हों। वह अपनी ही बात कर रही हो"* वह 
प्रदर्शन की तैयारी में थी“ अपने वैभव के प्रदर्शन की, अपने सौन्दर्य के प्रदर्शन की |" 
किस लिए था यह प्रदर्शन ? स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए ? दूसरों को हीन 
घोषित करने के लिए ? अपने अहंकार की तुष्टि के लिए ? अन्य लोगों को पीड़ित 
करने के लिए ?”” ये रानियाँ अपने संबंधियों से मिलने जा रही थीं, अथवा कोई युद्ध 
जय करने ? 

युधिष्ठिर को लगा कि उनके चारों ओर भयंकर युद्ध चल रहा है। संसार में जैसे 
प्रत्येक व्यक्ति अपने संपूर्ण अस्तित्व को लिए हुए एक महासमर में जूझ रहा है। सैनिक 
युद्धों में तो घोषित शत्रुओं से ही युद्ध होता है, उन्हें ही पराजित करने का प्रयल किया 
जाता है, किंतु इस महासमर में वह सिवाय अपने, अन्य प्रत्येक जीव से युद्धरत है। 
वह सबको जय करना चाहता है, सबको पराजित करना चाहता है। वह विश्व में स्वयं 
को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित करना चाहता है*” जब तक प्रत्येक जीव को पराजित नहीं कर 
लेगा, उसे संतोष नहीं होगा” युधिष्ठिर मन-ही-मन हैंसे”* अन्य लोगों को पराजित करने 
के प्रयल में, वह अपने वास्तविक शत्रु को तो भूला ही बैठा है। अपने अहंकार को 
अपना मित्र समझ कर उसे अपने वक्ष से चिपकाए हुए है। उसका ध्यान इस ओर 
जाता ही नहीं कि अपनी प्रत्येक विजय के साथ वह अपने अहंकार का पोषण कर 
रहा है, जो उसका सब से बड़ा शत्रु है। इस प्रकार वह अपने शत्रुओं को पराजित 
नहीं कर रहा, उनका पालन-पोषण कर रहा है 

क्या वे द्रौपदी से कहें कि इस प्रकार का प्रदर्शन और स्पर्धा उचित नहीं है। न 
तो वह स्वयं इस दिशा में सोचे, न अन्य रानियों को सोचने दे" 

आपने बताया नहीं कि आप किस बात से चिंतित हैं ?” द्रौपदी ने कहा, यह 
कह कर टालने का प्रयल मत कीजिएगा कि चिंतित नहीं हूँ, मनन कर रहा हूँ। मनन 
कर रहे हो, तो वही बता दीजिए कि किस विषय में इतना मनन हो रहा है|” 


धर्म/369 


युधिष्टिर ने द्रीपदी की ओर देखा : वह चंचलतापूर्वक मुस्करा रही थी। 

युधिष्ठिर भी मुस्कराए, “तुम लोग अपने संबंधियों से मिलने हस्तिनापुर जा रही 
हो, या कौरवों की रानियों पर अपने सौन्दर्य तथा वस्त्राभूषणों की धाक जमाने ?? 

“संवंधियों से मिलने का क्‍या अर्थ ?” द्रौपदी ने युधिष्ठिर को ऐसे देखा, जैसे 
उन्होंने कोई बहुत ही नासमझी की बात कह दी हो, “मिलने कोई नहीं जाता। मुझे कौन 
दुर्योधन की रानियों से अपनी दुख-सुख की बातें बाँटनी हैं। मिलने का अर्थ होता है, 
अपने वैभव का प्रदर्शन। अपने सौन्दर्य का प्रदर्शन | अपने बड़प्पन का प्रदर्शन। इस 
प्रदर्शन का सुख न हो तो कोई मिलने जाने का कष्ट क्यों करे ?" 

द्रौपदी को खिलखिला कर हँसते देख युधिष्ठिर को लगा कि वह यह नहीं चाहती 
कि उसकी उक्ति को वे उसका सुविचारित और गंभीर मत समझें, किंतु युधिष्ठिर उम्त 
खिलखिलाहट के तल में बैठी उस आकांक्षा की उपेक्षा भी नहीं कर पा रहे थे, जिसे 
न द्रौपदी छिपा पा रही थी और न युधिष्ठिर अनदेखा कर पा रहे थे। 

तुम्हें ऐसा नहीं लगता कृष्णे !” युधिष्ठिर बोले, “कि हमारे प्रदर्शन से यदि देखने 
वाले के मन में हीनता या ईर्ष्या उत्तनन होती हो, उससे स्नेह के स्थान पर द्वेष की 
वृद्धि होती हो, तो वैसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। उस श्रृंगार का कया लाभ, जिससे 
दूसरे के मन में प्रसन्‍नता के स्थान पर ईर्ष्या जन्म ले ?” 

“नारी प्रकृति-धर्मा है।” इस बार द्रौपदी की मुद्रा पूर्णतः गंभीर थी, “उसे न आप 
श्रृंगार से रोक सकते हैं, न प्रदर्शन से, न आत्म-मुग्धता से | वसंत आते ही सारी प्रकृति 
श्रृंगार कर उठती है, चाहे कोई देखे, या न देखे |” और नारी तो अपने यौवन में ही 
क्या, प्रत्येक अवस्था में श्रृंगार-प्रिय है।” 

“मं सारी नारी जाति का स्वभाव परिवर्तित करने का प्रयतल नहीं कर रहा हूँ।" 
युधिष्ठिर बोले, “न मैं यह कह रहा हूँ कि तुम कांपिल्य अथवा द्वारका जाओ तो श्रृंगार 
मत करो | मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि तुम लोग हस्तिनापुर में अपना वैभव प्रदर्शित 
न करो, तो अच्छा है।" 

“हमारी स्पर्धा कांपिल्य अथवा द्वारका से नहीं हस्तिनापुर से है [” द्रौपदी ने अपनी 
दृढ़ता से युधिष्ठिर को चकित कर दिया, “वैसे मैं पूछ सकती हूँ कि आप हस्तिनापुरवासियों 
के लिए इतने व्याकुल क्यों हैं ?” 

शतुम से कहा न कि महामुनि वेद व्यास ने ऐसी आशंका प्रकट की थी कि अन्य 
राजाओं की ईर्ष्या के माध्यम से प्रकृति, हमें केन्द्र में रख कर विनाश की सृष्टि रच 
सकती है। इसलिए हमें उन सब क्रियाओं से विरत रहना चाहिए, जिन से ईर्ष्या और 
विरोध का जन्म होता हो |! 

“ओह ! तो जो ईर्याग्नि राजसूय यज्ञ से प्रज्वलित हुई है, उसे आप इंद्रप्रस्थ की 
रानियों के श्रृंगार-निषेध से शांत करना चाहते हैं।” 

युधिष्ठिर चकित थे : जिस संभावना से वे आशंकित ही नहीं, एक प्रकार से भयभीत 
थे, उसे सुन कर द्रौपदी तनिक गंभीर भी नहीं हुई। 

“अप व्यर्थ चिंतित न हों महाराज ।" सहसा द्रौपदी गंभीर हो गई,“जिस प्रकार 
किसी विद्वान को आप अपने ज्ञान का विकास करने से, वीर को अपने राजनीतिक प्रभाव 


के प्रसार से तथा व्यापारी को अपने धन में वृद्धि करने से नहीं रोक सकते, वैसे ही 
आप नारी को अपने सौन्दर्य को धार देने से नहीं रोक सकते।” और महाराज ! हमारा 
विकास सज्जनों में हर्ष उत्पन्न करेगा तथा दुर्जनों में द्ेष। तो फिर आप हमारा विकास 
रोक देंगे ?” 

युधिष्टिर ने द्रौपदी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया | द्रौपदी को कदाचित्‌ उसकी 
अपेक्षा भी नहीं थी। वस्तुतः वह उसका प्रश्न ही नहीं था। प्रश्न के रूप में वह उसका 
सुविचारित मत था |" 

युधिष्ठिर चुपचाप बैठे मनन करते रहे और द्रौपदी निश्चिंत होकर सो गई।“ 

युधिष्ठिर को नींद नहीं आई।” वे सोच रहे थे कि यदि यही चर्चा वे भीम 
से करेंगे, तो शायद उसका उत्तर कुछ और भी कठोर होगा | वह प्रतिशोध की बात करेगा" 
वह कहेगा कि दुर्योधन ने उन्हें पीड़ित किया था, अब यदि उनकी किसी बात से दुर्योधन 
को पीड़ा होती है, तो हो। दुर्योधन को अपने कृत्यों का मूल्य चुकाना ही होगा"" 

पर युधिष्ठर को यह सब नृशंसता लगती है। यह क्रूरता है। इससे दूसरों की ही 
नहीं, उनकी अपनी.शांति भी भंग होती है** लोग दूसरों को पीड़ित कर सुख की नींद 
कैसे सो जाते हैं ?'" वह भी शत्रुओं को नहीं, अपने मित्रों को, अपने परिवार-जनों 
को, बंधु-बांधवों को ?*” किंतु बंधुओं की भी क्‍या परिभाषा है ?*” युधिष्ठिर ने स्वयं 
से पूछा” दुर्योधन बंधु है उनका ? तो शत्रु कौन होगा ? विचित्न संबंध है उन लोगों 
का | दुर्योधन भाई ही रहेगा उनका, चाहे वह कुछ भी करता रहे। जीवन में जब पहला 
अवसर आया, उनके घर में उत्सव हुआ, तो किसे भाई मान कर उन्होंने आमंत्रित किया- 
दुर्योधन ही को तो। और अब वे कुरु-संतानों के रूप में अपने भाइयों के पास जाएँगे, 
अपने पिता और पितामह के घर जाएँगे, किंतु उनकी बुद्धि बार-बार कहती है, मत जाओ | 
वे भाई नहीं, दस्यु हैं। मत जाओ“ किंतु पितृव्य का आदेशपूर्ण निमंत्रण है, पितामह 
चाहते हैं कि कौरव एक सौ तथा पाँच भाई न हों, एक सौ पाँच भाई हों, महामुनि व्यास 
चाहते हैं कि युधिष्ठिर किसी को रुष्ट न करें। वे शांति की रक्षा करें। प्रकृति की 
विनाश-लीला को निकट न बुलाएँ।* 

कया धर्म है युधिष्ठिर का ? 


8 2५ 


हस्तिनापुर के द्वार पर पांडवों का असाधारण स्वागत हुआ। दुर्योधन और उसके भाई 
इस प्रकार पांडवों के वक्ष से आ लगे, जैसे बहुत समय से बिछड़ा शिशु, अपनी माँ को 
देखकर उसकी ओर लपकत्ा है। दुर्योधन ने इतनी भक्ति से युधिष्ठिर के चरण पकड़े 
कि युधिष्ठिर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी संभव है।'” किंतु प्रमाण 


धर्म/37 


उनके सम्मुख था” 

“आज मैं सनाथ हुआ। घर का मुखिया ही सम्मिलित न हो, तो घर का उत्सव 
कैसा ?” दुर्योधन बोला, आप आ गए सम्राट्‌। तो हमारी 'तोरण स्फटिक सभा' धन्य 
हो गई। हीरे का मूल्य तो जौहरी ही जानता है। राजा तो अनेक हैं, पर कया दे 
उस सभा का महत्त्व समझ पाएँगे।” 

“धन्य तो मैं हुआ दुर्योधन ।” युधिष्ठिर ने कुछ पुलकित होकर कहा, *जो तुम्हारे 
मन में मेरे प्रति स्नेह जागा | तुम्हें तो ज्ञात नहीं होगा, कि मैं कब से इस क्षण की प्रतीश 
कर रहा था।” 

“आप बड़े हैं। मेरी भूलों को क्षमा करें। अपनी मूर्खता में मैं किसी को क्या का 
क्या समझ लेता हूँ।” दुर्योधन बहुत विनीत भाव से बोला, “यह तो आपके राजसूय यद्ष 
के अवसर पर ही मेरी समझ में आया कि हम भाई हैं। एक ही परिवार के हैं।" और 
प्रशासन की सुविधा के लिए चाहे हमने दो राजधानियाँ बना ली हैं, किंतु हम अविभाजित 
हैं। आप बड़े हैं। आप सम्राट्‌ हैं। आपके वड़प्पन से ही हम आपके सारे छोटे भाई 
बड़प्पन पाते हैं। आपको सिंहासन पर बैठा कर आपको छत्र लगाने, व्यजन करने अधवा 
चंवर डुलाने से अर्जुन और भीम, नकुल और सहदेव छोटे नहीं हो जाते। वे गर्व करते 
हैं कि देखो, हमारा बड़ा भाई सम्राट्‌ है। वैसे ही हम भी आपके छोटे भाई“ ।" 

दुर्योधन के व्यवहार का अति उत्साह युधिष्ठिर को कुछ-कुछ खटक रहा धा | उन्हें 
उसमें कृत्रिमता का आभास हो रहा था” किंतु युधिष्टिर नहीं चाहते थे कि उनका 
यह संशय कुछ बल पकड़े। कहीं ऐसा न हो कि उनका पूर्वाग्रहग्रस्त मन दुर्योधन के 
इस परिवर्तन को स्वीकार न करे और ये सुधरती स्थितियाँ पुनः विकृतियों को अंगीकार 
कर लें।" 

वे लोग सबसे पहले पितामह से भेंट करने गए थे। पित्तामह ने उन्हें आशीर्वाद 
दिया। उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना की । और उन्हें यह कह कर विदा कर दिया कि 
वे यात्रा से आए हैं। थके होंगे । वे लोग स्नान-ध्यान कर भोजन और विश्राम कर तें। 
तब वे उनके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहेंगे। 

पितामह से विदा होकर वे धृत्तराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए थे। धृतराष्ट्र ने 
सहज भाव से उनके आने पर प्रसन्नता प्रकट की, किंतु गांधारी ने अपने पति से भी 
कुछ अधिक उत्साह दिखाया। वह कुंती से भी बहुत समारोहपूर्वक मिली, किंतु उसने 
स़ब से अधिक प्रेम द्रौपदी और सुभद्रा पर लुटाया। बलंधरा, देविका, विजया और 
करेणुमती को भी उसने अनेक बार अपने वक्ष से लगाया।" 

“मेरी पुत्र-चधुओं को मेरे ही भवन में ठहरा दो |” उसने दुःशासन से कहा, 'देखो। 
उनकी सुविधाओं का पूर्ण ध्यान रखना। एक-एक पुत्र-वधू की सेवा के लिए कम से 
कम दस-दस दासियाँ नियुक्त करो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मैं दे सकूँ और 
मेरी पुत्र-वधुओं को न मिले।” 

“निश्चित रहो माँ!” दुःशासन ने अत्यन्त आज्ञाकारी पुत्र के रूप में कहा। 

“कुंती को मेरे साथ वाले कक्ष में ठहरा दो |" 

“नहीं दीदी। आप इतना कष्ट न करें |" कुंती ने अत्यन्त शालीन स्वर में कहा, 


“मुझे तो अपने पुराने भवन में ही ठहरने दीजिए। मेरा विचार है कि मेरे पुत्र भी चहीं 
ठहरना पसंद करेंगे।” 

“जैसी तुम्हारी इच्छा कुंती ” गांधारी ने स्वीकार कर लिया, “किंतु मेरी पुत्र-वधुओं 
को अपने साथ मत ले जाना। यहाँ रहेंगी तो उनसे मेरा परिचय बढ़ेगा, तभी तो वे 
भी मेरे प्रति स्नेह का अनुभव करेंगी। और फिर ये लोग अपनी देवरानियों-जेठानियों 
से भी मिल लें।' 

“आपके तथा आपकी पुत्रवधुओं के बीच मैं नहीं पडूँगी।” कुंती ने कहा। 

वे लोग अपने पुराने भवन में आ गए। उसकी स्थिति अब पहले से कहीं अच्छी 
धी और परिचारिकाओं की पूरी सेना वहाँ नियुक्त की गई थी । उन्हें सचमुच कोई असुविधा 
नहीं हुई और वे रात को गहरी नींद सोए। 

“में विदुर के घर जा रही हूँ।" अगले दिन प्रातः कुंती ने कहा, “बहुत संभव है 
कि मुझे वहाँ कुछ वितंव हो जाए।' 

“कोई बात नहीं माँ । भीम बोला, “तुम मेरा रथ ले जाओ। विशोक तुम्हें ले जाएगा, 
और तुम्हारे लौटने तक वहीं प्रतीक्षा करेगा।? 

कुंती चली गई। 

पांडव अभी पूर्णतः तैयार भी नहीं हो पाए थे कि दुःशासन आ उपस्थित हुआ, 
“सम्राट्‌ ! पिता जी ने आपको शीघ्र ही बुलाया है। वहाँ हवन की तैयारी हो गई है।” 

“तुम लोग आरंभ करो । ऐसा न हो कि सव की प्रतीक्षा में शुभ मुहूर्त निकल जाए |? 
युधिष्ठिर ने कहा, वैसे हम शीघ्रातिशीघ्र पहुँचते हैं।? 

“नहीं सम्राट्‌। यह नहीं होगा |” दुःशासन बोला, “पिता जी ने कहा है कि हवन 
में पहली आहुति आप डालेंगे। स्फटिक तोरण सभा में प्रथम दिन होने वाली सारी क्रीड़ाओं 
का शगुन आप ही करेंगे। आपकी प्रतीक्षा में वहाँ सब कुछ रुका रहेगा। जब तक आप 
नहीं पहुँचेंगे, पित्ता जी कुछ भी करने नहीं देंगे।” 

भीम ने परिहास की मुद्रा में कुछ चकित होने का अभिनय किया, 'बात कया है 
दुःशासन। आज सम्राट्‌ पर बहुत प्रेम लुटाया जा रहा है ?' मन-ही-मन वह विचार कर 
रहा धा कि आज दुःशासन ने एक बार भी धृतराष्ट्र के लिए महाराज शब्द का प्रयोग 
नहीं किया धा। 

“पिता जी नहीं चाहते कि कोई कम महत्व का व्यक्ति स्फटिक तोरण सभा 
५ शगुन करे ।” वह बोला, “उससे सभा का भी महत्त्व कम होगा, और हस्तिनापुर का 

“तुमने वासुदेव कृष्ण को आमंत्रित किया है या नहीं ?” सहसा अर्जुन ने पूछा। 

“उनकी उपस्थिति से तो सभा की शोभा ही कुछ और हो जाती है।” दुःशासन 
के चेहरे पर स्नेह से कहीं अधिक आतंक था, “उन्हें तो बुलाना ही था, किंतु इस समय 
वे सौम-नरेश से युद्ध में व्यस्त हैं। वे युद्ध की स्थिति में द्वारका को छोड़ कर नहीं आ 
सकते।" लगा दुःशासन को यह चर्चा एकदम प्रिय नहीं थी, “आइए ! आइए ! आप 
लोग आइए। पिता जी प्रतीक्षा कर रहे हैं।” 

“अरे जब कृष्ण ही नहीं आया तो हस्तिनापुर में शिशुपालों का वध कौन करेगा |” 


धर्म/373 


भीम॑ अपने मुँह-ही-मुँह में दुदबुदावा। 


“आइए सम्राट्‌। द्यूत-पटल विछा दिया गया है।” दुर्योधन ने युधिष्ठिर को अल्नन्त 
सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया, “धूत-फलक सामने रखे, सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं।" 

“्यूत ।” युधिष्ठिर ने चिंतित स्वर में कहा, “किंतु मैं चूत के पक्ष में नहीं हूँ। मैंने 
तो विदुर काका से भी कहा था कि चूत क्षत्रियों के लिए अत्यन्त हानिकारक है|! 

“ऊरे बड़े भैया! दुर्योधन ने युधिष्ठिर की भुजा पकड़ कर मनुहार की, “घातक 
तो युद्ध भी होता है, पर क्षत्रिय उसे छोड़ देंगे क्या ? जो घातक नहीं है, वह श्षत्रियों 
के लिए नहीं है। और स्फटिक तोरण सभा का तो निर्माण ही हुआ है, क्षत्रियों के 
मनोरंजन के लिए। आप उसका उद्घाटन भी नहीं होने देंगे क्या ?” 

युधिष्ठिर स्तब्ध से खड़े दुर्योधन को देखते रहे, फिर धीरे से बोले, “मेरे मन में 
जुआ खेलने की इच्छा नहीं है। उसमें केवल झगड़ा-फसाद होता है। कौन समझदार मनुष्य 
उसे पसंद करेगा। उसमें छल है, पाप है। इसमें न तो क्षत्रियोचित पराक्रम दिखाया जा 
सकता है, और न उसकी कोई निश्चित नीति ही है।” 

“अरे द्यूतक तो बाद में खेलेंगे।" दुर्योधन हँसकर बोला, “आपको तो इस पीढ़ी 
के ज्येष्ठ कौरव तथा दोखों के सम्राट होने के नाते मात्र शगुन करना है। आप आएंभ 
कर दें, फिर जुआरी लोग अपने मन से खेलते रहेंगे। तोरण स्फटिक सभा में सर्वप्रथम 
चूत खेलने का सम्मान हम किसी साधारण राजा को कैसे दे सकते हैं। यह भी एक 
प्रकार की अग्रपूजा ही है सम्राट्‌। वैसे भी सम्राट के उपस्थित होते हुए कोई और पहला 
दाँव खेले, यह हमारी तोरण स्फटिक सभा के लिए सम्मानजनक नहीं है।” 

युधिष्ठिर के पग आगे नहीं बढ़ रहे थे और उनका मन भी जैसे अड़ियल घोड़े 
के समान अपना विरोध प्रकट करता ही जा रहा था।” यह कैसा सम्मान है ? जिस 
क्रीड़ा को वे पाप समझते हैं, उसे सर्वप्रथम खेलने का सम्मान उन्हें दिया जा रहा है। 
राजसूय यज्ञ में धर्म-प्रवतक की अग्रपूजा की गई, और यहाँ जुआरियों की सभा में उन 
की अग्रपूजा हो रही है-धर्म राज की ।”. 

“क्या पुत्र युधिष्ठिर आ गया ?' धृतराष्ट्र ने अपनी ज्योतिविहीन आँखों की पत्तकें 
झपकाते हुए कहा, “उसे कहो वह आकर द्यूत पटल पर बैठे ।” 

धर्मराज के सम्मुख अब और कोई विकल्प नहीं था। पितृव्य का आदेश हो चुका 
था।” वे आकर च्यृत पटल पर बैठ गए। उन्होंने पलट कर अपने भाइयों की ओर 
देखा : उन चारों को युधिष्ठिर से कुछ दूरी पर एक साथ ही बैठाया गया था। 

“युधिष्ठिर से कहो, चूत आरंभ करे।” धृत्राष्ट्र ने पुनः कहा। 

*सम्राट्‌ युधिष्ठिर आ गए हैं महाराज ।” विदुर ने कहा। 

“तो फिर आरंभ करें न। विलंब क्‍या है|” 

युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र की उतावली अच्छी नहीं लग रही थी, किंतु वे स्वयं को 
नियंत्रित किए हुए थे। जाने लोगों में यह कैसी प्रवृत्ति है कि जो कुछ वे स्वयं करना 


चाहते हैं, वही वे दूसरों से भी करवाना चाहते हैं" मदिरापान हो तो, धूत क्रीड़ा हो 
तो रे धृतराष्ट्र तो न द्यूत खेल सकते हैं, न देख सकते हैं। फिर भी कैसे व्यग्र 
हो रहे हैं" 

- शकुनि को अपने सामने बैठते देख युधिष्ठिर कुछ चौंके, “मातुल ! आप खेलेंगे ?” 

“सम्राट्‌ के सम्मुख कोई साधारण खिलाड़ी बैठा शोभा नहीं देगा !” दुर्योधन बोला, 
“इसलिए यह निश्चित किया गया कि धर्मराज के सम्मुख द्यूतराज को ही बैठाया जाए” 

“किंतु आतिथेय तो तुम हो दुर्योधन । महाराज धृतराष्ट्र के स्थान पर तुम बैठो ।” 
युधिष्ठिर का मन विकट विद्रोह कर रहा था। इच्छा हो रही थी तत्काल उठकर खड़े 
हो जाएँ, किंतु सामने धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण तथा कृपाचार्य बैठे थे। 
उन सबकी अवहेलना कर, उठ जाना ।” उनके सम्मुख ऐसी उद्दंडता उचित होगी क्या ?*" 
और फिर वे तो पितृव्य के निमंत्रण पर यहाँ आए थे" उसे ठुकराना”” 

“मैं ही खेल रहा हूँ धर्मराज |” दुर्योधन बोला, “धन मेरा ही लगेगा, किंतु मेरी 
ओर से पासे गंधारराज फेंकेंगे।" वह हँसा, “आपके सम्मुख किसी व्यावसायिक द्यूतक 
को नहीं बैठाया गया है। मातुल भी राजा ही हैं, गंधार देश के राजा। हम आपके पद 
की अवहेलना नहीं होने देंगे सम्राट ।” 

“इसका क्या अर्थ ? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं ।” युधिष्ठिर का ध्यान दुर्योधन 
द्वारा दिखाए जा रहे सम्मान और उसकी चाटुकारिता की ओर नहीं था। 

“यह समझिए कि राजा की ओर से सेनापति लड़ रहा है” ! यह तो क्षत्रियों 
का धर्म है। आपके यज्ञ के लिए भी तो दिग्विजय करने के लिए आपके भाई गए थे। 
युद्ध उन्होंने किए और विजय आपकी मानी गई” दुर्योधन बोला, “आप आरम्भ 
तो कीजिए।” बाद में यदि आप भी चाहेंगे कि आपके स्थान पर कोई और पासे फेंके, 
तो अपनी इच्छानुसार अपने किसी भाई को बैठा दीजिएगा।” और उसने धृतराष्ट्र की 
और देखा, “महाराज द्यूत आरंभ करने की अनुमति है ?” 

“आरंभ हो ।" धृतराष्ट्र ने अत्यन्त उल्लास के साथ कहा. “और चूत-धर्म की मर्यादा 
का पूर्ण पालन हो ।” 

युधिष्ठिर का मस्तिष्क जैसे एकदम चकरा गया : 'धूत-धर्म की मर्यादा का पूर्ण 
पालन हो' *” कया अर्थ है इसका ? उन्हें तो मात्र शगुन के रूप में चूत-क्रीड़ा आरंभ 
' करने के लिए, सांकेतिक रूप से खेलने के लिए बैठाया गया था। वे लंबा चूत नहीं 
खेलना चाहते |” किंतु महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा हो चुकी थी” वे राजा भी थे और 
पिता भी | युधिष्ठिर का धर्म, उनकी आज्ञा का पालन करना ही था |” वे स्वयं को बचाने 
के लिए अधर्म का सहारा नहीं ले सकते थे" 

“क्या बदते हैं सम्राट्‌ ?? 

युधिष्ठिर ने अपने कंठ में पहने हुए हार को छुआ, “समुद्र के आवर्त में उत्पन्न 
हुआ यह कांतिमान मणिरल अमूल्य है। स्वर्ण से जड़ा हुआ यह कंठहार, मेरे हारों में 
सर्वोत्तम है। यह मेरा धन है। मैं इसे दाँव पर लगा कर तुम से खेलता हूँ।" वे रुके, 
“अब तुम इसके सम्मुख दाँव पर क्या लगाते हो ?” 

दुर्योधन की उल्लासपूर्ण मुद्रा तत्काल परिवर्तित हो गई। उसने ऐसी मुद्रा बनाई, 


धर्म/375 


जैसे युधिष्ठिर ने कोई बहुत ओछी बात कह दी हो। तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला, “मेरे 
पास मणियों और धन का अभाव नहीं है, और न ही मुझे अपने उस धन का कोई 
अहंकार है। आप दाँव जीतिए तो, जो कहिएगा मिल जाएगा।! 

युधिष्ठिर का मन सशंक हुआ, दुर्योधन ने उसे सम्मानित करने के लिए सब से 
पहले घूत पर बैठाया है, या अपमानित करने के लिए। उसके एक-एक शब्द से विष 
फूट रहा है। अपने एक ही वाक्य में उसने जैसे सिद्ध करने का प्रयल किया है कि 
उसके पास युधिष्ठिर से भी अधिक धन है,'त्तब भी उसका उसे कोई अहंकार नहीं 
है, और युधिष्ठिर को अपने थोड़े धन का भी अहंकार है'” युधिष्ठिर ने एक हार दौँव 
पर लगाया है, और दुर्योधन हार गया तो माँगे जाने पर कुछ भी दे देगा।" 

तभी युधिष्ठिर का एक और मन हँसा, 'संभव है तुम्हारा ही अहंकार जाग रहा 
हो। तुम मान कर बैठे हो कि तुम्हारे पास दुर्योधन से अधिक धन है, इसलिए उसके 
द्वारा अपने धन की चर्चा तुम्हें चुभ गई।” तुम्हारे मन में उसके प्रति पूर्वाग्रह भी तो 
बहुत सारे हैं। उसकी बातों में तुम्हें दोष तो दिखाई देंगे ही” 

शकूनि ने पासे फेंके, और बोला, “लो। यह दाँव मैंने जीता युधिष्ठिर।! 

युधिष्ठिर ने पासों को देखा, हाँ । शकुनि सचमुच जीत गया था | उसने पासे युधिष्ठिर 
को नहीं दिखाए थे, संभव है, उसमें ही कोई चतुराई हो। 

“ये पासे मुझे दिखाओ मातुल |” युधिष्ठिर ने हाथ बढ़ाया। 

“पासे तुम्हारे हाथों में भी आएँगे सप्राट्‌) इतने उत्तावले क्यों हो रहे हो। एक-आध 
दाँव जीत तो लो |" शकुनि बोला,“और कोई बड़ा दाँव लगाओ | यह एक आध हार अथवा 
मणि लगा कर खेलना सम्रायों की शोभा के अनुकूल नहीं है।” 

युधिष्ठिर समझ गए कि वे छलर के कीच में फंसते जा रहे हैं। धृतराष्ट्र के आदेश 
को पिता का आदेश मान कर वे खेलने बैठ गए। उनके साथ खेलने के लिए बैग दिया 
गया शकुनि को” जो न केवल दूत विद्या का आचार्य है, वरन्‌ भयंकर धूर्त भी है। 
एक बार बैठ कर धन शेष रहते, दूत से उठना क्षत्रिय की मर्यादा नहीं है, और यदि 
वे अपने स्थान पर, अपने किसी और भाई को शकुनि के साथ खेलने के लिए बैग 
देंगे तो कठिनाई और बढ़ जाएगी। वे कम-से-कम पासों को पहचानते तो हैं। चूत के 
नियमों का तो उन्हें ज्ञान है। उनके भाइयों में से तो किसी ने कभी पासे अपने हाथ 
में लेकर देखे भी नहीं हैं। न उन्हें चूत क्रीड़ा का ज्ञान है, न उसके नियमों का।" वे 
अपने स्थान पर किसी और को नहीं बैठा सकते" 

“तो फिर मेरी ओर से शगुन हो चुका ।” युधिष्ठिर ने उठने की तैयारी की, “तुम 
अब जिसके साथ चाहो, चूत खेलो |” 

शकुनि ने युधिष्ठिर के घुटने पर हाथ रखा, “महाराज की आज्ना का उल्लंघन करके 
उठ रहे हो ? धर्म का त्याग कर रहे हो ?” 

युधिष्ठिर का ध्यान इस ओर नहीं गया था। वे धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार 
खेलने बैठे थे । अब या तो वे धृतराष्ट्र द्वारा चूत समाप्त करने की घोषणा पर, उनके 
आदेश से ही उठ सकते थे, या अपना सर्वस्व हार कर |”. यदि इन दोनों के अभाव 
में वे उठते थे तो राजा की आज्ञा का उल्लंधन कर वे अधर्म के भागी होते थे, पिता 


की आज्ञा का उल्लंघन कर धर्म से च्युत होते थे, और धृतराष्ट्र के आदेश 'धूत-धर्म 
की मर्यादा का पूर्ण पालन हो' का विरोध करने के कारण मयादिा का उल्लंधन होता“ 

यह छल है शकुनि ।” युधिष्ठिर ने अपने क्रोध को पीने का प्रयल किया तो उनकी 
आँखों में अश्वु आ गए। 

शकूनि ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने ऐसी मुद्रा बनाई कि जैसे 
युधिष्ठिर ने कोई अलन्‍्त निरर्थक-सी बात कही हो। 

“महाराज ।” सहसा विदुर अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए, “आपकी तोरण 
स्फटिक सभा का शगुन हो चुका। सम्राट्‌ युधिष्ठिर ने आपकी तथा आपकी सभा की 
मर्यादा का पालन किया । आपकी इस सभा में पहला दाँव आपके पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ 
तथा राजाओं में सबसे अग्रणी सम्राट्‌ युधिष्ठिर ने लगाया । अब आप चद्यूत रुकवा कर 
उन्हें उठने की आज्ञा दें। वे आपके निमंत्रण का सम्मान रखने के लिए खेलने बैठे थे, 
अपने व्यसन के कारण नहीं। न ही वे सर्वस्व-समाप्ति पर्यत दूत में सम्मिलित होने के 
लिए आए हैं।” 

सारी सभा की दृष्टि धृतराष्ट्र के चेहरे पर जा टिकी।” किंतु धृतराष्ट्र की 
भंगिमा में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया। वह उसी प्रकार शून्य दृष्टि से द्यूत-स्थल 
की ओर देखता रहा, जैसे विदुर ने उससे कुछ कहा ही न हो। सहसा उसने पूछा, “कौन 
जीता ?” 

युधिष्ठिर के मन में बहुत कुछ स्पष्ट हो गया : धृतराष्ट्र की इच्छा नहीं थी कि 
चूत बंद हो | उसकी रुचि इस बात में थी कि कौन जीत रहा है|” अर्थात्‌ वह चाहता 
था कि युधिष्ठिर हारे और पांडवों की संपत्ति दुर्योधन को प्राप्त हो जाए ।"धर्मतः अब 
वे पूर्णतः धृतराष्ट्र की दया पर थे*” या फिर वे धर्म छोड़ दें और उठ खड़े हों। कह 
दें कि वे और कुछ भी दाँव पर नहीं लगाएंगे और द्यूत भी नहीं खेलेंगे” किंतु क्या 
यह इत्तना सरल है ? दुर्योधन उन्हें इस प्रकार जाने देगा क्या ? “धूत सभा के सारे 
झगड़े उसी क्षण से आरंभ होते हैं, जिस क्षण दोनों में से एक खिलाड़ी खेल के बीच 
में से उठकर जाना चाहता है यदि युधिष्ठिर ने उठने का प्रयल किया, तो दुर्योधन 
तत्काल उन पर द्यूत धर्म का उल्लंघन का आरोप लगाकर अशांति उत्पन्न करने का 
प्रयल करेगा।”उन्हें रोका जाएगा। संभव है कि यहाँ से निकलने के लिए पांडवों की 
बल-प्रयोग करना पड़े। यदि पांडवों अथवा धार्तराष्ट्रों में से किसी ने भी बल-प्रयोग 
किया, तो स्थिति सामान्य नहीं रहेगी। रक्‍क्तपात होगा और राजाओं के विनाश की घड़ी, 
अभी, इसी क्षण आ जाएगी, जिसकी आशंका महर्षि व्यास को सुदूर भविष्य में थी"“ 

नहीं । युधिष्ठिर यहाँ क्षत्रियों का विनाश करवाने नहीं आए थे, वे तो स्नेह-सौहार्द 
बढ़ाने आए थे। यदि उन्हें धृतराष्ट्र के अपमान अथवा अवज्ञा की चिंता न होती, तो 
वे यहाँ आते ही क्‍यों ? अब यदि यहाँ आकर भी वही करना था तो इंद्रप्रसथ से आने 
की आवश्यकता ही क्या थी। यह सब तो इंद्रप्रस्थ में रहते हुए भी हो सकता धा। न 
आना शायद उतनी बड़ी उद्दंडता न होती, जितनी कि यहाँ आकर उनकी आज्ञा न मानना 
और उत्पात्‌ मचाना |“ यदि इस समय उन्होंने तनिक भी विरोध जताया तो उनके चारों 
भाई तो यहाँ प्रलय को साक्षात्‌ उपस्थित कर देंगे | भीम और दुर्योधन तो वैसे ही एक-दूसरे 


धर्म/377 


2 करने के लिए मचल रहे हैं*“नहीं | युधिष्ठिर यह नहीं होने देंगे। यह उनका धर्म 
नहीं ह॥" क्‍ 

तो उनका धर्म क्‍या है ? 

चुपचाप बैठे खेलते जाएँ, यह सब जानते हुए भी कि यह छत्त है, घड्यंत्र है, 
उन्हें वंचित करने की सुनियोजित योजना है ?*“ 

वे या तो अपना धन ही बचा लें, या फिर अपना धर्म। 

युधिष्ठिर का मन जैसे चिहुंक कर खड़ा हो गया" वे क्या धन की रक्षा के लिए 
धर्म को खो देंगे ?”” यदि धन और धर्म में से किसी एक को चुनना हो तो वे क्या 
धन को चुनेंगे ? 

नहीं। धन जाता है तो जाए, वे धर्म को नहीं जाने देंगे। वे धर्म देकर धन नहीं 
बचाएँगे, वे धन गँवा कर धर्म की रक्षा करेंगे ।” धन को बचाना ही होगा, तो उतना 
ही बचाएँगे, जितना धर्म की परिधि के भीतर बच पाएगा" 

युधिष्ठिर की दृष्टि अपने भाइयों पर पड़ी, वे लोग निस्पृह से एक ओर बैठे थे। 
उन्हें शायद अभी तक समझ में नहीं आया था कि युधिष्ठिर किस कर्दम में फेस गए 
हैं। उन्हें युधिष्ठिर का धर्म-संकट ज्ञात नहीं था” पर यदि युधिष्ठिर अपना सारा धन 
और राज्य, अपना धर्म बचाने के लिए हार गए, तो उनके इन भाइयों का क्या होगा ?'“ 
वह धन अकेले युधिष्ठिर का नहीं था*” वह राज्य भी अकेले युधिष्ठिर का नहीं था'“किंतु 
यह कह कर लो वे उसकी रक्षए नहीं कर सकते थे | जब तक उनके मध्य किसी प्रकार 
का विभाजन नहीं होता, तब तक उस सारे धन और राज्य के स्वामी युधिष्ठिर ही थे" 
यदि उनके भाई अपना धन बचाना चाहें तो खड़े होकर सभा में कह दें कि वह धन 
अकेले युधिष्ठिर का ही नहीं, उनका भी है” और उनके धन को हारने का अधिकार 
युधिष्ठिर को नहीं है|“ 

“क्या सोच रहे हो युधिष्ठिर ।” शकुनि अपने कर्कश स्वर में हँसा, “धन का मोह 
प्रबल हो उठा है क्या ? देखा। दूसरों को उपदेश देना कितना सरल है, अपने धन का 
मोह त्यागना कठिन होता है। दाँव लगाते हो या स्वयं को निर्धन दास घोषित करते हो ?” 

युधिष्ठिर के सम्मुख चारों ओर अंधकार ही अंधकार था | दाँव लगाए बिना निस्तार 
नहीं था।” हाँ। यदि किसी दाँव में शकुनि संयोगवश हार गया और पासे युधिष्ठिर के 
हाथों में आ गए, तो बहुत संभव है कि वे उन पासों का छल-कपट कुछ समझ सके” 
या फिर पितृव्य धृतराष्ट्र के मन में धर्म जागे अथवा उन्हें अपने भ्रातुष्पुन्रीं पर दया 
आ जाए" तभी यह चूत रुक सकता था अन्यथा उन्हें तो बस दाँव ही वदना था|" 

“स्वर्ण निष्कों से भरी सहस्र पेटियों का अक्षय धन मैं दाँव पर लगाता हूँ।“और 
तुम दुर्यधिन ?? 

“तुम एक भी दाँव जीत जाओ सम्राट्‌ युधिष्ठिर तो तुम्हारा हारा हुआ, पिछला 
सारा धन मैं तुम्हें लौटा दूँगा | तुम्हारी एक जीत, तुम्हारे हारे हुए दसों दाँवों की क्षतिपूर्ति 
कर देगी ! दुर्योधन बोला, “किंतु पहले धर्मपूर्वक यह घोषणा करो कि यह धन तुम्हारा 
है। तुम किसी और का धन तो दाँव पर नहीं लगा रहे ?” 

“मैं धर्मपूर्वक घोषणा करता हूँ कि यह धन मेरा है।” युधिष्ठिर ने कहा, “मैं इसे 


दाँव पर लगाता हूँ।” 

“भीम ! अर्जुन ! नकूल और सहदेव। सुन लो। सम्राट युधिष्ठिर का कहना है 
कि यह धन उनका है !” दुर्योधन बोला, “बाद में मत कहना कि वह धन युधिष्ठिर का 
नहीं तुम्हारा था। यदि तुम अभी कह दो कि वह धन युधिष्ठिर का नहीं, तुम्हारा है। 
तुम युधिष्ठिर के स्वामित्व का तिरस्कार कर दो, तो यह द्यूत यहीं समाप्त समझो ! दूसरों 
का धन दाँव पर लगा कर सम्राट्‌ यह द्यूत नहीं खेल सकते |” 

भीम अब तक कुछ सशंक हो चुका था। वे सब लोग जानते थे कि युधिष्ठिर 
को धूत का बस सैद्धांतिक ज्ञान ही था | उसका अभ्यास उन्हें नहीं था। शकुनि के सम्मुख 
तो वे तनिक भी टिक नहीं सकते थे। और अपनी इच्छा से द्यूत छोड़ कर वे उठ नहीं 
सकते थे। यदि वे दाँव लगाते चले गए तो संभवतः वे सारा धन हार जाएँगे” किंतु 
दुर्योधन तो उनकी धन-संपत्ति के हरण से भी कहीं बड़ी चाल चल रहा था । वह पांडवों 
से कहलाना चाहता था कि युधिष्ठिर उनके स्वामी नहीं थे*" वे पांडवों और उनके धन 
के स्वामी नहीं थे |” वे अधर्मपूर्वक अपने भाइयों के धन का हरण कर उसे चूत में 
हार रहे थे। दुर्योधन पांडवों की एकता को समाप्त कर, उनको परस्पर एक दूसरे के 
विरुद्ध लड़वाना ही नहीं चाहता था, वह उनका भ्रातृ-धर्म ही खंडित कर देना चाहता 
था। वह पांडवों का धर्म छीनना चाहता था!” 

“क्यों भीम ?” दुर्योधन ने पुनः ललकारा। 

भीम को मौन रहने के लिए अपना पर्याप्त दमन करना पड़ा। वह दुर्योधन की 
चाल में नहीं फैसेगा। धर्मतः धर्मराज उनके स्वामी थे। यह द्यूत आज सबके धर्म का 
निर्णय कर देगा।"' 

“चलो मातुल |” दुर्योधन ने कहा। 

शकुनि ने पासे फेंके, “यह लो! यह दाँव भी मैंने जीता।” 

सभा में तीव्र कोलाहल मच गया। दुर्योधन के अपने भाई और मित्र ही उसका 
जयघोष करने के लिए कम नहीं थे, और यहाँ तो पांडवों के अमित्र तथा शत्रु भी अनेक 
थे। 


“इस बार कौन जीता ?” धृतराष्ट्र ने तीव्र उत्कंठा से पूछा। 

हम जीते हैं महाराज |!" दुःशासन ने बताया। 

धृतराष्ट्र के चेहरे पर उल्लास का सागर उमड़ पड़ा | उसने मुख से कुछ नहीं कहा, 
किंतु वह अपनी प्रसन्‍नता तनिक भी छिपा नहीं पा रहा था। 

युधिष्ठिर के मन में धृतराष्ट्र के लक्ष्य के प्रति कोई संशय नहीं रह गया था। 

“अब ?' युधिष्ठिर का एक मन कह रहा था, इस व्यक्ति को तुम अपने पिता 
के समान मानते हो ? तुम उसकी आज्ञा का पालन, अपना धर्म मानकर करते हो ? 

युधिष्ठिर ने अपने मस्तक को झटका”किसी व्यक्ति का व्यवहार देख कर उसके 
विषय में इस प्रकार विचार नहीं किया जा सकता। भीष्म पित्तामह को उनकी माता गंगा 
ने जल में डुबो कर उन्हें जीवन-मुक्त करना चाहा था, तो क्‍या पितामह ने उन्हें माता 
मानना अस्वीकार किया अथवा उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया ? उनके पिता 
की कामासक्ति के कारण उनका राज्य छिना, वे स्त्री-सुख से वंचित हुए, तो क्या उन्होंने 


धर्म/379 


पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया अथवा अपने संबंध विच्छिन्न कर लिए ?“युधिष्ठिर 
को अपने धर्म का पालन करना था, दूसरों के आचरण की समीक्षा नहीं करनी थी“ 

“बोलो युधिष्ठिर ” शकुनि उसे चुनौती भरी दृष्टि से देख रहा था। 

“मैं अपना जैत्र नामक पुण्यमय राजरथ दाँव पर लगाता हूँ, जिसमें हम इंद्रप्रस्थ 
से यहाँ आए थे। यह मेरा धन है, जिसे दाँव पर लगाकर, मैं ्यूत खेल रहा हूँ |? 

शकुनि ने पासे फेंके और अपनी निश्चित जीत की घोषणा की, “लो ! यह दोंव 
भी मैंने जीत तिया।” 

युधिष्ठिर की दृष्टि उठी। उन्होंने पितामह को देखा : भीष्म की ग्रीवा झुकी हुई 
थी, नयन प्रायः मुँदे हुए थे और वे किसी चिंता में लीन दिखाई पड़ रहे थे। निश्चित 
रूप से वे प्रसन्‍न नहीं थे, किंतु इस गतिविधि में हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा उन्होंने 
प्रकट नहीं की थी।... 

क्या पितामह उनका धर्म-बंधन समझते हैं ?”“युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न उठा, 
'अथवा वे युधिष्ठिर को धूतक.-जुआरी-समझ कर ही लज्जित हुए बैठे हैं ? क्या 
वे समझते हैं कि युधिष्ठिर व्यसनी है, और अपने व्यसन के कारण जुए से उठ नहीं 
पा रहा है ? नहीं ।”ऐसा नहीं हो सकता, अन्यथा वे उसके प्रति अपना रोष अवश्य 
प्रकट करते। 

युधिष्ठिर ने विदुर की ओर देखा : वे धृतराष्ट्र के कान के निकट झुके हुए कुछ 
कह रहे थे। उनके चेहरे पर अनुनय-विनय के भाव थे । और धृतराष्ट्र जैसे उनकी ओर 
ध्यान ही नहीं दे रहा था। धृतराष्ट्र का खिला हुआ चेहरा चूत-स्थल की ओर उठ हुआ 
था। ज्योतिहीन आँखों में जितना उल्लास प्रकट हो सकता था, वह हो रहा धा।" 

युधिष्ठिर को कोई मुक्ति-द्वार दिखाई नहीं दे रहा था। 

“में मांगलिक आभूषण धारण करने वाली अपनी एक लाख दासियों को दाँव पर 
लगाता हूँ। यह मेरा धन है, जिसे दाँव पर लगा कर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। 

युधिष्ठिर का स्वर बहुत मंद था। वे आँखें खोल कर पासों की ओर देख भी नहीं 
रहे थे। उन्हें न शकुनि के हारने की आशा थी, न अपने जीतने की। वे जानते थे कि 
उनकी जीत मात्र इस तथ्य पर निर्भर थी कि वे अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, या 
नहीं | कहीं ऐसा न हो कि उनकी कोई मानवीय दुर्बलता सिर उठ ले, वे स्वयं को रोक 
न पाएँ और वे पितृव्य की आज्ञा अथवा द्यूत की मर्यादा का उल्लंघन कर उठ खड़े 
हों, और दुर्योधन उद्दंडता पर उतरे तथा यहाँ शांति भंग हो जाए। 

“तुम इन दासियों के स्वामी हो युधिष्ठिर ? वे तुम्हारा धन हैं ?” शकूनि ने जैसे 
पुष्टि चाहीं, “तुम इन्हें दाँव पर रख कर द्यूत खेल सकते हो ?” 

“कौन अपने दास-दासियों का स्वामी नहीं होता ?” युधिष्ठिर ने उससे पूछा, “तुम 
अपने दास-दासियों के स्वामी नहीं हो, अथवा महाराज धृतराष्ट्र को अपने दास-दासियों 
पर अधिकार नहीं है ?? 

“वह ठीक है।” शकुनि धूर्ततापूर्वक मुस्कराया, “मैंने दाँव चलने से पूर्व पुष्टि करना 
उचित समझा। हमारे गंधार में त्तो दास-दासियाँ अपने स्वामी का घन होते हैं। किंतु वहाँ 
तो परिवार का मुखिया, अपने परिवारजनों का भी स्वामी होता है।"” 


“यहाँ भी ऐसा ही होता है मातुल |” दुर्योधन ने कहा, “इसमें वहाँ और यहाँ का 
कोई अन्तर नहीं है। पत्नी अपने पति की, संतानें अपने पिता की, छोटे भाई-वहन अपने 
बड़े भाई की संपत्ति ही तो हैं। क्या हम लोग अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र की संपत्ति 
नहीं हैं ?” उसने सहमति पाने के लिए युधिष्ठिर की ओर देखा। 

अवश्य |” युधिष्ठिर ने कहा, “वे हमारे पिता हैं|” 

“मातुल ! तुम इस प्रकार छोटी-छोटी बातों के लिए धर्मराज पर संदेह मत किया 
करो | संदेह करने का तुम्हें दुष्ट रोग है। धर्मराज सदा सत्य बोलते हैं। जो उनका धन 
नहीं है, वे उसे कभी दाव पर नहीं लगाएँगे : और जो उनका धन है, उसे वचाने का 
प्रयल भी नहीं करेंगे ।” इस बार दुर्योधन ने पुष्टि के लिए युधिष्ठिर की ओर नहीं देखा, 
“तुम चलो मातुल। पासे फेंको।” 

शकूनि ने पासे फेंके और चिल्लाया, “यह दाँव भी मैंने जीता।” 

सभा में कोलाहल मच गया । दुर्योधन के मित्र अल्वन्त प्रसन्‍न थे"सुनीथ ने चिल्ला 
कर कहा, “युवराज सारी दासियाँ अपने पास ही मत रख लेना। कुछ बॉटना भी। मुझे 
तो बस वे चार दासियाँ दे देना, जिन्होंने राजसूय के अवसर पर इंद्रप्रस्थ में मेरी सेवा 
की धी।'” और वह बहुत अभद्र ढंग से हँसा। 

भीष्म के मुँह का स्वाद कड़वा हो गया"'ये हैं आज के राजा। छँँटे हुए शोहदे। 
न किसी का मान न मर्यादा। कामुकता को भी ऐसे गौरवान्वित करते हैं, जैसे जीवन 
का परम पुरुषार्थ हो'“भोग का अतिरेक इन्हें ले डूबेगा"” 

“मैं अपने एक लाख कार्य कुशल तथा अनुकूल दासों को दाँव पर लगाता हूँ। 
यह मेरा धन है और मैं इसे दाँव पर लगा कर, तुम्हारे साथ खेलता हूँ।” 

युधिष्ठिर को लगा, उनके मन में एक उत्तावली-सी मच गई है “यह सारा धन-संपत्ति, 
अधिकार, सत्ता, भोग के साधन-ये सब ही तो झगड़े के कारण हैं। इन्हीं के कारण 
युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में इन विकृत-बुद्धि, धर्मशून्य राजाओं के समाज में आना पड़ा। 
उनके पास यह सारी संपत्ति न होती तो उन्हें कोई आमंत्रित नहीं करता, कोई उनका 
यहाँ आने के लिए आह्वान नहीं करता। यह संपति ही वह मल है, जिसके दोष के 
कारण उन्हें इस मलिन सभा में आना पड़ा। अब वे सारे मल को यहाँ त्याग कर ही 
बाहर निकल सकते हैं।“'त्तो फिर वे किसका मोह करें ।” अच्छा हो कि वे यहाँ से 
शीघ्रातिशीघ्र निकलें और धर्म के परिवेश में साँस लें। इस सारे छल-छंद में उनका दम 
घुट रहा था|” 

शकुनि ने पासे फेंके और बोला, “वह देखो। यह दाव भी मैंने जीता ।” 

“मैं अपने एक सहस्र युद्धछ गज दाँव पर लगाता हूँ।" युधिष्ठिर ने कहा। 

*सम्राट्‌।" शकूनि की मुद्रा पर्याप्त अभद्र हो चुकी थी, यह न भूलो कि युवराज 
दुर्योधन ने तुम्हारे एक जीते हुए दाँव पर पिछला सारा धन लौटा देने का वचन दिया 
है।“तो दाँव पिछले हारे हुए धन का पासंग तो हो” । एक सहस्न युद्धक गजों के बदले 
तुम्हारा अमूल्य हार, स्वर्ण निष्कों से भरी हुई एक सहस्न पेटियाँ, एक लाख दासियाँ, 
एक लाख दास- यह दाँव छोटा है!” 

“ये युद्धक गज हैं, और वे स्वर्ण से आच्छादित रहते हैं | कम मूल्य नहीं है उनका ।" 


धर्म/38 


युधिष्ठिर बोले | 

“चलो मान लेते हैं।” शकुनि ने कहा, “किंतु यह तो कहो कि यह धन मे है।' 

“यह धन मेरा है, और उसे लगा कर मैं तुम से खेल रहा हूँ। ” युधिष्ठिर ने कह्न। 

अर्जुन चिंतित दृष्टि से कमी अपने निकट बैठे भीम, नकुल और सहदेव की ओर 
देख लेता था, और कभी उसकी दृष्टि युधिष्ठिर पर जाकर ठहर जाती थी | वह युधिष्ठि 
की स्थिति समझ रहा था। उनकी स्थिति, अपने मुख में अपना आखेट दबाए, जात्न में 
फँसे उस सिंह की थी, जो यह समझ गया था कि अपना आखेट छोड़े बिना तो उसकी 
मुक्ति हो ही नहीं सकती, आखेट छोड़कर भी उसका सुरक्षित मुक्त होना निश्चित नहीं 
धा“यदि पांडवों को अपने भाई को इस स्थिति से मुक्त कराना था और अपने हाथों 
निर्मित अपने राज्य तथा स्वार्जित धन को वचाना था, तो उनके सामने एक ही मार्ग 
था कि पांडव यह घोषणा कर दें कि वे युधिष्ठिर को न अपना राजा मानते हैं, न अपना 
स्वामी | न वह राज्य युधिष्ठिर का है, न वह धन |”किंतु जिस धर्म की रक्षा के लिए 
धर्मराज युधिष्ठिर जूझ रहे हैं, उस धर्म को उनके छोटे भाई इतनी सुविधा से त्याग देंगे ? 
राज्य कया धर्म से भी वड़ा है ?"“यदि धन-संपत्ति, राज्य और भोग, धर्म से भी अधिक 
आकांक्ष्य होते, तो अर्जुन मात्र एक संयोग के कारण, जब धर्मराज पांचाली के साथ 
शस्त्रागार में अकेले थे, बारह वर्षों के लिए द्रौपदी, अपने भाइयों, माता तथा इंद्रप्रस्थ 
को छोड़ वनों में क्यों भटकता रहता ? इसीलिए तो, क्योंकि धर्म ही जीवन का सर्वस्व 
है | प्राण रहते, किसी भी लोभ अथवा त्रास के कारण धर्म का त्याग नहीं किया जा सकता। 
धर्मराज चौपड़ पर बैठे अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो उनके भाइयों को अपने स्थान 
पर बैठे हए उनके समर्थन में धर्म की रक्षा करनी होगी। अपने धोड़े-से लाभ के लोभ 
में वे धर्म का त्याग नहीं कर सकते" 

अर्जुन की दृष्टि आचार्य द्रोण पर आ टिकी। वे कृपाचार्य के साथ बैठे थे। वे 
धृतराष्ट्र के समान प्रसन्‍न नहीं दिखाई देते थे। किंतु विदुर काका के समान पीड़ित भी 
नहीं लग रहे थे ।पीड़ित वे नहीं थे, किंतु क्या वे अशांत भी नहीं थे ? कदाचित अशांत 
तो थे। संभवतः वे स्वेच्छा से यहाँ नहीं बैठे थे। यद्यपि यह राजसभा नहीं थी, तो भी 
राजोत्सव तो था ही, इसलिए राजसभा के प्रमुख सदस्य यहाँ उपस्थित थे। हो सकता 
है कि आचार्य यहाँ अश्वत्थामा की इच्छा से बैठे हों। अश्वत्थामा, दुर्योधन और कर्ण 
के समान ही प्रसन्‍न लग रहा धा।”यह कर्ण। पत्ता नहीं यह किस जन्म का वैर लेकर 
उत्पन्न हुआ है। इसे पांडवों की प्रत्येक विपत्ति से असीम प्रसन्नता होती है। पांडवों 
के विनाश से कदाचित सब से अधिक प्रसन्नता इसी को होगी" 

दुर्योधन और उसके साथी हर्षोन्माद में पुनः चिल्लाएऔर अर्जुन समझ गया 
कि धर्मराज एक और दाँव हार गए है। उसकी दृष्टि युधिष्ठिर की ओर न जाकर भीम 
की ओर चली गई | भीम अत्यन्त श्रुब्ध प्रतीत हो रहा था। उसे निष्क्रिय और मौन बैठने 
के लिए काफी कठोर आत्मदमन करना पड़ रहा था ।"अर्जुन समझ नहीं पाया कि भीम 
का यह क्षोभ धर्मराज के प्रति था, अथवा दुर्योधन एवं शकूनि के प्रति" 

भीम ने उसे अपनी ओर देखते पाया तो बहुत धीरे से बोला, “इन्हें क्षत्रियों के 

“बहुत प्रिय हैं तो शुत्रओं के समान युद्ध-कषेत्र में क्यों नहीं उतरते, मित्रों के समान 


धूत का निमंत्रण क्यों भेजते हैं ?”“और फिर जैसे वह अपने-आप से ही बोला, “कोई 
बात नहीं है। आज इन्होंने दयूत-निमंत्रण भेजा है, कल हम इन्हें रण-निमंत्रण भेजेंगे। 
देखता हूँ, क्षत्रियों के व्यसनों का कितना निर्वाह कर पाते हैं, ये लोग।" 

हे क्या लगाते हो युधिष्ठिर ।” शकुनि की वाणी, युधिष्ठिर के हृदय को चीरती 
चली गई। 

युधिष्ठिर ने जाने क्यों इधर-उघर देखा। किंतु फिर उसका मन अपने में ही लौट 
आया, लगता है कहीं से कोई सहायता नहीं आएगी। निर्णय तो स्वयं युधिष्ठिर को 
ही करना है ।“और वे अपना निर्णय कर चुके हैं : वे धर्म का त्याग नहीं कर सकते !"किंतु 
यह सारा धन उनका ही नहीं, उनके भाइयों का भी है। उनका अपना धन होता तो 
वे एक बार में ही दुर्योधन की हथेली पर रख कर कहते, भाई दुर्योधन। यदि तुम्हारी 
सारी व्याकुलता इस धन के ही कारण है, तो लो यह सारा धन तुम ले लो और अपनी 
आत्मा के क्लेश को शांत कर लो। यदि यह धन लेकर तुम हम से -अपने भाइयों 
से वैर-विरोध छोड़ सकते हो, तो इसे ले लो । “किंतु वे ऐसा कर नहीं सकते | इंद्रप्रस्थ 
का राज्य पांडवों का है, युधिष्ठिर का नहीं |“ किंतु अधर्म का सहारा लिए बिना, वे 
उसे बचा भी तो नहीं सकते”और अपना धर्म वे छोड़ नहीं सकते“ 

“क्यों ? क्या सब कुछ समाप्त हो गया ? शकुनि हँसा, “मैंने तो सुना था कि 
इंद्रप्रस्थ बहुत धनी राज्य है।' 

“स्वर्ण दंडों तथा सधे हुए घोड़ों से युक्त एक सहस्न युद्धक रथ मैं दाँव पर लगाता 
हूँ। यह धन मेरा है, और मैं इसे दाँव पर लगा कर तुम से खेलता हूँ।” 

“स्वीकार ।” शकुनि बोला। उसने पासे फेंके और पुनः चिल्लाया, “लो यह धन 
भी मैंने जीता।” 

“तीतर के समान, गंधर्व देश के मेरे घोड़े। वे सुवर्ण के हारों से विभूषित हैं। यह 
मेरा धन है। मैं इस धन को दाँव पर लगा कर तुम से खेलता हूँ।" 

तुम बहुत छोटे-छोटे दाँव लगा रहे हो युधिष्ठिर। इससे तो तुम्हारा हारा हुआ 
पिछला सारा धन नहीं लौट सकता !” शकुनि बोला। 

युधिष्ठिर ने उसकी ओर देखा मात्र, कुछ कहा नहीं । 

शकनि ने पासे फेंके और बोला, “लो यह दाँव भी मैंने जीता |" 

“लोहे और ताँबे की, शुद्ध तपे हुए सुवर्ण से भरी हुई निधियाँ | यह मेरा धन है। 
इसे दाँव पर लगा कर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ।” युधिष्ठिर ने अत्यन्त मंद स्वर में 
कहा। 

शकुनि ने अपने दाँतों और मसूड़ों का फूहड़ प्रदर्शन करते हुए पासे फेंके और 
वोला, “लो ! यह दाँव भी मैंने जीत लिया।” 

विदुर का स्वर अपेक्षा से कुछ ऊँचा हो गया, ताकि सभा में उपस्थित सब लोग 
सुन सकें, “महाराज ! मरणासन्न रोगी को जिस प्रकार औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी 
प्रकार आपको मेरा शास्त्रसम्मत परामर्श अच्छा नहीं लगता। फिर भी मैं ढीठ होकर आप 
से कह रहा हूँ। कृपया मेरी वात पर ध्यान दीजिए |" 

“क्या है विदुर / धृतराष्ट्र ने अप्रसननता से कहा, “तुम क्रीड़ा के समय भी शांत्त 


धर्म/385 


नहीं रह सकते। सब के मनोरंजन में बाधा पहुँचा रहे हो।* 

“अपने भ्रातुष्पुत्रों का सर्वस्व हरण करवा कर आपका मनोरजंन हो रहा है ?" 
विदुर को लगा, उनकी वाणी घृणा से फट जाएगी। 

'विदुर ! क्षत्रियों का मनोरंजन तो ऐसे ही होता है, युद्ध में वे शत्रु के प्राण लेते 
है, मृगया में आहत पशु की पीड़ा अथवा उसकी मृत्यु उन्हें आनन्दित करती है, और 
द्यूत में वे विपक्षी का सर्वस्व हरण कर सुख पाते हैं|” दुर्यंधिन ने कहा। 

“तुम भूल कर रहे हो दुर्योधन |" विदुर ने उत्तर दिया, “सच्चे क्षत्रियों का आनन्द 
दस्युओं के प्राण हरण करने, दुष्टों का दलन करने, पापियों का विनाश करे में है। 
उनकी सभाओं में विद्वानों से जीवन के तत्व संबंधी वार्ताओं को सुना जाता है ? अपने 
भाइयों को बुला कर उनका आखेट नहीं खेला जाता | वहाँ सच्चरित तथा शुद्ध आचरण 
वाले विद्वान तपस्वियों की आवश्यकताएँ पूरी की जाती हैं, व्यसनियों का जमघट नहीं 
लगाया जाता |” विदुर पुनः धृतराष्ट्र से संवोधित हो गए, “शुक्राचार्य का कथन स्परण 
रखिए महाराज। मधु बेचने वाला किसी ऊँचे वृक्ष पर मधु का छत्ता देख लेता है, तो 
उसे मधु पीकर मत्त होने की संभावना ही दिखाई देती है। मधुमत्त होकर, वृक्ष से नीचे 
गिर कर होने वाली अपनी मृत्यु कभी दिखाई नहीं पड़ती | वैसे ही चूत के मद में आपका 
यह पुत्र दुर्योधन अपने ऊपर आने वाले सकंट को भुला बैठा है।। धूर्ततापूर्वक महारयी 
पांडवों को उनके धर्म-बंधन में बाँध कर उनका सर्वस्व हरण कर, उन्हें जो यह अपना 
शुत्र बना रहा है- उसका परिणाम यह नहीं जानता। ऐसी द्यूत सभाओं में जो व्यसन 
तृप्त होता है, वह रण-द्षेत्र में अपने वक्ष का रक्त पिला कर अपने शत्रुओं के व्यसन 
को तृप्त करने का दायित्व भी निभाता है ।” विदुर का स्वर कुछ ऊँचा हुआ, “जिस दुर्योधन 
को आप अपना प्रिय पुत्र समझ रहे हैं। महाराज यह आपके वंश का काल है। इसे 
उसी प्रकार त्याग दीजिए, जिस प्रकार वृष्णियों, अंधकों, और भोजों ने कंस को त्याग 
था, अन्यथा अपना सारा वंश ही समाप्त समझिए |” 

सारी सभा की आँखें धृतराष्ट्र की ओर मुड़ गई, किंतु धृतराष्ट्र के चेहरे पर न 
कोई भाव आया और न उसके मुख से एक भी शब्द फूटा | उसने तो जैसे दौंव पर 
लगने वाले धन के विषय में अधिक सूचना पाने की उत्तावली में विदुर का एक भी 
वाक्य नहीं सुना था” 

“आप यह देख कर बहुत प्रसन्‍न हो रहे हैं महाराज ! कि दुर्योधन इस धूत में 
जीत रहा है, किंतु आज का आपका यह असाधारण सुख बहुत शीघ्र ही क्षत्रियों के दूसरे 
व्यसन-युद्ध में परिणत होगा। आज इस दूत में जिस प्रकार युधिष्ठिर अपना बड़े से 
बड़ा धन नहीं बचा पा रहा, वहुत शीघ्र भविष्य में होने वाले उस युद्ध में आप उसी 
प्रकार अपने प्रिय से प्रिय व्यक्ति को भी बचा नहीं पाएँगे।” ; 

“तुम ऐसा क्यों कहते हो विदुर । अंतत : धृतराष्ट्र ने खीझ कर कहा, "क्या क्षत्रियों 
में कहीं चूत नहीं खेला जाता ?” 

“जहाँ कहीं भी खेला जाता है, वहीं कन्नह जन्म लेती हैं।” विदुर ने कहा, “एक 

उदाहरण ऐसा नहीं है, जहाँ सर्वस्वहरण पर्यन्त चूत खेला गया हो, और उसके पश्चात्‌ 

: सुख शांति रही हो | इसीलिए कह रहा हूँ महाराज ! कि इस ब्यूत को रोक दीजिए। 


आपकी आज्ञा से यह धूत आरंभ हुआ है, और आपके आदेश से ही रुकेगा। यदि युधिष्ठिर 
की इच्छा से यह रुक सकता तो मैं कब से उनकी बाँह पकड़ कर, इस सभा में से उन्हें 
उञ ले गया होता |” 

“मेरी इच्छा का इसमें क्या संबंध है ?” धृतराष्ट्र ने धीरे से कहा, “यह तो द्यूत 
की मर्यादा है।” 

श्यूत की मर्यादा के नाम पर जो छल-छंद हो रहा है, वह किसी से छिपा नहीं 
है! बिदुर ने कहा, “आप लोगों की गुप्त मंत्रणाओं से उत्पन्न यह द्यूत उस मर्यादा का 
अधिकारी नहीं है। यदि आपको धन ही की तृष्णा थी तो इस चूत की आवश्यकता नहीं 
धी। आप युधिष्ठिर को जानते नहीं क्या ? आपने उनसे एक बार कहा होता, तो वह 
अपना सारा धन ल्ञाकर आपके चरणों पर डाल देते। मैं अब भी आपसे कहता हूँ महाराज | 
कूंती के ये पुत्र स्वयं ही धनस्वरूप हैं, आप इनको अपनाइए | इन्हें नष्ट करने का प्रयल 
मत कीजिए ।“और,” विदुर ने शकुनि की ओर अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उठाई, “और 
यह पर्वतीय नरेश चूत की सारी कपट विद्या को जानता है। यदि दुर्योधन को नहीं त्याग 
सकते, तो इसे तो त्याग ही दीजिए। इसे कहिए कि यह जहाँ से आया है, वहीं लौट 
जाए।' 

धृतराष्ट्र के कुछ कहने से पहले ही दुर्योधन आवेश में उठ खड़ा हुआ, “विदुर ! 
हम तुम्हारी कट्ुता की जितनी उपेक्षा करते हैं, तुम उतने ही कठोर होते जाते हो। तुम 
खाते हमारा हो और हितैषी हमारे शत्रुओं के बनते हो। हमने यदि दूत में अपने शत्रुओं 
का सर्वस्व-हरण कर भी लिया तो क्‍या अनुचित्त किया, वे भी तो अन्य राजाओं के धन 
का हरण करके ही सम्राट बने थे। तुम्हें मेरी उन्‍नति अच्छी नहीं लगती तो मैं क्या कर 
सकता हूँ!” दुर्योधन की मुद्रा कठेर हुई, “जो शच्नु का पक्षपाती हो, जो 'हम से द्वेष 
रखता हो और हमारा अहित करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को घर में नहीं रहने देना चाहिए। 
अतः तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, चले जाओ, कुलय स्त्री को मधुर वचनों से कितनी ही 
22553 न दी जाए, कितना ही प्रेम क्यों न जताया जाए, वह पति को छोड़ ही 
जाती है।” 

“युवराज !” विदुर तनिक भी हतप्रभ नहीं हुए थे, “इस संसार में सदा प्रिय बोलने 
वाले महापापी अनेक मिल जाते हैं, किंतु हितकर होते हुए भी अप्रिय वचन कहने और 
सुनने वाले व्यक्ति दुर्लभ होते हैं।” विदुर क्षण भर रुके, “दुर्योधन। तुम मंद बुद्धि हो, 
अतः तुम्हें तुम्हारा हित-अहित नहीं समझाया जा सकता, किंतु मैं अपने इष्ट-अनिष्ट 
का विचार न कर अपने स्वामी के हित की बात कह रहा हूँ। महाराज धृतराष्ट्र तथा 
इस कुरु वंश का हित इसमें नहीं है कि मैं हस्तिनापुर छोड़ कर कहीं चला जाऊँ, सब 
का हित इसमें है कि तुमको और इस शकुनि को यदि दंडित न किया जा सके, तो त्याग 
अवश्य दिया जाए।” 

विदुर दुर्योधन और धृतराष्ट्र के वार्तालाप से सर्वथा अग्रभावित शकुनि अपनी कुटिल 
मुस्कान अधरों पर लाया, “युधिष्ठिर। तुम पांडवों का सारा धन हार चुके हो। कोई गुप्त 
धन शेष हो तो उसे भी दाँव पर लगाओ, ताकि तुम्हारा हारा हुआ पिछला धन लौट 
कर तुम्हारे पास आ सके ।” 

“मैं अपना शेष धन दाँव पर लगा कर तुम्हारे साथ खेलता हूँ।” युधिष्ठिर का 


धर्म/385 


स्वर पर्याप्त मंद हो चुका था। 

शकुनि ने पासे फेंके और हँसा, “युवराज दुर्योधन ! महाराज को बत्ता दो, यह 
धन भी मैंने जीत लिया!” 

युधिष्ठिर का मन अब यह बंधन तुड़ा कर भागने को हो रहा था। वे जानते थे 
कि वे शकूनि से एक दाँव भी जीत नहीं पाएँगे। पासे एक बार भी उनके हाथ में नहीं 
आएँगे”और बिना सब कुछ हारे, वे यहाँ से उठ भी नहीं सकेंगे। ऐसा केवल धृतराष्ट्र 
की आज्ञा से हो सकता है और धृतराष्ट्र की उन्हें सर्वस्वहरण के बिना जाने की कोई 
इच्छा दिखाई नहीं देती |" 

“अब ?” शकुनि उनकी ओर देख रहा था। 

“सिंधु नदी के पूर्वी तट से लेकर पर्णाशा नदी के किनारे तक वो भी बैल, घोड़े, 
गाय, भेड़, बकरी इत्यादि पशु-धन है--वह मेरा धन है मैं उसे दाँव पर लगा कर तुम्हारे 
साथ खेतता हूँ।” युधिष्ठिर बोले। 

शकूनि ने पासे उछाल दिए, “लो! यह धन भी मैंने ही जीता।” 

“सिवाय उन ग्रामों के जो ब्राह्मणों को जीविका-स्वरूप दिए गए, शेष ग्राम, नगर 
और जनपद मेरा धन है तथा ब्राह्मणों को छोड़ शेष प्रजा मेरा धन है। मैं उन सबको 
दाँव पर लगा कर तुमसे खेलता हूँ।” इस बार युधिष्ठिर ने शकुनि के उकसाए बिना 
ही कहा। 

शकूनि की बाछें खिल गईं | उसने निर्लज्जता से हँसते हुए दुर्योधन की ओर देखा। 

देखा !' उसकी आँखें कह रही थीं, 'मैं न कहता था कि मैं बिना युद्ध के ही युधिष्ठिर 
का धन और राज्य तुम्हारे चरणों पर डाल दूँगा।' 

शकूनि ने पासे फेंके और इस बार वह मुख से कुछ नहीं बोला। उसने केवल, 
दुर्योधन को ओर देखा भर। दुर्योधन की आँखें पासों पर जा टिकीं, यह दाँव भी शकुनि 
जीत गया था। 

“देखा पिता जी ।” दुर्योधन ने असाधारण उल्लास के साथ कहा, “इसलिए मैं कहता 
था कि खेलें मातुल ही, किंतु जो धन हारें, वह मेरा हारें, जो धन जीतें, वह मेरे लिए 
जीतें ।नहीं तो पांडवों का यह सारा राज्य मातुल का हो जाता" | हस्तिनापुर का विस्तार 
नहीं होता, गंधार का साम्राज्य यहाँ तक विस्तृत हो जाता | मैंने युधिष्ठिर का राज्य कुरु-कुल 
से बाहर जाने से बचा लिया है।” 

धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा, किंतु यह किसी से छिपा नहीं था, कि वह अत्यन्त 
प्रसन्‍न था। दुर्योधन ने अब तक अनुशासन के जो कृत्रिम बंधन बाँध रखे थे, वे शिधित् 
हो गए थे। उसने कर्ण और अश्वत्थामा की ओर देखा। उन्होंने अत्यन्त प्रसन्‍नत्तापूर्वक, 
अपने हाथ वायु में लहराए।" 

“बोलो सम्राट । अब दाँव पर क्या लगाते हो ?” शकुनि के चेहरे पर उसकी सारी 
धूर्तता प्रकट हो गई थी। 

“अब यह समप्राट्‌ नहीं है।” दुर्योधन बोला, “अब तो यह राजा भी नहीं है। न 
इसके पास राज्य है, न सेना, न धन। अब वह सब कुछ मेरा है।' 

“क्यों युधिष्ठिर ?” शकुनि ने उसकी ओर देखा। 


युधिष्ठिर ने कुछ नहीं कहा, केवल सिर झुका लिया। 

“यदि पांडवों के पास न राज्य है, न सेना, न धन'“तो वे राजाओं के समान आभूषण 
इत्यादि धारण करके क्यों बैठे हैं।” शकनि की दृष्टि सिर झुकाए, चुपचाप बैठे पांडवों 
के शरीर पर सुशोभित आभूषणों पर टिकी हुई थी। 

युधिष्ठिर ने एक बार फिर ध्षृतराष्ट्र की ओर देखा : शायद पितृव्य को अपने 
धर्म और मर्यादा का ध्यान आ जाए। शायद वे द्यूत की समाप्ति की घोषणा कर दें। 
कदाचित्‌ वे कह दें कि पांडवों का सर्वस्वहरण तो हो चुका। अब उनके पास शेष ही 
क्‍या है कि वे च्यूत खेलें"" 

किंतु धृतराष्ट्र के चेहरे पर एक ही भाव था : चरम सुख का भाव |“शायद उसके 
ध्यान में ही नहीं था कि पांडव अब पूर्णतः दीन-हीन हो चुके हैं। उनके साथ और क्रूर 
होना अच्छा नहीं है, या अब उन पर दया की जानी चाहिए।” 

युधिष्ठिर की निराश दृष्टि पितामह, आचार्य अथवा मंत्री विदुर की ओर उठ ही 
नहीं पाई। वे बोले, “मेरे ये भाई पांडुपुत्र, जिन स्वणभूषणों से सुशोभित हो रहे हैं, वे 
राजकीय आभूषण मेरा धन है। मैं उन्हें दाँव पर लगा कर तुम्हारे साथ खेलता हूँ। 

शकूनि ने पासे फेंके नहीं। युधिष्ठिटर की ओर उसने तीखी दृष्टि से देखा, “अपनी 
दासियों को तो तुमने आभूषणों सहित दाँव पर लगाया था। अब भाइयों की बारी आई 
तो केवल आभूषण ?” 

“वे दासियाँ थीं, ये मेरे भाई हैं।” युधिष्ठिर ने कहा। 

“स्वामी की दृष्टि में अपने धन के प्रति इतना पक्षपात धर्म-संगत नहीं है।” शकुनि 
बोला, “तुम्हारे लिए वह भी धन है और ये भी धन हैं। वैसे भी पहले से कम धन को 
दाँव पर लगाओगे, तो पिछला सारा धन, एक ही दाँव में कैसे लौटेगा ?” 

और शकुनि ने पासे फेंके, “लो। यह धन भी अब तुम्हारा नहीं रहा |” 

चारों पांडवों ने अपने आभूषण उतार कर भूमि पर रख दिए। सभा में दुर्योधन 
के मित्रों का हर्षोन्माद तथा चीत्कार इतना प्रबल था कि उसमें विदुर का स्वर सुनाई 
भी नहीं पड़ रहा था। फिर भी विदुर ने चिल्लाकर धृततराष्ट्र से कहा, “महाराज ! अब 
भी चेत जाइए। रोकिए इस द्यूत को। अभी दुर्योधन ने पांडवों के आभूषण जीते हैं, 
अगले दाँव में यह पांडवों को जीतेगा। इस शत्नुता को और मत बढ़ाइए, नहीं तो ब्यूत 
की विजय का प्रायश्चित्त दुर्योधन को युद्ध-क्षेत्र में अपने रक्त से करना पड़ेगा ।" 

धृतराष्ट्र का हाथ कुछ इस भाव से उठा, जैसे वह विदुर को अपने हाथ से एक 
ओर धकेल देगा। 

“अब कौन जीता है दुःशासन ?” उसने पूछा। 

“महाराज हम जीते हैं ।” दुःशासन ने उत्तर दिया, “पांडवों के शरीर के सारे आभूषण 
उतर गए हैं।” 

धृतराष्ट्र के चेहरे पर पूर्ण तृष्ति के लक्षण प्रकट हुए। 

भीष्म अब तक पर्याप्त चिंतित हो चुके थे।“वे आरंभ से ही सभा में आने के 
इच्छुक नहीं थे, किंतु यह कौरवों का पारिवारिक उत्सव धा। 'तोरण स्फटिक सभा” का 
'प्रवेश-समारोह' था। वे इस पारिवारिक हर्षोल्लास से तटस्थ कैसे रह सकते थे | युधिष्ठिर 


धर्म/387 


को धूत आरंभ करने के लिए चौपड़ पर बैठाने में भी उन्हें ऐसी कोई आपत्ति नहीं थी। 
पांडवों की सभा में सब से सम्मानित अतिथि-कृष्ण की अग्रपूजा हुई थी, क्योंकि वह 
एक धार्मिक समारोह था। कौरवों की इस सभा में युधिष्ठिर को सबसे पहले चूत खेला 
कर वही सम्मान दिया गया था। उसमें कुछ भी अनुचित नहीं था"“किंतु यह सम्मान 
तभी रह सकता था, यदि दो-चार दाँवों के पश्चात्‌ धृतराष्ट्र चूत रोक कर युविष्ठिर को 
खेल छोड़ उठ खड़े होने की अनुमति दे देताकिंतु उसने तो उसे बाँध कर बैठा ही 
लिया” 
भीष्म, राजा को किसी प्रकार का आदेश नहीं दे सकते थे। मंत्रणा दी जा सकती 
धी“किंतु विदुर की मंत्रणा का परिणाम उन्होंने देख लिया था ।'“विदुर तो फिर महामंत्री 
था, उसका धर्म था-राजा की इच्छा के विरुद्ध भी मंत्रणा देना” जब उसकी बात धृत्तराष्टर 
नहीं सुन रहा था, तो उनकी ही क्यों सुनता। घर होता, परिवार होता तो भीष्म कुलवृद्ध 
के अधिकार का कुछ थोड़ा-बहुत प्रयोग कर सकते थे, किंतु राजा की सभा""। भीषण 
ने वर्षो पहले प्रतिज्ञा कर राज्याधिकार छोड़ा था, तो आज वे इस अधिकार की कामना 
कैसे कर सकते थे ?”वे देख-देख कर पीड़ित थे कि धृतराष्ट्र अपने अधिकार का 
दुरुपयोग कर रहा था। उस अधिकार के मूल में न न्याय था, न समदृष्टि । उस अधिकार 
के मूल में था एक षड्यंत्र [किंतु युधिष्ठिर किस प्रकार अपने धर्म पर टिका था, कि 
देख कर मन प्रसन्‍न हो जाता था “वह देख रहा था कि उसका पितृव्य उसे दोनों हाथों 
से लूट रहा था, किंतु वह उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा था। वह देख रहा 
था कि यह सारा छल था, किंतु वह द्यूत की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहा था। 
वह समझ रहा था कि दुर्योधन और शकुनि उसके शत्नु थे और चूत के माध्यम से वे 
उसका रकक्‍त-पान कर रहे थे"किंतु वह आनृशंसता का पालन कर रहा था" 
एक बार भीष्म को लगा कि वे युधिष्ठिर पर मुग्ध हुए जा रहे हैं'"वह सचमुच 
धर्मराज था। उसके मन में न लोभ था न मोह, न भय, न आशंका, न घृणा, न द्रोह, 
“और कितनी ईश्वर-निर्भरता थी। तभी तो शांति से बैठा, एक के पश्चात्‌ एक दाँव 
लगाता हुआ, भविष्य की कठिनाइयों की ओर से पूर्णतः आशंका विहीन, अपना सागर 
धन तलुटाता जा रहा था” 
और अगले ही क्षण उन्हें लगा कि उनका रजोगुण जाग रहा है और उनके मन 
में युधिष्ठिर के विरुद्ध आक्रोश ही आक्रोश संचित हो रहा है*“वह विरोध क्यों नहीं 
करता ? जानते-बूझते, मूर्खो के समान क्यों अपना धन लुटाता जा रहा है ?“उसके 
स्थान पर वे होते तो भी खड़ग निकाल कर इस शकुनि के मुंड को उसके रुंड से पृथक 
कर देते ।“तभी एक बड़ा-सा प्रश्न-चिहन उनके सम्मुख आकर खड़ा हो गया"क्या सचमुच 
वे ऐसा ही करते ? जब सत्यवतती का पिता दासराज उनका सर्वस्वहरण कर रहा था, 
उनसे जीवन का सारा सुख-वैभव त्यागने का वचन माँग रहा था, तो क्या उन्होंने खडग 
द्रित्दए “ए उसके मुंड को रुंड से पृथक््‌ कर दिया था ?“नहीं | धर्म की रक्षा के तिए 
“५ बनाए रखने के लिए, त्याग का सुख बहुत महान्‌ है। संसार का सार 
करके भी दुर्योधन कभी उस सुख का कण मात्र भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, 
६ इस त्याग के माध्यम से प्राप्त कर रहा“ 


“बोलो युधिष्ठिर। अब ?” शकुनि अत्यन्त अपमानजनक ढंग से उनकी ओर देख 
रहा था, “अब यह मत कहना कि तुम्हारे पास कोई धन शेष नहीं है।” 

“कहाँ है धन ?” युधिष्ठिर ने कहा, “मैं शेष धन' का दाँव लगा तो चुका” 

“नहीं ।” शकुनि कुटिलता से मुस्कराया, “तुमने ही स्वीकार किया था कि पुत्र पिता 
का रा छोटे भाई, बड़े भाई का धन होते हैं। क्या तुम अपने छोटे भाइयों क॑ स्वामी 
नहीं हो ?? 

“धन तो वे होते हैं, किंतु कोई उन्हें च्यूत के दाँव पर तो नहीं लगाता।' युधिष्ठिर 
ने कहा, “वे जीव हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं।? 

“दास-दासियाँ भी तो जीव, प्राणी तथा मनुष्य हैं। उन्हें दाँव पर लगाने में तो तुम्हें 
संकोच नहीं हुआ।" शकुनि ने कुछ प्रखर होकर कहा। 

युधिष्ठिर शकूनि का तर्क समझ रहा था| उसकी दिशा भी पहचान रहा था । उसकी 
भयंकरता भी उसकी समझ में आ रही थी। 

“दास-दासियों का क्रय-विक्रय होता है, उन्हें भेंट में भी दिया जाता है, उन्हें चूत 
में दाँव पर भी लगाया जाता है ।' युधिष्ठिर बोले, “किंतु धन होते हुए भी अपनी संतान 
तथा के भाइयों को न कोई भेंट में किसी को देता है, न उनके स्वामित्व का परिवर्तन 
होता है |” 

“धन में इस प्रकार भेद-भाव का कोई नियम चूत में नहीं है।” शकुनि बोला, “जो 
धन है, वह धन है-बस (” 

“शकुनि |" युधिष्ठिर का स्वर कुछ आग्रहपूर्ण हुआ, “अनेक प्रदेशों में शुल्क लेकर 
पुत्री अथवा बहन का योग्य पात्र को कन्या-दान किया जाता है, किंतु कोई पुत्री और 
बहन की चूत में दाँव पर नहीं लगाता। शुल्क देकर प्राप्त की गई पत्ती को अपना धन 
मानते हे भी, कोई पति न उसे किसी को भेंट में देता है, न बेचता है, न चूत में 
हारता है।” 

“मैं तुम से शास्त्रार्थ करने नहीं आया, न मैं विभिन्‍न प्रदेशों की मान्यताओं का 
अध्ययन करने का इच्छुक हूँ।” शकुनि बोला, "मैं तो केवल यह जानता हूँ कि थोड़ी 
ही देर पहले तुमने स्वीकार किया था कि छोटे भाई, बड़े भाई का घन होते हैं। अब 
या तो तुम यह स्वीकार करो कि तुमने असत्य-भाषण किया था, या अपने भाइयों को 
दाँव पर लगाओ |” 

“मैं श्यामवर्ण, तरुण, लाल नेत्नों और सिंह के समान कंधों वाले महाबाहु नकुत 
को ही इस समय दाँव पर रखता हूँ। इन्हीं को मेरे दाँव का धन समझो |” युधिष्ठिर 
ने अत्यन्त चिंतनशील स्वर में कहा, जैसे उनकी जिहवा कुछ और कह रही हो और 
मन कहीं अन्यत्र काम कर रहा हो। 

“महाराज |” विदुर के मुख से चीत्कार फूटा | 

“क्या हुआ विदुर ?” 

“महाराज ! युधिष्ठिर ने नकुल को दाँव पर लगा दिया है।” विदुर ने कहा, “अब 
2203 भाई, दूसरे भाई का दास होगा ? आप इस च्यूत को किस सीमा तक ले जाना 
चाहते हैं ?” 


धर्म/389 


“युधिष्ठिर का धन है नकुल, तो वह उसे इच्छानुसार दाँव पर लगा सकता है |" 
धृतराष्ट्र ने कुछ कठोर स्वर में कहा। 

“इसलिए तो कह रहा हूँ कि दूत रोक दीजिए !” विदुर का स्वर भी अब चेतावनीपूर्ण 
हो गया था, “आप अग्नि से खिलवाड़ कर रहे हैं महाराज ।” 

शकुनि के चेहरे पर एक पैशाचिक मुस्कान आई। उसने पासे फेंके और कहा, 
“लो युधिष्ठिर। तुम्हारा नकुल हमारा दास हुआ !” शकुनि ने फेंके हुए पासे समेट लिए, 
“अब! 

“सहदेव विद्वानू है। मुझे प्रिय है। यद्यपि वह दाँव पर लगाने योग्य नहीं है, किंतु 
अप्रिय कृत्य की भाँति मैं उसे दाँव पर लगा रहा हूँ। उसे ही मेरा धन मानो।' 

शकुनि ने पासे फेंक दिए, “लो तुम्हारा प्रिय सहदेव हमारे अधीन हुआ। विमात्ता 
के दोनों पुत्र तुम ने दाँव पर लगा दिए। भीम और अर्जुन को दाँव पर लगाना तुम्हे 
और भी अप्रिय लगेगा तुम्हारे सहोदर हैं न।” 

“शकुनि ।” युधिष्ठिर के स्वर में तेज झलका, “हमने न कभी माताओं में भेद किया 
है, न भाइयों में। मैंने तो कभी दुर्योधन और भीम में भी भेद करना नहीं चाहा, किंतु 
यह तुम्हारी ही दुर्बुद्धि है, जो हम भाइयों में भी भेद उत्पन्न करना चाहती है| 

“दाँव लगाओ। दाँव |” शकुनि ने वितृष्णा से युधिष्ठिर की ओर देखा। 

“युद्ध रूपी समुद्र में हमारे आण के लिए जो नौका के समान है, जिसने शत्रुओं 
पर सदा ही विजय पाई है, वह अर्जुन दाँव पर लगाने योग्य नहीं है, किंतु धर्म से बँंधा 
मैं उसे भी दाँव पर लगाता हूँ। उसे ही मेरा धन समझो ।” 

कर्ण की आँखों में चपला कौंधी और उसने उचक कर दुर्योधन की ओर देखा। 
दुर्योधन ने उसे जैसे आँखों ही आँखों में बधाई दी, और शकुनि को पासे फेंकने के 
लिए संकेत किया। 

शकूनि ने पासे फेंके । उसकी अपनी आँखें ही जैसे प्रसन्‍नता से फट गई, “हमने 
धनंजय को भी जीत लिया” 

कर्ण के मुख से उल्लासपूर्ण सीत्कार फूटा। अश्वत्थामा ने हर्ष में अपनी भुजा 
पा ठोंका। द्रोण पहली बार कुछ विचलित दिखाई दिए और विदुर ने अपना माथा पीट 

या। 

“क्या अर्जुन भी हमारा धन हो गया ?” धृतराष्ट्र ने व्यग्रता से पूछा। 

भीष्म की आँखों में जैसे दो शूल चमके, “क्या अर्जुन पहले आपका ही धन नहीं 
था महाराज ? पुत्र से बड़ा धन भी कोई होता है क्या ?? 

धृतराष्ट्र ने भीष्म की ओर ध्यान नहीं दिया। वह दुःशासन की ओर मुड़ा, “क्या 
अर्जुन हमारा दास हो गया ?” 

“हाँ महाराज | अर्जुन अब हमारा दास है।” 

धृतराष्ट्र के रोम-रोम से जैसे आनन्द के स्रोत फूट पड़े। 

2288 । अब तुम्हारे पास भीम ही शेष है!” शकूनि के चेहरे पर असाधारण 
क्रूरता थी। 


युधिष्ठिर की आँखों में बाण-बिद्ध मृग-शावक की पीड़ा उभरी, “युद्ध में हमारे 


सेनापति, जिनका हृदय विशाल और कंधे सिंह के समान चौड़े हैं, वल में जिनकी समानता 
करने वाला कोई पुरुष नहीं है, जो गदाधारियों में अगण्य तथा शत्रुओं के काल हैं। 
उन्हीं युवराज भीमसेन को मैं दाँव पर लगाकर तुम्हारे साथ खेलता हूँ।" 

शकूनि ने एक वक्र दृष्टि भीम पर डाली। उसका विचार था कि भीम स्वयं को 
दांव पर लगाए जाने का विरोध करेगा।“किंतु वह तो सिर झुकाए इस प्रकार चुपचाप 
निष्क्रिय बैठा था, जैसे उसने सुना ही न हो कि युधिष्ठिर ने दाँव पर किसे लगाया है ।“किंतु 
उसका चेहरा बता रहा था कि उसका मन शांत नहीं धा। वह अपने अमर्ष को दवा 
कर, उस पर इस प्रकार चढ़ा बैठा था, जैसे मल्लयुद्ध में अपने विपक्षी को दवा कर, 
कोई मल्‍ल उस पर चढ़ बैठता है। 

शकूनि ने पासे फेंके, “लो यह दोंव भी मैंने जीता।” 

दुर्यधिन हर्ष के उन्‍्माद में उठ कर खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठियाँ भिंच गई और 
भुजाएँ आकाश की ओर उठ गईं। मिंचे दातों में से जैसे अपना सुख संभाल न पाने 
के कारण प्रवल निनाद किया “उसकी दृष्टि आकर भीम पर टिक गई। 

“भीम | मेरा दास ।” उसने जैसे अपने-आप से कहा। 

भीम ने दृष्टि उठा कर भी नहीं देखा। वह दाँत भींचे, बैठा धरती को देखता रहा। 

शकुनि की तृष्णा घी डाली गई अग्नि के समान धधक रही थी, “युधिष्ठिर ! अब 
बिना हारा हुआ कौन-सा धन शेष है तुम्हारे” |" 

युधिष्ठिर को जैसे बहुत जल्दी थी। उन्होंने शकुनि को वाक्य भी पूरा नहीं होने 
दिया | बोले, “मैं अपने भाइयों में सबसे वड़ा हूँ। मैं स्वयं अपने-आप को दाँव पर लगाता 
हूँ। हार गया तो क्रीत दास के समान तुम्हारी सेवा करूँगा।” 

युधिष्ठिर का वाक्य पूरा हुआ ही था कि शकूनि ने स्पूर्ति-पूर्वक पासे फेंके, जैसे 
उसे भय हो कि युधिष्ठिर कहीं अपना दाँव वदल न दे। 

“लो। यह दाँव भी मैं ही जीता।" शकुनि ने ठहाका लगाया, किंतु उसकी हँसी 
जैसे कंठ में ही फेस गई, *धर्मराज ! यह तो अधर्म हुआ।” 

सारी सभा ने चकित होकर शकुनि की ओर देखा : पापी शकुनि और धर्म-चर्चा। 

“क्या हुआ सुवल पुत्र ?” युधिष्ठिर पूर्णतः शांत नहीं थे, उनके चेहरे पर उपलब्धि 
का हल्का-सा हास भी था, जैसे वह दाँव शकुनि ने नहीं, उन्होंने स्वयं जीता हो | 

“राजन ! बिना हारा हुआ धन शेष रहते हुए, स्वयं अपने-आप को हार जाना 
महान्‌ पाप है।" शकुनि वोला। 

“कौन-सा धन ?” 

“आपकी प्रियतमा | पंचाल राजकुमारी द्वुपदपुत्री कृष्णा"” 

भीम ने तमक कर शकूनि की ओर देखा, किंतु शकुनि ने उसकी ओर तनिक भी 
ध्यान नहीं दिया, “इस अधर्ममय कर्म का प्रतिकार होना चाहिए धर्मराज। यद्यपि तुम 
अपने-आप को हार चुके हो, और स्वतंत्र नागरिक नहीं हो। फिर भी मैं तुम्हें एक दाँव 
खेलने का अवसर दे रहा हूँ। तुम द्रौपदी को दाँव पर लगाकर खेलो | यदि तुम जीत 
गए तो न केवल तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम्हारा हारा हुआ सारा धन तुम्हें नौया दिया 
जाएगा।' शकुनि रुका, “और यदि तुमने चतुराई से जानवूझ कर द्रौयदी रूपी धन को 


धर्म/39 


बचा तिया है और उसे वचाए रखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि दास का घन 
भी उसके स्वामी का ही होता है। इसलिए तुम पंचाल राजकुमारी को दाँव पर नहीं भो 
लगाजगे, तो भी तुम्हारा धन होने के कारण, वह तुम्हारे स्वामी दुर्योधन का ही धन 
होगी |” ।” 

“महाराज | महाराज ! विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, “रोकिए | इन्हें गेकिए | यह सनर्य 
मत होने दीजिए महाराज !” 

धृतराष्ट्र ने कोई उत्तर नहीं दिया तो विदुर ने भीष्म की ओर देखा, “पितृष्य।' 

भीष्म की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। उन्हें दोनों ओर ही धर्म- 
संकट दिखाई दे रहा धा। शकुनि ने युधिष्ठिर को सव ओर से फॉस रखा था, धन शेप 
रहते, युधिष्ठिर द्यूत से उठ नहीं सकता था। द्रौपदी, उसकी पत्नी थी, अतः उसका धन 
धी। किंतु लोग पत्नियों को दाँव पर नहीं लगाया करते थे। शकुनि पंचाली को दाँव 
पर लगाए जाने का आग्रह कर रहा धा। उसका बचना तभी संभव था, जब या तो 
घृतराष्ट्र ही चूत रोक दे, या शकुनि ही मान ले कि युधिष्ठिर का धन समाप्त हो गया 
है [अच्छा होता कि युधिष्ठिर ने ही आरम्भ से अपने भाइयों तथा दास-दासियों को 
चूत से बाहर रखने का आग्रह किया होता"“अब यदि वह द्रौपदी को दाँव पर नहीं भी 
लगाता तो शकुनि दूसरी चाल चलेगा-दास का धन, उसके स्वामी का धन है। युधिष्ठिर 
2208 को किसी भी प्रकार बचा नहीं सकता'“यह पापी शकुनि। और उसका भांजा 
दुर्योधन" 

युधिष्ठिर क्षण भर मौन रहे, और फिर जैसे मन-ही-मन किसी निश्चय पर पहुँच 
कर बोले, “मैं द्रौपदी को दाँव पर लगाता हूँ। तुम उसे ही मेरा धन समझो ।” 

“घिक्‍्कार ! घिक्कार ! !” सभा के विभिन्‍न कोनों में से अनेक स्वर उठे। 

भीष्म को लगा, उनका सारा शरीर जैसे स्वेद से नहा गया था द्रोण और कृपाचार्य 
भी सिहर उठे थे। विदुर ने दोनों हाथों से अपना मस्तक थाम लिया, और अपने आसन 
पर गिससे गए। 

शकूनि ने पासे उठाए। 

सभा स्तब्ध धी। जाने अगले क्षण क्‍या होने वाला था। 

शकुनि ने एक शब्द भी नहीं कहा और पासे फेंके। 

“लो दुर्योधन ने द्रौपदी को भी जीत लिया।” शकुनि ने घोषणा की। 

दुर्योधन के मन की प्रसन्नता, उसके कंठ से फूटी और सारे शरीर में फैल गई। 

प्रसन्‍नता की हँसी समाप्त होते-होते दुर्योधन के चेहरे पर कठोर्ता प्रकट होने 
लगी। उसकी आँखों में जैसे कोई पिशाच अट्टहास कर उठा था। उसने एक वार 
दृष्टि उठा कर भीष्म की ओर देखा : पितामह अत्यन्त खिन्‍न मुद्रा में बैठे थे। 
निश्चित रूप से पांडवों के इस प्रकार पराजित और अपमानित होने से वे प्रसन्‍न नहीं 
हो सकते थे।“दुर्योधन प्रसन्‍न था कि पितामह राजा नहीं थे, वे राज-सेवक मात्र ये। 
वे ग़जा धृतराष्ट्र को आज्ञा नहीं दे सकते थे। कुल-वृद्ध होने के नाते, सभा में अधिक 
से अधिक अपना मत रखने को स्वतंत्र थे, किंतु वे धर्म का विरोध नहीं कर सकते थे। 
शकूनि ने उनके सामने, भरी सभा में चूत के नियमों के अनुसार द्रीपदी को जीता था, 


392/महासमर-4 


और युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा से उसे सार्वजनिक रूप से दाँव पर लगाया था।“'क्या 
कर सकते हैं भीष्म |“ 

“दुर्योधन ने द्रोण की ओर देखा, एक समय था कि अर्जुन उनको बहुत प्रिय 
था, उनका सर्वाधिक प्रिय शिष्य। पर क्या संयोग था कि अपने गुरु को प्रसन्‍न करने 
के लिए, जिस अर्जुन ने द्वपद को अपने शस्त्रबल से पराजित कर, द्रोण के चरणों में 
डाल दिया था, ह्वुपद की पुत्री से विवाह कर, वही अर्जुन अपने गुरु के लिए पराया हो 
गया। “दुर्योधन ने भी तब हृदय से पांचाली की कामना की थी, किंतु पांचाली उसे नहीं 
मिली | अच्छा हुआ कि नहीं मिल्री“नहीं तो वह गुरु द्रोण को खो चुका होता “आज 
उसके पास पांचाली भी थी और आचार्य द्रोण भीऔर जिस ढंग से उसने पांचाली 
को प्राप्त किया था, उससे आचार्य द्रोण, दुर्योधन से रुष्ट भी नहीं हो सकते । वह अर्जुन 
के समान आचार्य के लिए पराया नहीं हो सकता ।”अर्जुन ने पांचाली को प्राप्त कर 
द्ुपद का सम्मान बढ़ाया था, किंतु दुर्योधन ने उसे प्राप्त कर द्वुपद, धृष्ट्युमन, द्रौपदी 
तथा पांडवों-सबका ही अपमान किया है। आचार्य को न द्रौपदी से सहानुभूति है, न 
अर्जुन सेअर्जुन की हानि आज द्वुपद की हानि है, द्रोण की नहीं। अर्जुन और 
द्रौपदी का पक्ष आज द्वुपद का पक्ष है। द्रोण उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। वे 
अर्जुन की प्रसन्‍नता के लिए दुर्योधन का विरोध करने की न इच्छा कर सकते हैं, न 
साहस ।" 

दुर्योधन की दृष्टि कुछ और आगे बढ़ी” अपने पिता की ओर : राजा धृतराष्ट्र। 
कितना भी दायित्व-बोध हो राजा धृतराष्ट्र में, अपने भाई के पुत्र, उन्हें कितने भी प्यारे 
क्यों न हों, किंतु धृतराष्ट्र मूलतः पिता हैं, राजा नहीं। “और दुर्योधन जानता है कि 
पिता के रूप में धृतराष्ट्र कितने दुर्बल हो जाते हैं। त्रैलोक्य सुंदरी याज्ञसेनी द्रौपदी को 
स्वयंवर में उनका पुत्र बहुत इच्छा होने पर भी प्राप्त नहीं कर पाया था, तो पुत्र की 
वंचना से दुखी नहीं हुए थे क्‍या धृतराष्ट्र “आज वही द्रौपदी दासी के रूप में प्राप्त 
की थी दुर्योधन ने [जो न तो हस्वा है, न असाधारण रूप से लंबी, जो न अधिक कृष्णवर्णा 
है, न अधिक रक्‍्तवर्णा, जिसके नयन शरद ऋतु के प्रापुल्लित कमलदत्त के समान सुंदर 
और विशाल हैं, जिसके शरीर से शारदीय कमल के समान सुगंध निकलती रहती है, 
जिसके स्वेद-बिंदुओं से विभूषित मुख कमल के समान सुंदर और मल्लिका के समान 
सुगंधित है, जिसके केश नीले, लंबे और घुंधराले हैं, मुख और ओष्ठ अरुण वर्ण के 
हैं, जिसके अंगों पर रोम नहीं है, जिसके नख उभरे हुए तथा लाल हैं, जिसकी भौंहें 
बड़ी सुंदर हैं, उरोज स्थूल और मनोहर हैं'“आज वही द्रीपदी दुर्योधन ने प्राप्त की थी। 
पुत्र की इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर प्रसन्न नहीं होंगे क्या धृतराष्ट्र ?“किंतु उनकी आँखें 
ज्योति-विहीन हैं । उन्होंने द्रौपदी का सौन्दर्य देखा ही नहीं है” तो क्या ?*“यदि वे प्रसन्‍न 
न भी हों"“दुर्योधन एक बार दुखी होकर, आत्मधात की धमकी देगा, तो धृत्तराष्ट्र का 
सारा धर्मबोध और दायित्वबोध नवनीत हो जाएगा"और वह नवनीत, दुर्योधन के प्रेम, 
दुख, विरोध-किसी भी ताप को सहन नहीं कर सकेगा। 

दुर्योधन की दृष्टि पांडवों पर पड़ी : हारे हुए, पराजित, दीन-हीन निष्य्भ बैठे थे 
पाँचों भाई। कुछ निजी-शस्त्र उनके पास अवश्य थे, किंतु उन शस्त्रों का प्रयोग करने 


धर्म/393 


का मनोबल नहीं था उनके पास | उनकी सेनाएँ और सेनापति बहुत दूर थे। आस-पास 
कोई सहायक और मित्र नहीं था ।और यह मूर्ख युधिष्ठिर तो धर्मराज बनने के चक्कर 
में ऐसा सोच भी नहीं सकता। वह तो यही मानेगा कि यदि पांडवों ने स्वयं को दुर्योधन 
का दास मानना अस्वीकार किया, तो यह अधर्म होगा"“यह धर्मराज इतना तो जानता 
ही नहीं, कि यह प्रवंचक धर्म उसका कितना बड़ा शत्रु था” 

आज के समारोह के लिए निमंत्रण भेजते हुए, दुर्योधन बहुत सावधान रहा था। 
अपने एक-एक समर्थक को, उसने इतने आग्रह से बुलाया था कि उनके पास अपना 
कोई कितना भी आवश्यक कार्य रहा हो, उन्हें आना ही पड़ा था'” और पांडवों का एक 
भी मित्र और समर्थक नहीं बुलाया गया था | यदि कहीं द्वारका के यादव सभा में उपस्थित 
होते तो, पांडवों की यह स्थिति कदापि नहीं होती ।”चारों ओर दुर्योधन के मित्र और 
संबंधी थे । उनके पास शस्त्र थे। हस्तिनापुर में उनकी सेनाएँ सन्नद्ध खड़ी थीं। पांडवों 
की ओर से किसी प्रकार का प्रतिरोध होते ही, वे गाजर-मूली के समान काट दिए जाएँगे, 
जैसे इंद्रप्रस्थ में पांडवों की सभा में कृष्ण ने शिशुपाल को काट दिया था |"दुर्योधन 
का मन जैसे किसी अलौकिक उल्लास से भर उठा"“कितना शुभ दिन होगा वह ।“कितना 
अच्छा हो कि आज ही प्रतिरोध करते हुए पांडव, दुर्योधन के मित्रों के हाथों मारे जाएँ""यह 
काँटा सदा के लिए दूर हो जाएगा, और उनकी हत्या के लिए कोई दुर्योधन को तनिक-सा 
दोष भी नहीं देगा'जैसे शिशुपाल के वध के लिए कोई कृष्ण को दोषी नहीं ठहराता"" 

हाँ | एक विदुर है''तथाकथित आदर्शवादी, बुद्धिवादी, धर्मानुकूल परामर्श देने वाला 
मंत्री | यह व्यक्ति कभी राजभक्त नहीं हो सका"न्याय-अन्याय और धर्म-अधर्म का विचार 
करने वाला बुद्धिजीवी कभी राजभक्त हो भी नहीं सकता |” पांडवों के प्रति अपने मोह 
को विदुर न छिपाता है, न छोड़ता है “और दुर्योधन भी आज तक इसका कीई उपयुक्त 
उपचार नहीं कर सका है 

सहसा दुर्योधन की आँखें पैशाचिक उल्लास से चमक उठीं। 

“विदुर ।” उसने ऊँचे स्वर में कहा, “जाओ और पांचाली को सूचना दो कि पांडव 
उसे जुए में हार चुके हैं और अब वह हमारी दासी है। वह जहाँ भी हो, जिस अवस्था 
में भी हो, उसे तत्काल यहाँ उपस्थित करो !” 

विदुर के लिए दुर्योधन का व्यवहार सदा ही कष्टदायक रहा था |संबंध की दृष्टि 
से वह उनका भ्रातुष्पुत्र था, किंतु दुर्योधन के मुख से आज तक उनके लिए कभी पिठृव्य' 
संबोधन नहीं निकला था। वह आज तक उन्हें उसी प्रकार आदेश देता आया था, जैसे 
स्वयं राजा धृत्तराष्ट्र दिया करता था। धृतराष्ट्र के आदेशों में फिर भी कहीं छोटे भाई 
के प्रति स्नेह की ध्वनि होती थी, दुर्योधन के व्यवहार में न सम्मान था, न स्नेह “वह 
राजा नहीं था, सिंहासन पर तो धृतराष्ट्र ही बैठता था, किंतु सब जानते थे कि हस्तिनापुर 
का वास्तविक शासक कौन था। यहाँ सारा कार्य-संचालन दुर्योधन की ही इच्छा से होता 
था |“किंतु द्रौपदी को इस प्रकार दासी के रूप में जुआरियों की इस सभा में उपस्थित 
करने का आदेश"द्रौपदी इस कुल की पुत्रवधू है 

विदुर ने धृतराष्ट्र की ओर देखा : राजा की ओर से दुर्योधन के आदेश का कोई 
विशेध नहीं था। स्पष्ट ही धृतराष्ट्र का मौन दुर्योधन के आदेश को, राजाज्ञा का महत्व 


' 4/महासमर-4 


प्रदान कर रहा धाऔर इस समय तो जैसे सारी सत्ता, सारा पराक्रम, सारा राजतंत्र 
दुर्योधन की मुट्ठी में था" 

“विदुर |" दुर्योधन ने पहले से भी ऊंचे स्वर में कहा। 

विदुर समझ रहे थे कि वे इस भरी सभा में अकेले हैं। दुर्योधन से कोई सहमत 
हो या न हो, पर न कोई उसका विरोध करेगा, न विदुर का साथ देगा। जिन पांडवों 
का इतना अपमान हो रहा है, वे भी विदुर के स्वर के साथ अपना बल नहीं जोड़ेंगे। 
वे धर्म से बँधे बैठे हैं। विदुर को तो अपना ही भरोसा था।”पर दुर्योधन की बात का 
उत्तर देना व्यर्थ था। उन्होंने सीधे धृतराष्ट्र को ही सम्बोधित किया, “राजन । इससे पहले 
कि चूत-विजेता दुर्योधन की इच्छा पूरी करने के लिए कोई राजप्रासाद में जाए, इससे 
पहले कि पांडवों के प्रति कोई और गंभीर अपराध हो, मैं धर्म संबंधी एक प्रश्न राजाओं 
की इस सभा में रखना चाहता हूँ।” 

धृतराष्ट्र जैसे झंझोड़ कर किसी स्वप्न से जगाया गया था। वह इस राजसभा में 
धर्म संबंधी प्रश्न पूछे जाने की मनाही नहीं कर सकता था, यद्यपि विदुर का यह प्रश्न 
उसे भी व्यर्थ का बखेड़ा ही लग रहा था। वह जानता था, विदुर का प्रश्न कुछ भी हो, 
दुर्योधन को पसंद नहीं आएगा, और दुर्योधन की अप्रसन्‍नता की संभावना देखते ही, 
धृतराष्ट्र का मन कैसा खट्टा-सा हो जाता था।" 

“क्या है विदुर ?” 

“में रुजाओं और नीतिज्ञों की इस सभा से पूछना चाहता हूँ,” विदुर के स्वर में 
से पर्याप्त आवेश प्रकट हो रहा था, “कि जब धर्मराज युधिष्ठिर जुए में पहले स्वयं 
को हार चुके थे, तो उन्हें द्रौपदी को दाँव पर लगाने का क्या अधिकार था ?” 

दुर्योधन ने किसी को उत्तर देने नहीं दिया। वह आदेश देने की मुद्रा में उठकर 
खड़ा हो गया। उसका हाथ, अपनी गदा से इस प्रकार खेल रहा था, जैसे वह उससे 
प्रहर करने की तैयारी कर रहा हो | वह धृतराष्ट्र से संबोधित हुआ, न विदुर से। ऊँचे 
स्वर में उसने अपने सारधि को पुकारा, “प्रातिकामी। पांचाली द्रौपदी के पास तुम जाओ, 
और उसे यहाँ उपस्थित करो। वह विदुर तो कायर है। खाता हमारा है और सेवा धर्म 
की करता है। राजसेवक भी है, और राजाज्ञा का पालन भी नहीं करना चाहता |! 

विदुर ने धृतराष्ट्र की ओर देखा, शायद राजा, दुर्योधन की बात का प्रतिवाद 
करे, उसे विदुर का सम्मान करने के लिए कहे, ““यह द्यूत-विजयी उन्मत्त दुर्योधन की 
इच्छा हो सकती है, राजाज्ञा नहीं।“शायद धृतराष्ट्र कहीं यह स्पष्ट करे कि चूत 
क्रीड़ा शकुनि और युधिष्ठिर में हो रही थी, शकुनि की विजय-पराजय के लिए दुर्योधन 
व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी और अधिकारी था। हस्तिनापुर का शासन और राजा, उसमें 
से किसी का पक्षधर नहीं था। चूत हस्तिनापुर का शासन नहीं खेल रहा था''जब कोई 
राजा या राजतंत्र किसी क्रीड़ा-स्थल अथवा क्रीड़ा-मवन का निर्माण करवाता है, तो उसका 
लक्ष्य प्रजा का मनोरंजन होता है। राजा कोई पक्ष नहीं होता, किसी का पक्षधर नहीं 
होता, वह मात्र अधर्म और अन्याय का विरोध करने के लिए ही साक्षात्‌ अथवा प्रतीक 
के रूप में वर्तमान होता है'" 

किंतु घृतराष्ट्र के चेहरे पर कहीं दुर्योधन की इच्छा का कोई विरोध नहीं था। वह 


धर्म/395 


तो शायद मान रहा था कि उसके मन की बात दुर्योधन के मुख से उच्चारित हो रही 
थी। ऐसे राजा से न्याय और धर्म की क्‍या अपेक्षा की जा सकती थी ?** 

भीष्म भी धृत्तराष्ट्र की ही ओर देख रहे थे : कुलवृद्ध होकर भी न वे पौज्र के 
इस आदेश का प्रत्याख्यान कर रहे थे, न भ्रातुष्पुत्र को कोई शिक्षा दे रहे थे। वे राजसभा 
की मर्यादा की रक्षा कर रहे थे, या अपने मन के द्वन्दों और असमंजस में उत्तम्न कर 
रह गए थे ? 

प्रातिकामी सभा से बाहर चला गया। सबने उसे जाते देखा। वह न विदुर था, 
न मंत्री, न राजा का रकत-संबंधी | वह दुर्योधन की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता 
था। वह तो राज-कर्मचारी था। उसे तो राजाज्ञा का पालन करना ही था, और इस समय 
तो दुर्योधन की आज्ञा ही नहीं, उसकी इच्छा भी राजाज्ञा का बल रखती थी" 

विदुर की दृष्टि पांडवों पर पड़ी : वे लोग अपने अन्तर्दन्द से छीज कर, सिर 
झुकाए दीन-हीन स्थिति में बैठे थे। उनकी चेतना मानो लुप्त हो गई थी, मस्तिष्क जड़ 
हो गया था। वे जैसे न कुछ देख रहे थे, न सुन रहे थे। चारों ओर क्या-कुछ घट रहा 
था, उसका उन पर जैसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। वे लोग पत्थर हो गए थे। 
यदि वे कहीं बैठे न होते तो यही मान लिया जाता कि वे अचेत हो गए हैं" 

विदुर की दृष्टि अपने सामने आई प्रत्येक आकृति को देखती और परखती 
रही ।“किसी के चेहरे पर, दुर्योधन की विजय का मद था, किसी के चेहरे पर कुछ भीषण 
घटित होने की आशंका और त्रास"”'कुछ चेहरों पर विदुर को वितृष्णा भी दिखाई दी, 
किंतु विरोध ““विरोध की संभावना कहीं नहीं थी। भीष्म खिन्‍न लग रहे थे, कृपाचार्य 
प्रसन्‍न नहीं थे, दुर्योधन का अपना भाई विकर्ण कुछ रुष्ट लग रहा था"युयुत्सु अत्यन्त 
व्याकुल था” 

विदुर चुप कैसे रहते ! वे फिर बोले, “दुर्योधन ने यद्यपि मुझ पर कुछ आरोप लगाए 
हैं, फिर भी मैं उसकी आज्ञा को राजाज्ञा नहीं मानता। राजाज्ञा तो राजा के मुख से ही 
उच्चारित होनी चाहिए, और राजाज्ञा से पूर्व कुछ प्रश्नों पर विचार-विमर्श भी. होना ही 
चाहिए । 

“क्या है विदुर ?” धृतराष्ट्र ने पूछा अवश्य, किंतु उस स्वर में बहुत अनिच्छा थी। 

“मेरा निवेदन है राजनू ! कि पहले यह निर्णय किया जाए कि जब राष्ट्र का धन 
लगा कर, ऐसे चूत-भवनों का निर्माण किया जाता है, तो उनका उद्देश्य क्या होता है ?” 
विद्ुर का स्वर कुछ इतना ऊँचा हो गया था कि लगा, जैसे वे राजसभा की मर्यादा भूल 
गए हैं, और बहुत संभव है कि अपने आवेश में वे कुछ ऐसा कह जाएँ, जो उनके अपने 
लिए ही बहुत हितकर न हो। 

“ऐसे प्रश्नों का इस समय कौन-सा प्रसंग है, महानीतिज्ञ विदुर ?” शकुनि का स्वर 
तो बहुत शांत था, किंतु प्रत्येक शब्द शूल के समान नुकीला, चुभने वाला और कष्टकारक 
धा। 

“आज ही तो उपयुक्त प्रसंग उत्पन्न हुआ है| सुबलपुत्र ”” विदुर वातलिप के से 
सहज प्रवाह में कह गए, “जब राष्ट्र का धन लगाकर प्रजा की क्रीड़ा और मनोरंजन 
के नाम पर भवनों का निर्माण किया जाता है, तो वह इसलिए होता है कि प्रजा का 


396/महासमर-4 


मन क्रीड़ा की ओर उन्मुख हो। उनका शरीर स्वस्थ हो। उनमें प्राण की वृद्धि हो। वे 
मन और शरीर से स्वस्थ होकर, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाएँ। उनमें क्रीड़ा- 
भावना विकसमान हो। वे जीवन के निद्ृष्ट स्वार्थों में कम आसक्त हों | जय-पराजय 
की हा से ऊपर उठकर, वे स्वच्छ-निशछल मन से जीवन के उच्च धरातलों का स्पर्श 
करें, +कन्म्क 

“किंतु क्या ?” लगा, कर्ण जैसे किसी मूर्ख के प्रताप का रस ले रहा है। 

“किंतु यह कि राधासुत ! हस्तिनापुर में जब वैसे ही क्रीड़ा-मवन का निर्माण हुआ, 
तो उसमें पहला ही समारोह द्यूत-प्रेमियों का हुआ। धूर्त जुआरियों को एकत्रित कर, राजपुत्र 
अपनी राजनीति का छल-प्रपंच फैला रहे हैं, और कौरव वंश की कुल-वधू का अपमान 
होने जा रहा है” ।” 

प्रातिकामी अकेला ही लौट आया। द्रीपदी उसके साथ नहीं आई थी। 

विदुर की बात अभी पूरी नहीं हुई थी, किंतु सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का 
ध्यान प्रातिकामी की ओर चला गया था। स्वयं विदुर भी अपनी बात कहने से अधिक 
यह जानना चाहते थे कि द्रौपदी ने क्या कहा है ? 

“तू अकेला ही चला आया मूर्ख । दुर्योधन अपने क्रोध में भयंकर हो उठा था, 
“राजाज्ञा की अवज्ञा का फल तू नहीं जानता ? दुर्योधन को तूने कोई कोमल-हदय, 
क्षमा-परायण तापस समझ रखा है ?”“” जाने क्‍यों उसकी दृष्टि बहक कर युधिष्ठिर पर 
जा ठहरी थी। 

“युवराज !” प्रातिकामी काँप कर रह गया। 

हा “बोलता क्यों नहीं मूर्ख |” इस बार दुःशासन डपट कर बोला, “पांचाली क्यों नहीं 
आई ?* 

“राजकुमार /” प्रातिकामी बड़ी कठिनाई से बोला, “द्रुपदकुमारी ने कहा है कि मैं 
उनके पति धर्मराज युधिष्ठिर से पूछ कर आऊँ कि पहले वे स्वयं को द्यूत में हार दास 
हो जाने के कारण, दबाव में पांचाली को दाँव पर लगाने को बाध्य हुए, अथवा स्वयं 
स्वतंत्र रहते हुए अपनी इच्छा से द्यूत के व्यसन में इन्होंने अपनी पत्नी को दाँव पर 
लगाया ?” 

“तू मेरे आदेश का पालन करने गया था मूर्ख | अथवा उस दासी से आदेश प्राप्त 
करने " दुर्योधन ने रोषपूर्वक अपनी गदा से भूमि को खटखटाया , “जाकर कह दे, वह 
यहीं आकर, सबके सामने इस धर्मराज का उत्तर सुने | और हाँ ।” दुर्योधन अपनी वाणी 
को कुछ और सबल बना कर बोला, “उसे यह भी कह दे कि दासियों को आज्ञा-पालन 
का ही अधिकार है, प्रश्नोत्तर का नहीं |? 

पर प्रातिकामी वापस जाने के लिए तत्काल मुड़ा नहीं | वह जैसे इस उत्तर के साथ 
लौट जाने का वल एकत्रित कर रहा था। किंतु दुर्योधन का धैर्य चुक गया धा। उसने 
अपने अपैर्य में दुःशासन को पुकारा, “दुःशासन। मूर्ख प्रातिकामी नीच-जन्मा होने के 
कारण, हमारे दास इन पांडवों से डर रहा है। तुम स्वयं जाओ और उस पांचाली को 
ते आओ | यदि वह आनाकानी करे, अथवा वाद-विवाद का प्रयल करे, तो उसे बलात 
ले आओ । यह न हो कि धर्मपूर्वक जुए में जीती हुई, एक साधारण दासी से एक साधारण-सी 


धर्म/397 


आज्ञा का पालन करवाने के लिए, हस्तिनापुर के युवराज को स्वयं जाना पड़े।' 

“ अभी उस नीच और उद्धंड दासी को लाकर आपके चरणों में डाल देता हूँ! 
दुःशासन अपना उत्तरीय सँमालता हुआ, जिस ठसक से सभा से बाहर निकला, उससे 
उसका क्रूर मनोभाव अत्यन्त स्पष्ट था। 

पांडव अब भी कुछ नहीं बोले थे। युधिष्ठिर अपेक्षाकृत कुछ शांत दिख रहे थे। 
नकुल और सहदेव एकदम मलिन मुख, सिर झुकाए चुपचाप बैठे थे | एक भीम का आक्रोश 
जैसे उसके उग्र श्वासों के रूप में मुखर हो रहा था। वह कभी-कभी दृष्टि उठाकर युधिष्ठिर 
की ओर देख लेता था, और कभी उसकी आँखें क्षण भर के लिए भीष्म पितामह पर 
जा टिकती थीं। 

विदुर की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। एक से बढ़कर एक धर्मज्ञ 
और नीतिज्ञ विद्वानों और राजनेताओं की सभा में इन धर्मप्राण सरल पांडवों पर कैसा 
अत्याचार हो रहा था, जो न कभी सुनने में आया था, न देखने में | और यह सब था 
इस शोहदे दुर्योधन के कारण। एक खुला मदमत्त सांड दुर्बल राजाओं की पंचायत 
में घुस आया था और किसी को साहस नहीं हो रहा था कि उसे नाथे। एक दुष्ट पापी 
और अल्याचारी गुंडे के कारण सारी राजसभा निष्प्राण हो गई थी। हस्तिनापुर का शासन 
निःसत्व हो गया था। सारे आर्यावर्त में किसी का सम्मान, सम्मान नहीं रह गया था" 

“राजन ।” विदुर से अब मौन नहीं रहा गया, “आप अपने विवेक से क्यों देख 
नहीं पा रहे कि आपका यह युवराज कैसे भयंकर विनाश का बीज बो रहा है। यह संपूर्ण 
कुरुवंश का नाश करके ही रहेगा। ऐसे राजपुत्र वक्ष से लगाकर स्नेह देने योग्य नहीं 
होते। इसे विषैले नाग के समान दूर फेंक दीजिए | नहीं तो इसका उपद्रव कुरु-वंश में 
किसी को भी जीवित नहीं रहने देगा |** 

“विदुर ।” दुर्योधन मुखर रूप से अशिष्ट स्वर में बोला, “कुरु कुल और आर्य राष्ट्र 
की चिंता करने वाले अकेले तुम ही नहीं हो इस धरती पर। उनकी चिंता हम कर तलेंगे। 
हम जानते हैं कि तुम्हें किस की चिंता है। तुम्हें चिंता कुरु-वंश की नहीं, तुम्हें चिंता 
है, हमारे इन दास पांडवों की | पर अच्छा है कि अब तुम अपनी चिंता करे !” दुर्योधन 
ने विदुर को रक्तवर्णी आँखों से देखा, “तुमने जो कुछ मेरे विषय में कहा है, उसके 
पश्चात्‌ भी तुम्हारा सिर तुम्हारे कंधों पर है, यह मेरी ही क्षमाशीलता का प्रमाण है' 

विदुर को कृष्ण का स्मरण हो आया | ऐसी ही राजसभा थी इंद्रप्रस्थ में, जब शिशुपाल 
प्रलाप कर रहा था, और कृष्ण ने तर्जनी पर सुदर्शन चक्र धारण कर, छोड़ दिया था। 
दुर्योधन कह रहा था कि विदुर का सिर उनके कंधों पर था, और विदुर सोच रहे थे 
कि दुर्योधन का सिर उसके कंधों पर क्‍यों था ? कृष्ण ! कहाँ हो तुम ?“ 

“मैंने बहुत सुन लिया और सह लिया ।” दुर्योधन उसी आवेश में कह रहा था, 
तुम्हें मैं अधर्मी और पापी दीखता हूँ, और इस चूत-व्यसनी युधिष्ठिर को धर्मराज कहते 
हो। यह वह जुआरी है, जिसे द्यूत-मद में यह भी होश नहीं रहा कि वह किसे दाँव 
पर लगा रहा है, और किसे हार रहा है। नीच से नीच जुआरी भी अपनी पली को दाँव 
पर नहीं लगाता, और यह धर्मराज यह कुकृत्य करके भी अभी धर्मसाज ही बना हुआ 
है | तुम्हारे मुख से इसकी भर्त्सना के तो दो शब्द भी नहीं निकले | तुम्हारा सारा धर्म-विचार 


398/महासमर-4 


मेरे लिए ही है। यदि तुम युधिष्ठिर जैसे अधम जुआरी को ही धर्म की साकार प्रतिमा 
मानते हो तो, निश्चय ही तुम्हारे विवेक में मेरी तनिक भी आस्था नहीं है। में पिताजी 
से निवेदन करूँगा कि वे इस पर विचार करें कि तुम्हारे जैसे अविवेकी को राजसभा 
में रखने का कोई प्रयोजन भी है क्या ?*“ या फिर तुम स्वयं ही क्यों हमें छोड़ कर 
कहीं चले नहीं जाते“ यहाँ तो आज मैं युवराज हूँ, और कल राजा हो जाऊंगा।” 

विदुर के शांत चेहरे पर प्रकट हुए आवेश को देखकर लगता था कि अगले ही 
क्षण या तो वे सभा छोड़ कर चले जाएँगे, या कुरु-राज्य से अपने संबंध-विच्छेद की 
घोषणा कर देंगे** पर क्रमशः वे सायास अपना आवेश पी गए। अपनी चिर-परिचित 
शांत मुद्रा में लौट कर सहज भाव से बोले, “तुम्हारी इस इच्छा को मैं बहुत दिनों से 
जानता और पहचानता हूँ दुर्योधन | जैसे तुमने पांडु-पुत्रों को हस्तिनापुर से निकाल कर 
पहले वारणावत के लाक्षागृह में जलने को भेजा और फिर खांडवप्रस्थ के वनों में पटक 
दिया, वैसे ही तुम मुझे भी हस्तिनापुर से निकाल कर, मुझ से मुक्ति पा लेना चाहते 
हो, किंतु तुम्हारा ध्यान कदाचित्‌ इस ओर नहीं गया कि मैं इस राज्य का वेतन-भोगी 
मंत्री नहीं हूँ, जिसे तुम्हारी इच्छा के अनुसार नियुक्ति या निष्कासन दिए जा सकें। 
मैं अपने जन्म के अधिकार से इस राज्य में हूँ। जैसे भी हूँ; इस राज-परिवार का सदस्य 
हूं। महाराज धृतराष्ट्र का भाई हूँ। रक्त-संबंधों को राजा अथवा युवराज की इच्छा से 
समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता | तुम्हारी इच्छाओं को शासन-नीति के रूप 
में हस्तिनापुर अपना ले, तो इसी क्षण पितामह भीष्म भी इस राज्य की सीमाओं से बाहर 
दिखाई पड़ेंगे |” 

“विदुर । कर्ण ने उन्हें टोका। 

किंतु विदुर का प्रवाह नहीं टूटा। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर कर्ण को 
मौन रहने का संकेत करते हुए अपना कथन जारी रखा, “पर पितृव्य भीष्म का अधिकार 
तुम्हारी इच्छा पर आश्रित नहीं है।” हाँ। जब तुम राजा बन जाओ, और अपने वेतन 
भोगी मंत्री नियुक्त करने लगो, तो उसमें यह प्रतिबंध लगा देना कि मंत्री की योग्यता 
उसके राजा के विचारों से तादात्म्य के आधार पर मानी जाएगी। तुम्हें मंत्रणा के लिए 
मंत्रियों की नहीं, तुम्हरी अनैतिक इच्छाओं का समर्थन करने वाले चाटुकारों की 
जावश्यकता है।"” 

सहसा विदुर का प्रवाह भंग हो गया । वे मौन नहीं, मूक ही हो गए ।“वे ही क्या, 
सारी सभा अवाक्‌ हो गई थी” 

भीष्म के मन में मानो एक ज्वार उठा : खड़ग खींच लें और एक सिरे से इनके 
सिर धड़ से पृथक करते चल जाएँ।” किंतु न तो उनके पैरों ने साथ दिया, न हाथों 
ने। भीष्म का आवेश अब उनके मन तक ही सीमित होकर रह गया धा। वे केवल सोच 
सकते थे, उसे कार्य-रूप में परिणत करने का उन्हें अभ्यास नहीं रह गया धा। स्वयं को 
संयत और नियंत्रित करने के अनवरत अभ्यास के कारण, तुरंत निर्णय लेकर तत्काल 
उसे कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता ही जैसे उन से छिन गई थी। भीष्म, मन-ही-मन 
अनेक क्रांतिकारी और अपारंपरिक निर्णय करते थे, किंतु उनका शरीर अपने अभ्यास 
के दास के रूप में वही सब कुछ करता चला जाता था, जो वे अब तक करते आए 


धर्म/399 


थे। उनके मन में ऊहापोह चलता रहता था। उन्हें अनेक बार लगा था कि उनका मन, 
उनका अपना मन नहीं रह गया था। उसमें कोई एक विचार या विचार-परंपरा नहीं थी। 
वहाँ तो जैसे विवाद-सभा जुटी हुई थी। इतने सारे विरोधी विचार हस्तिनापुर की राजसभा 
में भी प्रकट नहीं किए जाते थे, जितने अकेले भीष्म के मन में जाग जाया करते थे। 

भीष्म, चूत के पक्ष में नहीं थे, किंतु धार्तराष्ट्रों और पांडवों ने जुआ खेला। स्वयं 
धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया | उसके आदेश से खेल आंरभ हुआ | उसकी अंधी आँखों 
के सामने, उसकी पूर्ण जानकारी में जुआ खेला गया।“और अब दुःशासन एक-वस्त्रा 
द्रौपदी को केशों से पकड़, घसीटता हुआ, सभा में ले आया है। भीष्म के खड़ग का 
एक प्रहार नहीं सह पाएगा, यह नीच दुःशासन। पर क्या भीष्म वार कर पाएँगे ?'“ 

अपने हाथ में खड़ग तौलने से पहले भीष्म अपने कर्म को मन में हजार बार तैलेंगे। 

जो कुछ हो रहा है, वह न्याय है ? धर्म है ? 

युधिष्ठिर ने धर्म-वंधन में वैध कर जुआ खेलना स्वीकार किया था। वह उसकी 
वाध्यता ही सही, किंतु धर्म मानकर उसने स्वयं दाँव लगाया था और वह द्रौपदी को 
हारा था | वह षड्यंत्र का वंदी था, किंतु उसने षड्यंत्र का विरोध नहीं किया, धर्म अर्जित 
करने का निश्चय किया*' वह निश्चित रूप से जानता था कि परिणाम क्या होमे जा 
रहा है” नहीं जानता था, तो उसे जानना चाहिए था। द्यूत की मर्यादा का पालन करने 
वाला युधिष्ठिर अवोध वालक नहीं था। वह राजसूय यज्ञ करने वाला चक्रवर्ती सम्राट्‌ 
धा। यदि वह विना सोचे-समझे, परिणाम से अनभिज्ञ जुआ खेल कर हार सकता है, 
तो कल इसी प्रकार परिणाम से अनभिज्ञ युद्ध भी कर सकता है। क्षत्रियों के लिए चूत, 
युद्ध का ही तो दूसरा रूप है'“ अहिंसक युद्ध | युद्ध में भी तो युधिष्ठिर को उसके परिणाम 
भुगतने पड़ेंगे, तो वह धूत के परिणाम को भी भुगतेगा"“ 

तो क्या धृत्तराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनि और दुःशासन का कोई दोष नहीं ? कोई अपराध 
नहीं ? जिस विधि से युधिष्ठिर को चूत के लिए बुलाया गया, सहमत किया गया, दाँव 
लगवाए गए*“ वह सब धर्म-संगत था ?"“ और द्रौपदी के साथ उनका यह व्यवहार ? 
द्रौपदी दासी है या अदासी, वह एक पृथक प्रश्न है, किंतु कोई दासी के साथ भी ऐसा 
व्यवहार करता है क्या ? यह व्यवहार मनुष्य के प्रति ?"स्त्री के प्रति ? 

भीष्म को लगा, उनका मन कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध खड़ा रह गया। कैसी स्थिति 
है उनकी : न वे इस व्यवहार का समर्थन कर सकते हैं, न इसे रोक सकते हैं ।“दासी 
के साथ ऐसा व्यवहार अनुचित है, किंतु दासी को सभा में बुलाने का अधिकार तो स्वामी 
को है“ पर द्रौपदी। द्रीपदी का क्या दोष है ? 

द्रौपदी का कोई दोष नहीं है“ भीष्म मानते हैं“ द्रौपदी की न चूत क्रीड़ा में सहमति 
रही होगी, न दाँव लगाने में, न हारने में |” किंतु अपने संबंधों का दंड तो द्रौपदी को 
भी भुगतना ही होगा*” विदुर का कया दोष था ? धृत्तराष्ट्र और पांडु के ही समान, वेद 
व्यास ने विदुर को भी उत्पन्न किया था। धृत्तराष्ट्र अंधा था, पांडु रोगी। उनमें से एक 
विदुर ही तो तन और मन से पूर्णतः स्वस्थ वालक था |” किंतु वह हस्तिनापुर का सजा 
नहीं बनाया गया, नहीं बनाया जा सका, और नहीं बनाया जा सकता |“ वह अपने संबंधों 
के कारण ही तो दंडित है। उसकी माँ न राज-कन्या है, न राज-वधू। वह दासी-पुत्र है, 


400/पम्रहासमर-4 


- अतः सारी योग्यताओं और क्षमताओं के होते हुए भी, वह राज-पुत्र नहीं बन सकता। 
इसमें किसी को तनिक भी अधर्म नहीं दीखता'“ 
द्रौपदी युधिष्ठिट की पतली है, अतः उसका धन है। इसे न युधिष्ठिर अस्वीकार 
कर सकता है, न द्रौपदी | द्रौपदी उसी संबंध का दंड भुगत रही है। क्या अधर्म है इसमें ? 
किंतु यह अमानवीय है ।”इसे तर्क चाहे स्वीकार करे, मनुष्य का मन स्वीकार नहीं 
कर सकता।” व्यक्ति मात्र संबंधों का ही तो दास नहीं है। वह अपने-आप में एक पूर्ण 
और स्वतंत्र अस्तित्व भी तो है | धर्म की दृष्टि में, वह केवल अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी 
है।"ब्यूत युधिष्ठिर खेले और दंड द्रौपदी पाए” यह कैसा न्याय है ? क्‍या यह धर्म 
है? 


भीष्म को लगा कि वे अगले ही क्षण द्रौपदी को मुक्त करने का आदेश दे देंगे 
किंतु तभी उनके विवेक ने उन्हें रोक दिया" एक दूसरा तर्क, हाथ बाँधे उनके सम्मुख 
खड़ा धा'” माता गंगा को अपने सात पुत्रों को जल-समाधि देकर जीवन-मुक्त करने 
का अधिकार किसने दिया था ? क्‍या दोष था, उन वालकों का ?** समाज-धर्म है कि 
संतान माता-पिता का धन है, पत्नी पति का धन है, छोटे भाई बड़े भाई का धन हैं। 
““ क्या भीष्म समाज के सारे विधान को उल्नट देना चाहते हैं ? तो भीष्म को ही क्या 
अधिकार था कि वे अंबा, अंबिका और अंबालिका को, उनकी इच्छा के विरुद्ध हरण 
कर लाए ? उन्होंने अपनी शक्ति और शस्त्र-कौशल के आधार पर, उन राज-कन्याओं 
पर अधिकार प्राप्त किया था, क्योंकि उनके अनुसार वह क्षात्र-धर्म था। उसी अधिकार 
से उन्होंने उनका विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया था।” माता सत्यवती ने उन्हें अपनी 
पुत्न-वधुओं के रूप में पाया था, और सास के रूप में प्राप्त अधिकार के आधार पर, 
उन दोनों बिलखती हुई राज-कन्याओं को वेद व्यास को सौंप दिया था" 

द्रौपदी को अर्जुन ने वीर्य शुल्का के रूप में प्राप्त किया था, और उसी अधिकार 
के बल पर उसे कुंती को सौंप दिया था। कुंती ने उसे पत्नी के रूप में अपने पाँचों 
पुत्रों को समर्पित किया। अपने उसी संबंध से वह युधिष्ठिर की पट्टमहिषी के रूप 
में सा के सिंहासन पर बैठी“ तो युधिष्ठिर उसी अधिकार से उसे घूत में हार भी 
सकता है“ 

यदि भीष्म ने इसका विरोध किया, तो परिवार में किसी को किसी पर कोई अधिकार 
नहीं रहेगा |” प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होगा, समाज-उच्छुंखल हो जाएगा"” भीष्म॑ समाज 
में उच्छृंखघलता फैलाना नहीं चाहते, किंतु समाज इसलिए तो नहीं बना था, कि नारी 
का अपमान हो, दीन-दुर्बल सताए जाएँ। समाज तो इसलिए बना था कि नारी की पूजा 
हो, दीन-दुर्बलों को संरक्षण मिले। परिवार, समाज का ही तो अंग है। वे इस परिवार 
के प्रमुख हैं। वे पितामह के रूप में दुर्योधन को आदेश दे सकते हैं, कि वह द्रौपदी 
को मुक्त करे। वह उनकी पौन्र-वधू है। उसके सम्मान की रक्षा उनका धर्म है” 

सहसा वे चौंके : वे परिवार के मुखिया तो हैं, और रहेंगे, तो क्या वे धृतराष्ट्र 
को आदेश देंगे ? राजा को आदेश देंगे ? वे राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे ? तो उस वचन 
का क्‍या होगा, जो उन्होंने माता सत्यवती के पिता को दिया था ? वय अथवा संबंध 
में तो वे सदा ही धृतराष्ट्र से बड़े रहेंगे। तो क्या वे सदा धृतराष्ट्र को आदेश देते रहेंगे ? 


धर्म/40 


ऐसे में धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का राजा कैसे रहेगा ? यदि वह उनसे आदेश प्राप्त करेगा, 
तो उसकी संप्रभुता का क्या होगा ? ““कदाचित्‌ इसीलिए राजा लोग अपने पुत्र का 
राज्याभिषेक करने के बाद वानप्रस्थ ले लिया करते हैं। न वे परिवार में रहेंगे, न 
शासन-व्यवस्था में हस्तक्षेप करेंगे” इसीलिए व्यास माता सत्यवती को अपने साथ अपने 
आश्रम में ले गए थे” किंतु भीष्म तो वानप्रस्थ भी नहीं ले सकते। वे हस्तिनापुर के 
शासकों के पालन-पोषण और उनकी रक्षा के लिए वचन-बद्ध हैं। वे ऐसा कोई कार्य 
नहीं कर सकते, जिससे हस्तिनापुर का शासन या शासक दुर्वल हो'“ वे वचन-बद्ध ही 
नहीं हैं, वे अभिशप्त हैं कि वे इस राजसभा में उपस्थित रहेंगे, सारा अधर्म और अन्याय 
अपनी आँखों से देखेंगे, सारे आवेग और आवेश, अपने हृदय पर झेलेंगे, किंतु अपने 
मुख से कुछ नहीं बोलेंगे" 

भीष्म को लगा कि उनका सारा आवेश जैसे उनकी दृष्टि में केन्द्रित हो गया है, 
और वह दृष्टि वन की किसी कुटिया में सुरक्षित बैठी सत्यवती की ओर बढ़ी है। सत्यवती 
ने आँखें उठाई हैं, और भीष्म की वेगवान दृष्टि स्तब्ध खड़ी रह गई है। 

सत्यवती मुस्कराई है, और उसने हल्के से पूछ है, “वचन का बोझ असहय हो 
उठा है पुत्र ?? 

भीष्म के हाथ जुड़ गए हैं, आँखें झुक गई हैं, स्वर कोमल हो आया है, “नहीं 
माता ! भीष्म वृद्ध अवश्य हो रहा है, किंतु उसके कंधे अभी इतने दुर्वल नहीं हुए हैं।"“ 


दुःशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में ला पटका था। द्रौपदी अपनी इच्छा से नहीं आई 
थी, उसे दुःशासन बलातू खींच कर लाया था, बाँह से पकड़ कर नहीं, खुले हुए अस्त-व्यस्त 
केशों को मुद्ठी में जकड़ कर। उसने सभा में पहुँच कर द्रौपदी के केशों को जोर का 
झटका देकर अपनी मुट्ठी खोल दी थी। केश खिंचने की शारीरिक पीड़ा अधिक थी या 
अपमान का आहत भाव” द्रौपदी स्वयं नहीं समझ पा रही थी। वह झटके को झेलने 
में असफल होकर, भूमि पर गिर पड़ी थी। भूमि पर बैठे हुए, उसने जब सेंभल कर 
अपनी दृष्टि उठाई तो आँखें डवडवाई हुई थीं। मुखाकृति पर असहायता, विवशता और 
४४ का मिश्रित भाव था। उसके दमित तेज में पीड़ा भी थी और आक्रामकता 
। ; 

वह अधिक देर तक उस स्थिति में बैठी नहीं रह सकती थी। वह उठकर खड़ी 
हुई, तो सब ने स्पष्ट देखा : वह एक वस्त्रा भी थी और रजस्वला भी। 

उसने अपने पतियों को देखा : वे सभा के एक कोने में दीन-हीन और मलिन-सी 
स्थिति में बैठे थे। उनके सिर झुके हुए थे। किसी ने गोपनीय ढंग से उसकी ओर देखा 
हो, तो देखा हो, किंतु प्रत्यक्ष रूप से आँखें उठाकर उसकी स्थिति को देखने का साहस 
किसी में नहीं था [* एक भीम अवश्य साँकलों में बैँधे गजराज के समान असहाय अवस्था 
में उत्तप्त श्वास छोड़ रहा धा। 

द्रौपदी को समझते देर नहीं लगी कि जो सूचना उसे दी गई थी, वह सत्य थी” 
धर्मराज चूत में सब कुछ हार चुके थे : उसे भी, अपने भाइयों को भी, और स्वयं अपने 


22/महासमर-4 


आपको भी प्रातिकामी ने ठीक ही बताया था। ऐसा न होता तो दुःशासन चाहे कितना 
भी उद्दंड और दुस्साहसी क्‍यों न हो, उसे इस प्रकार खींच कर यहाँ लाने का साहस 
नहीं कर सकता था। यदि उसके पति पराजित होकर दास न हो गए होते, तो उसे केशों 
से पकड़ कर खींच कर लाने वाला दुःशासन इस समय तक जीवित खड़ा नहीं रहता |" 
द्रौपदी की दृष्टि दुःशासन की ओर उठी | वह पैशाचिक मुस्कान ओढ़े अपनी मूंछें 
ऐंठ रहा था। दुर्योधन और कर्ण की ओर देखने का उसका साहस ही नहीं हुआ। 

“धर्मराज |!" उसने युधिष्ठिर की ओर देखा। 

"मैं धर्म के बंधन में बैंधा हूँ देवि !” युधिष्ठिर का निष्कंप स्वर सुनाई दिया, “मैं 
दूत में हार चुका हूँ। पहले स्वयं को, और फिर तुम्हें |“ 

“धर्म वह होता है, जो बंधनों से मुक्त करे |” द्रौपदी ने कहा, “यह कौन-सा धर्म 
है, जो आपको बाँघे हुए है, और अपनी पत्नी के सम्मान और शरीर की रक्षा से आपको 
रोक रहा है ?” 

युधिष्ठिर ने कुछ नहीं कहा। बस सिर झुका लिया। स्पष्टतः विरोधियों की इस 
सभा में वे अपनी पतली से धर्म के स्वरूप को लेकर विवाद नहीं करना चाहते थे। 

सहसा द्रौपदी चौंकी : धर्मराज ने उसे केवल यह सूचित नहीं किया था कि वे 
चूत में स्वयं को और उसे हार गए हैं*“उन्होंने यह भी सूचित किया था कि वे पहले 
स्वयं को हारे, और तब उन्होंने द्रीपदी को दाँव पर लगाया |” यह क्यों बताया धर्मराज 
ने ?“ द्रौपदी का तेज जागा'” यह अधर्म था। उसे धर्म मिलना चाहिए।”कौन देगा 
धर्म ?“ उसके पति तो सर्वथा हारे हुए और असहाय बैठे थे*” राजा। वह राजा से 
अपनी रक्षा और धर्म-संगत अधिकारों की माँग कर सकती थी। किंतु राजा धृतराष्ट्र 
है। उसने धर्म की माँग का तिरस्कार कर दिया, तो धर्म का न्याय कौन करेगा ? वह 
न्याय की माँग किससे करेगी ?*“ उचित है कि राजा से धर्म माँगने से पहले वह कुल-वृद्धों 
से ही धर्म माँगे। 

' “पितामह ! वह सभा नहीं है, जिसमें वृद्ध न हों, वह वृद्ध नहीं है, जो धर्म की 
बात न बताए, वह धर्म नहीं है, जिसमें सत्य न हो, और वह सत्य नहीं है, जो छल 
ये युक्त हो।” उसने भीष्म की ओर देखा, “धर्म की वात आपसे अधिक और कीन 
जानता है | कृपया अपनी पौत्र वधु के सम्मान की रक्षा के लिए बताएँ कि स्वयं अपने-आप 
को जुए में पहले हार चुके धर्मरज को कया मुझे दाँव पर लगाने का अधिकार था ? 
कृपा कर इस सभा को वताएँ कि मैं कुरुकुल की वधू तथा पांडवों की पतली हूँ, अथवा 
जुए में जीती गई दुर्योधन की दासी ?? 

पितामह अपने ही ऊहापोह से कम पीड़ित नहीं थे, अब द्रौपदी ने भी आकर उन्हें 
ही पुकारा था। उनके चेहरे पर असमंजस उभरा | असमंजस तो विलंव का पर्याय है। 
उन्हें समय चाहिए कि वे सोच-समझ सकें। किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकें |” पर द्रौपदी 
उन्हें पुकार रही थी, “कहिए पितामह। क्या यह धर्म है ?” 

भीष्य का मन हुआ कि अपने स्थान से उठकर द्रौपदी के पास जा, उसके सिर 
पर अभय का हाथ रख दें, और कहें, “बेटी, तू ने बहुत कष्ट सहा है। आज से मैं तुझे 
अभय देता हूँ। कोई तुझे तीखी दृष्टि से भी नहीं देखेगा।' 


धर्म/403 


किंतु तभी उनकी आंखों के सामने, उनके अपने पिता आ खड़े हुएमहाराज 
शांतनु ।माता गंगा, एक के पश्चात्‌ एक संतान को जल में विसर्जित कर जीवन-मुक्षति 
दे रही थीं” और शांतनु हाथ बाँधे खड़े थे ।” उनके धर्म ने उन्हें बाँध रखा था। उन्होंने 
वचन जो दिया था।”एक के पश्चाद्‌ एक पुत्र प्रवाहित होता रहा और शांतनु मौन-मूक 
खड़े रहे'” पिता भी चुप रहा, राजा भी,“और समाज भी” 

तो क्‍या युधिष्ठिर के वचन का कोई मूल्य नहीं ? वचन का पालन ही तो धर्म 
है” किंतु स्त्री के सम्मान की रक्षा भी तो धर्म है*” किस धर्म का पालन होगा ?'“ 

“धर्म का स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है पांचाली ।" भीष्म के मुख से जैसे उनकी असहायता 
प्रकट हुई, “इसके विषय में मैं अभी कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहा! 

द्रौपदी के हृदय पंर जैसे वज़पात हुआ | उसकी कल्पना में भी नहीं था कि पितामह 
इस प्रकार उसकी धर्म की पुकार को ठाल जाएँगे, और इन क्रूर धार्तराष्ट्रों की पिशाच-लीला 
के सम्मुख उसे असुरक्षित छोड़ देंगे ।“पितामह ही तो धर्म के स्तंभ हैं। इस कुरुकुल 
में धर्म तो टिका ही उनके आधार पर है।” और आज वे ही कह रहे हैं कि धर्म का 
स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म होता है। क्या वे देख नहीं पा रहे हैं कि उनकी पौन्न-वधू किस 
प्रकार सार्वजनिक रूप से अपमानित की जा रही है | इस प्रकार तो कोई साधारण क्रीतदासी 
भी कभी अपमानित नहीं की जाती ।“इस समय परिवार के रक्षक पितामह, अपना धर्म 
नहीं समझ पा रहे"ओह कृष्ण ! सखा कृष्ण ! कहाँ हो तुम ? तुम होते तो बताते कि 
धर्म का स्वरूप क्या है। तब कोई न कह पाता कि धर्म का स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है, 
इसलिए निष्क्रियता त्था जड़ता ही काल-धर्म है 

द्रौपदी राजा धृतराष्ट्र के सम्मुख जा खड़ी हो गई, “राजनू। वैसे तो मैं आपकी 
पुत्र-वधू हूँ, किंतु इस समय प्रजा के रूप में आप से न्याय की याचना कर रही हूँ। 
कृपया व्यवस्था दें कि क्या कुरुकुल-वधू द्रौपदी, जुए में धर्मपूर्वक जीत ली गई और 
वह अब दासी हो गई है ?” 

धृतराष्ट्र भावना-शून्य-से चुपचाप बैठे रहे । लगा, कदाचित्‌ वे कोई उत्तर नहीं देंगे। 
0" के लिए यह आवश्यक भी नहीं कि वह प्रजा की प्रत्येक पुकार की प्रतिध्वनि 

ही। 

द्रौपदी ने पुनः पुकारा, “राजनू। मैं दया नहीं माँगती। मैं धर्म माँग रही हूँ।” 

“तुमने राजा को पुकारा है पांचाल राजकुमारी ।” सहसा धृतराष्ट्र वाचाल हो उठा, 
“तो मैं राजा का ही न्याय करूँगा। इस राजसभा की साक्षी में दो पक्षों ने चूत खेला 
है। चूत बिना दाँव के नहीं होता। युधिष्ठिर ने दूत के धन के रूप में तुमको दाँव पर 
लगाया, और वह हार गया | राज-धर्म यही कहता है कि तुम विजयी पक्ष की दासी हो ।” 
जीती गई वस्तु पर विजयी पक्ष को आधिपत्य दिलाना.भी तो राजा का ही धर्म है।”” 

द्रौपदी के मुख से चीत्कार फूटा, “राजनू।" 

धृतराष्ट्र की दृढ़ता में तनिक भी कमी नहीं आई, “या फिर तुम यह कह दो 
पांचाली कि युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह तुम्हें अपने धन के रूप में 
धूत के दाँव पर लगाता। कह दो कि वह तुम्हारा स्वामी नहीं है|” 

“पुत्र, दास तथा रुटा आश्रित रहने वाली स्त्री का अपना कोई धन नहीं होता।" 


560 म २-4 


कर्ण ने धृतराष्ट्र की बात पूरी होते-होते कहा, “युधिष्ठिर पांचाली को दाँव पर न भी 
लगाता, तो भी दास के धन के रूप में पांचाली दुर्योधन की दासी हो ही चुकी थी।” 

द्रौपदी ने कर्ण की ओर ध्यान भी नहीं दिया। उसने पुनः धृतराष्ट्र की ओर देखा | 
धृतराष्ट्र का चेहरा खिल गया था, मानो कर्ण ने वह बात कह दी थी, जो स्वयं धृतराष्ट्र 
से, इच्छा होने पर भी, अब तक कहीं नहीं जा सकी थी। 

“धर्मराज मेरे पति हैं!” द्रौपदी तनिक भी हतप्रभ नहीं हुई, “उन्हें मुझ पर पूर्ण 
अधिकार है। मैं उनका धन हूँ। ऐसी स्थिति में जब वे स्वयं को हार चुके थे, दास 
हो गए थे, उनके धन के रूप में, मैं बिना दांव पर लगाए ही जीत ली गई थी। “किंतु 
यदि ऐसा होता, तो मुझे दाँव पर लगाने को आवश्यकता ही कया थी ? मुझे दाँव पर 
लगाकर जीता गया, इसका अर्थ ही यह है कि इस सभा ने चूत की मर्यादा के अन्तर्गत 
यह स्वीकार किया कि दास के धन के रूप में पली को हस्तगत करने का अधिकार 
विजयी पक्ष को नहीं है।” द्रौपदी का स्वर आत्मबल से परिपूर्ण था। 

“हमने तुझे धर्मपूर्वक जीता है ।” दुर्योधन जैसे आपे से बाहर होता जा रहा था। 

“धर्म का ही निर्णय करने को कह रही हूँ।" द्रीपदी बोली, “एक-एक बात का निर्णय 
होता चले तो अच्छा है। पहले यह निर्णय कीजिए कि स्वयं को धूत में हार गए और 
दास हो गए व्यक्ति की पत्ती और संतान, क्‍या विजयी पक्ष का धन हो जाते हैं ? यदि 
हाँ। तो कृष्प और बलराम की बहन सुभद्रा भी दुर्योधन की क्रीत दासी हो गई, क्योंकि 
वह दास अर्जुन की पत्नी है। उसे भी मेरे ही समान केशों से पकड़ कर, घसीट कर, 
यहाँ लाने का साहस है किसी में ?” द्रौपदी की दृष्टि क्षण भर के लिए भीष्म और 
धृतराष्ट्र के चेहरों पर टिकी, “और यदि दास पांडवों की पली के रूप में मैं धार्तराष्ट्रों 
की दासी हो ही गई थी, तो मुझे दाँव पर क्‍यों लगाया गया ? जीते हुए धन को कोई 
दुबारा दाँव पर लगाता है क्या ? यदि ऐसा है, तो धर्मराज अपने हारे हुए धन में से 
प्रत्येक वस्तु को पुनः दाँव पर लगा सकते हैं। तो फिर चूत समाप्त क्‍यों कर दिया 
गया का 

“में कहता हूँ, हमने तुझे धर्मपूर्वक जीता है।” दुर्योधन ने किसी मूढ़ के समान 
अपनी गदा को धरती पर पटका। 

“जीता तो तब होता, जब स्वयं को हार जाने के पश्चात भी धर्मराज को मुझे 
दाँव पर लगाने का अधिकार होता। किसी दास का किसी अदास पर, स्वतंत्र नागरिक 
पर ऐसा अधिकार हो ही कैसे सकता है ? 

धृतराष्ट्र के कान जैसे सुन्‍्न हो गए।” वह आगे और कुछ नहीं सुन सका" 

थुधिष्ठिर चाल्ाकी कर गया ।' उसका मन चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा था, 'धर्मराज 
धूर्तता कर गया। शकुनि स्वयं को बहुत चतुर समझता है, किंतु निकला मूर्ख ही। यदि 
इस मूर्ख शकुनि ने युधिष्ठिर से द्रौपदी को दाँव पर लगवाने की मूर्खता न की होती" 
तो बिना दाँव पर लगाए ही, पांचाली ही नहीं, पांडवों की अन्य पलियाँ भी, उनकी 
संतानें भी दुर्योधन का धन होतीं" किंतु युधिष्ठिर शकुनि को मूर्ख बना गया, यह एक 
दाँव युधिष्ठिर ही जीता” और यही सब से बड़ा दाँव धा। हाथों में पासे लिए बिना, 
युधिष्ठिर ने शकुनि को ऐसा मूर्ख बनाया है 


धर्म/405 


“राजनू |” द्रौपदी ने पुनः उच्च स्वर में पुकारा, “न्याय कीजिए। बत्ताइए, धर्म क्या 

है?” 

धृतराष्ट्र को लग रहा था, जीती गई द्रौपदी, दुर्योधन के हाथ से निकल्ली जा रही 
है।” दुर्योधन के लिए यह शोक असहय होगा। वह आल्मघात कर लेगा।" 

“राजन ।” द्रीपदी ने पुनः चीत्कार किया, “धर्म क्या है ?” 

धृत्तराष्ट्र खीझ उठा, “धर्म तो इतना ही है कि तुम्हें युधिष्ठिर चूत में हार गया 
है, और किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने धन को चूत के दाँव पर लगाए"" | 

द्रौपदी स्तब्ध खड़ी रह गई।” उसके सम्मुख जो व्यक्ति राजसिंहासन पर बैठा 
हुआ था, वह न उसका ससुर था, न कुरुओं का कुल्-वृद्ध, न वह राजा था न न्यायकर्ता, 
न वह अपनी प्रजा को पहचानता था, और न अपने धर्म को | वह तो अंधा शासन था, 
जो केवल पशुबल को पहचानता था” और धर्म में बंधे पांडव, पशुबल का सहारा कभी 
नहीं लेंगे 
“धर्मराज !” द्रौपदी युधिष्ठिर की ओर बढ़ी। 

धर्मराज युधिष्ठिर का सिर अपनी असहायता में और भी झुक गया। उनके मुख 
से एक भी शब्द नहीं निकला। द्रीपदी स्पष्ट देख रही थी कि धर्म-बंधन में बँधे धर्मरज 
न केवल उसकी रक्षा करने में असमर्थ थे, दास के रूप में कंदाचित वे यह कहने को 
भी तैयार नहीं थे कि यह अधर्म था, और इसका विरोध होना चाहिए। वे यदि इतना 
भी कह देते, तो शेष उनके भाई देख लेते*“किंतु युधिष्ठिर का इन्द्र द्रौपदी समझती 
थी" न वे यह मान सकते थे कि द्रौपदी उनका धन नहीं थी, और न वे यह मान सकते 
थे कि स्वयं को हार कर अपने धन का हारना अधर्म था। धर्मराज होकर वे अधर्म कैसे 
कर सकते थे ?'“ किंतु इस अवस्था में भी द्रीपदी के मम का कोई एक अंश, अपने 
पति की बुद्धिमत्ता पर मुग्ध था'“ उसे शेष धन के रूप में बचाकर, स्वयं को दाँव पर 
लगाया, और फिर उसे भी दाँव पर लगा दिया" धर्मराज ने यदि उन दोनों में से कोई 
एक काम न किया होता, तो द्रौपदी के पास अपनी रक्षा के लिए कोई संबतल नहीं रह 
जाता [" 

“धनंजय ।” 

अर्जुन ने अपना सिर उठाया ही नहीं । वह पृथ्वी को अपने अंगूठे से कुरेदता रहा। 

“पवन पुत्र भीम [” 

भीम ने अपनी आँखें उठाकर, एक क्षण के लिए द्रौपदी को देखा, और फिर क्रुद्ध 
बैल के समान नथुनों से फूत्कार छोड़ते हुए, युधिष्ठिर की ओर देखा, किंतु बोला वह 
भी कुछ नहीं। 

द्रौपदी फफक कर रो पड़ी। नकुल और सहदेव को उसने पुकारा ही नहीं | जब 
ये दोनों महावीर ही निष्क्रिय हुए बैठे हैं, तो बेचारे नकुल और सहदेव क्या करेंगे" 

“दुहाई है कुरुकुल के सम्मान की |" 

दुर्योधन ने मानो हँसी के रूप में विष उगला, “दासी का साहस तो देखो। अपने 
मान-सम्मान से कुरुकुल के मानापमान को तौलती है।”” वह ऊपर से हँस रहा था, 
किंतु भीतर से अपने बुरी तरह भयभीत मन को भी पहचान रहा था” उन्होंने पांडवों 


406/महासमर-4 


को भय अथवा शासन के नहीं, धर्म के बंधन में बाँध रखा था, किंतु द्रौपदी के तकों 
ने उन बंधनों को पर्याप्त शीयल कर दिया था। यदि वह उन्हीं तर्कों पर अड़ी रही, 
धर्म की दुहाई देती रही, और उसे इस सभा में तनिक भी समर्थन मिल गया, तो वह 
उसके हाथों से निकल जाएगी |” संभव है कि भीम ही विद्रोह कर उठे | एक बार उसके 
मन से धर्म का भय हट गया, तो वह अपनी गदा उठा लेगा" दुर्योधन को कुछ करना 
होगा'“अभी | इसी क्षण। कुछ इतना भयानक कि अर्जुन के गांडीव के समान भयंकर, 
पांचाती की जिहवा उसके तालू से चिपक जाए'” वह एक शब्द भी न बोल सके" धर्म 
की गुहार तक न कर सके" 

दुर्योधन की मुखाकृति असाधारण रूप से क्रूर और कूटिल हो उठी'“दुःशासन | 
उठो, दासी को उसके सम्मान का मूल्य समझा दो!" और जैसे उसने सभा के कानों 
में खौलता हुआ सीसा उंडेला, “केशों से पकड़ो और खींच कर खड़ी कर दो इसे, दासी 
को इन वस्त्रों में सभा में नहीं आना चाहिए। निर्वस्त्र कर दो इसे" |” 

भीम के मुख से एक फूत्कार निकला, और उसने धधकती हुई आँखों से युधिष्ठिर 
की ओर देखा। फिर जैसे उसने अपनी असहायता का पुनः अनुभव कर अपनी दोनों 
मुद्दियाँ भूमि पर दे मारीं। 

दुःशासन अपने स्थान से उठा | सारी सभा स्तब्ध खड़ी देख रही थी : क्या दुःशासन, 
दुर्योधन का कहा, पूरा करेगा ? 

विदुर एकटक उसे देख रहे थे। उनकी दृष्टि से छिपा नहीं था कि दुःशासन सहज 
नहीं है। वह इतना उत्तेजित क्‍यों है ? वह इतना भयानक क्‍यों दिख रहा है ? क्या वह 
भयभीत है ? क्‍या वह जानता है कि दुर्योधन के आदेश और अपने मन के कलुष से 
जो दुष्कर्म वह करने जा रहा है, उससे पांडव कितने क्रूद्ध हो जाएँगे, और उसका मूल्य 
दुःशासन को ही चुकाना होगा" क्या वह अपने उस भय को दवाएं रखने के लिए इतना 
भयंकर बनने का प्रयल कर रहा है ?"* 

दुःशासन ने द्रौपदी के निकट जाकर, जैसे क्षण भर अपने बल को तौला और 
फिर एक झटके से, उसके केश पकड़ लिए। द्रौपदी ने तमक कर अपना झुका हुआ 
सिर ऊपर उठाया” 

भीम अपने स्थान पर बैठा नहीं रह सका। वह उठकर खड़ा हो गया और जैसे 
आकाश को भेद देने के लिए ऊपर आँखें उठाकर बोला, “युद्ध में इस नीच दुःशासन 
का वक्ष चीर कर, मैंने इसका रक्तपान नहीं किया, तो मैं पांडु-पत्र भीम नहीं” 

द्रौपदी ने भी न्याय की याचना की मुद्रा एक झटके के साथ त्याग दी। वह भीम 
के स्वर में अपना तेजस्वी स्वर मिल्रा कर बोली, “राजसूय यज्ञ के पश्चात्‌ अवभृथ स्नान 
करने वाले ये केश, जो तूने खींचे हैं नीच | ये जब तक तेरे वक्ष के रक्त से नहीं धुलेंगे 
तब तक इनकी वेणी नहीं बनेगी ।” 

दुःशासन ठिठक गया। उसके हाथों से द्रौपदी के केश छूट गए। उसकी आँखों 
में एक भय कौंधा। उसे लगा, वे द्रौपदी के केश नहीं, सहस्रों जिहवाएँ लपलपाते हुए 
नाग थे, उसने उन्हें पकड़ा नहीं, और उन्होंने उसे डसा नहीं। 

और ,भीमसेन की प्रतिज्ञा ।“वाल्यावस्था में कितनी ही बार वह भीम से गदा-युद्ध 


घर्म/407 


और मल्ल युद्ध कर चुका है। भीम ने कितनी ही बार उसे अखाड़े में पटक-पटक कर 
मारा है।“वह सब तो अभ्यास था, क्रीड़ा थी” और इस समय तो भीम क्रोध में है| 
यदि सचमुच ही इस समय वह अपनी गदा लेकर कूद पड़ा, तो फिर उसकी गदा की 
चोट से दुःशासन को कोई नहीं बचा सकेगा “: दुयंधिन भी नहीं। सेनाएँ खड़ी की 
खड़ी रह जाएँगी, और भीम उसका वक्ष फाड़ डालेगा” उसे न पितामह रोकेंगे, न गुरु 
द्रोण और न कृपाचार्य। जब दुर्योधन को ही कोई नहीं रोक रहा, तो भीम को ही कोई 
क्यों रोकेगा"” 

एक सिहरन-सी उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। 

धृतराष्ट्र ने इन प्रतिज्ञाओं को सुना। उसका दृष्टिहीन चेहरा भी इनसे अप्रभावित 
नहीं रह सका। अनिष्ट की आशंका, उन अंधी आँखों से भी प्रकट हो रही थी।* पर 
कया वह दुर्योधन के आनन्दोत्सव में विष्म डाल सकता है*” या"” या द्रौपदी के उत्ीड़न 
के माध्यम से पांडवों का यह अपमान, उसे भी सुख की सिहरन दे रहा है“ पांडवों 
से पराजित, अपमानित और हेठा होकर दुर्योधन बार-बार रोया है | उसकी पीड़ा ने धृत्तराष्ट् 
को भी रुलाया है” आज दुर्योधन का यह महोत्सव चाहे धर्म है या अधर्म, न्याय है 
या अन्याय"” पर इसमें पांडवों की हार हुई है, वे अपमानित हुए हैं 

तभी विदुर का स्वर पुनः गूँजा, “ऱजन्‌। अब भी समय है। चाहो तो कुरुकुल 
को बचा लो। मैं कहता हूँ कि यह अधर्म है। यदि हस्तिनापुर की राज्य-सभा धर्म की 
रक्षा नहीं करेगी, तो धर्म भी उसकी रक्षा नहीं करेगा ।” 

“विदुर !” दुर्योधन का स्वर जैसे खड़ग की धार लिए हुए था, “तुम अपनी रक्षा 
करो। चुपचाप बैठ नहीं सकते, तो सभा से बाहर निकल जाओ!” 

विदुर का चेहरा अपमान से लाल हो उठा, किंतु न वे दुर्योधन से संबोधित हुए, 
न सभा से बाहर गए। सभा से बाहर जाकर, क्या वे इस यातना से मुक्त हो पाएँगे ? 
क्या वे धर्म, न्याय अथवा पांडवों की रक्षा कर पाएँगे ? आवेश में बाहर निकल गए, 
तो दुर्योधन का मन-चाहा ही करेंगे। आवेश को दबा कर ही रखना होगा। 

इससे पहले कि विदुर दुर्योधन को कोई उत्तर देते या उसकी उपेक्षा कर, धृतराष्टर 
से पुनः धर्म की रक्षा का अनुरोध करते, धृतराष्ट्र पुत्र विकर्ण उठ कर अपने स्थान पर 
खड़ा हो गया, “मैं विदुर काका का पूर्ण समर्थन करता हूँ। मैं क्षत्रियों की इस सभा से 
अनुरोध करता हूँ कि वह इस पाप-व्यवहार में हस्तक्षेप करे। इस अधर्म और अन्याय 
को रोके । हस्तिनापुर की राजसभा में एक सत्ती नारी का अपमान होगा, तो इस पाप 
के प्रायश्चित्त स्वरूप भार्गव परशुराम को एक बार फिर से पृथ्वी को क्षत्रियों से रिक्त 
करना पड़ेगा। पांडवों को अपने परिजनों के रूप में इस उत्सव पर आनन्द और मनोरंजन 
में सम्मिलित होने के लिए बुलाया गया था। उनका अपमान करने के लिए नहीं। द्रौपदी 
इस कुल की वधू है। उस सती का अपमान'"* 

विकर्ण की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कर्ण जैसे तड़प कर उठा खड़ा हो गया 
और अपने गंभीर स्वर में बोला, “विकर्ण ! बड़ों के सम्मुख बोलने और उनका विरोध 
करने से पहले, अपनी बुद्धि और तर्क-क्षमता को भी तौल लेना चाहिए। जिन पांडवों 
का समर्थन कर रहे हो, उनसे ही यह सीख लो कि अवस्था में स्वयं से बड़े लोगों की 


बुद्धि पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो कि कुलवधू समा में नहीं 
आती, किंतु वेश्याएं तो सदा ही सभाओं में बुलाई ही नहीं, नचाई भी गई हैं।” कर्ण 
के मन का समस्त कलुष उसके चेहरे पर प्रकट हो गया, “द्रौपदी कुलवधू नहीं है। पाँच 
पतियों की भार्या, कुलवधू हो ही कैसे सकती है। वह कुल है। वह वेश्या है। उसे 
चाहिए कि अब वह अपने हारे हुए इन दास पतियों को त्याग कर अपने लिए कोई 
नया पुरुष खोज ले। सर्वश्रेष्ठ तो यह है कि वह युवराज की भोग्या हो जाए।" कर्ण 
का चेहरा विकृत भावों से काला हो गया था, “दुःशासन | तुम पांडवों के साथ-साथ इस 
वेश्या के भी वस्त्र उतार, उसे निर्वस्त्र कर दो” 

भीष्म ने जिस दृष्टि से कर्ण को देखा, वह कह रही थी कि 'मुझे पहले ही पत्ता 
था कि तू निकृष्टतम धातु का बना हुआ पिशाच है। तू कोई अच्छी बात सोच ही कैसे 
सकता है।' किंतु उन्होंने जिहवा से कुछ नहीं कहा | उनके मौन ने अवश्य कहा, 'तुम 
जैसे शोहदों के मुँह कौन लगे।' 

दुर्योधन की वासना को कर्ण के वाक्य से बल मिला। अनायास ही उसके दाहिने 
हाथ ने अपनी दाहिनी जंघा से वस्त्र हटा दिया, और हाथ के संकेत से द्रौपदी को अपनी 
जंधा पर बैठने का निमंत्रण दिया। मुख से उसने एक शब्द भी नहीं कहा। 

भीम ने चिंघाड़ कर, अपनी गदा उठा ली, लगा, वह लपक कर दुर्योधन तक जा 
पहुँचेगा, और एक ही प्रहार में या तो उसकी जंघा तोड़ देगा, या उसका मस्तक चूर 
कर देगा। 

सभा में सनसनी फैल गई। सबके हाथ जपने शस्त्रों तक जा पहुँचे। भीष्म को 
लगा कि सर्वनाश का क्षण आ पहुँचा है। जो क्षति दुर्योधन और शकुनि नहीं कर पाए, 
वह इस कर्ण ने कर दी। . 

धृतराष्ट्र अपनी अंधी आँखों में उत्सुकता और जिज्ञासा भरे, शून्य में घूर रहा 
था : जाने क्‍या हो रहा है, सभा में। 
रे कर ने भीम का हाथ पकड़ लिया, और दबे हुए स्वर में बोला,“क्या कर रहे 

भाई ?! 

“छोड़ दो अर्जुन ।' भीम के स्वर में फुफकार थी, “यदि दुर्योधन को नहीं मारा, 
तो मेरा हाथ धर्मऱज पर उठ जाएगा।” 

अर्जुन की दृढ़ता में तनिक भी कमी नहीं आई, “स्थिति की गंभीरता को समझो। 
वे हमें इतना अपमानित करना चाहते हैं कि हमारा घैर्य-चुक जाए और हम धर्म ल्ाग 
दें। धर्म-अधर्म को भूलकर, हम या तो उनसे भिड़ जाएँ, या आपस में लड़ मरें। इन 
दोनों ही परिस्थितियों में हमारा सर्वनाश हो जाएगा भाई।” 

भीम की समझ में कुछ आया, और कुछ नहीं भी आया। युधिष्ठिर और अर्जुन 
का धर्म-बंधन उसे रोक रहा था, और उसका आक्रोश ध्वंस मचा देने के लिए अकुला 
रहा था। 

परिणामतः भीम के हाथ-पैर तो नहीं हिले, किंतु उसकी जिहवा मुक्त हो गई, मैं 
पांडु-पुत्र भीमसेन प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस दुष्ट युवराज दुर्योधन की जंघा इसी गदा 
से तोडूँगा। न तोडूँ तो मुझे सदगति न मिले।” 


धर्म/409 


भीम की प्रतिज्ञा का सबसे अधिक प्रभाव धृतराष्ट्र पर हुआ। उसे अब पता चला 
कि सभा में उसकी अंधी आँखों के सम्मु्ध कुछ और अघटनीय घट गया है। 

दुर्योधन ने भयंकर अट्हास किया। अपने उस अट्टहास की अनुरणन ध्वनि उसने 
अपने हृदय में भी अनुभव की उसे लगा, यदि उसने कोई भंयकर आघात कर भीम 
को तत्काल मौन नहीं किया, तो जो भय वह भीम के मन में उत्पन्न करना चाहता है, 
वह उसके अपने मन में जम जाएगा" 

“दास भीम। गदा मेरे पास भी है, और जंघा तुम्हारी भी है।” और सहसा वह 
दुःशासन की ओर मुड़ा, “दुःशासन। दासी को निर्वस्त्र करो!” 

दुःशासन का काँपता हुआ हाथ द्रौपदी के वस्त्र की ओर बढ़ा, और आधी सभा 
जैसे अपने स्थान पर उठकर खड़ी हो गई। 

द्रौषदी ने अपनी प्रज्वलित आँखें आकाश की ओर उठाई | सभा में उपस्थित किसी 
व्यक्ति से अब कोई आशा नहीं थी। उसके मुख से आर्त्त स्वर फूटा, “मैं महाराज पांडु 
की पुत्र-वधू, वीर पांडवों की पत्नी, पंचाल वीर द्वुपद की पुत्री, धृष्टयुम्न की बहन और 
वासुदेव कृष्ण की सखी हूँ।"” 

दुःशासन का हाथ ठिठक गया | उसके कानों में निरंतर एक ही स्वर गूँज रहा था"" 
मैं वासुदेव कृष्ण की सखी हूँ 

उसने अपना मस्तक झटका और द्रौपदी की ओर क्रूर दृष्टि से देखा। 

“मेरा ऐसा अपमान, जैसा कभी किसी साधारण दासी का भी नहीं हुआ। शत्रुघाती 
मधुसूदन ! सखा कृष्ण ! कहाँ हो तुम। मेरे पति मेरी रक्षा नहीं कर रहे। समर्थ होकर 
भी वे धर्म के रूप में अधर्म के बंधन में बँघे हैं। स्वयं अपनी मर्यादा से बँधे वे असमर्थ 
हैं| तुम समर्थ हो कृष्ण | तुम धर्म के मर्मज्ञ हो | तुम जानते हो, यह धर्म नहीं है। इनका 
नाश करो कृष्ण। मेरी रक्षा करो।"” 

दुःशासन की आँखों के सम्मुख इंद्रप्रथथ की सभा घूम गई, मधुसूदन, शन्नुघाती 
कृष्ण। कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर सुदर्शन चक्र रखकर फेंका था, और शिशुपात का 
मस्तक कट कर भूमि पर जा गिरा था।” और सहसा दुःशासन को लगा, उसके चारों 
ओर सुदर्शन चक्र ही सुदर्शन चक्र हैं। वे उसके कंठ के बहुत निकट थे। अभी उसका 
मुंड भी कट कर धरती पर लुढ़कने लगेगा" 

दुःशासन की उठी भुजा लटक गई । उसके पगों के नीचे धरती जैसे डोल रही 
थी। उसका मस्तक स्थिर नहीं था। वह अपना माथा पकड़ कर बैठ गया" 

सभा में भीषण कोलाहल मच गया। 

“क्या हुआ ? क्‍या हुआ ?” धृततराष्ट्र ने पूछा, “क्या हो गया ?” ' 

भीष्म अलन्त उद्देलित हो उठे थे*" उन्होंने शासन में हस्तक्षेप न करने की प्रतिज्ञा 
कर रखी थी, माता सत्यवती के सम्मुख हस्तिनापुर राज्य और राजपरिवार की रक्षा की 
प्रतिज्ञा भी तो उन्होंने ही की थी। यदि इस सोपान पर भी वे धृतराष्ट्र को यह घातक 
और नृशंस क्रीड़ा बंद करने का परामर्श नहीं देते, तो कुरुकुल का नाश होकर रहेगा। 
ऐसे में वे शासन में हस्तक्षेप न करने का संकल्प चाहे निभा लें, किंतु राजकुल की रक्षा 
की उनकी प्रतिज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा। 


“क्या हो गया ?” धृतराष्ट्र ने पुनः पूछा। 

“होते-होते रह गया |" भीष्म बोले, “फिर भी बहुत कुछ हो गया। अब भी यदि. 
कुरुकुल की कुशल चाहते हो, इसे यहीं रोक दो। द्रौपदी की रक्षा करो। पांडवों का राज्य 
उन्हें लौय कर उन्हें मुक्त कर दो |? 

धृतराष्ट्र की अंधी आँखों ने उस दिशा में देखा, जिधर दुर्योधन बैग था। 

तभी अपनी दासियों के साथ गांधारी, सभा के भवन पर प्रकट हुई, "मुझे महाराज 
के पास ले चलो।' 

धृतराष्ट्र चौंका, गांधारी क्या करने आई है इस सभा में ? 

दासियों ने लाकर गांधारी को धृतराष्ट्र के निकट बैठा दिया। 

“क्या बात है गांधारी ?” घृतराष्ट्र ने धीरे से पूछा। 

“मुझे ज्ञात हुआ है कि दुःशासन एकवस्त्रा द्रौपदी को केशों से पकड़ घसीट कर 
सभा में लाया है।" गांधारी वोली, “वह अपनी रक्षा के लिए मेरे कक्ष की ओर भागी 
थी, किंतु दुःशासन ने उसे मेरे पास पहुँचने नहीं दिया।” गांधारी ने टोल कर धृतराष्ट्र 
की भुजा धाम ली, “मैंने पांचाली को अपने भवन में इसलिए नहीं ठहराया था कि वह 
वहाँ असुरक्षित रहे और मेरा अपना ही पुत्र उसे इस प्रकार घसीरता ले आए ४ गांधारी 
की पकड़ कुछ दृढ़ हुई और उसका स्वर कठोर हो गया, “गंधार के राजप्रासाद से मैं 
तो पशुवल से घसीट कर हस्तिनापुर लाई ही गई थी, अब क्‍या कुरुकल की वधुएँ भी 
घसीटी जाकर सभाओं में लाई जाएँगी ?” 

“क्या चाहती हो ?” धृतराष्ट्र ने पूछा। 

“ट्रोपदी को मुक्त कीजिए और पांडवों को उनका राज्य लौटा दीजिए |" 

“दुर्योधन नहीं मानेगा |” 

“आपके पुत्र आपके नियंत्रण में रहने चाहिए ।” गांधारी वोली, “दुर्योधन न माने 
तो उसका त्याग कीजिए | वह अपने शत्चुओं से युद्ध करे, राजनीति के षड्यंत्र रचे, किंतु 
मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, जो नारी के सम्मान की रक्षा न कर सके!” 

“गांधारी । 

“हाँ महाराज | यह मेरा अंतिम निर्णय है'“।” 

दुर्योधन ने अपने पिता का निष्प्राण सा चेहरा देखा, तो सहम गया। यह क्‍या हो 
गया है राजा धृतराष्ट्र को ? वे इतने भयभीत तो कभी दिखाई नहीं दिए। दुःशासन 
का इस प्रकार भयभीत होकर चकरा कर गिर जाना” माता का इस प्रकार सभा में आना 
और पिता का इस प्रकार भयभीत हो जाना |" दुर्योधन को लगा, उसकी सारी उपलब्धियों 
पर उसका यह वृद्ध, अंधा और अदूरदर्शी पिता, पानी फेर देगा। किससे भयभीत हैं 
ये लोग ? कृष्ण से ? वह कब से अनुभव कर रहा है कि कृष्ण का बढ़ता हुआ प्रभाव 
उसके लिए बहुत हानिकारक है। कृष्ण जिस प्रकार देवत्व की ओर बढ़ता जा रहा है, 
उससे अन्य लोग उसके सामने एकदम बौने होते जा रहे हैं। दुःशासन का भय, उसके 
मन की दुर्बलता न मानकर, कृष्ण की शक्ति का चमत्कार मान लिया जाएगा।” इसी 
से भयभीत होकर, उसके पित्ता कहीं कोई अनर्थ न कर बैठें। 

वह धृतराष्ट्र कि निकट आया, “पिताजी |” 


धर्म/4] 


“हाँ पुत्र ।” 

क्या हुआ ?” 

“तुम्हारे पितामह और तुम्हारी माता ने कहा है कि यदि मैं कुरुकुल् का हित चाहता 
हूँ, तो पांडवों का धन और राज्य उन्हें लौटा कर, उन्हें दासत्व से मुक्त कर दूँ। 

“आपने क्या सोचा है ?? 

मैं सोचता हूँ कि उन्होंने उचित ही कहा है।” 

"पिता जी। यदि आपने ऐसा कुछ कर दिया, तो हमारा सारा प्रयास निष्फल हो 
जाएगा । पांडवों के मन में आजतक हमारे लिए शत्नुता का भाव नहीं धा। आज जो 
कुछ हुआ है, उसके पश्चात्‌ वे हमारे शत्रु ही हो सकते हैं। यदि आपने उन्हें मुक्त कर 
दिया, तो वे अपनी सेनाएँ लेकर हस्तिनापुर पर चढ़ दौड़ेंगे।” 

“मैं जानता हूँ पुत्र ।” 

'फिर भी आप उन्हें मुक्त करने की सोच रहे हैं ?” 

तुमने कहा था कि तुम इस चूतक्रीड़ा के माध्यम से पांडवों के ऐश्वर्य का हरण 
करना चाहते हो | वह तुम कर चुके | तुमने उनके राज्य का भी हरण किया |“किंतु तुम 
अपने मन को संयत नहीं रख पाए । तुम्हारे मन में द्रौपदी की आकांक्षा भी जाग उठी 

|४ 

“ऐसा नहीं है पिताजी ! वह हमारी दासी मात्र है|” 

हस्तिनापुर के संजप्राकाद में और भी लो इतनी दासियाँ हैं, और किसी दासी को 
तो राजसभा में बुलाकर, निर्वस्त्र करने का प्रयल नहीं किया गया।” 

“उसने मुझे इंद्रप्रस्थ में अपमानित किया था पिताजी |” 

“उसने तुम्हारे प्रति अपनी घृणा प्रकट की थी, तुम उसके प्रति अपनी आसक्ति 
प्रकट कर रहे हो ९ 

कैसे पिताजी ?” 

“दासी होने के नाते उसे इतना अपमानित किया जा रहा है कि उसके लिए दासत 
असहय हो उठे, और अपनी मुक्ति के लिए, कुछ भी करने को तैयार हो जाए। तुम्हारा 
वह मित्र कर्ण उसे उकसा रहा है कि वह कोई और पति चुन ले, ताकि वह दासत्व से 
मुक्त हो सके। ऐसे में वह किसे चुनेगी”” तुम्हें या कर्ण को ?” 

“पिताजी। यह बात नहीं है।” 

“यही बात है दुर्योधन !” धृत्राष्ट्र ने कहा, “मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता इसलिए 
तुम्हारी बात मान जाता हूँ। किंतु पुत्र, मुझे अपने कुल की रक्षा भी करनी है। पांडवों 
को धूत में हम कर, उनसे धन ले लेने में हस्तिनापुर की समृद्धि थी, कुरुकुल का 
नाश नहीं। इसलिए मैं सहमत हो गया था, किंतु पांडवों और द्रौपदी को दास बनाकर 
पीड़ित करने में सारा कौरव-वंश नष्ट हो जाएगा। भीम की प्रतिज्ञाएँ तुमने सुन ही ली 
हैं।”मैं यह नहीं होने दूँगा दुर्योधिन।” 


सेनाओं के साथ हम पर टूट पड़ेंगे।” 

“वे अपने धर्म से बँधे बैठे हैं.” धृत्तराष्ट्र ने उत्तर दिया, “उनके मित्र और संबंधी 
नहीं। एक कृष्ण का नाम सुनकर दुःशासन को चक्कर आ गया | जब कृष्ण और धृष्टद्युम्न 
अपने अन्य मित्रों के साथ अपनी सेनाएँ लेकर आएँगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा ? और 
युद्ध तो होगा ही। भीमसेन की प्रतिज्ञाएँ सुन ली हैं न" 

दुर्योधन स्तब्ध-सा खड़ा अपने पिता को देखता रहा, और फिर चेतावनी भरे स्वर 
में बोला, “उन्हें मुक्त कर देने से, उनका राज्य उन्हें लौटा देने से युद्ध नहीं होगा ?* 

“नहीं । वे कृतज्ञ होकर, अपनी ओर से युद्ध नहीं करेंगे ! 

“युद्ध तो अब होगा ही पिताजी । उसे आरंभ चाहे कोई करे ।” दुर्योधन दृढ़तापूर्वक 
बोला, “आप यदि यह समझते हैं कि उन्हें मुक्त कर देने से युद्ध नहीं होगा, तो आप 
उन्हें मुक्त कर दें, किंतु उनका राज्य और धन-धान्य, मैं उन्हें लौयने नहीं दूँगा) यदि 
आपने ऐसा कुछ किया तो फिर या तो मैं आत्मघात कर लूँगा, या हस्तिनापुर छोड़ कर 
वनों में चला जाऊँगा।" 

धृत्तराष्ट्र के कुछ कहने से पूर्व ही गांधारी ने कठोर स्वर में कहा, “तो तू अपना 
निर्णय इसी क्षण कर ले। द्रौपदी अब और अपमानित नहीं होगी।” 

धृत्तराष्ट्र की दृढ़ता में दरारें पड़ गई, “नहीं | पुत्र को इस प्रकार तिरस्कृत मत 
करो। कोई ऐसा मार्ग निकालो कि साँप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।" 

“पांडवों और द्रौपदी से कहिए कि वे कह दें कि युधिष्ठिर को उन्हें दाँव पर लगाने 
का कोई अधिकार नहीं था ।” दुर्योधन बोला, “वे घोषणा करें कि धर्मराज का यह कृत्य 
अधर्मयुक्त था।” 

“नहीं । वे अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे।” धृतराष्ट्र ने पूर्णतः आश्वस्त स्वर में कहा। 

धृतराष्ट्र का आत्मविश्वास देखकर दुर्योधन हतप्रभ रह गया। कुछ क्षणों में स्वयं 
को सँभाल कर बोला, “ठीक है। तो फिर उन्हें प्रतिबंधयुक्त, दासत्वमुक्ति दीजिए |” 

“कैसा प्रतिबंध ?? 

“उनकी स्वतंत्रता, उनका राज्य और धन-वैभव उन्हें विभिन्न चरणों में लौटाया 
जाएगा ।” दुर्योधन बोला | 

“नहीं। उनको अभी दासत्व मुक्ति दो ! गांधारी बोली, “इसी क्षण |” 

“माँ ? दुर्योधन हताश होता जा रहा था। 

“ठहरो |” धृतराष्ट्र का स्वर पर्याप्त संयत और शांत था, “तुम क्या चाहते हो 
दुर्योधन ?* 

*वे लोग अपनी दासत्व-मुक्ति के प्रतिशोध में बारह वर्षो तक वनवास करेंगे।” 
दुर्योधन बोला, “उन्हें पूर्णतः मुक्त तभी माना जाएगा, जब वे बारह वर्षो का वनवास 
सफलतापूर्वक पूर्ण कर एक वर्ष का अज्ञातवास करेंगे। यदि हमने उस एक वर्ष में उन्हें 
खोज निकाला, त्तो वे पुनः बारह वर्षो के लिए वनवास करेंगे, और तेरहवाँ वर्ष" 

नर अज्ञातवास। यदि अज्ञातवास के उस एक वर्ष में हम उन्हें खोज नहीं पाए, तो हम उनका 
« राज्य और धन-धान्य उन्हें लौट देंगे।? 
धृतराष्ट्र ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की कि शायद गांधारी कुछ बोले, किंतु गांधारी कुछ 


धर्म/43 


नहीं बोली तो धृतराष्ट्र ने कहा, “यदि कुरुकुल पर संकट न आए, तो मैं तुम्हारी किसी 
इच्छा का विरोध कभी न करूँ दुर्योधन | किंतु तुम्हारी इच्छाएँ अपनी सीमा नहीं जानतीं, 
और सीमा तो सागर की भी होती है, जहाँ उसकी लहरें रेत में अपना अस्तित्व खो देती 
हैं या चच्चनों से टकरा कर लौटा करती हैं।” 

दुर्योधन ने कोई उत्तर नहीं दिया। 

धृतराष्ट्र ने अपना राजदंड ऊँचा किया। कोलाहल शांत हो गया। 

“पुत्री कृष्णे ।” धृतराष्ट्र ने अपने स्वर को साध कर कहा, “तुम्हारे प्रश्न का उत्तर 
किसी ने भी नहीं दिया। उस प्रश्न का उत्तर मेरे पास भी नहीं है। कई बार ऐसी स्थिति 
आ जाती है कि धर्म-अधर्म का निर्णय कठिन हो जाता है ।” 

द्रौपदी समझ नहीं पा रही थी कि पुत्र तथा पत्ती के साथ विचार विनिमय कर, 
धृतराष्ट्र ने क्या निश्चय किया है | 

"यदि हम मान लें कि स्वयं को हार जाने के पश्चात तुम्हें दाँव पर लगाने का 
अधिकार युधिष्ठिर को नहीं था, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि युधिष्ठिर ने तुम्हें 
दाँव पर ज़गा कर अधर्म किया ।” धृतराष्ट्र ने कहा, “और यदि हम यह स्वीकार करें 
कि स्वयं को हार कर भी तुम्हें दाँव पर लगाने का अधिकार युधिष्ठिर को था, तो प्रश्न 
उठता है कि एक दास को स्वतंत्र नागरिक पर इस प्रकार का अधिकार हो ही कैसे सकता 
है। इस प्रकार धर्म-अधर्म का निर्णय करना कठिन है पुत्री ।” धृतराष्ट्र ने रुक कर कहा, 
“पर यह धर्म-सभा नहीं, क्रीड़ा-सभा है। इसलिए राजा के रूप में मैं धर्म का नहीं, क्रीड़ा 
का निर्णय कर रहा हूँ।'” 

सारी सभा के कान खड़े हो गए : क्या निर्णय कर रहे हैं धृतराष्ट्र | 

“यह क्रीड़ा थी, अतः क्रीड़ा ही रहेगी।” धृतराष्ट्र ने कहा, “यह वास्तविक चूत 
होता, जिसमें वस्तुतः एक दूसरे के धन-हरण का प्रयत्न होता, तो मैं उसे आरंभ में 
ही रोक देता। मैंने उसे इसलिए नहीं रोका, क्योंकि यह तो अपने बंधु-बांधवों से मिलने 
का एक अवसर था | अतः क्रीड़ा में विजयी दल वस्तुतः पराजित दल के धन का स्वामी 
नहीं होता। थोड़ा-सा दंड भुगत कर पराजित दल पुनः अपनी वास्तविक स्थिति को 
प्राप्त कर लेता है। मैं चाहता हूँ कि इस क्रीड़ा में भी वही हो।” 

धृतराष्ट्र ने मौन होकर अपनी अंधी आँखों से सभा की प्रत्येक दिशा में देखा, 
जैसे जानना चाह रहा हो कि उसकी इस भूमिका का सभा पर कैसा प्रभाव पड़ा है |“उत्तर 
में जब कोई कुछ नहीं बोला, तो धृतराष्ट्र ने पुनः कहा, “द्रौपदी दासी है या नहीं” इसका 
निर्णय धर्म करे, पर यदि द्यूत के नियमों के अधीन वह दासी है भी, तो कुलधर्म का 
निर्वाह करते हुए, मैं उसे दासत्व से मुक्त करता हूँ। कुरुकुल की पुत्र-वधू दासी नहीं 
हो सकती |” धृतराष्ट्र रुका, “कुरुकुल के पुत्र भी दास नहीं रह सकते। इसलिए पाँचों 
पांडव दासत्व-मुक्ति के प्रतिशोध में बारह वर्षो तक वनवास करेंगे। वन में वे पूर्णतः 
अदस होंगे, कितु न वे किसी राज्य में प्रवेश करेंगे, और न राज्य स्थापित करेंगे, और 
न सैन्य-संग्रह करेंगे। यदि वे वारह वर्षो का यह प्रतिबंधित वनवास पूरा कर लेंगे, तो 
तेरहवें वर्ष में अज्ञातवास करेंगे। यदि अज्ञातवास की अवधि में उन्हें खोज निकाला 
गया, तो उन्हें पुनः वारह वर्षो के लिए वनवास करना होगा ।” और यदि उन्हें अज्ञातवास 


में कोई खोज नहीं पाया, तो वे इंद्रप्रस्थ के राज्य को अपने धन-धान्य के साथ पुनः 
प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।” 

भीष्म को लगा कि धृतराष्ट्र ने इस समय चरम धूर्त्तता का प्रमाण दिया है। उसने 
पांडवों से उनका सर्वस्व छीन कर भी एक प्रकार से उन्हें अनुगृहीत ही किया है। उसने 
अपने पुत्रों को पांडवों और उनके मित्रों के क्रोध से सुरक्षित कर लिया है'“ और पांडव ।'“ 
भीष्म ने अनुभव किया, अपने इन पौत्रों के प्रति उनके मन में स्नेह से कहीं अधिक 
श्रद्धा जन्म ले रही थी” उन्होंने प्रतिकार में समर्थ और सक्षम होते हुए भी, यह सारा 
अपमान सहा, किंतु अपना धर्म नहीं छोड़ा। कितने उदात्त मानव हैं वे ! तभी तो कृष्ण 
उनसे इतना प्रेम करते हैं |” और यह दुर्योधन !'“ दुष्ट''नीच'" अत्याचारी और अहंकारी। 
कैसी बाध्यता है भीष्म की कि इसे भी उन्हें अपना पौत्र स्वीकार करना पड़ता है। 


धर्म/45 


